भागवत संप्रदाय 


संप्रदायों का 


के 


( भारतवर्ष के मुख्य वैष्णव 
एक गम्भीर अध्ययन ) 





लेखक 
बलदेव उपाध्याय 


हिंदू विश्वविद्यालय, काशी 


प्रकाशक--नागरीप्रचारिणो सभा, काशों 
मुद्क--महताबराय, नागरीसुद्रण, काशी 

प्रथम संस्करण सं० २०१० वि०, २००० प्रतियाँ 
मूल्य ६) 


माला का परिचय 


जोधपुर के स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसादजी मुंसिफ इतिहास ओर विशेः 
पतः मुललिम-काल के भारतीय इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता और प्रेमी 
थे, तथा राजकीय सेवा के कामों से वे जितना समय बचाते थे, वह सब 
वे इतिहास का अध्ययन और खोज करने अथवा ऐतिहासिक पंथ लिखने 
में ही लगाते थे | हिंदी में उन्होंने अनेक उपयोगी ऐतिहासिक ग्रंथ 
लिखे हैं जिनका हिंदी संसार ने अच्छा आदर किया | 

श्रीयुत मुंशी देवीप्रसाद की बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि हिंदी 
में ऐतिहासिक एुस्तकों के प्रकाशन की विशेष रूप से व्यवस्था की जाय । 
इस काय के लिए उन्‍होंने ता० २१ जून १६१८ को ३४०० रुपया अंकित 
मूल्य ओर १०५०० रु० मूल्य के बंबई बंक लि० के सात हिस्से सभा 
को प्रदान किए थे और आदेश किया था कि इनकी आय से उनके नाम 
से सभा एक पेतिहासिक घुस्तक्माल्ला प्रकाशित करे। उसी के अनुसार 
सभा यह दिवींग्रछाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला? प्रकाशित कर रही है । 
पीछे से जब बंबई बंक अन्यान्य दोनों प्रसीडेसी बंकों के साथ सम्मिलित 
होकर इंपीरियल बंक के रूप में परिणत हो गया, तब सभा ने बंबई बंक 
के हिस्सों के बदले में इंपीरियल बंक के चोौदह हिस्से, जिनके मूल्य का 
एक निश्चित अ्रंश चुका दिया गया है, ओर खरीद लिए और अब यह 
पुस्तकमाला उन्हीं से होनेवाली तथा स्वयं अपनी पुस्तकों के बिक्री से 
होनेवाली आय से चल रही है। मुंशी देवीप्रसाद का वह दान-पत्र काशी 
नागरीप्रचारिणी सभा के २६ वें वार्षिक विवरण में प्रकाशित हुआ है । 


भगवत-प्राथना 


१ 


परत्रह्मानन्दे सकल सुखन्धे स्वरसतः 
चतइन्द्र-मन्दाकृतिदलुजकन्दाइडुरहरे । 
श्रियः कन्दे नन्दात्मज उदितचन्द्र-स्मितमुखे 
मुकुन्दे स्पन्दों मे भवतु मनसो इन्द्रविरते! ॥ 
“«चैदाननद 


२्‌ 


सत्यानन्ताचिन्त्य-शक्त्येकपत्षे 
सर्वाध्यन्षे भक्तरचातिदत्ते । 
श्रीगोविन्दे विश्व-स्गांतिकन्दे 
पूर्णानन्दे नित्यमास्तां मतिमें ॥ 
--बलदेव विद्याभूषण 


वक्तव्य 


२क-+०००नू के) 3०००-२वकरन 


भारतीय घम तथा तत्त्वज्ञान के प्रेमियों के सामने भागवत 
संप्रदाय” नामक नवीन ग्रंथ प्रस्तुत करते समय मुझे! विशेष हष 
हो रहा है। मैंने दो तीन वष पूर्व पटना विश्वविद्यालय में राम- 
दीन सिंह रीडरशिप व्याख्यानमाल्षा के अंतर्गत 'वेष्णब धर्म के 
इतिहास तथा सिद्धांत! के ऊपर कतिपय व्याख्यान दिये थे। उसी 
समय वेष्णव संप्रदायों के सिद्धांतों के अनुशीज्षन का भी अवसर 
प्राप्त हुआ था । उसी अध्ययन का फल्न इस प्र थ में प्रस्तुत किया 
जा रहा है। भागवत संप्रदाय” में भागवत” शब्द का प्रयोग 
मेंने वष्णव-सामान्य के व्यापक ध्यथ्थ में किया है, किसी संकुचित 
तथा विशिष्ट अथ में नहीं। मेरा अभिप्राय इस भारतभूमि के 
भिन्न भिन्न प्रांतों में पनपने वाले प्रधान वष्णव संग्रदायों के ऐति 
हासिक विकास तथा ताक्ष्िविक सिद्धांतों का एक सामान्य विव- 
रण प्रस्तुत करना है। वेष्णव संप्रदायों के विभिन्न श्रांतों में इतने 
अवांतर प्रभेद हैं कि उन सबका विवेचन एक दुरूह व्यापार है । 
इसलिए मेंने उन्हीं संप्रदायों को अपने अध्ययन का विषय बनाया 
है जिनकी साहित्यिक सम्पत्ति अमिनंदनीय है तथा जिनका 
भारत के धार्मिक इतिहास में विशेष महत्त्व है। प्रायः समग्र 


( ६ 9 


भारत में फैलने वाले महनीय वष्णवमतों की यहाँ समीक्षा पाठकों 
को मिल्लेगी। संप्रदायों की प्रष्ठभूमि में विद्यमान ग्रंथों का भी 
अध्ययन इस ग्रथ के आरभिक तीन परिच्छेदों में किया 
गया है। 


मैंने इस ग्रथ में संप्रदायों के उदय तथा अभ्युद्य का 
विवेचन ऐतिहासिक दृष्टि से किया है और प्रत्येक सप्रदाय के 
सतरवज्ञान तथा साधना-पद्धति का विवेचन पर्याप्त छानबीन 
'के साथ करने का उद्योग किया है। आज भी संप्रदाय 
के अनुयायी अपने साधना-संबंधी सिद्धांतों को छाठी से 
'चिपकाये हुए फिरते हैं। वे उन्हें नितांव गोप्य तथा रहस्य 
मानते हैं । न उन्हें बतल्ाने के ही लिए उद्यत हैं, न तत्संबद्ध म्रंथों 
को प्रकाशित करना ही चाहते हैं । एसी दशा में उनके साधना- 
मार्मीय तथ्यों की गवेषणा बड़ी ही कंटकपूण सिद्ध हुई है। मैंने 
यथासाध्य प्रयत्न किया है कि प्रामाशिक तथ्यों का दी विवरण 
दिया जाय तथा निमूत्ञ तथ्यों का विवरण कहीं न हो, परंतु इस 
प्रयत्न में सफलता तथा विफलता का निर्णय बविज्न आ्रालोचकों के 
ऊपर छोड़ देना उचित होगा । 


अन्तिम परिच्छेद में वेष्णवी साथना से संपर्क रखनेवालि 
अनेक तस्वों का उद्घाटन किया गया है। एक जिज्नासु की दृष्टि 
से मेंने इन गम्भीरतम तच्वबों के समझने का प्रयास किया है और 
यथासाध्य सुविन्तित बातों को संक्षेप में लिखा है। साधना की 
विवेचना गंभीर अध्ययन्न के साथ साथ गंभीर साधन की भी 
अपेक्ता रखती है और इसलिए यह्द एक दुष्कर काय है। इस 
कार्य में मेरे मागदर्शक रहे है. बेष्ण॒व तत्त्वों के मर्मज्ञ विद्वान, 


( ७ ) 


साधक-शिरोमणि महामहोपाध्याय पृज्यपाद परिडत गोपीनाथ 
कविराज जी | उनके मौलिक लेखों तथा मौखिक उपदेशों से मैंने 
यहुत कुछ तत्व-झ्ान की बातें सीखी हैं | उनके लिए सें उनका 
चिरऋणी तथा नितान्त आभारी हूँ। उन्हें धन्यवाद देने के द्विए 
मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हें । 


संप्रदाय के प्रवतक कतिपय आचार्यों के चित्र भी यहाँ दिये 
गये हैं। ये.चित्र नितांत प्रामाणिक हैं तथा तत्तत्संप्रदाय में बड़ी 
आस्था तथा निष्ठा से पूजाह माने जाते हैं। मिन्‍त भिन्‍न स्थानों 
से इनका संग्रह यहाँ किया गया है । 


स्वामी रामानंद जी के जीवनचरित्र को अंकित करनेवात्नी 
प्रसंग पारिजात” नामक एक नवीन पुस्तक की पूरी हस्तलिखित 
प्रति सभा में हाल में सगृहीत को गई है। उस का परा विवरण 
यहाँ षष्ठ परिच्छेद के अन्त में परिशिष्टरूप से दिया जा रहा है। 
इसके लिए में खोज विभाग के कायकर्ता श्रीजुयाल जी का 
अनुगृहीत हूँ । निबाक मत तथा राघावज्लभीय मत के विषय 
में कतिपय आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करने के लिए में क्रमश: 
वृदावनवासी वेदांताचाय परिडत वजवल्लम शरण जी तथा 
बाबा हितदास जी का विशेष आभार मानता हूँ। प्रंथ के प्रका- 
शन कार्य में अनेक प्रकार की सहायता देने के लिए में अपने 
चिरंज्ञीवी पुत्र गोरीशंकर उपाध्याय, एम० ए, शाख्री तथा गोपाल 
शंकर उपाध्याय तथा पुत्री मालती देवी को शुभ आशीवौाद देना 
उचित समभता हूं जिन्होंने प्रेत्त के लिए कापी तैयार करने में 
प्रफ संशोधन में तथा अनुक्रमणिका बनाने में विशेष परिश्रम 
किया है । 


( ८)? 


अंत में में इस प्रंथ को अखिलरसाम्रतमूर्ति रसिक-शिरोमणि 
श्री निकुंजविहारी के चरणारबिन्दों में भक्तिगदूगद हृदय से 
समपित कर अपने परिश्रम को सफल मानता हू । 


असदविषयमदिप्र भाव-गम्यं प्रपन्नान्‌ 
अमृतममरवर्यानाशयत्‌. सिन्धुमथ्यम्‌ । 

कपट-युवतिवेषी मोहयन्‌ यः सुरारीन्‌ 
तमहमुपस्तानां कामपूरं. नतो5ंस्मि ॥ 


निजला एकादशी ] 
सं० २०१० | देख 
बब> दल बलदेव उपाध्याय 
हे 


काशी 


विषय-सूची 


विषय पृष्ठ 
१--वेष्णवधर्म की महत्ता १-४८ 
(१) उदार दृष्टि ४-६ 
(२) अहिंसा का शंखनाद .. ६-६ 


(३ ) कल्नात्मक अभिव्यक्ति-- 
( क ) मूर्ति कला पर वेष्णव प्रभाव 
( ख ) चित्रकत्ना पर बेष्णव प्रभाव 
(ग ) हिमाचल चित्रकत्ञा १०-१७ 
(४ ) भक्ति रस की उद्भावना १८-१६ 
(०५ ) बेष्णव धर्म की विजय गाथा-- 
( १ ) जावा (२) चंपा ( ३ ) श्याम; ( ४७ ) 
कंबोज देश; ( ५ ) बाल्लि द्वीप में वेष्णबधम॑ १६-३१ 
६--सा हित्य पर प्रभाव 
(१ ) तमिल; ( २ ) तेलुगु (३) कन्नड; (४ ) 
मलयातल्य; (५) मराठी; (६) मेथिली 


(७ ) हिंदी ३१-४८ 
२--वबेद मे विष्णु ९६-८७ 

१ भक्ति ४५-५७ 

२ देवतातर्त्व ६७-६२ 


३ भक्ति का उद्गम ६४-७४ 


१० विषय-सूची 


विषय 
४ विष्णुका र्वरूप:-- 
ब्राह्मण-युग में विष्णु 
(१ ) बामन अवत्तार 
(२ ) बराह अवतार 
(३ ) मत्स्यावतार 
(४ ) कूर्मावतार 


३--तन्त्र में विष्णु--- 
भक्ति का प्रथम उत्थान 
( १) विष्णु भक्ति की प्राचीनता 
(२) पांचरात्र का उदयकाल 
( ३ ) साक्ष्वतों का परिचय 
( ४) पांचरात्र का विवरणु-- 


महाभारत, नारद पांचरात्र, ईश्वर संहिता, 


पाद्म तंत्र, विष्णु संहिता 


(४ ) पांचरात्र तथा वेद-- 


वष्णबव आचार्यों की समीक्षा; 


एकायन शाखा; 
( ६) पांच्ररात्र साहित्य 
( ७ ) पांचरात्र का साध्यपक्ष--- 


पाडगुएय--भगवान को शक्ति-- 
शक्ति का विभाग--खष्टितर्व--( के ) 
व्यूह--( ख ) विभाव--( गे ) अर्चावतार-- 


( घ ) अंत्योमी--जी ब तक्त्व 


७६-८७ 


ट्थट-१३७ 


६९5९९ 

६३-९१०० 
१५०००-२१०३ 
१०३-१०४५ 


१०४०-९१ ०८८ 


१५०६-९१ १४ 
११०-११६ 


११६-१३० 


विषय-सुची ११ 


विषय पृष्ठ 
(८) साधनामसाग-- 
(१ ) आनुकूल्यस्य संकल्प:, ( २ ) प्राति- 

कूल्यस्य वजनम्‌, (३ ) रक्षिष्यतीति विश्वासः 
( ४ ) गोपतृत्व--वरणम, (५) आत्मनिक्षेप:, 


(६ ) कापण्यमू-मोक्ष १३१-१३१५ 

( ६ ) वखानस आगम-- १३६-१५३७ 

४--पुराणों में विष्णु १३८-१७६ 
( १) बेष्णव पूराणों का परिचय; 

ब्रद्मवेवत्त पुराण, विष्णुपराण, पद्मपुराण १४१-१४७ 

( २) भागवत ' १४७७-१५१ 

(३ ) भागवत का रचना काल १५१-१५४७ 


(४ ) भागवत की टीकाये -- 
भावाथ--दीपिका, शुकपक्षीया, भाग- 
बत चंद्रिका, पदरत्नावल्ी, सुबोधिनी, सिद्धांत- 
प्रदीप, बृहद्वेष्णव तोषिणी, क्रमसंदर्भे, सारा- 
थंदर्शिनी, हरिभक्ति-रसायन १०५५-१६९ 


(४ ) भागवत का साध्यततक्त्व -- 


भगवान का रूप, शक्ति के प्रकार, भग- 

वान्‌ के तीन रूप (क) स्वयंरूप, (ख) 

तदेकात्म, ( ग) आवेश; जीव का स्वरूप १६२-१७५ 
(५ ) साधन तरक्व-- १७५-१७६ 


१२ विषय-सू ची 


विषय पृष्ठ 
५१--दक्षिण के संप्रदाय-- १८१-२२६ 
(१) भक्ति का द्वितीय उत्थान, दक्षिण 
भारत में भक्ति का आंदोलन १८३-१८६ 
(२) आल्वार 


पोयगे आल्वार, भूतत्तालवार, पेयाल* 

वार, भक्तिसार अलवार, शठकोप; मधुर कवि, 

कुलशेखर श्रालवार, विष्णुचित्त, गोदा-- 

आणडाल, विप्रनारायण, मुनि-वाहन 

( योगवाह ), नीलन ( परकाल ) १८६०१६६ 
(३) आचाय-- 
श्रीरंगनाथ मुनि, श्रीरामानुजाचाय, श्री 

रामानुजाचाय की स्थापित मुख्य गदियाँ--. १६६-२०७ 
(४) रामानुज मत के सिद्धांत--ईश्वर, 

चित्‌, अचित्‌ शंकर ओर । रामानुजका सिद्धांत 

भेद--ब्रह्म, जगत्‌, जीव, मुक्ति, साधन, जीवन: 

मुक्त, अधिकारी-- २०७-२१६ 
(५) साधना पद्धति २१६-२१६ 
(६) माध्वमत--मध्वाचाय का परि- 

चय, सिद्धांत--हरिः परतरः, सत्य जगत्‌, 

तक्वतोी भेद, जीवगणा हरेरनुचरा:, 

नीचोच्रभाव॑ गताः, सुक्तिनज-सुखा-सुभूतिः, 

अमला भकितः, अक्षादिप्रभाण--त्रितयम ; 

आमस्नायवेयो हरि:-- 
माध्वमत की गुरुपरपरा २२०-२२६ 


विषय-सूची १३ 
विषय पृष्ठ 
$६--रामावत संप्रदाय २३१-३७६ 
१--भक्ति का तृतीय उत्धान २३२-२३६ 
२--उत्तरो भारत में भक्ति-आंदोलन; 
सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति २३६-२४३ 
३--स्वामी राघवानंद २४३-२४७ 
४--स्वामी रामानंद 
समय निरूपण के साधन, जीवन-च रित, २४८-२४६ 
४--सिद्धांत-तच्वज्ञय, रहस्यत्रय, ध्यान, 
मुक्ति का साधन; प्राप्य वस्तु २०६-२६७ 
६--रामानंद के शिष्यों का संक्षिप्त 
परिचय--सेन नाई, पीपा जी, संत रैदास, 
कबीर--व रागी संप्रदाय--कष्णदास 
पयहारी, कील्हदास--स्वामी जी के हिंदी 
प्रथ--श्रीवेष्णब तथा रामानंद २६७-र२८७ 
७--तुलसीदास-- वाल्मीकि रामायण, 
अध्यात्म-रामायण, रामचरितमानस २८७-२६६ 
८--परिशिष्ट-चेतनदा स, स्वामी रामानंद, 
कबीर, रेदास, खुसरो, पीपा २६७-३०७ 
७--निबाक संग्रदाय ३०६-३६२ 
( १ )-कष्णभक्ति का प्रचार--निवाक, 
समय, निंबाक के चार शिष्य--श्रीनिवासा- 
चाय, श्री ओऔदुंबराचाय, श्री गौरामुखाचाय, 
लद्ष्मणभट्ट- निंबाक के द्वारा निर्मित ग्रंथ ३११८३ १६ 


१४ विषय-सूची 


विषय 
२--मत के प्रसिद्ध आचाय--पुरुषोत्त मा- 
चाये, देवाचाय, सुंदर भट्टाचाय, केशव 
काश्मीरी, श्रीमट्ट, हरिव्यास जी; परशुरामा- 
चाय ३१६-१३४७ 
३--सिद्धांव विवेचन--( के ) भेदाभेद 
का ऐतिहासिक परिचय, भत्‌ प्रपंच, भास्कर, 
यादव, (ख) निबाक-पदा्थ मीमांसा-- 
जीव, अचित्‌, ईश्वर ३३४--१४३ 
9--साधनतर्व-निबाकमत की साधना- 
पद्धतिराधा का स्वकीयात्व, भक्ति तथा 
भक्ति के प्रकार ३४३-३४६ 
४--सखी संप्रदाय--हरिदास स्वामी; 
मत की गुरु परंपरा, भगवत रसिक, सह चरि- 
शरण २३४५४१-२६२ 
८--श्री वल्लभ-मत ( पुष्टिमा्ग ) ३६३-४१८ 
रुद्र-सं प्र दा य-+- 
( १ ) विष्णुस्वामी का परिचय, त्रिज्ोचल ३६४-३२७१ 
(२) श्रीबल्ल्भावाय--श्रीविदुुल्नाथ.. ३७९-३७६ 
(३ ) सिद्धांत -“पुष्टिमाग ३७७३-८४ 
(४ ) पुष्टि भक्ति का स्वछप, पुष्टिमागं-- 
ध्यावश्यकता तथा विशिष्टता, ब्रह्म संबंध का 
अनुष्ठान, पुष्टिमाग की प्राचीनता, आत्म-निवे- 
दन की विशिष्टता--शरणागरति, शे८घ५-४०२ 


प््ध् 
9 


विषय-सूची 


विषय 

(४ ) पृष्टिमार्गीय साहित्य, 

(६ ) अष्टक्षाप--सुरदास, परमानंददास, 
कंभनदास, कृष्णदास,. ननन्‍्ददास, छीत 
स्वामी, गोविंद्‌-स्वामी, चतुभु जदा स-- 


१५ 


पृष्ठ 
७४०२-४० ६ 


४०६-४१८ 


&--राधावल्लमीय संप्र दाय--- ४१६-४६४ 


(१) हितहरिवंश जी--मार्ग की 
विशिष्टता, ग्रंथ--( १) राधा सुधानिधि-- 
(२) हित चौरासी; कविता 

(९) अन्य आचायगण--श्रीव्यास 
जी--, प्र थ- गुरुपर परा, ध्रवदासजी 

(३) संप्रदाय. के सिद्धांत-- प्रम- 
साधना में जीव का भावमय स्वरूप--( क ) 
साधन देहु ( ख )-सिद्ध देह--, 
प्रमोपासना की दृष्टि से जीव एवं युगल-किशोर 
का साधम्य, पर ( ब्रह्म ) स्वरूप, सोंदय्य-- 
माधुय्य की चरम सीमा युगुल्ल-किशोर--( क ) 
वजविहारी श्रीकृष्ण ओर बूज-रस, (ख) 
नित्य-विहारो श्रीकृष्ण ओर सिकुज-रस, युगुल 
सरकार ओर हिततवस्त्व 


०2९६-४२७ 


छरणप-४शेप 


४३८-७४६७ 


१०--पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलब--._ ४६४-५५४ 


सहज्िया बौद्ध संप्रदाय; सहजावस्था- 
(5 ९ रे फिकप 
अवधूती मार्ग, रागमाग-डोम्बी तथा 
चांडाली-महा मुद्रा 


४६४-४७६ 


२६ विषय-सूची 


विषय पृष्ठ 
( १ ) सहजिया वच्णव संप्रदाय--सहज 

मानुष; साधना-पद्धति; परकीयातत्त्व ४८०-४७६४ 
(२ ) चेतन्यमत--माधवेन्द्रपुरी, ईश्वर- 

पुरी, केशवभारती-- द ४६६-४०० 


( क ) महाप्रभु चेतन्य; चैतन्य का भक्ति आन्दोज्नन५००-४० ४ 
( ख ) षट गोस्वामी, श्रीरूप गोस्वामी, 

श्री सनातन गोसरबामी, श्रीरघुताथ ग्रोस्वामी, 

श्रीरघुनाथभट्ट, गोपालभटद्द, जीव गोस्त्रामी, 

कऋष्णुदास कविराज-- ४०४-५९७ 
( ग ) दार्शनिक सिद्धांत, साधनसार्ग... ४१८-५२७ 
(३ ) उत्कल में वष्णव धर्म 

( क ) पुरीपर बोद्ध प्रभाव 

( ख ) मध्ययुग में वष्ण्व घम 

(ग) पंचसखाधम 


(घ ) पंचसखाधम की शिक्षा प्‌ २८:-५७३ 

(४ ) असम का वैष्णवमत 

( के ) शंकरदेव 

( ख >) पिद्धांठ, ( ग) एकशरण, ४४४-५४४ 
११--महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ ५४४-६०६ 


१ महानुभाव पंथ--(क) पंथ का इतिहास ४४७--५४६ 
(ले) पंथ के आचाय-गोविंद्प्रभु, 
चक्रधर, नागदेव; पंथ के मुख्य ग्रंथ... ५६०-४६३ 
(ग) सिद्धांत तथा आय्प्रंथ ५६४-४५६७ 


विषय-सू ची १७ 


विषय पृष्ठ 
२ वारकरी पंथ 
(क) विट्ठ॒ज्ञ का रूप; 'विट्व॒ज्! शब्द की 
व्युत्पत्ति, पंथ के विभिन्न नाम ४६८०५७१ 
(ख) पंथ का उदय ४७२-४७५ 


(ग) पंथ का अभ्युदय--- 
ज्ञानदेव-जीवनी ओर ग्रंथ,._ ५५६-५७७ 


चामदेव ५ ५... एडप-भ८० 

एकनाथ ह ४५८०-५८? 

तुकाराम 99 धट्प्र- ५८३ 

प्रसिद्ध संत ४८३-५८४ 
चार उपसंप्रदाय--(१) चेतन्य, (२) स्वरूप, 

(३) आनन्द, (४७) प्रकाश प८५-४५८७ 


(घ) मत के सिद्धांत-- 
(१) विट्ठल्ल, (२) भक्ति और अद्वत 
ज्ञान, (३) भगवान्‌ का रूप, (७) 
राम और कृष्ण, (५) संत तथा 
प्रन्थ ४प७-५६ ३ 


(डः) पंथ के आचार 


(१) स्वधर्म-पालन, (२) एकादशी 
ब्रत, (३) नामकीतंन ५६ ३-५६ ६ 
(च) सिद्धांत का वशिष्श्य ४५६६-४ध्थ 


३ रामदासी पंथ 
(क) रामदास, (ख) ग्रन्थ, (ग) शिक्षा &६६-६०५ 


श्द विषय-पुची 


विषय पृष्ठ 
(४) हरिदासी मत ६८४ 
(५) गुजरात में वेष्णव धर्म 
नरसी मेहता; मीराँ बाई; स्वामी 
नारायण पंथ का उदय तथा सिद्धांत ६०६-६०६ 


१२--बवैष्णव साधना ६११-६६१ 
१ बेष्णव दशन की विशिष्ठता-- ६११ 
जीवविषयक, साधन विषयक तथा मुक्ति 
विषयक वशिष्ल्य ६१२-६१४ 
२ वेष्णव मतों में साम्य और वेषम्य-- 
(क) साम्य; (ख) वषस्य | ६१४ 


३ पद्चधा भक्ति-- 

(१) शान्तरस, (२) प्रीतिरस; (३) प्रेयोरस 

(४) वात्सल्य रस, (५) साधुयरस ६२३-६३१ 
४ गोपी भाव-- 

गोपियों की भक्ति; काम तथा प्रेम में 

पाथक्य ६३२-६४० 

४ रस साधना-- 

साधना के त्रिविध मार्ग; प्रवतक,मार्ग की 

विशिष्टता; भावदेह, भावदेह और 

बाह्देह, महाभाव की प्राप्ति के दो मांग ६४१-६०६ 
६ लीला प्रसंग-- 

बष्ण॒व संप्रदायों में लीला के भेद, गोपी 

तथा मंजरी, भगवान का केशोर-बय, 

कुश्जल्लीज्ञा तथा निकुञ्ज लीला ६४६-६४६ 


विषय-सूची 


'विषय 
७ उपासना तर््व-- 
उपासना का मद्दत््व, युगल-उपासना 
का रहस्य 


परिशिष्ट 


(१) साहित्य-निर्देश 
(२) नामानुक्रमणी 


रा कम 


१६ 


पछ 


६४५६-३६ १ 


६६३-:१६७ 
६६८-६७६ 


भागवत संप्रदाय 


(१) 


वैष्णव धमे की महत्ता 


(१ ) उदार दृष्टि 

(२) अर्टिसा का शंखनाद 
(३ ) कल्नात्मक अभिव्यक्ति 
(४ ) 'भक्तिरस” का शअविर्भाव 
(४ ) विजय गाथा 

( ६ ) साहित्य पर प्रभाव 





भारतवष घमप्राण देश है। यहाँ का वायुमंडल धर्म की 
पुकार से गूंजता दे। यहाँ की प्रृथ्बी के कण-कण में धर्म की 
भावना भरी पड़ी है | इसी लिए इसे दम “घमप्रधान! न कह कर 
धमप्राण” कहना ही अधिक उपयुक्त सममते हैं। यह अत्यंत 
प्राचीनकाल से नाना धर्मों तथा धार्मिक संप्रदायों का क्रीड़ा- 
निकेतन बना हुआ है । भारत-मही पर पनपने वाले वेदिक घ्म 
को अवांतर शाखाओं में दो ही मुख्य हैं--शैव धर्म तथा वेष्णव 
धर्म । इन दोनों धर्मों ने अपनी उदार शिक्षा, उच्चतम आदर्श 
तथा उन्नत तत्तवज्ञान के द्वारा भारतवष का बड़ा ही कल्याण 
संपन्न किया है | 

धरम का पयवसतान आचारशिक्षण में है। वह धर्म, जो 
खदाचार की शिक्षा पर आग्रह नहीं करता, अपने महत्त्वपूर् 
अभिधान के धारण की क्षमता ही नहीं रखता । इसीलिए आचार 
धम का मुख्य अंग गिना गया है--आचारः प्रथमो धममः। 
जिस धरम के अनुयायियों में सदाचार की उपलब्धि कम होती है, 
वह धर्म उतना महत्त्वशाली नहीं माना जा सकता। धर्म के 
माहात्म्य तथा गौरव मापने की एक तुला है जिसे हम “सामाजिक 
उन्नतिकरण” के नाम से पुकार सकते हें। किसी भी धर्म को 
भ्रभावशाली बतलाते समय हमें उसके रूप तथा प्रभाव को इसी 


है भागवत संप्रदाय 


कसौटी पर भली भाँति कसने की आवश्यकता होती है । जो 
धर्म मानवसमाज के जीवन-स्तर को उदात्त बनाने में कृतकाय 
होता द्ै, उसकी हीन संकीणो प्रवृत्तियों को हटाकर उसमें उदार, 
उन्नत तथा विशाल भावनाओं के उदय में समथ होता है बह 
बिना संदेह महनीय घर्म माना जाता है। जो धर्म मानवहृदय 
में सोंदय तथा माघुय भाषों की वृद्धि कर उसे सरस, रसस्निग्ध 
तथा विकसित बनाता है वह निःसंशय महिमामय धर्म की पदवी 
धारण करता है। जो धर्म मानव के भोतिक जीवन की उपेक्षा 
न करके उसके आध्यात्मिक जीवन के साथ संपूर्ण सामंजस्य 
उपस्थित करता है वह अवश्यमेव उदात्त धम गिना जाता है । 
तात्पय यह है कि जो धर्म मानव के भीतर मानवता के समस्त 
गुणों का उदय कर उसे पूण मानव बनाता है उसका हम जगतीतल 
पर जीवन को विशाल्न, उदार तथा स्निग्ध बनाने के प्रधान साधक 
होने के हेतु विशेष रूप से आदर करते हैं । इस कसौटी पर कसे 
जाने पर हमैं वेष्णेव धम भारतव् के विभिन्न धर्मों में ही नहीं, 
प्रत्युत संसार के घर्मों में, नितांत उदात्त तथा मद्दत्त्वशाली प्रवीत 
होता है; इसमें संदेह करने का लेशमात्र भी अवकाश नहीं हे । 


वैष्णव घर्म की महत्ता प्‌ 
१--उदार दृष्टि 


्णे ९ न ९्‌ः ५ 

वष्णव घम उदारता का प्रतीक है। एक तो वदिक धम स्वयं 
उदार घम है ओर उसमें भी वेष्णव घर्म तो और भी उदार है। 
वष्णव घम की दृष्टि सदा द्वी औदाय से मंडित रही है। इसका 
उपज्ञीव्य ग्रंथ ( श्रीमद्भगवद्गीता ) भारतीय साहित्य में अपनी 
समनन्‍्बय दृष्टि के ज्ञिए सदा से विख्यात रहा है। वष्णव धर्म को 
वर्णाश्रम धम में पूर्ण आस्था है, परंतु फिर भी वह भक्ति के 
राज्य में, उपासना के ज्षेत्र में, सबका समान अधिकार मानता है। 
कमकांड के अनेक विधानों में शूद्र अधिकार से वंचित रखा गया 
है, परतु भक्ति के राज्य में वह ब्राह्यणादिकों के समान ही सच्चा 
तथा पक्का अधिकारी साना गया है । वष्णव धम भक्ति प्रधान 
धम है--और भक्ति का संबंध मानव हृदय से है । मानव हृदय 
की एकता सवंदा उद्घोषित की गई है । फल्नतः वेष्णव धर्म 
किसी भी मानव को भगवत्पम से वंचित रखने के लिए उद्यत 
नहीं है । उसका द्वार समभांवेन सबके लिए स्बदा उन्समुक्त है। 

इतिहास इस ओऔदाय दृष्टि का सबंथा परिचायक है। बाहर 
से आनेवाल्ो अनेक विदेशी ज्यतियों का वैष्णव धर्म के अंतर्गत 
स्थान मिला | वे वेष्णब घ्म में घुल-मिलकर पूर्ण भारतीय बन 
गई । यवनों के लिए भी वेष्णव धर्म ने अपना द्वार जब खोल 
रखा था, तव यह कहना विशेष महत्त्व नहीं रखता कि वह 
भारतवध तथा एशिया की विभिन्न जातियों के प्रवेश के लिए 
सदा मुक्तद्वार था। श्रीमद्भागवत ने इस प्रसिद्ध पद्म में उन विभिन्न 
जातियों का--जैसे हूण, आंध्र, पुलिंद, पुल्कस, आभीर, यवन, 
खस आदि का--नामोल्लेख भगवान्‌ विष्णु के आश्रय ग्रहण से 
शुद्धि प्राप्त करनेवाली जातियों में बड़े आग्रह के साथ किया है-- 


६ भागवत संप्रदाय 


किरात - हूणांध्र - पुलिद - पुल्कसा 
श्राभीर - कड़ा यवना खशादयः । 
येधल्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः 
शुध्यंति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ 
( मागवत स्कंघ २, अ्र० ४, श्लो० १८ ) 
विदेशी जातियों के बष्णव धम में दीक्षित होने तथा उसका 
प्रकष्ट अनुरागी बनने की घटना का परिचय हमें प्राचीन भारतीय 
इतिहास से, विशेषतः शिज्ञालेखों से, सप्रमाण मिलता है। इस 
प्रसंग में परम भागवत 'हेलियोडोरस” नामक यवन-दूत की चर्चा 
नितांत उचित है | वह पश्चिमोत्तर प्रदेश के म्रीक शासक एणिट- 
अलकिडास का दृत बनकर विदिशामंडत्ञ के राजा काशीपूुत्र 
भागभद्र के दरबार में आया था और यहीं उसने भगवान्‌ विष्णु 
की पूजा के निरमित्त गरुड्ध्वज का स्थापन किया था ।१ इस शिला- 
लेख में 'हेलियोडोरस” अपने नाम के साथ भागवत की उपाधि 
धारण करता है। इससे स्पष्ट है कि वह वेष्णब घम में सबंतो 
भावेन दीक्षित हो गया था। यह उदार दृष्टि बेष्णाव धर्म को 
महत्त्वपूर्ण बनाने में प्रथम हेतु है । 


“« ध3--- 


२--अहिंसा का शंखनाद 


आधुनिक भारतीय समाज में पवित्रता का जो वायुमंडल 

उपलब्ध होता है, आतर शौच तथा बाह्य शौच का जो पर्याप्त 
० हि में के र्‌ः 

परिचय हमें मित्षता है इसका श्रय हमें वेष्णव धर्म को देना 

चाहिए। इस भव्य भारतवष के प्रांगण में वेष्णब धर्म ने ही 


३3०34 बन ननननिनिनि न नी निनिनिन नी नननननननी लीन लत ५० -ानन न न+०७०० न ल++५ «५ 


१ द्रष्टव्य-बेसनगर शिलालेख 





वैष्णव धर्म की महत्ता .. ७ 


सवप्रथम अहिंसा का शंखनाद फूँका था जिसका अनुकरण कर 
जैन तथा बोद्धधर्मों ने कालांतर में इतनी ख्याति प्राप्त को । इस 
धम के ऐतिहासिक वृत्त से परिचित न होने के कारण ही 
पाश्चात्य विद्वानों ने तथा उनके अनुयायी भारतीय विद्वानों ने 
भी अहिंसा मंत्र के प्रचार का श्रेय सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को और 
तदनंतर जैन धर्म को प्रदान किया है। इस निदश का हेतु उनका 
भागवत धर्म से अपरिचय ही है। वे ल्ञोग प्रथमतः बौद्धधम के 
सिद्धांतों से परिचित हुए । अतः इस धर्म का द्वी वेशिष्व्य अहिंसा 
मंत्र का प्रचार माना गया । परंतु जब प्रबत्न युक्तियों के आधार पर 
जेन धरम की बौद्ध घर्मं से पुवभाविता निःसंदेह सिद्ध हो गई, तब 
यही धर इस श्रेय का अधिकारी माना जाने लगा | परंतु ऐति- 
हासिक तथ्य यह हैकि वेष्णवधर्म ने ही वेदिकधर्म के भीतर से ही 
सर्वप्रथम वेद के हिंसामय यज्ञों के विरुद्ध विरोध का मंडा ऊपर 
उठाया | वेष्णवधर्म यू्ण रीति से वंदिक है, परंतु वेदिक 
कर्मकांड की उपयोगिता मानते हुए भी हम यहाँ हिंसाप्रधान 
| यज्ञों के प्रति विरोध भावना पाते हैं । 

महाभारत के नारायणीयोपाख्यान (शांतिपब, ३३६ अध्याय) 
में भागवतघम के अनुयायी राजा उपरिचर का आख्यान इस 
प्रसंगमें विशेष महत्व रखता है । राजा ने वेदिक यज्ञ किया, परंतु 
इस यज्ञ में यवों के द्वारा ही आहुति प्रदान की गई | अश्वमेध यज्ञ 
में पशु के आलम्भन का द्वी विधान है, परंतु राजा ने अश्वमेध में 


भी पशुघात नहीं किया, क्योंकि वह स्वभावतः “अहिंख! तथा 
शुति था-- 


संभूताः सवसंभारास्तस्मिन्‌ राजन्‌ महाक्रतो । 
न तत्र पशुघातोडइभूत्‌ स राजैवं स्थितो5भवत्‌ ॥ 
( शान्ति पव ३३६।३० ) 


० भागवत संप्रदाय 


भगवान्‌ ने स्वयं वेष्णव धर्म के सिद्धांत बतलाते हुए 
ब्रह्मादिक देवों से उसी देश में रहने की शिक्षा दी थी जिसमें 
वेद, यज्ञ, तप, सत्य तथा दान अहिंसा धर्म से संयुक्त होकर 
प्रचलित हों-- 


यत्र वेदाश्र यज्ञाश्र तपः सत्यं दमस्तथा 
 अहिंसाधमं-संयुक्ताः प्रचरेयुः सुरोत्तमाः 
स॒ वो देशः सेवितब्यो... ... ...-..««- ॥८५९॥ 
( शान्ति पर, ३४० अ० ) 


इसी अहिंसा के पक्तपाती होने के कारण ही सांख्य-योग का 
संबन्ध भागवत धम के साथ माना गया है। इन दोनों दर्शनों 
का संबंध भागवत घर के साथ मद्दाभारत में ही स्वीकृत नहीं है, 
प्रत्युत जैन दाशनिक गुणरत्न ने भी 'पड्द्शन समुच्य' की टीका में 
इन दशनों के अनुयायियों को भागवत” नाम से उल्लिखित किया 
है। गुणरत्न जैन ग्रंथकार थे । उनका उल्लेख इसका प्रमाण है 
कि वेद्क परंपरा से बाहर भी यह संबंध मान्य तथा प्रा माशिक 
माना जाता था। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि पशुयाग के 
विषय में दो प्रकार के मत हैं-- मीमांसक मत तथा सांख्य मत | 
( १ ) मीमांसकों का मत यह है कि पशुयाग श्रुति-संमत् होने 
के कारण कतेव्य कम है, यज़मान की दरष्टि से भी तथा पशु की 
दृष्टि से भी । यजमान को तो श्रदृष्टफल या अपूर्व की सद्यः प्राप्ति 
हो जाती है तथा पशु भी यज्ञ में हिंसित होने पर पशुभाव को 
छोड़ कर मनुष्यभाव की श्राप्ति के बिना ही देवत्व को सद्यः श्राप 
कर लेता है। अतः दोनों दृष्टियों से पशुयाग उपादेय है। 

(२) सांख्य मत--इसके अनुसार पशुयाग में हिंसा अवश्य- 
मेव होती है; पशु को प्राण वियोग की असद्य यंत्रणा भोगनी ही 


वैष्णव घर्म की महत्ता 8 


पड़ती है। अतः इस क्लेशदान के कारण समग्र पुण्य में से 
किंचित्‌ पुएय घट जाता है--इतनी हिंसा होने से पुणएय की सम- 
ग्रता नहीं रहती । व्यासभाष्य ( २।१३ ) में इसका नाम है-- 
आवापगमन! । सांख्याचाय पचशिख का यही मत था | एतदू 
विषयक उनका सुत्र है-स्यात्‌ स्वल्प: संकर: सपरिहारः सप्रत्यव- 
मष: कुशलस्य नापकर्षायाक्षम्‌ । कस्मात्‌ू ? कुशलं हि मे बहन्य- 
दस्ति यत्रावापं गतः स्वगंडपि अपकष मल्पं करिष्यति | इसी तथ्य 
के अनुसार सांख्ययोग की दृष्टि में समस्त यम नियमों में 'अहिस!7ए 
हो मुख्य सावभौम धरम है । यह बात ध्यान देने की है कि सत्य 
तथा अहिंसा के पारस्परिक विरोध के अवसर पर “अहिंसा! की 
ही विधि मानी गई है । 
अहिसा!” भागवत धघम का मुख्य सिद्धांत है। इस घम की 
विशिष्टता यही है. कि पूर्ण बंदिक होकर भी यह अहिसायाग का 
पक्षपाती है। मेरी दृष्टि में जेन धर्म तथा बौद्ध घम ने अहिंसा- 
सिद्धांत का ग्रहण भागवतां से द्वी किया है। इस प्रकार वतमान 
समय सें भारतीय समान्न में शुचिता तथा पत्रित्रता को भावना 
जगाने में तथा अहिंसा मंत्र के अदिसा परमो घमेः उद्घाष 
करने में वंष्णव घम की प्रभुता सर्वातिशायिननी है । 


१० भागवत सं प्रदाय 


३--कलात्मक अभिव्यक्ति 

भारतीय समाज में कल्ला का स्थान सदा से महत्त्वपूण तथा 
गौरवमय माना गया है। भारतीय कत्नला भारतीय संस्कृति का 
एक सुंदर संदेश-बाहक बन कर अपने भव्य रूप की संपत्ति से 
संपन्न है। आध्यात्मिकता की छाप उसके ऊपर इतनी है कि 
उपयोगी कल्लायें भी इस रूप से विह्टीन नहीं हो सकी हैं। 
महाकवि भवभूति की ममंभरी वाणी कला के विषय में 
कट्द रद्दी है-- 

मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च ॥ 

कला वही है जो मनोहर होते हुर भी जगत्‌ की मंगल 
साधिका है। मनोहरत्व तथा मंगल-संपन्नता का जहाँ भी योग 
होता है वही कला का अपना रूप है। जगत में कल्ला की मंजुल 
प्रतीक है--जननी तथा जाहबी। रमणीय रूप की संपत्ति से 
संपन्न जननी में जितनी मधुरिमा का भार रहता है, उतना ही 
अपने संतान के शाश्वत कल्याण की कामना मूतिमती बन कर 
हमें पद पद्‌ पर आश्वाप्तन, आवजन तथा आह्ाादन किया करती 
है। जाह॒बी का जीवन तथा रूप मंगल तथा माधुय का अनुपम 
संमिलन है । जब प्रातः काल्ल प्राची के तिलक-रूप सेय की सुनहली 
किरणों प्रसन्नसलिज्ा भागीरथी के वक्षःस्थल पर कमनीय क्रीड़ा 
का विस्तार करती हैं. तब पिघले हुए सोने की ढत्कती धारा 
किस सौंदर्योपासक के हृदय में आध्यात्मिक सोादय की छुटा 
नहीं छुल्काती ? रज्ननी की मस्ती में जब सुधाकर की रश्मियाँ 
अठखेलियाँ करती हुई' गंगा की सेज पर रजत की चादर बिछाती 
हैं, तब किस खूतट का भी हृदय इस दृश्य से पिघल् नहीं उठता ! 
गंगा जगती का हार तथा गार द्वी नहीं है, प्रत्युत कल्याण की 


वेष्णव घर्मं को महत्ता ११ 


कल्पवल्ली है ओर मांगल्य की मधुमय अभिव्यक्ति है। वह व्यवहार 
की संपादिका है तथा अध्यात्म की आह्वानकर्त्नी है। भारतवष में 
कला का भी यही रूप है। सच्ची कत्ना वही है जो प्राणियों, के 
हृदय को आकषण करने की क्षमता रखती है तथा साथ ही साथ 
उनका परम शाश्वत मंगल साधन करती है। इस कक्षा के ऊपर 
वेष्णवधम का प्रभाव प्रचुर मात्रा में पड़ा है। यह तो विवाद- 
रहित तथ्य है कि भारतीय कल्ला धर्म के महनीय आधार पर 
खड़ी है तथा धार्मिक भावना से अनुप्राणितता उसकी अपनी 
विशिष्टता है। भारत के नाना धर्मों के भीतर वेष्णव धर्म की 
कल्नात्मक अभिव्यक्ति जितनी मंजुज्ञ तथा मनोज्ञ हुई है उतनी 
किसी अन्य घम की नहीं । 


मूर्तिकला पर वेष्णव प्रभाव 


वष्णव मंदिर का निर्माण, तक्षणकला के भीतर मूर्तियों की 
रचना तथा चित्रों का विरचन वबष्ण॒व घर्म की भावना से ओत- 
प्रोत है। प्राचीन भारत में गुप्त सम्राटों के स्वर्ययुगक इस वैष्णव 
प्रभाव की मात्रा तत्काल्लीन गुप्त कल्ा में प्रचुर रूप से दृष्टिगोचर 
होती है । गुप्रवंशीय सम्राट भगवान्‌ विष्णु के पादारबिंद के 
रसिक मधघुकर थे, इसका स्पष्ट प्रमाण उनकी “परम भागवत! की 
उपाधि ही नहीं देती, प्रत्युत उस समय की नाना लल्लित कलाओं 
का विज्ञास इसका सुंदर साक्ष्य उपस्थित करता है। गुप्त 
कालीन मूर्ति कक्षा के ऊपर ठोष्णव प्रभाव का एक दिग्द्शन ही 
यहाँ कराया जा सकता है। विष्णु के नाना रूपों की तथा उनके 
नाना अबतारों की मूर्तियाँ इतनी मधुरिमा के साथ प्रस्तुत की गई 
हैं कि कत्ना का पारखी उन्हें देखकर आत्सविस्मृत दो जाता है और 
अतृप्त नेत्रों से उनकी सुंदरता निरख कर भी वह नहीं अघाता । 


१२ भागवत संप्रदाय 


माँसी जिले में स्थिद देवगढ़ नामक स्थान पर शेषशायी विष्या 
की सुन्दर प्रतिमा उपलब्ध होती है। भगवान विष्णु शेष के 
चिक्कण देह पर लेठे हुए हैं । शिर पर किरीट, कानों में कु डत्त, 
गल्ले में हार तथा वनमाला दथा हाथों में कंकण शोभायमान हैं। 
पैरों की ओर लक्ष्मीजी भगवान्‌ का पादसंवाहन करती हुई दीख 
पड़ती हैं | उनके समीप दो आयुध पुरुष खड़े हैं। नाभि से निगत 
कमल के ऊपर आसन जमाये बत्रह्माजी की मूर्ति है जो अपने वाम 
हस्त में कमंडलु धारण किये है। यह अनंतशायी बिष्णु की 
नितांत कल्लापूर्र प्रतिमा है । इसी ग्रकार विष्णु के अवतारों में 
बराह आदि नाना अवतारोंकी मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं । मिल्लसा 
के समीप उदयगिरिकी गुहाकी दीवाल़ पर वाराहू की एक विशाल 
मूर्ति मिलती है । इस मूर्ति का पूरा शरीर मनुष्य की आक्षति का 
है, केवल मुख वाराह का दिखलाया गया है। "भू वाराह! या 
आदिवाराह' की संज्ञा से विख्यात इस मूति का निर्मोण कम- 
नीय कला की कोमल अभिव्यंत्नना का परिणाम है। इसी समय 
बंगाल की मूर्तिकला के ऊपर भी वैष्णव धस का प्रचुर प्रभाव 
लक्षित होता है । राज्शाही जिले के 'पहाड़पुर' नामक स्थान 
की खुदाई से मिली हुई मूर्तियाँ इसका प्रमाण हैं | यहाँ मंदिर की 
दीवालों पर प्रस्तर की अनेक मूर्तियाँ अंकित हैं जिनमें रामायण 
तथा महाभारत को कथाओं के अतिरिक्त ऋष्ण-चरित संबंधी 
नाना लीलाएं प्रदर्शित को गई हैं। अन्यत्र भी राधाकृष्ण का 
मूर्तिविधान कम कमनीय नहीं है, परंतु पहाड़पुर के शिल्पकारों 
का राधाऋृष्ण का अंकन नितांत मनोज्ञ तथा मधुरिमासंपन्न है, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जीवन संबंधो नाना घटनाओं का यहाँ अंकन 
दीख पड़ता है। ऋष्ण का जन्म, बालकृष्ण को गोकुल् लाना, 
गोवद्धन घारण तथा यमल्लाजुबव का भेदन--आदि घटनाएँ बड़ी 


वैष्णव घर्म की महत्ता १३ 


सजञ्जीवता से दिखलाई गई हैं । गुप्तकाल के अनंतर उत्तरी भारत 
के नाना स्थानों में भगवान्‌ विष्णु के विशाल मंदिरों के निर्माण 
का काय॑ हुआ और उनमें विष्णु की तथा उनके अवतारों के 
भव्य विग्रहों की रचना का गई” । गुप्तकाल में वेष्णवधम का 
प्रचुर प्रचार था। वह राजघर्म माना जाता था। गुप्त सम्राट 
अपने 'परम भागवत” की उपाधि का उल्लेख करते गौरव तथा 
महत्त्व का बोध करते थे। इसीलिए तत्कालीन शिलालेखों में 
विष्णु की प्रशंसनीय स्तुति उपलब्ध होती है । स्कंदगुप्त के जूना- 
गढ़ लेख में विष्णु की यह स्तुति कितनी प्रांजल भाषा में को 
गई है-- 

थियमसमिसतभोग्यां नेककालापनीतां 

त्रिदशपतिसुखार्थ यो बल्लेराजहार । 

कमलनिलयनायाः शाश्वतं धाम लक्ष्म्याः 

स जयति विजितातिविंष्शुरव्यन्तजिष्णुः ॥ 


पाल तथा सेन युग 


पाल तथा सेन युग ( ८ शतक--११ शतक ) में भी भारत 
के पूर्वी प्रदेश में दौष्णव मूर्तियों का प्राचुय उपलब्ध होता है। 
मूर्तिशाख्॒ की जानकारी के लिए अभ्निपुराण तथा पद्मपुराण में 
नितांत उपादेय सामग्री उपलब्ध होती है। इन पुराणों में विष्णु 
के २७ रूपों का वर्णन मिलता है। विष्णु की चार भ्रुजाओं में 
चार आयुघ वर्तमान रहते हैं ओर इन आयुधों की विभिन्न 
स्थिति के कारण ही रूपों में भी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। 


३ 3-2 सनप कक रन नल नल निरन तन मत पर तन त एक लनल चल मनन नर ल रे 


१ द्रष्टव्य-प्रोफेसर वासुदेव उपाध्याय--शुप्त साम्राज्य का इतिहास 
भाग २, पृ० २७०--२७२ 


१७ भागवत संप्रदाय 


कुछ विज्षक्षण मूर्तियाँ भी इस काल में मिलती हैं--(१) 
प्रेलोक्य-मोहन विष्णु की भ्रुजाएँ संख्या में आठ हैं तथा (२) 
हरिशंकर नामक विष्णु-मूर्ति के मुख ४ होते हैं तथा अुज्ञायें 
२० होती हैं और इन भुज्ञाओं में भिन्न भिन्न बीस आयुध रहते 
हैं। विष्णु के ये दोनों रूप तो अपवाद-स्वरूप हैं। नियमतः 
विष्णु की चार ही भुजायें होती हैं, परंतु इनमें स्थित आयुधों 
की विलक्षणता के कारण ये मूर्तियाँ अनेक नामों से पुकारी 
जाती हैं। चतुव्यूह--( १ ) वासुदेव, (२) संकषण, (३) 
प्रय मन, ( ४ ) अनिरुद्ध को उपासना इस युग में प्रचलित थी । 
इस लोकप्रियता का प्रमाण इन मूर्तियों की बहुलता है। बिष्णु 
मूर्तियों में भी वासुदेव की भूर्ति ह्वी विशेष भावेन मिलती है । 
वासुदेव मूर्ति की विशेषता दै-- 


ऊपरी दक्षिण हाथ में गदा धारण; 
निचले दक्षिण हाथ सें पद्म धारण; 
ऊपरी वामहाथ में चक्र घारण; 
निचले वामद्राथ में शंख धारण; 


यही मूर्ति जब गदा के स्थान पर हल तथा चक्र के स्थान पर 
मूसल धारण कर लेती है तब यह हो जाती है संकषण की 
मूर्ति । इसी प्रकार स्थान-विनिमय तथा अस्त्र-विनिमय के कारण 
यही मूर्ति प्रदुम्न तथा अनिरुद्ध की प्रतीक बन जाती हैं | विष्णु 
की ये मूर्तियाँ पूर्वी भारत के नाना स्थानों पर उपलब्ध होती हैं । 
दशावतारों में मूर्तिकला की दृष्टि से तीन अवतार मुख्य हैं-- 
वाराह, नरसिह तथा वामन । वाराह की मूर्ति का प्रचल्नन गुप्त- 
काल में भी विशेषरूप से था, क्योंकि इसके नाना भेदों--भू 


वेष्णुब घर्म की महत्ता १४, 


वाराह, आदि बाराह, श्वेत वाराइ--की सत्ता उस समय स्थान 
स्थान पर मिलती है! । 

विहार तथा बंगाल के इतिहास में एकादश शतक बुद्धघर्म 
के प्रति विरोध तथा विद्वंष के कारण भागबत धमम के प्रचार का 
महनीय युग है । इसका प्रमाण है उपलब्ध विष्णु प्रतिमा की 
बहुलता तथा लोकप्रियता । एकादश तथा द्वादश शतक में प्रस्तुत 
मूर्तियों में सबसे अधिक मूर्ति वासुदेव की ही मिलती है, कृष्ण 
की नहीं। परंतु १९ शतक तथा डससे पीछे के शतकों में 
राधाकृष्ण की मूर्तियों की प्रचुरता है और इसका मुख्य कारण 
चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा तथा बेष्णवधम का पुनरुद्धार है। 


चित्रकला पर वेष्णव ग्रभाव 


मध्ययुगी चित्रकज्ञा के ऊपर ठोष्णब धर्म का इतना अधिक 
प्रभाव है कि इस्र युग में दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध दृष्टि-गोचर 
होता है | भगवान श्रीऋष्णचंद्र की लक्षित लीलाओं का अंकन 
कलावंतों ने श्रपनी तूलिका से इतनी सुंदरता से किया है तथा 
उसमें रंगों की कलाबाज्ी दिखल्ााई गई है कि समग्र चित्र दशकों 
के नेत्रों के सामने एक मंजुल कलात्मक वस्तु के रूप में उपस्थित 
दो जाता है। उस युग में नाना प्रकार की चित्रशत्ियाँ प्रचलित 
थों जिनमें राजपूत कल्लम” तथा काँगड़ा या पहाड़ी कलम? 
की ख्याति अपने चारु ठोचित्रय के लिए विशेष रूप से थी। 
इन दोनों शैलियों के विकास तथा श्रीसंपन्नता के ऊपर वेष्णव 





१ इन मूतियों के विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य 
. 9. उ्घ76७"००७--२१४४७४७ . शावा॑क्रा 80800] ० 0: 
०१४७०ए०) 507०स्‍०४0४7"8 90. 404--409. 


१६ भागवत संप्रदाय 


धर्म की छाप पड़ी हुई है। श्रीराधाकृष्ण के चित्रों में इतनी मंजु- 
लता, इतनी रुचिरता तथा इतनी सफाई है कि भक्तों के नेत्रों के 
सामने उनके आराध्यदेव का मनोज्ञ रूप अपनी स्वाभाविक 
भव्यता के साथ झटिति उपस्थित हो जाता है। राधाक्ृष्ण की 
लीलाओं का विषय ही विशाल है तथा हृदयावजक है। जिस 
प्रकार मध्ययुगीन यूरोप को चित्रकल्ला के ऊपर रोमन केथलिक 
धर्म का प्रचुर प्रभाव लक्षित होता है, उसी प्रकार भारतवष के 
मध्ययुग में गेष्णव धमम का विस्तृत तथा विशाल प्रभाव तत्कालीन 
चित्रकल्ला के ऊपर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। 


हिमाचल चित्रकला 


पहाड़ी तथा काँगड़ा शैली की चित्रकल्ला का उचित नाम 
होना चाहिए हिमाचल चित्रकत्ना, क्योंकि यह शैली हिमाचल 
के अंचल में ही पनपी तथा सम्र॒द्ध बनी | राजपूत शैली इससे 
कहीं प्राचीन है। हिमाचल कल्ला का स्वर्णयुग था श्८ वीं 
शताब्दि । काँगढ़ा के राजा संसारच्ंद्र ( १७५७७ ई०--१८२३ ई०) 
पहाड़ी चित्रकत्ना के लिए उसी प्रकार संवधक हुए जिस प्रकार 
समुद्रगुप्त तथा विक्रमादित्य गुप्रकाल के पूव युग में | इस चित्र- 
शैली का ध्रुवबिंदु सु दर नारी है । नारी का जो बारहमासी तथा 
अष्टयाम जीवन वतमान है उप्ती के ताने-बाने से इस चित्रशैत्ञी 
का सुंदर पट बुना है। जिस आनंद का साहित्यिक चित्रण रीति 
काल्लीन कवियों ने--सरदास से लेकर बिहारी तक ने-शब्दमय 
मूत्ति के द्वारा किया है उसी का रंगीन चित्र इस युग के चित्र- 
कारों ने अपनी तूल्निका से प्रस्तुत किया है । मानव जीवन को 
स्वर्गोपम बनाने का प्रधान साधन प्रेम है और इसी प्रेम की 
अनुभूति के बिना मानव जीवन एक निःसार मरुभूमि जैसा बीहड़ 


अं, ए 
वष्णव घम की महत्ता १७ 


बन जाता है। यह प्रेम भक्ति का आशीर्वाद पाकर ही उच्च स्तर 
पर प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रेमी दंपती की अपनी स्वाथ-भावना 
होती ही नहीं ; बह तो दूसरे के लिए जीवित रहता है और इसी 
लिए वह विश्वमानव का एक प्रतोक होता है। प्रेम की अभि- 
व्यंजना हिमाचल्न चित्रकत्ञा का मुख्य उद्द श्य है। 


रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण तथा राशिका की भक्तिभावनां 
से अनुप्राशित होने के कारण ही यह चित्रशैज्ञी इतनी मधुर है 
तथा भव्य भावों की डउद॒भाविनी है। इस शेज्ञी की भाषा ही 
है--राधा-ऋष्ण की लीला, किशोर-किशोरी का शृगारमय 
जीवन और यह भाषा मानवमात्र के लिए समभावेन सुलभ तथा 
सुबोध है। वष्णवधम ने काव्यकत्ञा तथा चित्रकल्ला को ऐसी 
रसमयी अलुभूति प्रदान को है कि दोनों का वभव खिल उठता 
है। वष्णव कवि की काव्यमाधुगी को ही वष्ण॒व चित्रकारों ने 
अपनी तूलिका स अकित कर एक भोतिक आधार प्रदान किया 
है जो नितांत समुज्ज्बल, जीवंत तथा अनुरंजक है। तथ्य यह 
है कि वेष्णवधरम के प्रभाव के कारण यह चित्रशैली भावुकता 
तथा सहृदयता का आकर है। इस शेज्ली में स्वाभाविकता के 
साथ कल्पना का भी सुंदर समन्वय हुआ है। इसलिए आलो- 
चकों की मान्य सम्मति है कि गुप्तकाल के अन॑तर. पहाड़ी शैज्ी 
में ही भारतीय चित्रकला ने बहुत ऊँची जड़ान ली। हमारे 
जीवन के मधुर पक्ष से संबद्ध ऐसा कोई विषय नहीं जिसका 
रमणीय चित्रण इसके कल्लावंतों ने नहीं किया । यह है वेष्णब- 
घम की कल्ञात्मक अभिव्यक्ति का एक संक्षिप्त चित्रण) | 





१ हिमाचल चित्रकला के विशेष वर्णन के लिए देखिए-- 
श्र 


श्द भागवत संप्रदाय 


४--भक्तिरस की उद्धावना 


भक्ति भावना का पूर्ण विकाश वेष्णव घर की अन्यतर 
विशिष्टता है। “भक्ति! का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण इस धर्म के 
शाब्रीय ग्रंथों मे बड़े दी पुंखानुपुंख रूप से किया गया है। भक्ति- 
. शाखत्र का जितना प्रामाणिक विवरण वेष्णव अंथकारों ने किया 
है, उतना किसी अन्य धर्मावलंबी ने किया है, इसमें हमें संदेह 
:है। वेष्णब भक्तों की दृष्टि में मुख्यवम रस भक्तिरस ही है, 
“अन्य रस तो इसी प्रकृतिभूत रस की विभिन्न विकृृतियाँ हैं| अन्य 
आलंकारिक देव-विषया रति अर्थात्‌ भक्ति को भाव के अंतगत 
मानकर तज्जन्य आनन्द की गणना हीन कोटि में किया करते थे, 
परंतु वेष्णवों ने, विशेषतः गौडीय बेष्णवों ने, भक्ति को भाव- 
दशा से ऊपर उठाकर केवल रसदशा में द्वी नहीं माना है, प्रत्युत 
इसे सब रसों से श्रष्ठ, प्रधान अथवा प्रकृति-रस माना है। भक्ति 
का ही उत्कृष्टतम रूप मधुर भाव के नाम से भक्तिसंसार में प्रस्यात 
है। इसके विवेचन के लिए रूप गोस्वामी कृत हरिभक्तिरसा- 
सतसिंघु तथा उज्ज्वल नीलमणि पांडित्य तथा वेद्र्ध्य गुणों 
से मंडित होने से नितांत मननीय हैं । 
इस प्रकृष्ट भक्ति भावना का रहस्य मेरी दृष्टि में भगवत्तत्त्व 
के स्वरूप में अंतर्निहित है। भगवत्तत्त्व के दो रूप होते हें-- 
ऐश्वय तथा माधुय । ऐश्वर्य भावना में भगवान्‌ कतुंसकतुम्‌ 
अन्यथा कतुम्‌ समथ हैं। वे हमारे सर्वे-शक्तिशाली ईश्वर हैं ओर 
(क) डा० वासुदेव शरण अग्रवाल का एतद्विषयक लेख 
"कल्याण, हिंदू-संस्क्ृति-अंक, सन्‌ १६४५० जनवरी; पृ० ७११-७१४ | 
(ख) राय कृष्णदास--भारत की चित्रकत्ना ० १६२-१६८ । 


पु ४ 
बष्णव धर्म की महत्ता श्षट 


भक्त ल्ञोग उनके दास हैं। इस भावना में बड़े अदब के साथ 
विधि विधानों को मानते हुए शिष्टाचार की पद्धति से उनके पास 
जाना पड़ता है। परंतु माधुय भावना में भगवान्‌ हमारे प्रियतम 

/ उच्चतम प्रेम के पूर्ण आधार हैं तथा भक्त उनके प्रेम को 
चाखनेवाला नाना प्रकार की प्रियतमा है। इस माधुय भाव की 
भक्ति का अवसर वेष्णवजनों को प्राप्त हुआ भगवान्‌ रसिक- 
शिरोमणि श्री ऋष्ण की उपासना के प्रसंग में । इसीलिए वेष्णव 
शाब्लों में भक्ति के जिस रूप का मंजुल विश्लेषण किया गया 
है उसका दशेन भी अन्यत्र मिलना दुलंभ है । 


५--यवैष्णवधम की विजय गाथा 


भारतवष के चतुर्दिक-पूरब से पश्चिम तक तथा उत्तर से 
लेकर दक्षिण तक-प्रत्येक प्रांत में जोष्णब धर्म का प्रसार तथा 
प्रचार संपन्न हुआ था | इसने इस प्रकार भारत की अधिकांश 
जनता के आचरण, शील तथा सदाचार के ऊपर अपना भव्य 
प्रभाव जमाया, यह कम महत्त्व की बात नहीं है । परंतु हमारा 
डेष्णव धर्म भारतवष की चहार-दीवारी के भीतर ही कभी 
सीमित तथा संकुचित नहीं रहा। उल्लासपूर्ण भारतीयों फी 
विजय बेजयंती के साथ वष्णवधम ने भी अपना क्षेत्र विस्तृत 
किया, वह उन स्थानों पर पहुँचा जहाँ बीर भारतीयों ने अपने 
नये नये उपनिवेश स्थापित किये । वष्णवधम के प्रसार की यह 
गोरवमयी गाथा किस भारतीय के हृदय को जउल्लसित नहीं 
बनाती ? वह युग ही दूसरा था, संघ के उस समय में अपनी 
संस्कृति तथा सभ्यता के प्रखार की लगन प्रत्येक भारतवासी के 
नसों में रक्त की धारा उत्तजित किया करती । इसी लालसा की 
पूर्ति ने जाह्मण तेज तथा ज्ञात्र बल का आश्रय लेकर वेदिक 


२० भागवत संप्रदाय 


धम की वैजयंती उन सुदूर, समुद्र से प्रथकक्ृत, देशों में फहरा 
दिया जो आजकल 'ग्रंटर इंडिया? ब्॒हृत्तर भारत के नाम से 
ऐतिहासिकों में विख्यात है । 

ब्रद्दत्तर भारत के द्वीपों तथा प्रदेशों में भारतीय उपनिवेशों 
की स्थापना विशेषत: गुप्रकाल में संपन्न हुई। सामान्य परिचय 
तथा यातायात फी घटना ईस्वी सन्‌ के प्रथम शती से ही आरंभ 
होती है। विभिन्न प्रांतों में हिंदुओं का प्रदेश तथा उपनिवेश 
स्थापन विभिन्न शतियों से संपन्न हुआ, परंतु चतुथे शतक के 
आरंभ काल तक शर्थात्‌ गुप्तों के अभ्युद्य काल के पूव ही हम 
इन द्वीपों में गोदिक धमौवलंबी राजाओंको अपना शासन हृढतथा 
स्थापित करते पाते हैं। जावा की एक दंतकथा के अनुसार प्रथम 
हिंदू राज्य की स्थापना ५६ ईस्वी में हुई थी। जावा सम्बत्‌ के 
आरंभ का समय है ७५८ ईसस्‍्वी जिस समय शक संवत्‌ का 
प्रारम्भ सारत में हुआ। सुमात्रा के सवप्राचीन हिंदू राज्य का 
नाम है श्रीविजय जिसकी स्थापना चतुर्थशतक ईरबी के पहिले 
ही हुई थी। श्रीविजय राज्य की अभिवृद्धि का समय सप्रम 
शतक का अंत काल है जब इसने मलयु (आधुनिक जंबी ) 
नामक हिंदुराज्य को अपने में सम्मिलित कर अपने देशों की 
वृद्धि कर ली थी। सबसे पूर्बी द्वीप बोर्नियों में भारतीय संस्कृति 
का आरंभ चतुथ शतक के पहिल्ते ही संपन्न हो चुका था क्योंकि 
इसी युग के चार संस्क्तत लेखों से पता चलता है कि राजा 
कुडुज् ( कोसिडिन्य ) के पौत्र तथा अश्ववर्मा के पुत्र राजा मूल- 
वर्मा ने यूपों की स्थापना कर विशाज्ञ याग का समारंभ किया 
था जिसका नाम था बहुखुवणंक तथा जिसमें ब्राह्मणों को 
वप्रकेश्वर ज्षेत्र में बीस सहखर घेनु दक्षिणा के रूप में दी गई 
थीं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ईस्वी के चतुथ शतक तक 


वेष्ण्व धर्म की महत्ता २१ 


हिंदुओं ने बोर्नियों द्वीप के पूर्वी भाग में अपना राज्य स्थापित 
कर लिया था तथा यागमय जैदिक धर्म का प्रचलन उस देश 
में अच्छी तरह से हो चुका था | 
बाली द्वीप में आज भी हिंदू संसक्रति का भव्य रूप हमें 
कम आम्रय चकित नहीं करता जब समग्र देश ने मुसलमान 
धरम स्वीकार कर अपने को यवनमय बना लिया है । प्राचीन 
ओपनिवेशिक हिंदू धमं के स्वरूप का सच्चा अनुशीलन 
प्रस्तुत करने का श्रेय इसी लघुकाय द्वीप को प्राप्त है। 
यहाँ ब्लाह्मण पंडितों के द्वारा समग्र धार्मिक कृत्यों का विधान 
संपन्न कराया जाता है। बाली में पंडितों की संज्ञा है 
पदड । इन पदंडों के मुख में निवास कर रहा है एक विशाल 
संस्कृत साहित्य जिसका संरक्षण वे बिना एक अक्षर समझे ही 
बड़े प्रेम तथा समधिक श्रद्धा से आज भी कर रहे हैं। सस्कृत 
भाषा के एक वरणं से भी अनभिज्ञ इन पदंडों का मस्तिष्क 
सचमुच एक विचित्र पेटिका है जिसमें वेद, उपनिषद्‌, तथा 
स्‍्तोत्रों से संबद्ध अनेक ग्रंथ तह पर तह रखे गये उपलब्ध होते 
हैं। आज से सत्तरह साल पहिले फ्रेंच विद्वान डा० सिल्वालेवी 
ने इन मुखस्थ अंथों को स्वयं लिपिबद्ध कर “बालिद्वीपप्रंथा:” के नाम 
से प्रकाशित किया ( गायक्रवाड़ ओरियग्टल सीरीज चं० ६७, 
१६३३ )। इनमें से कतिपय संस्कृत ग्रंथों का मूल भारतीय 
संस्क्ृत वाडम्मय में उपलब्ध होता है, परंतु अन्य ग्र थों का निमाण 
इसी द्वीप के प्राचीन पंडितों के द्वारा किया गया था। इन स्तोत्रों 
की भांषा विशुद्ध संस्कृत है जिनमें अपाणिनीय प्रयोगों का सवथा 
अभाव है। बिना समझे किसी अपरिचित भाषा के इतने ग्र थों 
को अपनी स्मृति के पटल पर ही नित्रद्ध रखना सचमुच एक अश्वये- 
जनक घटना है। अपने धार्मिक कृत्यों में बालि के पदंड आज 


२२ भागवत संप्रदाय 


भी गायत्री का प्रयोग करते हैं, परंतु न तो वे उसके नाम से 
परिचित है और न अथ से । भारतीय संस्क्ृति के अध्ययन की 
इतनी जीवन्त सामग्री अन्य द्वीपों मे उपलब्ध नहीं होती । 

(१ ) जावा-इन द्वीपपु जो में शौव धम की प्रधानता व्यापक 
रूप से विद्यमान थी | वेष्णवधर्म शैवधम से गणना में द्वितीय होने 
पर भी जीवन स्तर पर प्रभाव की दृष्टि से स्वेथा भद्वितीय 
ही रहा । बृहत्तर भारत के मुख्य प्रांतों में विशिष्ट राजबंशों में 
वष्णव घमं का सम्मान तथा आदर शैव मत की श्रपेज्षा कहीं 
अधिक तथा विस्तृत था। जावा में भगवान विष्णु, उनकी शक्ति 
लद्॒भी तथा उनके वाहन गरुड़ की मूर्तियों का निर्माण कल्लात्मक 
दृष्टि से भी नितांत स्पृहणीय तथा श्लाघनीय है। लक्ष्मी अपनी 
चार भुजाओं के साथ अंकित की गई हैं और इन भुजाओं में 
वे कमल, धान की बाली, माला आदि धारण करती हैं। 
विष्णु-वाहन गरुड़ की मूर्ति जावा में बहुतायत से पाई जाती है। 
विष्णु के नाना अवतारों की मूर्तियाँ यहां उपलब्ध द्वोती हैं 
जिनमें मत्स्य, वाराह, नरसिह, राम तथा कृष्ण की मूर्तियाँ विशेष 
रूप से उल्लेख-योग्य हैं। विष्णु के आयुधभूत शंस्ब, चक्र, गदा 
तथा पद्म का प्रथक्‌ रूप से अंकन भी हमें वहाँ मिलता है। 
बेदिक धर्म के नाना देवताओं के विग्रहों से मंडित विशालकाय 
मंदिर भारत तथा जावा की संवर्षित कल्ला के कमनीय उदाहरण 
माने जाते हैं । इस प्रसंग में प्रंबानन घाटी के ल्लारा-जोंगरग का 
ब्रहदाकार मंदिर इस संवरल्ित कल्ला का मनोज्ञतम तथा रमणीय- 
तम दृश्शंत है ।' इसकी रचना ईरस्‍्वी सन्‌ के नवम शतक सें 
हुईं थी । इसके तीन मुख्य मंदिरों में सध्यमंद्रि में भगवान्‌ भूत- 
भावन महादेव की प्रतिष्ठा है, उत्तर में विष्णुजिग्रह का प्रतिष्ठान 
है तथा दक्षिण में ब्रह्मा जी विराजमान -हैं। इस प्रकार हम 


भ्े ( 
वष्णव धर्म की महत्ता २३ 


इसे 'त्रिदेव मन्द्र! भल्ली भाँति कह सकते हैं, परंतु प्राधान्य है महा- 

देव मंदिर का ही जो विशाल्ता, अलंकार-विधान तथा सौंदय में 
सबसे श्रप्रतिम है। इसके भीतर रामायण-संबंधी दृश्य अंकित हैं 
जो बयालीस पट्टों में अक्रित किये गये हैं। इनमें रामजन्म से 
आरंभ कर लंका-विजय तक की घटनाएँ बड़ी सु दरता से अंकित 
की गई हैं । इन प्रतिच्छायाओं के ऊपर ही ल्ञारा जोंगरंग के 
मंदिरों की सुषमा तथा भव्यता आश्रित मानी जाती है। कला 
दृष्टि से यह भास्कय अप्रतिम माना जाता है। कांबोज के अंकोर- 
बाट की तुलना में यह भास्कय-कला कहीं अधिक मनोज्ञ तथा 
कमनीय मानी जाती है। इसमें रामायण की घटनावल्ली का 
अंकन इतनी कल्नाबाजी, सूक््मता तथा विशद॒ता से किया गया 
है कि प्रतीत होता है कि ये दृश्य द्रष्टा के नेत्रों के सामने अपनी 
भव्य माँकी दिखला रहे हों। कई शताब्दी के अनंतर पूर्वी जावा 
के 'पनतरण? नासक स्थान में भी सुंदर मंदिरों का निर्माण हुआ 
परंतु मध्य जाघा के प्रंबानन की कला की दृष्टि से इनका स्थान 
निम्नतर तथा हीनतर है। इनमें भी हमें वेष्णव धर्म का प्रभाव 
लक्षित होता है। बेल्हन नामक स्थान में विष्णु की एक उद्त्त 
तथा मधुर मूर्त्ति है जिसमें ओदाय तथा शांतिभाव का विचित्र 
मिश्रण है | परंतु कल्ला-बिशारदों की संमति है कि यह देवता के 
रूप का चित्रण नहीं है, प्रत्युत एक व्यक्ति की यथाथता-संपन्न 
अभिव्यक्ति है। यह ऐरलंग ( ११ शतक ) नामक विख्यात राजा 
की आकृति से इतना मिक्ञता जुलता है कि यह डसी की प्रति- 
कृति माना जाता है। जो कुछ भी तथ्य हो, इतना तो हम 
निःसदेह कह सकते हैं कि जावा के सामाजिक जीवन तथा 
कलात्मक चित्रण में वेष्णव घमं का विपुल प्रभाव स्पष्टतः 
अंकित है। 


२४ भागवत संप्रदाय 


(२) चम्पा के इतिहास में भी वेष्णव धर्म की मान्यता कम 
नहीं दीख पड़ती । यहाँ भी विष्णु के अवतारों की मूर्तियाँ पाई 
जाती हैं जिनमें राम और कृष्ण के शौयमंडित चरित का चित्रण 
विशेष रूप से उपलब्ध होता है| ऋष्ण की समग्र प्रसिद्ध घटना- 
वल्ली यहाँ अंकित की गई है--विशेषतः गोवधन-धारण तथा 
कंसवध का दृश्य । विष्णु अनेक नामों के द्वारा अभिद्दित किये 
गये हैं यथा पुरुषोत्तम, नारायण, हरि तथा गोबिंद | उनकी शक्ति 
लद्मी, पद्मा तथा श्री के नाम से चम्पा की मान्य देवी मानी 
जाती हैं तथा विष्णु का वाहन गरुड़ चम्पा में एक लोकप्रिय 
पत्ती माना जाता है तथा उसकी मूर्ति अनेक स्थानों में 
मिलती है | 

(३) स्याम ( थाइल्ेंड ) में प्रधानतः बौद्धघम ही राज्यधम 
के रूप में स्वीकृत किया गया है। प्राचीनकाल में बुद्धधर्म के 
प्रभाव में आने से उसके अनेक राजा बुद्ध भगवान्‌ के अष्टांगिक 
'माग के प्रशस्त पथिक थे और ञ्आाज भी वह देश तथागत के 
सिद्धांतों का ही अनुयायी है। तथापि इस देश में भी विष्णु घर्म 
के प्रति श्रद्धा तथा सम्मान की भावना कम नहीं है। चोदहवीं 
शती के मध्यकाल में ( १३४० ६० ) सुबनपुनी या ओटंग के राजा 
'ने अजुथिआ ९ अयोध्या ) नामक नवीन राजधासी की स्थापना 
की ओर 'रामाध्रिपति) के नाम से स्वतंत्र राजा बनकर 
राज्य करने लगा । अयोध्या के राज्य ने कम्बोज देश के एक 
बड़े भाग पर अपना अधिकार जमाया परंतु बर्मी राजाश्रों के 
खआ्राक्रमण के कारण उसे विशेष ज्ञति हुई और चार सौ वर्षों के 
शनंतर वह राजधानी के गोरव से वंचित हो गया । इस प्रकार 
बोद्धप्रधान देश में राम और अयोध्या अज्ञात तथा अपरिचित 
अभिधान नहीं हैं । 


वेष्णव धर्म की महत्ता २५ 


(४७ ) कंबोज्ञ देश ( कंबोडिया ) में भी वेष्णबधमम को शेव- 
धम के समान ही मान्यता प्राप्त थी। इस देश के महनीय मही- 
पालों ने भगवान्‌ विष्णु के प्रति अपनी असीम भक्ति तथा अपार 
श्रद्धा का प्रदर्शन शित्नालेखों में तथा विशालकाय मंदिरों में भी 
भाँति किया है। अन्य देशों की अपेज्ञा इस देश ने भारतीय 
संस्कृति का ग्रहण विशेष रूप से किया था। अतः बष्णबव प्रंथों के 
विपुल्न प्रचार से हमें कोई आश्रय नहीं प्रतीत होता। यहाँ के 
हिंदू मंदिरों में रामायण, महाभारत तथा पुराणों के प्रतिदिन 
प्रवचन की व्यवस्था की गई थी। इन ग्रंथों के अनुशीलन से 
प्रभावित होकर वष्णव काव्यों की विशेष रचना नवम तथा दशम 
शर्तियों में संपन्न हुई । यहाँ के मानी राजन्यों में सूयवर्मा द्वितीय 
( १११३ ई०-११४४ ई० ) का नाम इस प्रसंग में विशेष महत्त्व 
रखता है जिसकी अगाध सोॉंदयौनुराग और विष्णुभक्ति का 
जज्ज्वल उदाहरण “अगकोरवाट” का विख्यात कंबोज मंदिर 
है | इस मंदिर की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी दही थोड़ी है ।* 
यह भारतीय तथा कंबोज कल्ञा के परस्पर मिश्रण का अतीव 
उज्ज्वल दृष्टांत माना जाता है । यह विशालकाय मंदिर परिखा 
से वेष्टित है जो चौड़ाई में लगभग ७०० फीट हैं। इसे पार करने 
के लिए एक परम रमणीय सेतु बाँधा गया है जो सप्रशिरस्क नागों 
की स्तंभ-पंक्ति पर स्थित २६ फीट चौड़ा है। भीतर जाने पर 
विशाल गेल्रियोंमें प्रभावशाली सम्राटोंकी, उनकी चामरग्राहिणी 
सेविकाओं से आवृत रमणीय रानियों की, महामहिम मंत्रियों की 

१--द्रष्टव्य-वेदब्यास रचित “कम्बोडिया का हिंदू उपनिवेश? पु० 
२४२-पु ० २५३ ; 3. 0. (8८2पाग् 7 : निीशवेप ७00॥768 
$#06 7970 ॥0980., पु ० १८६- १८ 


२६ भागवत संप्रदाय 


तथा प्रभावसंपन्न सेना-नायकों की प्रतिच्छायायें इतनी सजीवता 
से अंकित की गई हैं कि वे दशकों के चित्त पर अपना अमिट 
प्रभाव उत्पन्न कर देती हैं। मुख्य मंद्रि में भारतीय वेष्णच 
साहित्य को अंकित करनेवाली प्रतिच्छायाश्ं की प्रधानता है 
जिनमें रामायण, महाभारत ओर दरिवंश के दृश्य प्रस्तुत किये 
गये हैं। आरंभ में हम कुरुक्षेत्र की समर-स्थत्ी को पाते हैं जद्दाँ 
लड़ते हुए योधाओं की अगल्ली पंक्ति में गीता के वक्ता-श्रोता 
कष्ण और अज़ु न विराजमान हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जीवन 
से संबद्ध लगभग चार प्रतिच्छायायें और हैं, परंतु रामकथा से 
संबद्ध ग्यारह घटनाओं का अंकन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। 
वेष्णव दृश्यों का यह प्राघान्य तथा साथ ही राजा का, जो 
ऐतिहासिक गेलरी में केंद्रस्थ व्यक्ति है, 'परम विष्णुलोक' का 
पारसार्थिक नाम हमें इसी निष्कषष पर पहुंचाता है कि यह्‌ अँग- 
कोरवाट निश्चय द्वी विष्णु मंदिर है; इसमें संदेह का लेश भी 
नहीं है । राम की ग्रतिच्छायाओं में उल्लेखनीय दृश्य हैं विराध 
राक्षस की मृत्यु, राम का सुवण मृग के पीछे दौड़ना, राम सुग्रीव 
की मेत्री, सुभीव बालि का मल्लयुद्ध, हनुमान का लंका में सीता 
की खोज, लंका का समर-क्षेत्र तथा भयानक संग्राम तथा श्रंत 
में पुष्पक विमान के द्वारा राम का श्रयोध्या-प्रत्यावतेन | इनमें 
से प्रथम छः दृश्य मध्य जावा में उपलब्ध प्रंबानन मंदिर ( नवम 
शठक ) में अंकित राम प्रतिच्छायाओं से विशेष मिलते हैं। कला 
पारखी जनों ने इन दोनों विष्णु मंदिरों में अंकित रामायण की 
घटनाओं की परस्पर तुलना को है। उनकी दृष्टि में दोनों की 
अपनी निजी विशेषतायं हैं, यद्याप कई बातों में वाल्मीकीय 
रामायण का अनुसरण न करने पर भी प्रंबानन का रामायणीयथ 
अंकन कहीं अधिक कलात्मक माना जाता है। अँगकोरवाट का 


वेष्णव धर्म की महत्ता २७ 


व्वष्टा प्रकृति की भाँति शून्यता से घृणा करता है। यदि कहीं 
थोड़ा भी स्थान उसे रिक्त मिल्ञता है तो वह किसी न किसी पोधे 
या पक्षी की प्रतिक्रति बैठा देता है जिससे प्रभाव में न्‍्यूनता आ 
जाने पर भी वह पूरा दृश्य आम्चावित हो उठता है। 


अंगकोरवाट वष्णवधस की संसार की महती कल्लात्मक देन 
है। यह संसार के गण्यमान्य कल्लासंपन्न मंदिरों से अपना 
विशिष्ट स्‍थान रखता है। मंदिर की सजावट उसकी महनीय 
समष्टि के अनुरूप ही है! सबंत्र सीढ़ियों के सिरों पर ब्ृहत्काय 
सिंह तथा बीथिकाओं के पाश्बों में बहुशिरस्क सर्प स्थित है। 
दीवारों की सजाबट में आह्यता है तथा तक्षणों में ज्ञालित्य है । 
दीवारों पर कोनों में स्थित स्वर्गीय चेतोहारिणी अप्सराय अपने 
वक्षःस्थल की पीनता तथा रत्नाभरणों की प्रचुरता से दशक की 
दृष्टि मोह लेती हैं। ऐसे प्रचुर कल्ना-संपन्न मंद्रि के विस्तृत 
निर्माण की प्ररणा तथा स्फूर्ति जिस वेष्णबव धम से मित्नी उम 
धर्म के सांस्कृतिक मद्दक्त्का अंकन किस प्रकार किया जा 
सकता हे ? 


(४ ) बालिद्वीप में हिंदूघम का आज भी उतना द्वी बोल- 
बाला है जैसा कभी प्राचीन काल में था| यवनों के प्रबल आक्र- 
मणों ने बालिद्वीप की हिंदू जनता का बाहरी धर्म परिवततेन तो 
अवश्य कर दिया है, परंतु उनका हृदय आज भी हिंदूधर्म को 
प्रगाढ भक्ति से ओत-प्रोत्त है। पूरे द्वीप में हिंदू सं'क्रति अपने 
विशुद्ध रूप में आज भी विराजमान है। वहाँ के पदण्डों की 
चचौ हम पीछे कर आये हैं जो आज भी वहाँ के निवासियों के. 
धार्मिक उत्सवों तथा संस्कारों के कर्ता तथा विधाता हैं। बाल्नि 
में अनेक हिंदू देवताओं की उपासना प्रचलित है जिनमें भगवान्‌ 


दर भागवत संप्रदाय 


विष्णु की भक्ति विशेष महत्व रखती है। विष्णु की स्तुति में 
'बालि में दो स्तोत्र प्रसिद्ध है. जिनमें एक तो विशुद्ध भारतीय 
“विष्णुपञ्जर” सतोतच है ओर उदात्त संस्कृत गद्य में निबद्ध 
डूसरा “'विष्णुस्तव' बालि के पदण्डों के पांडित्य तथा प्रतिभा 
'का भ्रक्ृष्ट प्रतिनिधि है। विष्णुपस्लर स्तोत्र हमारे यहाँ विशेष 
प्रसिद्ध है. जिसमें विष्णु से नाना रूपों में रक्षा करने की प्राथना 
की गई है। उदाहरण के लिए दो-तीन पद्म उद्धृत किये 
जाते हैं) -- 

पादों रक्ततु गोविन्दी जंघाभ्यां च॒ त्रिविक्रमः । 

उवन्त केशवो रक्षेद्‌ रक्षेद्‌ गुह्य॑ तथा हारिः ॥ 

उदर पद्मनाभश्च कटिं. चेव जनादनः । 

नाभिकमच्युतोी रक्षेत्‌ पृष्ठ रक्षतु माधवः ॥ 


बालिद्वीप में एक नितांत साहित्यिक विष्युस्तव” नामक 
गद्यात्मक स्तोत्र उपलब्ध होता है जो भाषा तथा भाव उभय 
इृष्टियों से विशेष महत्त्वशाली, श्रोढ़ तथा प्रांजल है। इस 
श्लाघनीय स्तुति का प्रवाह देखिए -- 


5० नमोउस्तु पुरुषोत्तमाय परमरिपु-पर-पुर - हरण - पराक्रमाय 
'परमबलभटोलटोल -लोखित - गलित - महाबलाय च जाग्रत - सुप्त - तूथ 
चतुभुजाय नारायणाय नरसिंह - वामनाय नारायणाद॑नाय नरगदायुद्धे 
दानवान्तकरिपुमद्नपाञ्चजन्य - सुदर्शनायुधाय.. देव्यदानवयज्ञ - राक्षस- 
पिशाच-भूतगणधरनीधर-घीरद्राय. च_ गन्धवमधुरगीत-सुरविद्याधर-ऋषि 
प्रभुति सेविताय च परमरिपुरावणाजुंच - घेनुक - अलन्‍्ब - केशराविश्टक 





१. बाल्िद्वीपग्र थाः ( बडोदा, गायकवाड सं० सीरीज नं० ६७ ) 
पु० ४६-४७ | 


चर , श् 
वंष्णव घर्म की महत्ता श्€ 


मेनिगजबल तरगमिस-सगालादि-निधनाय. च पुरुषोडनन्तससमुद्राश्रयः 
खगवरवरेख्धः ओप्रियो धनदप्रियो वेश्रवरणाद्ञकोअ्स्मान्‌ रक्षतु अस्मान्‌ 
योपायतु स्वाहा । । 

इस स्तोत्र का अनुशीज्ञन इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि 
बालि द्वीप में नारायण के मुख्य अवतारों का ज्ञान, विशेषतः 
कृष्ण तथा उनकी विपुल लीलाओं की जानकारी, सत्र प्रचलित 
था । इस स्तोत्र की रचना बाल्ि में ही प्रतीत होती है, क्योंकि 
इसका मल रूप भारतवर्ष के संस्क्ृत साहित्य से अब तक उपलब्ध 
नहीं है। भाषा की प्रोढ़ता के कारण यह स्तब रतोत्र साहित्य का 
एक समुज्वल हीरक माना जा सकता है। 


भगवान्‌ नारायण की पत्नी श्रीदेवी के नाम से बालि में 
विशेषतः प्रसिद्ध हैं, परंतु उनके विषय सें नवीन कल्पना भी दृष्टि- 
गोचर होती है। श्रीदेवी धानकी देवता है। इसीलिए चह 
श्रीताराडुली अथवा धान्यराज्षी के नाम से विख्यात हैं-- क्‍ 
श्रीताण्डुली महादेवी श्रीमतकमलशोमिता 
दुदासि में महाभोग्यं स्द्वव्यहितं धनम ॥ 


श्रीदेवी शालि के समान कमनीय रूपवाली मानी जाती हैं | 
चावल के समान उनका शरीर स्निग्ध तथा चिकना होता है-- 
श्री शाल्षिकान्तरूपा व्व स्निग्धगात्र' च ताण्डुलस्‌ । 
द॒दाति मे सदा चित्र सोभाग्यं लोकपूजितस ॥ 
बालि निवासियों का यह दृढ़ विश्वास है कि भीदेवी का 
संबंध घान्‍्य की उत्पत्ति तथा खेती के साथ मुख्य रूपेण है। इस 
विषय में एक पौराणिक कथा भी प्रसिद्ध है जिसमें विष्णु के 
उपवत में स्नानासक्ता श्री-देवी का किसी देत्य द्वारा हरण किये - 
जाने का वृत्तांत है | श्रीदेवी की म॒त्यु के अनंतर उनके शरीर से 


३० भागवत संप्रदाय 


नाना पौधों कौ उत्पत्ति होती है--उनक नाभिस्थल्ञ से धान के 
पौदे की उत्पत्ति होती है। धानन्‍्य के भिन्न अवस्थाओं के नाम 
भी भारत की देवियों के नाम पर होते हैं। श्रीदेवी धान के 
पौदे का नाम है जो काटा गया तो होता है, पर उसमें से पीटकर 
चावल अलग नहीं निकाला गया होता । धान के बीज का नाम 
है उमादेवी | धान के नवीन पोदे का नाम है गिरिनाथ | धान 
का पोदा एक स्थान से हटा कर जब दूसरी जगह लगाया जाता है तब 
उसका नाम होता है गंगीदेवी | जोते हुए खेतों में श्रीदेवी के 
ग्रामीण मंदिर अधिकतर पाये जाते हैं। श्रीदेवी के नाम से 
बालि में एक सुंदर स्तुति उपत्ब्ध होती है जो भाषा की दृष्टि से 
सुंदर तथा रोचक दे | इसके दो पद्म नमूने के तौर यहाँ उद्धत 
किये जाते हैं-- ह 
श्रीदेवी महावकृत्रा चतुर्व॑र्णा चतुभुजा। 
प्रज्ञावीय-सारज्ञेया चिंतामणि कुरुस्मृता ॥ 
श्रीधनद्वेविका रम्या सवस्पवती तथा । 
सर्वेज्ञान-मणिश्रेव श्रीक्रीदेवि ! नमोउ्स्तु ते ॥* 


“इस प्रकार बृहत्तर भारत के धार्मिक आचारों की सीमांसा 
हमें इसी निष्कर्ष पर पहुँचाती है कि भारत के इन सुदूर उप- 
निवेशों में वेष्णव धर्म का प्रभाव बड़ा ही गहरा, तलस्पर्शी तथा 
व्यापक था। इसका स्थान शैवधम की अपेक्ता कुछ घट 
कर था परंतु इन देशों के निवासियों के जीवन को शुद्ध, 
पवित्र तथा सदाचरमय बनाने में वेष्णद धर्म की उपयोगिता 
बहुत ही अधिक थी । इन देशों की संस्कृति तथा सभ्यता को 
भारतीय आदश में ढाज्नने का तथा उस उद्ात्त कोटि में पहुँचाने 





१ द्रष्टन्य--बाल्निद्वीपग्न॑या:, प्रष्ठ ६१ तथा पृष्ठ ६२ 


धवेष्ण्व धर्म की महत्ता ३१ 
( पुस्छाजय/ , 
हर सहनीय कारये .. 






कन्न किया वेष्णब धर्म ने और इसलिए 
हर ट्री ना 9 £ ततित कल्नाओं के ऊपर वंष्णव धर्म का 
अ्रब्तलप्रभाव अफ्र्ल भी दृष्टिगोचर हो रहा है । 






क्ष ९ 
७ के 


६--साहित्य पर प्रभाव 


बेष्णव धर्म का प्रभाव भारतीय साहित्य पर बड़ा ही गद्दरा 
तथा तल्नस्पर्शी है। भगवान विष्णु के अवतार-भूत राम तथा 
कृष्ण में भगवत्तत्व के द्विविध पक्ष का प्राधान्य दृष्टिगंंचर 
होता है। मर्यादापुरुषोत्तम रामचंद्र में ऐश्वय भाव का प्राधान्य 
विद्यमान है, तो लीलापुरुषोत्तम ऋष्णचंद्र में माधुये भाव का। 
एक मर्यादा-पुरुष है, तो दूसरे लीलापुरुष | रामभक्त कवि राम 
के लोकसंग्रही रूप के चित्रण करते समय जीवन के नाना पक्षों 
के प्रदर्शन में करतकाय होता है । ऋष्णभक्त कवि का वण्य विषय 
है--बालऋष्ण की माधुयगर्भित लल्तित ज्ञीज्ञाय | फल्नतः उसकी 
दृष्टि ऋष्ण के 'लोकरंजक” रूप के ऊपर ह्वी टिकी रहती है। 
क्षेत्र सीमित होने पर भी वह भावसमुद्र के अंतरंग में प्रवेश 
करता है और नाना चमकते हुए हीरों तथा मोतियों के दू ढ़ 
निकालने में सफल होता है। मानव की कोमल रागात्मिका 
वृत्तियों की अभिव्यक्ति में कृष्ण काॉब सबंधा कृतकाय तथा समर्थ 
होता है । वेष्णब धम के उत्कृष्ट प्रभाव से भारतीय साहित्य 
सौंदय तथा माधुय का उत्स है; जीवन की कोमल तथा लक्तित 
भावनाओं का अक्षय स्रोत है; जीवन सरिता को सरस माग्ग पर 
प्रवाहित करनेवाला मानप्तरोबर है। दमारे साहित्य में 


श्र भागवत संप्रदाय 


प्रगीत मुक्तकों के प्राचुय का रहस्य इसी व्यापक प्रभाव के: 
भीतर छिपा हुआ है। वात्सल्य तथा झूंगार की नाना अभि- 
व्यक्तियों के चारु चित्रण से हमारा साहित्य जितना सरस तथा 
रसस्निग्ध है उतना ही वह कोमल तथा हृदयावजक है भक्त हृदय 
की नम्नता, सहानुभूति और आत्मसमपंण की भावना से । 


यह साहित्यिक प्रभाव भारतबष की प्रत्येक प्रांतीय भाषा के. 
ऊपर पड़ा है। इन भाषाओं का सुंदरतम साहित्य वही है जो 
भागवत भावनाओं से स्पंदित, उत्साहित तथा स्फुरित होता है । 
इन भाषाओं में बेष्णव साहित्य हीं सबसे अधिक उत्कृष्ट, सरस 
तथा हृदयानुरंजक है। भारतवष के इतिहास का मध्यथुग भक्ति- 
भावना के उपबृंहण तथा परिवधन का युग है। फत्ततः समग्र 
भारतवष में १६ वीं तथा १७ वीं शताब्दी में लिखित साहित्य 
भक्तिभाव से पूरित द्वी नहीं है, प्रत्युत वह निर्तात स्निग्ध, रस- 
पेशल तथा समधुर है। वेष्णव साहित्य भारतवर्षीय साहित्य का" 
सबज्ज्विल तथा उत्कृष्ट साहित्य द्दे । लत्लित गीति, गायनों तथा 
पदावली साहिस्य के उदय का यही काल है। 

हिंदी पाठक उत्तरीय भारत में पनपने वाले साहित्य के उदय 
की गतिविधि से अधिक परिचित हैं, परंतु दक्षिण भारत के- 
साहित्य से उसका परिचय नितांत स्वल्प है। इसीलिए यहाँ 
दक्षिण भारतीय भाषा साहित्य के ऊपर वेष्णव प्रभाव का 
सामान्य परिचय विशेषतः दिया जा रहा है। तामिल, तेलगु, 
कन्नड़ तथा मलयालम के साहित्य में वष्णब साहित्य का उतना 
ही प्राधान्य तथा महत्त्व हे जितना बंगला, आसामी, जड़िया,. 
मराठी, गुजराती तथा हिंदी साहित्य में । वष्णव साहित्य: 
निःसंकोच इन साहित्यों का हृदय माना जा सकता है। 


वैष्णव धर्म की महत्ता हे३ 


तमिव्ठ 

तमि& साहित्य में शैब साहित्य की प्रधानता है। 'शैब 
सिद्धांतः नामक शैबदर्शन की एक विशिष्ट धारा का द्रविड़ देश 
उद्टमस्थान है । यह्‌ सिद्धांत मुख्यतया दुतप्रधान है और इस 
सिद्धांत के प्रतिपादक अआगमों की विशेष सत्ता तमित्न साहित्य 
में है । तथापि आव्ठवारों की पदरचना तमिल्रभाषा में द्वी निबद्ध 
हुई है। समस्त अलवार तमिल-भाषा-भाषी थे। इन लोगों ने 
अपने हृदय के भावों की अभिव्यक्ति जिन पदों के द्वारा को है 
वे तमिछ साहित्य में विशेष मान्य हैं। श्रीवैष्णब लोग तो इन 
पदों को द्रविड़ वेद' के नाम से पुकारते हैं तथा इनकी पवि- 
त्रता में असीम श्रद्धा रखते हैं । जैसे वैदिक मन्त्रों का उपयोग: 
भगवान की पूजा अर्चा के समंय किया जाता है बसे ही इन पदों: 
का भी प्रयोग ऐसे शुभ अवसर पर दक्षिण के बेष्णव मंदिरों में 
आज भी किया जाता है| 

सुप्रसिद्ध अलवार विष्णुचित्त स्वामी रचित “दिव्यप्रबन्ध? 
के केबल छः पय उदाहरण के निमित्त यहाँ उद्धृत किये जाते 
; | इस प्रसंग का अथ यह है कि यशोदाजी कृष्णचन्द्र को नाना 
पृष्पों से भूषित कर उनकी शोभा देखना चाहती हैं। इसलिए वे 
ऋष्ण को पुकार रही हैं कि वत्स, आवो और इन सुगंधित फूलों 
को पहनो । इस दशक की बड़ी ख्याति तथा लोकप्रियता है। 
आज भी वष्णव मन्दिरों में भगवान को पुष्पसमर्पण के 
अवसर पर द्रविड़ भक्त लोग इन पदों को गदगद कण्ठ से गा कर 
भगवान को फूल चढ़ाते हैं। यहाँ मूल तसिक यद्य के साथ उसका 
संस्कृत तथा हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। 

आनिरे मेयक्क नोपोदि अरुमरुन्दावदरियाय्‌ & 
कानहमेलास्‌ तिरिन्दु डन्‌करियतिरुमेनिवाड & 
३ 


३४ भागवत संप्रदाय 


पानैयिल्‌ पालंप्परुहिप्पत्तादारेलाम शिरिप्प # 
तेनिल्निनियपिराने ! शेणूपहप्पूच्चूद्धवारायू ॥३॥ 
श्लो० ॥ गास्संचारयितु' प्रयासि नही वेत्स्यात्मग्रभाव॑ हरे ! 
कान्तारे बहु संचरन्‌ बत ! वपुर्लानिं समासीद्सि । 
भाण्डे चूषसि दुग्धमित्यदह भो मित्रेतरेहस्यसे 
पीयूषादपि भोग्य चम्पकसुमं वोह समागच्छुतात्‌ ॥३॥ 
हे कृष्ण ! अपने दिव्य शरीर की कोमलता को थोड़ा भी न 
जानते हुए स्वयं जंगल में गाय चराने के लिए जाते हो | बारबार 
घुमने से तुम्हारा सुंदर मुख अत्यंत म्लान हो रहा है । धर में रह 
कर तुम बरतन में रखे हुए दूध को पी जाते हो । इसलिए शत्रु 
ज्ञोग तुम को हँसते हैं । वे भले हँसे, परंतु आपकी समस्त चेट्टायें 
हमारे आनंद के लिए होती हैं । अमृत से भी अधिक भाग्यशाली 
कृष्ण, मैं तुम्द्दारे मस्तक पर चंपक फूल अपित कर रहा हूँ। उसे 
धारण करने के लिए तुम आवों ॥१॥ 


करुबुडे मेहड्डव्टकण्डालुनैक्कण्डालोक्कुम्‌ कण्कव्ट # 
उरुवुडैयाय्‌ू उलहेत्ठुसुण्डाह वन्दु पिरनदाय्‌ & 
तिरुवुडेयाठ सणवाल्वा तिरुवरज्धरो किडन्दाय्‌ & 
मरुविसणस्‌ कमृव्किन्न मलिकेप्पुच्चुद्वारायू ॥२॥ 
श्लो० ॥ जीमूतो जलगभनिर्भर इवानन्दं इशोवधेयन 
सौन्दर्याश्षित ! स्वलोकविततीरक्षाथमत्रोदित । 
लच्मीनायक [ रह्नाम्नि निलये शेषे शयान अभो 
सौगन्ध्याधिकमछिकासख्जमिमां वोहु समागच्छु भोः |॥२॥ 


हे ऋष्ण, वर्षा करने वाले घनश्याम के देखने से जितना 
आनंद उत्पन्न होता है, उतना आनंद तुम्हारे देखने में भी होता 
है। हे सुदर, सब संसार की रक्षा करने के लिए आविभूत, 


वैष्णव धर्म की महत्ता शेप 


श्रीरंगम्‌ में शोष की शय्या पर सोनेवाले ऋष्ण, इस सुगंध से युक्त 
मल्ली की माज्ञा पहनने के लिए तुम चले आवो ॥२॥ 


मच्चोडुमाठिहैयेरि मादहवठठ तम्मिडम्‌ पुक्कु थे 
कच्चोडु पहेकितव्ठित काम्वुतिहिलबे कोरि ४४8 
निच्चलुम्‌ तीमेहठ_ शेयवाय नीऊं तिरुवेज्ञडत्तेन्दाय 88 
पच्चेत्तमनहत्तोडु. पादिरिप्पूच्चूड्वारायू ॥ ३ ॥ 
श्लो० ॥ आरुह्म प्रसभ॑ महत्तरमृहग्रासाददेशादिषु 

प्राप्य स्लीजनतान्तिकस शिथिलयन तच्चोलचेलाविकम | 
नित्य दुश्वरितोत्सुक ! क्षितिधरे शेषामिधे सन्‌ प्रभो ! 
वोहु सदमन॑ च पाटलसुमं स्वामिन समागच्छु भोः ॥३॥ 


हे ऋष्ण, ऊँचे महल्ों के ऊपर जहाँ जहाँ स्रियाँ निवास करती 
हैं । उन उन स्थानों के पास जाकर उनके कव्चुक वस्त्र को तुम 
ढीज्ञा कर देते हा। इस प्रकार की दुश्चेष्टाओं क लिए तुम नित्य 
उत्सुक रहते हो। शेषाचल के शिखर पर निवास करने- 
वाले भगवन्‌ , तुम दमनक तथा पाटल्ष फूज् को पहनने के लिए 
यहाँ आबो ॥ ३॥ 


तेरुविनकणिज्निव्वायूच्चिमाहेक् त्तीमें शेय्यादे & 
मरुवुस मदनकमुस्‌ शीर्मालेमणझुमत्ठकिल्न # 
पुरुवम करुज्ञठलनेत्तिप्पोलिन्द सुहिलकन्नुपोले # 
उरुवमकहिय नम्बि उहन्दिवेशूद नीवारायू ॥ (४) 
छो० | स्थित्वा वीथिषु बालगोपललनागोष्ठीषु दुश्चेष्टित 
स्वर मा कुरु नीलकेशललितश्र रम्यफालोज्ज्वल | 
भास्वन्मेघशिकश्षुपमेय. सुषमासंपूर्ण कृष्ण प्रभो 
वोढु' सौरभसंस्द॒तं दमनक अ्रोपज्ञं॑ चात्रज ॥ (४) 


३६ भागवत संप्रदाय 


हे सर्वाज्ञसुन्दर, मेघशावक के समान श्यामल, किशोर कृष्ण, 
ब्रज॒ की गलियों में बालिकाओं के साथ मनमानी दुष्ट कर्मो का 
झाचरण मत करो । दमनक तथा मरुवक्ोरढुंद नामक श्रीपल्लव 
को पहनने के लिए कृपया इधर तो आवो ॥ ४ ॥ 


पुल्व्टनिवाय पिछन्दिद्दायू पोरुकरियिन्‌ कोम्बोशित्तायू & 
कलक्रवरक्कियेमूक्कोड_ कावलनैत्तलेकोण्डाय्‌ & 
अल्व्टिनीवेणग्णेयू विलुज्ञ अज्ञादडियेनडित्तेन्‌ & 
तेल्िलियनीरिलेटन्द.. शेइव्धुनोशूधवारायू ॥५॥ 


ही ॥ वक्त' देत्यवकस्य दीणमतनोः दन्तं गजस्याहरः 
राक्षस्या: किल नासिकां व्युदसजः रक्षःपति चावधीः | 
नाथ ! त्वां नवनीतजग्चिसमये निर्भीरह प्राहरं 
तत्चास्तां. विमलास्बुनिगंतमिदं कह्ारसुत्तंसय ॥५॥ 


। 


हे भगवन , तुम्दारा एक एक चरित्र अत्यन्त मनोहर होता 
है तथा साथ साथ अत्यन्त भयानक भी द्वोता है। बकासुर के 
मुख को तुमने फाड़ा था। कुवल्यापीड हाथी के दाँत को तुमने 
तोड़ा था। राक्षसी के नाक काट कर तुमने राक्षसपति रावश 
को मारा था। परन्तु तुमको मैंने चोरी से मक्खन खाने के समय 
पर मारा था। इस बात पर आप तनिक भी ध्यान न दें। 
कल्हार फूल पहनने के लिए तुम यहाँ आवो ॥ ४ 0 


एरुदुहठोड पोरुदि एदुमुलोबाय्‌ काणूनम्बि & 
करुदियतीमेहत्ट शेयदु कक्नैक्कार्कोडु पायन्दायू & 
तेरुविनकण्‌ तीमेंहत शेयदु शिक्कन मजर्‌हत्ओोडु # 
पोरुटुवरुहिन्न॒पोन्ने पुन्नेप्पूच्चूद्वारायू ॥ ६ ॥ 


वैष्णव धम की महत्ता ३७ 


युद्ध दारुणमातनन्थ बृषभेः गात्रे विरक्तो निजे 
स्वच्छुन्दं च विचेश्से चरणतः कंस प्रहत्याहरः । 
रथ्यायाँ कटचेशितानि कलयन्‌ मज्लेस्समं॑ युद्धम- 
प्याधायागत ! हेमरम्य शिरसा पुंनागपुष्पं वह ॥६॥ 


हे ऋष्ण, तुमने बेलों के साथ घोर युद्ध किया था ( नीला 
देवी के साथ विवाह करने के निमित्त )। अपने शरीर की रक्षा 
पर तनिक भी विना ध्यान दिये तुम स्वच्छुन्द चेष्टा करते हो | 
तुमने पाद के प्रहार से कंस को मार डाला । मथुरा की गलियों 
में कटु चेश्टित करते हुए तुमने मल्लों के साथ युद्ध किया। 
सुबर्स के समान स्पृहणीय शरीरवबाल्ले कृष्ण, पुन्नागफूल को 
पहनने के लिए आवो ॥६॥ 


तेलुगु 

तेलुगु साहित्य का सबसे सुदर भाग बही है जो वेष्णव 
भक्ति के द्वारा प्रभावित तथा स्पंदित होता है। तेलुगु भक्ति- 
साहित्य का अत्यंत सुंदर तथा लोकप्रिय ग्रंथ है महाकबि 
पोताना ( १४००--१४७५ ई० ) रचित भागवत पुराण का 
अनुवाद । यह अनुवाद नहीं है, प्रत्युत स्वतंत्र काव्य अंथ है जो 
मात्रा में मूल ग्रंथ से कहीं अधिक बढ़ चढ़कर है। इसके 'गर्जेंद्र- 
मोक्ष” तथा रुक्मिणी कल्याण? मानव हृदय के भावों की अभि- 
व्यंजना में सर्वाविक लोकप्रिय काव्य माने जाते हैं | पोताना ने 
निधनता में जीवन बिताया, परंतु उसने किसी राज द्रबार का 
आश्रय स्वीकार कर अपने आत्मा का हनन नहीं किया। पोताना 
का तेलुगु भागबंत भक्ति--रसख से स्तिग्ध ही नहीं है, प्रत्युत 
साहित्यिक चमत्कार से भी नितांत पूण है। विज्ययनगर के अधी- 
श्वर मद्दाराज कृष्णदेवराय (१४०६६०--१४५३० ई०) तथा अच्युतराय 


शेप भागवत संप्रदाय 


का राज्यकाल तेलुगु तथा कन्नड़ साहित्य का स्वणयुग है। कवियों 
के आश्रय देने वाले ये महाराज स्वयं वीणापाणि शारदा 
के उपासक थे । कष्णदेव राय का “विष्णुचित्तीय” काव्य विष्णु- 
चित्त अल्वार तथा गोदा के प्रसिद्ध बेष्णशब कथानक का रसमय 
प्रबंध है जो मानव हृदय की कमनीय अभिव्यक्ति के साथ साथ 
साहित्यिक चमत्कार का भंडार है| इनके दरबार के अष्टरल्नों 
(अष्ट दिग्गजों) में से महाकवि पेहना तथा तिम्मन्ना ने वेष्णव 
काव्यों का प्रशयन किया है। पेहना को श्रपनी विशिष्टता के 
कारण “आंध्र कबिता पितामह” की उपाधि से कृष्णदेवराय ने 
ही मंडित किया था । इनका 'मनुचरित्र' भाषा के सोंदय तथा 
भावों की अभिव्यक्ति उभय दृष्टियों से श्र छ॒ काव्य माना जाता 
है। तिस्मन्ना का 'पारिजात हरण? श्रीकृष्णचंद्र के जीवन की एक 
विख्यात घटना को लेकर निर्मित रसमय काव्य है। विज्ञ आलो- 
चकों की दृष्टि में यह काव्य तेलुगु भाषा के उत्कृष्ट माघुय का 
सूचक है तथा सुकुमारभावों की अभिव्यंजना में एकदम बेजोड़ 
है। इस प्रकार तेलुगु साहित्य का सुबर्णयुग वेष्णव भक्ति से 
स्फूर्ति तथा प्रेरणा अहण कर इतना उदात्त, महनीय तथा महत्त्व- 
शाली हो सका है । 


भीष्म पितामद्द ने भगवान्‌ कृष्ण की प्रशस्त स्तुति की है । 
इस प्रसंग के दो चार पद्म नीचे दिये जाते हैं-- 


हयरिंखा - मुख - धूलि - धूसर - परिन्यस्तालकोपेतमे 

रय-जात श्रम-तोय-बिन्दु-युतमे. राजिल्लु  नेम्मोमुतो । 
जयसुं बाथतु किच्चु वेढ़ ननिना शस्त्राहति जाल नो 
च्यियु, बोरिंचु महालुभावु मदिलो जिंतिंतु नश्रांतमुन । 


वैष्णव धर्म को महत्ता ३६ 


आशय-भगवन्‌ , घोड़ों के खुरोंते उठने वाली धूलि के कारण 
आप के केश धूसर हो गये हें। पाथके रथ हाँकने में आप ने जो 
अधिक परिश्रम किया है उस के कारण पसीने की घूंदों से आप 
का ललाट शोभित हो रहा है। इस युद्ध में पाथ को विजय देने 
की इच्छा से श्राप अपने ऊपर शस्त्र का प्रहार सहकर भी स्वयं 
युद्ध कर रहे हैं। ऐसे आप के रूप को में अपने चित्त में अश्नांत 
भाव से नित्य चिंतन करना चाह्दता हूँ। 


र्‌ 


भगवन्‌ , आपका मुल्॒मंडल माधुये का परम निकेतन है-- 
ब्रिजगन्मोहन-शीलकान्ति-दनुवुद्दीपिंप... ब्राभात नी+ 
रज-बन्वु-प्रभ-मेन-चेलमुंपयिन्‌ रेजिल्ल नीलालक- 
ब्रज-संयुक्त सुखारविंद-मति-सेव्य॑ बे विज सिंप मा- 
विजयु जेरेडु वन्नेकाडु मदिलो ना वेशिंचु नेन्नप्पुडडन्‌ ॥ 


( दनु ८ तनु; ब्राभात > प्रभात; पयिनल्‍ऊपर; मा विजयुं८ 
हम लोगों को विजय देने के लिए; बनने काडु 5 चित्रविचित्र 
काय करने वाले; नेल्लप्पुडुन्‌-सदा सबंदा ) 


श्राशय--तीनो जगत्‌ को मोहित करने वाले शील तथा कांति 
से श्रापका शरीर उद्दी प्र हो ग्हा है। प्रातः: काल खिलनेवाले कमलों 
के बंधु दिवाकर की प्रभा के समान आप का पीताम्बर चम चम 
चमक रहा है | नीले केश पाश के बिखरने से आप का मुखार- 
विंद अत्यंत शोभित हो रहा है । हम लोगों को विजय देने के 
लिये आप सदा उसद्युक्त हैं तथा नाना प्रकार के चित्रविचित्र 
कार्य करने वाले हैं। ऐसे आप को मैं अपने चित्त में सबंदा 
चिंतन किया करता हूँ । 


० भागवत संप्रदाय 


३ 
कुंती की स्तुति 
श्री कृष्णा यदुभुषणा नरसखा श्टंगाररत्ाकरा 
लोकद्वोहि-नरेन्द्र-वंशद्हना लोकेश्वरा देवता- 
नीक-ब्राह्मण-गोगणार्तिहरणा.. निर्वाणसंघायका 
नीकुन्‌ प्रोक्केद हुंपवे भवल्तल नित्यानुकम्पानिधी ॥ 


इस संस्कृतगर्मित स्तुति का तात्पय है कि हे नाना विशेषशों 
से विभूषित भगवान्‌ , इस संसाररूपी लता के काट डालने के 
लिए में सदा आपको प्रणाम करता हूँ। आप सवबदा दया के 
_निधान हैं। आप की कृपा से यह संसार-रूपी वृक्ष छिन्‍्न भिन्न 
हो जावेगा । 
| कबड 

कन्नड साहित्य का आरंभ होता है जेन-घम-विषयक कार्यों 
तथा आख्यानों से। लिंगायत (बीरशेब ) मतावलंबी 
कवियों ने अपनी रचनाओं से इसे पुष्ट किया (१२ शतक से 
लेकर १५ शतक तक ), परंतु कन्नइ साहित्य का खुबर्णो युग 
वेष्णव कवियों की सु दर रचनाओं तथा मनोहर प्रतिभासम्पन्न 
काव्यों का परिणत फल है | श्री रामानुजाचाय तथा मध्वाचाय-- 
वेष्णब मत के दोनों आचार्यों ने कन्नड़ देश को अपने धर्म 
प्रचार का केन्द्र बनाया। फल्ततः १६ वे शतक के आरंभ से 
कन्नडढ़ साहित्य में वष्णब काव्यों का निर्माण आरंभ हुआ 
जो इस साहित्य का नितांत महत्त्तशाली काल है। आलोचकों 
की दृष्टि में वेष्णव कवियों की कृपा से कन्नढ़ भाषा अपने 
मध्यकालीन रूप को छोड़ कर अवॉचीन भाषा के रूप में 
परिणत होती हे | 


वैष्णव धर्म की महा ४१ 


इस युग में कुमार - व्यास ( मूलनाम नारणप्पा ) ने 
मद्दाभारत का, कुमार वाल्मीकि ने रामायण का तथा चाह 
विट्ठलनाथ ने भागवत का ( रचना काल १५३० ई० ) कन्नड़ 
भाषा में अनुवाद कर वष्णव साहित्य को अग्रसर क्रिया, परंतु 
कन्नड़ू देश के गाँव गाँव में घूम धुम कर कृष्ण--लीज्ञा तथा 
भगवन्‍न्नाम के प्रचार करने का श्रेय है. उन वेंष्णव संतों को जो 
दास” के नाम से साहित्य में विख्यात हैँ। उन्हें स्फूर्ति तथा 
अरणा मिली मध्वाचाय के उपरेश से तथा चैतन्य महाप्रम्नु के 
१४१० ई० के आसपास दक्षिण भारत की यात्रा में किये गये 
कीतेनों तथा भजनों से । इन दासों की रचना दास पदावली'ः 
( दासर पद्गलु ) के नाम से विख्यात है। इनमें दो संतों की 
मधुर पदावली कन्‍नड़ साहित्य का प्राण है। 


इनमें सबसे प्रसिद्ध थे पुरंदर दास जो पण्ढरपुर में ही 
रहकर भगवान्‌ विद्वल्ननाथ की स्तुति में अपने कमनीय पद 
गाया करते थे। अच्युतराय के समय में ये विजयनगर में 
आये थे, परंतु इनकी मृत्यु पंढरपुर में हो भगेवान्‌ विद्धल् 
के कीवेन तथा भजन में दिन बिताते १५६४ ईस्वी में हुई । 
कनकदास इनके समस्रामयिक संत थे। ये जाति से नीच 
गड़ेरिया थे, परंतु मध्वमत के आचाय व्यासराय को कृपा से 
वष्णवधम की दीक्षा प्राप्त कर इतने बड़े संत हुए । इनके अतिरिक्त 
 विट्ठल्दास, वेकटदास, विजयदास तथा कृष्णदास को इस 
विषय में विशेष प्रसिद्धि है। इन संतों की पदावल्ी भावों की 
दृष्टि से नितांत सहज, स्वाभाविक तथा सरस है। इनके सुद्र 
गायन सुनने से श्रोताओं के हृदय में एक विचित्र आकर्षण 


होता है । 


४२ भागवत संप्रदाय 


इन संत पदकारों के अतिरिक्त लक्ष्मीश का 'जेमिनिभारत? 
कन्नड़ साहित्य का सबके श्रेष्ठ, सुदर तथा प्रसिद्ध प्रबंध काव्य 
है | कवि का समय है ?७ वीं शताब्दी का उत्तराध। कथानक 
तो वही है जो महाभारत के आश्वमेधिक पका, परंतु इसका 
मुख्य उहृश्य है भगवान श्रीकृष्ण की ललित लीलाओं का वर्णन 
तथा भगवन्ताम के कीतेन और जप के विलक्षण प्रभाव का 
विवरण । यह काव्य भक्ति--भावना से नितांत स्निग्ध, शोभन 
तथा सधुर माना जाता है। भाषा तथा भाव उभ्रय दृष्टियों 
से यह निःसंदेह महत्त्वशालीं हे तथा कनन्‍्नड साहित्य का तो 
जाज्वल्यमान हीरक ही है। इसी से कतिपय उद्धरण यहाँ 
दिये जाते हैं:-- 


्ताम्रध्वज” कृत कृष्ण स्तुति-- 

जय जय जगन्नाथ. वर सुपर वरूथ | 
जय जय रमाकान्त शमित दुरितिध्वान्त । 
जय जय सुराधीश निगम निर्मल कोश 

कोटि सूथ प्रकाश ॥ 
जय जय क्रतुपाल तरुण - तुलसीमाल 
जय जय क्षमापेन्द्र सकल सदगुणसान्द्र 
जय जयतु यदुराज भक्तसुमनोभुज 

जय जयतु एनुतिदंनु ॥ (सर्ग २६, पद्य ७०) 


इस लक्लित स्तुति में समस्त पद देववाणी के हैं। केवल 
अंतिम पद--एनुतिदेनु-कन्नड भाषा का है जिसंका शअथ हे-- 
वह कह रहा था ॥ 


योवनाश्रकृत कष्णस्तव-- 


वैष्णव धर्म की महत्ता छ३्‌ 


कमलद॒ब्॑नयन॒ काहछियमथन किसलयो-- 
पमचरण  कीशपतिसेव्य कुजहरकूम । 
समसत्कपोल केयूरघर कैरवश्याम कोकनदगृहेय ।॥। 
रमण  कौस्तुभशोभ कम्बुचक्रगदाब्ज । 
विमलतर कस्तूरिकातिलक कावुदेस 


दमितप्रभामूर्तियं नुतिसलातन हरिनंगपिदं कृपेयोठ ॥ (५८) 


श्स स्तुति के केवल अंतिम दो पद कन्नडभाषा के हैं जिनका 
अथ हे--हे दरि, ऋपया मेरी रक्षा कीजिए । 


त्रयोदशसग में सुधन्वा की स्तुति बड़ी ही सुदर तथा 


मधुर हे-- 


जीय जगदान्तरातव्मक स्वचेतन्य 

जीय शुद्धाइय निरक्षन निशावरण 

जीय निन्नोठि्गी समस्त मध्यस्थमागिदे नीने सत्यरूप । 
जीय नारायण मुकुन्द माधव कृष्ण 

जीय चक्रिये पीतवास लच्मीलोल 

जीय सव्वस्वतंत्रने बिडिसु संसारपाश दिन्दन्ननु ॥ 

( बिडिसु > मुम्चस्व, छुडा दीजिए । न्ननु -- सुरूको ) 


यह स्तुति संस्क्रतमयी है| कहीं कहीं कन्नड़ शब्दों का प्रयोग 
है। कवि कहता है कि है नानागुण-संपन्न ऋष्ण, मुझे! संसार के 
पाश से शीघ्र मुक्त कर दीजिए जिससे में आपके चरणारबिंद- 
मधु का मधुकर बनू। 


“-+ पे ++ 


४४ भागवत संप्रदाय 
मलयालम 


मलयालम भाषा का साहित्य सामान्यरूप से १३ व शतक 
से आरंभ होता है। इस शतक की मान्य पुस्तक है 'रामचरितः 
जिसकी रचना त्रावनकोर के तत्काज्नीन महाराजा ने की | इसके 
तथा तत्काल्लीन अन्य ग्रंथों के ऊपर तमिछ साहित्य का प्रभाव 
विशष रूप से लक्षित हाता है, परंतु इसके अनंतर संस्कृत भाषा 
'तथा साहित्य का प्रभाव इतने व्यापक रूप से पड़ा कि आज्ञ ७४ 
प्रतिशत संस्कृत भाषा के शब्द यहाँ उपलब्ध होते हैं | मल्याली 
साहित्य में ऋष्णा से संबद्ध काव्यों का प्राचुय है। शायद उतना 
अधिक कृष्ण-साहित्य किसी अन्य दक्षिणी भाषा में उपक्तब्ध 
नहीं होता | १५ वें शतक में चेरुस्सेरी नंबूद्दी ने संस्क्रतमिश्रित 
मल्याली भाषा में 'कष्णगाथा? नामक भक्तिरस-प्रधान काव्य का 
निर्मोण किया | तुंजन कवि का भागवत ( रचनाकाज्ञ १६ शतक ) 
इस साहित्य में नितांत प्रसिद्ध है। पोन्तान्‌ भी इसी युग के 
कवि हैं जिनका प्रभाव इस देश में गोंसाई तुलसीदास के समान 
ही व्यापक तथा महत्त्वशाली है । इस प्रकार मल्याली साहित्य 
में भी वेष्णव काव्यों-विशेषतः कृष्ण काव्यों का-प्रचार तथा 
प्रसार अपेक्षाकृत सुन्दर ओर व्यापक दे । यहाँ केवल एक 
उदाहरण दिया जा रहा है। 


कण्णनां उशण्णिये काणुसमार - आकर 
कारेलि - वर्णन. काणुमार - आकर | 
किंकिणी-नाद छत केल क कुमार-आकर्ण | 
कीतन॑ चोल्लि पुकछतु मार-आकरं | 
कुम्मिणि - प्पैतक्के काणुमार - आकर | 
कूतुकलठ - ओरोन्नु केठ कुकुमार-आकर | 


वैष्णव धर्म की महत्ता ४५. 


केल्पेरे प्पैलठलो. काणुमार - आकर | 
केल्िकछ - ओरोन्लु केठककुमार आकरण | 
कैवल्य - मूर्तिये. काणुमार - आकर । 
कोञ्च लोड़-अन्मोति केठकऋकुमार-आकर्ण | 
कौतुक प्पेतठे. काणुमार - आकरां 
कंसारि नाथने काझुमार - आकर 
कणड कणड उछ्तय तेकियुमार - आकर 
ऐ मेरे प्यारे ऋष्ण, में चाहता हूँ कि में तुम्हारा दशन करूँ। 
ऐ मेघ के समान साँवले कृष्ण, ऐ श्यामसु दर, मैं तुम्हारा 
दशन चाहता हूँ । 
तुम्हारी करधनी की रुनझुन मैं सुनना चाह्वता हूँ। 
ऐ मंत्रों के द्वारा कीर्तित कृष्ण, में तुम्हारी स्तुति करना 
चाहता हूँ । 
ऐ प्यारे बाल कृष्ण, में तुम्हारा मोहनी रूप देखना 
चाहता हूँ । 
तुम्दारे नाना प्रकार की ललित क्रीड़ाओं को सुनना चाहता हूँ 
ऐ हृष्ट-पुष्ट बालकृष्ण में तुम्हारा मोहिनी रूप देखना 
चाहता हूं । 
तुम्हारी सब लील्ाओं को मैं सुनना चाहता हूँ । 
मोक्त देने वाली मूर्ति को में कब अपने नेत्रों से देखूँगा ? 
तुम्द्ारी तोतली बोल्ली को मैं सुनना चाहता हूँ । 
ऐ कौतुकजनक बालक, तुम्हारे दशन की मुझे बढ़ी लालसा है। 
हे नाथ, हे कंस-मदेन, कब में तुम्हें देखूंगा ? 
ऐसे साँवलिया को बारबार देखकर देखकर मैं अपने हृदय 
को पवित्र करना चाहता हूँ! 


७४६ भागबत संप्रदाय 


इस पद्म में प्रथम अक्षर ककार की बाराखड़ी है। ऐसे पय् 
अक्तराली! के नाम से मलयालम साहित्य में विख्यात हैं तथा 
ऐसी रचनायं मात्रा में अधिक हें । 


न पिंड 
मरा 
सावक रूपड़ें चोरट चित्ता च॑ं। 
उसे पंढरीचे विटेवरी ॥ १ ॥ 
डोलियांची धणी पहातां न पुरे | 
तथा लागीं झुरे मन मार्रे ॥ २॥ 
आन गोड़ कांही न लागे संसारी । 
राहिले अंतरी पाय तुम्हे ॥ ३ ॥ 
प्राण रिघों पाहे कुडी हे सांडुनी । 
श्रीमुख नयनी न देखता ॥ ४ ॥ 
चित्त मोहियेले नंदाच्या नंदने। 
तुका म्हणे येणें गरुउध्चजें ॥ ७ ॥ 


भावाथ-हे साँवलिया, तूने अपनी साँवली सूरत से मेरे चित्त 
को चुरा लिया है। तू पण्ढरपुर में इंट के ऊपर खड़ा हुआ है । 
तुम्हें अपने सामने न देख कर नेत्र रखने का सौभाग्य व्यर्थ है । 
तुम्द्दारे लिए तो मेरा मन व्याकुल्ञ बना हुआ है। तुम्हारा चरण- 
कमल मेरे हृदय में रहने पर मुझे संसार की कोई भी चीज 
मीठी नहीं लगती | भगवन्‌, आपके सुन्दर मुखड़े को नयनों से न 
देखकर मेरे प्राण व्याकुल होकर छुटपटाने लगते हैं । तुकाराम 
कहते हैं कि मेरे चित्तको चुरा लिया है नन्द के दुल्षारे ने | वह्द 
गरुड पर चढ़ने वाला नारायण है । 


वैष्णव घम की महत्ता 
बंगला 


ए घोर रजनी, मेघ गरजिनो, कमने आओब पिया । 
शेज बिछाइया, रहिलु बसिया, पथ-पाने निरखिया ॥ 
सइ कि करब, कह मोर | 
एतहँ विपद्‌ तरिया आइलु नव अनुराग भरे ॥ 
ए हेन रजनो केमने गोआब बंघुर दरश बिने। 
बिफल हल मोर मनोरथ प्राण करे उचाठने ॥ 
दहये दामिनी धन भभनभनी पराण-मामारे हाने । 
'ज्ञानदास” कहे शुनहु सुन्दरि मिलाब बंधुर सने ॥ 


>> 2३६ 


मेथिली 


सजनि के कह आओ्रोब मधाई । 
विरह-पयोधि-पार किये पाओब मझु मने, 

नहि. पतियाइ। 

एखन तखन करि दिवस गमाञ्रोल 
दिवस दिवस करि. मास ॥ 

मास सास करि बरष गमाओोल, 
छोड़लुं. जीवनक आआश ॥ 

बरस बरस करे समय गमाओल, 
क्‍ खोयलु तनुक आशे। 

हिमकर-किरण नत्निनी यदि ज़ारब, 
कि करब माधथवी मासे ॥ 

अछुर तपन-तापे यदि जारब, 


४७ 


भागवत संप्रदाय 


कि करब  वारिद मेहे । 
इह लव योबन बिरहे गमाश्रोब, 

कि करब से पिया बेहे॥ 
सणहई्‌ विद्यापति! शुन बर-युवती, 

अब नहि. होत . निराशे | 
सो ब्ज-नंदन हृदय--श्रानन्दन, 

झटिते मिलब तुय॒ पाशे ॥ 


'अचातआबक३कन कक. «पतन. साानपामन्‍पाअन्‍न्‍काम. 


- हिन्दी 


किते. दिन हरि-सुमिरन बिन. खोए। 
पर-निन्दा रसना के रसकरि, केतिक जनम बिगोए । 
तेल लगाइ कियौ रुचि-मदन, बस्तर मलि मल्ति धोएु । 
तिल्नक बनाइ चले स्वामी हे, बिषयिनि के सुख जोए । 
काल बलीतें सब जग॒ कॉप्यी, ब्रह्मादिक हूँ रोए । 
'सूर! अधम को कहो कौन गति, उदर भरे, परि सोए। 


(२) 
वेद में विष्णा 


(१) भक्ति का रूप 

(२) वेद में देवता तत्त्व 

(३ ) वेद में भक्ति का उद्गम 
(४ ) वेद में “विष्णु” का स्वरूप 


ग्र तद विष्णु) स्तवते वीयेंण 
मगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः । 
यस्योरुषु त्रिषु॒ पविक्रमणे- 
.. प्वधित्तियन्ति भ्रुवनानि विश्वा ॥ 
“ऋण वे” ११४४२ 


मनुष्य ही इस विशाल विश्व का कंद्रबिंदु है। उसी की 
ल्क्ष्यसिद्धि के ज्िए विश्व के समस्त व्यापार प्रवृत्त होते हें । 
मनुष्य के ही कल्याण साधन के लिए संस्क्ृति जागती है, सभ्यता 
'पनपती है तथा धम उद्ति होता है। जगत्‌ के नाना प्राणियों 
में समधिक चेतना तथा स्फूर्ति से संव्नित होने के कारण ही 
मानव की इतनी महत्ता है। संकीर्य धर्मानुयायी ही धम का 
क्षेत्र मानव-जीवन की पारलोकिक भावनाओं के ही साथ करते 
है। भारतीय धर्म नितांत उदार है। वह केवल परलोक को ही 
धम्म का क्षेत्र नहीं बतलाता, प्रत्युत उसका साक्षात्‌ संबंध इहलोक 
से भी जोड़ता है। धम वह साधु साधन है जो प्राणियों के 
ऐटिक अभ्युद्य तया पारलौकिक निःश्रयस को सद्यः सिद्ध करता 
हैं--यतो5्भ्युदयनिःश्रेयस-सिद्धि: स धर्म: । 

मानव हृदय की तीन ही मुख्य प्रवृत्तियाँ होती हैं. जिनका 
'नैयायिकों के मंतव्यानुखार क्रमिक रूप है--जानाति, इच्छति, 
यतते। मनुष्य किसी वस्तु को प्रथमतः जानता है, तदनंतर 
उसकी इच्छा करता है ओर अंत में यत्न करता है उसकी 
प्राप्ति के ज्षिए । मनोविज्ञान की दृष्टि से कह सकते हैं. मनुष्य में 
तीन पक्ष होते हैं--क्रिया पक्ष, बुद्धि पक्ष तथा हृदय पक्ष, कमे, 
ज्ञान तथा भक्ति। अंग्रेजी शब्दावली में ये तीनों हकार या एच! 
से आरंभ होते हैं--हैए्ड, हेड और द्वाट । सनोवेज्ञानिक विश्ले- 
घण से किसी भी धम के ये ही तीन पक्त हो सकते हैं। देश- 
कालानुसार किसी धमम में इनमें से एक को प्रधानता रद्दती है और 


पर भागवत संप्रदाय 


दूसरे धर्म में किसी दूसरे की, परंतु प्रत्येक घम में, चाहे वह 
सभ्य जाति का हो, या असभ्य जाति का धम हो, इन तीनों में से 
किसी एक की सत्ता रहती अवश्य है। उदाहरण के लिए पाश्चात्य 
देशों के धर्मों पर दृष्टपिपात कीजिए । हित्र में क्रिया-पक्ष की 
प्रधानता है और ईसाई धर्म में हृदय-पक्ष की। ज्यू लोग इस 
संसार को नाना देवताओं फी क्रीडाभूमि सममभते थे जिनमें से 
अनेक देवता स्वभावतः शांत, उदार तथा मनुष्यों के उपकारी 
होते है, परंतु अन्य देवता उप्र, भयानक तथा मानवों के खून के 
प्यासे होते हैं। अपने अभ्युदय का अभिज्ञलापी साधक इन 
देवताओं की नाना उपादेय वस्तुओं से पूजा-अर्चा करना अपना 
परम कतव्य मानता है। इसीलिए हित्र धर्म में कमकाण्ड का 
प्राधान्य है--क्रिया-पक्त की प्रबलता है। इसक्रे विपरीत ईसाई 
मज़हब में हृदय पक्त का दम अस्तित्व पाते हैं। ईसा मसीह का 
प्रधान उदद श्य था मानवों को प्रमदान, मनुष्यों में पारस्परिक प्रेम 
तथा मेत्री की शिक्षा । उन्होंने अपने धम का हृदय थोड़े शब्दों में 
ही निचोड़ कर रख दिया है। मेरा अभिप्राय उनके शैल्ोपदेश' 
है जिसे अंग्रेजी में 'समन अन दि माउण्ट” कहते हैं? | वे उन 
धार्मिकों की खिल्ली उड़ाते हें जो केवल अपने पड़ोसी को ही 
प्रेम करने की तथा अपने शत्रुओं को घृणा करने की शिक्षा देते 
हैं। वे पवत-शिखर पर आरूढ़ होकर अपने धर्म का रहस्य इन 
रमणीय शब्दों में प्रतिपादित करते हैं-- 


॥ 88ए प्र्रा० ए0प0, 7076 ए०प्रा* ७७ए7०७७, 02038 
था फ.8&6 ०प्रा5इ6 उह0प, 60 2006 ४0 ४७7 ४96 


| अननननन>न-क---ननकननननिननन नस ने न ककनिनननननान 3 वन अनननननगनक ५ अंनननम नाथ भा4 


१ द्र॒ष्टन्य 80. /(७6076छ का (४0870), परिच्छेद ५। 


वेद में विषषु-भक्ति प३ 


#9606 ए0ए0, व एए8ए 0 रा रात व6४906- 
ग्रिए प्88 ए०प 87०0 9७7860प708 ए0ए ( 860. 44 ) 

अर्थात्‌ अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो; जो तुम्हें अभिशाप 
देते हों उन्हें धन्यवाद दो तथा जो तुम्हें ध्रृणा करते हैं उनकी 
भलाई करो | 

जीसस के अनुसार पूर्णता पाने का यद्दी मांग द्वै-प्रेम का 
साधन तथा मेत्री का विधान)-- 

86 ए७ पछार्श0/6 9०४००५, ०0ए०७0 88 ए0प्राए #&0९' 
फतवा ३3 7. 698ए0७7 ३8 ए७४४४00 ( 560. 84, 
(77970०/ ५ ). द 

इस प्रकार क्रिश्वियन धम में हृदयपक्ष की प्रधानता है | 

वैदिक धम्म में तीनों प्रकारकी प्रवृत्तिवाले मानबोंके अभ्युत्थान 
तथा कल्याण के निमित्त इस त्रिविध पक्ष का रमणीय विधान 
है। इसीलिए मार्गों की दृष्टि से बेदिक धर्म में तीनों का एक 
साथ विधान उपलब्ध होता है--कर्ममा्ग का, ज्ञानमार्ग का तथा 
भक्तिमार्ग का। आध्यात्मिक विकास की नाना श्रेणियों में 
अंतमुक्त होनेवाले मनुष्यों को हम स्थूल रूप से इन्हीं तीनों के 
भीतर रख सकते हैं । प्रकृति की भिन्नता के कारण अधिकारी 
भेद से इन त्रिविध मार्गों का मानव जीवन में उपयोग होता है । 

उपयोग दे तीनों का, परतु अपने अपने स्थान में, विशिष्ट प्रकार 





१ जानकारों से बतत्ाने की जरूरत नहीं कि ईसा का यह उपदेश 
महाभारत तथा धम्मपद्‌ के इस प्रख्यात पद्म की ईसाई प्रतिध्वनि है-- 
अकोघेन जिने कोधं॑ असाघुं साधुना जिने। 
जिने कदरियं दानेन सच्चेन अल्लीकवादिनं ॥ 
,“-वम्मपद्‌ १७)३ 


प््छ भागवत संप्रदाय 


के मानवों के संग में । इन तीनों मार्गों की अ्राध्यात्मिक उन्नति 
में व्यवस्था कर वेंदिक धर्म ने अत्युदार साबभौम तत्त्व का 
उन्मीलन किया है। इस श्रकार उपयोगी द्वोने पर भी तीनों में 
भक्ति को भावना नितांत सूक्म, सुबोध तथा सावंजनीन है । 


धामिक तत्त्वों के अनुशीलन करने पर प्रत्येक धर्म के तीन 
क्षेत्र दिखलाई पड़ते हैं'--( १) आघप् शब्द जिसका शासन 
कम तथा कतिपय अंशों तक बुद्धि पर भी पाया जाता है; (२) 
बुद्धि जिसके द्वारा माग का तथा गन्तव्य स्थान का निश्चय किया 
जाता है; (३ ) हृदय जिसके प्रभाव में आकर लोग अपने 
माग को प्रकाशित करते हुए चलते हैं। इन क्षेत्रों के अन्तमुक्त 
उपासकों की भी इसी कारण तीन प्रकार की श्रेणी होती है। 
शब्दानुयायी शासनपक्षी शुष्क धार्मिक की दृष्टि में धर्म राजा 
है जिसके सामने बह विधि--विधान तथा नियमों का पालन 
करता हुआ डरता डरता जाता है। बुद्धिमार्गी उपासक के लिए 
धम गुरु है जिसके सामने वह शिष्य के समान शंका का 
समाधान करता हुआ विनीत वेष में उपस्थित होता है। इन 
दोनों से भिन्न होता है हृदय-पक्ती उपासक जिसके लिए धर्म 
लालन-पालन करने वाला प्यार पुचकार करने वाला पिता होता 
है। इस पक्ष में साधक अत्यंत घनिष्ठ तथा प्रेमपूरित संबंध पाकर 
विभिन्न आश्वासन तथा आहाद का अनुभव करता है। भक्त 
साधक धम के सामने भोले भाले बच्चे की तरह जाता है, उसके 
हृदय में धर्म के लिए वास्तव स्नेह होता है। वह धर्म को प्यार 
करता है और धम उसे प्रम करता है | पद्दिले किए गये समीक्षण 


से दोनों का सामञत्य प्रखुत करने वाले आलोचकों के लोचन 


एयर “पए/प-्ै्ै्ै्प्प-+ौपौूौ--्ड्इ्---++- 
१ प० रामचंद्रशुक्त--सूरदास प्ृ० १ तथा २ 


वेद में विष्णु भक्ति पूपू 


खोलने की जरूरत नहीं कि आप्र-शब्दानुयायी धार्मिक कर्म 
कांड का उपासक होता है; बुद्धिपक्षी ज्ञान-कांड का साधक 
होता है तथा हृदयपक्षी भक्तिमा्ग का सेवक होता है। 


कक की 
“>83:-« 


१--मभक्ति 


सुगमता तथा सावजनीनता के कारण ही भक्ति पंथ का 
विपुल प्रचार धार्मिक जगत में विद्यमान है। भक्ति के द्वारा 
भक्त भगवान्‌ के साथ अपना रागात्मक संबंध स्थापित करता 
है । महर्षि शांडिल्य के कथनानुसार भक्ति का लक्षण है-- 
सा पशनुरफ्तिरीश्वरे ( शांडिल्य सूत्र संख्या २ )। ईश्वर में 
पर अनुराग, उत्कृष्ट प्रम ही भक्ति है। अनुरक्ति के परत्व या 
उत्कृष्टटव का निद््शन क्या है ? निरतिशयत्व अर्थात्‌ वह अनुराग 
जिससे अधिक अनुराग का नितांत अभाव होता है। भागवत 
पुराण के कथनानुसार प्रम निरतिशय होने के अतिरिक्त निहंतुक, 
निष्काम तथा निरंतर होने पर ही भक्ति शब्द के द्वारा 
अभिद्दित किया जा सकता है-- 

अहैतुक्यव्यवद्विता या भक्तिः पुरुषोत्तमे । 
(साग० ३ । २९ । २२) 


भक्ति में पूण निष्कामना होनी चाहिए। यदि भक्त भगवान्‌ 
के सामने दरिद्र के समान गिद्गगिड़ाकर केवल अपनी छुद्र उद्र- 
दरी की पूर्ति के ल्षिए प्राथना करता है तो वह वास्तव भक्त नहीं 
क॒ट्दा जा सकता। वह तो वदिक काम्य कर्मों के उपासक के 
समान “अ्रथीर्थी! भक्त अ्रथोत्‌ हीन कोटि का भक्त माना जाता 


पूछ भागवत संप्रदाय 


है। बिना ज्ञानसंपन्नता हुए निष्कामता मनुष्य में आ नहीं 
सकती | इसीलिए ज्ञानी भक्त ही वास्तव भक्त है। क्योंकि 
ज्ञानी? पुरुष केवल कतंव्य बुद्धि से ही परमेश्वर में प्रम करता 
है। भागवत के मन्तव्यानुसार-- 
आत्मारामाश्र मुनयो निग्नन्था श्रप्यु रुक़मे । 
कुवन्व्यहितुकों भक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः ॥ 
( भाग० १।७|१० ) 
अर्थात्‌ वे मननशील्ञ विद्वान जिनकी बाहरी वृत्ति बिलकुल 
बंद हो गई है, जो आत्मा में ही--अपने में आप--रमण किया 
करते हैं, जिनकी सब प्ंथियाँ खुल गई हैं, जो सबंथा मुक्त 
हैं, भगवान्‌ विष्णु में अहैतुकी भक्ति करते हैं, क्योंकि जगत्‌ के 
हृदय का आकर्षण करने वाले हरि में स्वभाव से ही ऐसे 
सनोरम, कल्याणकारी गुण विद्यमान रहते हैं । 
सच पूछिए तो सच्चे भक्ति का अधिकारी आत्माराम मुनि दी 
दोता है। ऐसा भक्त भक्त-वत्सल अशेष-कल्याण-गुणाकर भगवान 
का नितांत विशुद्ध तथा निष्काम प्रेम का आदरणीय अधिकारी 
होता है । भक्तका आनद भक्त ही जानता है। श्रीमद्भागवत के 
शब्दों में-- 
निष्किन्चना मय्यनुरक्त-चेतसः 
शान्ता महान्तो।अखिलजीव-वत्सलाः । 
कामैरनालब्धधियो जुपन्ति यत्‌ 
तन्नैरपेच्य न विदुः सुख मम || 
क्‍ ( भाग० ११।१४।१७ ) 
भगवान्‌ श्री ऋष्ण का कथन है कि मुझमें अनुरक्तचित्त, 
परिग्रदशुन्य, शांत, सब प्राशियों पर दया करनेवाले तथा अभि- 


वेद में विष्णु-भक्ति प७ 
मानरहित भक्त निरपेक्षों को प्राप्त होने वाल्ले जिस सुख को 
भोगते हैं, उसको वे ही जानने हैं । वह किसी दूसरे के जानने 
में नहीं आ सकता । 

यह परानुरक्तिरूपा भक्ति साधनरूपा भी है तथा साध्यरूपा 
भी है । उपाय भी है और स्वयं उपेय भी है । प्राप्ति का खाधन 
भी है तथा प्राप्रिख्पा भी है। 

२--देवतात तत्व 

२--यह भक्ति भावना की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न 
देवताओं के साथ की जा सकती है। जब इसका केन्द्रबिंदु 
या मल्न आधार भगवान्‌ विष्णु होते हैं, तब यह्द विष्णु-भक्ति 
कहलाती है ओर इसका साधक वष्णव माना जाता है। पश्चिमी 
विद्वानों की यह मान्यता है कि वेद में बहुद्ेववाबाद ( पाली 
थीजम > का साम्राज्य है तथा ये देवता भोतिक जगत्‌ के प्राकृ- 
तिक दृश्यों के अधिष्ठातामात्र हें। इन पश्चात्यों के मानस पुत्र 
हमारे अधिकांश नवीन शिक्षामंडित पंडित भी इसी धारणा 
को अभी तक अपनी छाती से चिपकाये हुए हैं, परंतु यह धारण 
नितांत श्रांत है तथा बालू की भीत के समान निराघार तथा 
निरवलंब है । तथ्य वही है जा निरुक्तकार यास्‍स्क ने अपने 
गोौरबमय ग्रथ के देवत कांड ( सप्तम अध्याय) में देवता के 
स्वरूप--विवेचन में कहा है :-- 

माहाभाग्यात्‌ देवताया एक एवं आत्मा बहुधा स्तूयते । 

एकस्य आत्मनः अन्‍्ये देवाः पव्यज्ञानि भवन्ति ( ७।४|८, ६ ) 

इस जगत्‌ के मूत्न में एकह्दी महत्त्वशालिनी शक्ति विद्यमान 
है जो निरतिशय ऐश्वयशालिनी होने से “ईश्वर! तथा नितांत 
सहनीय एवं बृहत्‌ होने से ब्रह्म कहलाती है। वह एक है, 
अद्वितीय है । उसी एक देदीप्यमान देवता की विविध रूपों में नाना 


पट भागवत संप्रदाय 


प्रकारों से स्तुति की जाती है। एकद्दी आत्मा के अन्य देवता 
प्रत्यंगमात्र हैं । प्रकृति की कार्यावत्ञी के मल में एक द्वी सचा है, 
एकही नियंता है, एकह्दी देवता बतमान है; अन्य देवता इसी 
मूलभूत सत्ता के विकासमात्र है--केवल विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं । 
ऐतरेय आरण्यक ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया है--“एकट्दी 
महती सत्ता की उपासना ऋग्वेदी लोग 'डकथ! में किया करते 
हैं, यजुवेंदी लोग याज्षिक अप्नि के रूप में उपासना किया करते हैं 
तथा सामवेदी लोग “मद्दात्नत”? नामक याग में'-- 
एतं झोव बह्नचा महत्युकथे मीमांसन्‍्त, एतमग्नौ आध्वयवः, 
एवं महात्रते 'छुन्दोगाः---ऐत० आर० ३।२॥३।१२ ) 

अनंत की मुद्रा से अंकित अनंत कर्ता की अनंत सृष्टि मैं 
सब कुछ ही अनंत है। अनन्ता वे लोका:। भारतोय आध्या- 
त्मिकों की दृढ़ धारणा है--लोक अनंत है, यह विश्व अनत है । 
इस तत्त्व की आश्वचयजनक पुष्टि कर रहा है पाश्चात्य विज्ञान । 
आप लोगों में से बहुतों को इस प्रसंग में प्रौढ़ वैज्ञानिक 
सर जेम्स जीन्स का यह कथन याद ञआये बिना न रहेगा 
कि इस प्रृथ्वीतत्न पर नदियों के किनारे जितने गणनातीत बालुका- 
कण सूय की प्रभा में चमकते रद्दते हैं, संख्या में उनसे अधिक 
वे लोक हैं जिनसे यह विशालत्न ब्रह्मांड परिपूण है। भारतीय 
अध्यात्मवेत्ता यह जानते थे कि किसी तत्त्वविशेष के लिए 
“इद्मित्थं! इस प्रकार से आग्रह करना केवल अज्ञतां है। इस 





१ इस आरशण्यक श्रुति का स्पष्ट अनुवाद महाभारत के भीष्मस्तवराज 
में उपलध्च होता-- द 
ये बृहन्तं बृहत्युक्थे यमग्नौ य॑ महाध्वरे । 
य॑ विप्रसंघा गायन्ति तस्में वेदात्मने नमः |। 


वेद में विध्णु-भक्ति भर 


अनंत लोकों का संचालन, उपबृंहण तथा परिवधन करनेवाली 
जो अलोकिक शक्ति है, वह एक है, अद्वितीय है, असीम है, 
अखंड है | इस नानात्मक जगत्‌ के भीतर एकत्व की प्रथम 
परख वेदिक कवियों की निज्ञी विशेषता है। 
बंद्क परिभाषा में प्रजापति के दो रूप हैं--( १) निरुक्त 
ओर ( २) अनिरुक्त । निरुक्‍त या शब्दभावापन्न रूप परिमित 
होने से मत्यभावापन्न है, परंतु अनिरुक्त रूप या शब्दादीत 
रूप ही अमृत-स्वरूप तथा सदा अनुप्राणित रहने वाला है। इस 
सत्य का एक पक्त यह भी है कि जिख एक तत्त्व का परिचय हमें 
किसी नाम या रूप से हा सकता है उसी के अनेक नाम-रूप 
संभव हैं। वेद्क धर्म का यही मूल तत्त्व है--एक देवताबाद । 
वही एक दवता वेद की विभिन्न संहिताओं में विभिन्न नामों के 
द्वारा अभिहित किया गया दै तथा विभिन्न रूपों में चित्रित किया 
गया है | उसके दा रूप है-सत्तात्मक तथा निषेधात्मक, 
घनात्मक तथा ऋणात्मक। वेद में इन दोनों रूपों का वएन 
अनेक बार अनेक प्रकारों में उपलब्ध होता है। अथववेद 
इस मौलिक तत्त्व को स्कम्भ तथा उच्लछिष्ट संज्ञाओं से 
अभिहित कर उसके द्विविध रूप की ओर संकेत कर रहा है। 
स्कम्भ है सत्तात्मक रूप तथा उच्छिष्ट है निषैधात्मक रूप । 
स्कम्भ का अर्थ है आधार | जगत्‌ के समग्र पदार्थों को 
उसी के आश्रय में निवास करने के कारण तथा उसकी सत्ता से 
अनुप्राणित होकर अपनी सत्ता जमाये रखने के कारण वह एक 
सामान्य तत्त्व 'स्कम्भ! सबका आधारभूत देव या ब्रह्म कहलाता है:- 
स्कम्मेनेमे विष्टिमिते द्यौश्व भूमिश्र तिष्ठतः । 
स्कम्भ इदं सवमाव्सन्वद्‌ य॒त्‌ प्राणन्निमिषच्च यत्‌ ॥ 
--अथवब १०।॥८।२ 


६० भागवत संप्रदाय 


अन्य मंत्र में इसी तथ्य की सचना है-- 
यस्मिन्‌. भूमिरन्‍्तरिक्ष. थ्योयस्मिन्नध्याहिता । 
यत्राग्निश्रन्द्रमाः. सूर्यो.. वातस्तिष्न्त्यपिंताः । 
स्कम्म॑ तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः । 
->-वही १०७१२ 


“च्छिष्ट! का अर्थ है बचा हुआ, अवशिष्ट पदा्थ | दृश्य 
प्रपंच के निषैध करने के अनंतर जो अवशिष्ट रह जाता है वही 
है उच्छिष्ट अर्थात्‌ बाध-रहित परत्रह्म | ब्रह्म की इस रूप की 
अभिव्यक्ति अनेक उपनिषदों में की गई है| बृहदाश्ययक उपनिषद्‌ 
इसीलिए उस परमतत्त्व को 'नेति? 'नेति! शब्दों से पुकारता है-- 

अथात आदेशो नेति नेति ( बृह० उप० २।३॥११ ) 
नेह नानास्ति किल्नन ( ५» ४3२।२१ ) 


उच्छिष्ट की महिमा वर्णानातीत है। उच्छिष्ट पर नामरूप 
अवलंबित रहता है, उच्छिष्ट के ऊपर लोकों का आश्रय है, 
उच्छिष्ट के भीतर ही इद्र तथा समस्त विश्व सम्यकरूप से आहित 
रहता है, निविष्ट रहता है-- 
उच्छिष्टे नामरूपं चोच्छिश्टे लोक शआद्वितः । 
उच्छ्िष्ट इन्द्रश्नाग्निश्व विश्वमन्तः समाहितम्‌ ॥ 
--अथव ११॥६।१ 


प्रसिद्ध पुरुषसृक्त में वही तत्त्व पुरुष” के नाम से अभिहित 
किया यया है | पुरुष” का अथ है पुरि शेते पुरुष: अर्थात्‌ शरीर 
रूपी पुर में रहने वाला व्यक्ति | विश्व की सृष्टिकर वह प्रज्ञापति 
इसमें प्रवेश कर लेता है । इसीलिए वह “पुरुष” की संज्ञा प्राप्त 
करता है। यही पुरुष जगत्‌ के अतीत, बतमान तथा भविष्य-- 


वेद में विष्णु-भक्ति ६१ 


तीनों कालों में वह वर्तेमान रहता है जिसकी द्योतना यह विख्यात 
मंत्र कर रहा है-- 
पुरुष एवेद स्व यद्‌ भूत यज्च भव्यस्‌ । 
( ऋग्वेद १०।६०।२ ) 
यह मूल तत्त्व नाना रूपों में अभिव्यक्ति पाता है। ऋग्वेद 
का स्पष्ट कथन है कि एक ही इंद्र श्र्थात्‌ ऐश्ववशाली देवता 
अनेक रूपों में अपनी शक्तियों से प्रकट हो रहा है-- 
ह'द्रो मायानिः पुरुरूष इंयते 
अस्यवामीय सूक्त के महषि दीघेतमा ओऔचथ्य ने इस विश्व- 
व्यपिनी जैकालिकी परिभाषा का आविष्कार कर इसी महाघ 
सत्य की ओर संकेत किया है कि इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि, सुपर्ण, 
यम, मातरिश्वा आदि एक ही तत्त्व के अनेक नाम हैं-- 
इन्द्र. मित्र. वरुणमग्निमाहु-- 
रथो दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌ | 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति 
अग्नि यम मातरिश्वानमाहुः ॥ 
( ऋ० १॥१६४।४६, अथवे ९१०२८ » 


एक अव्यक्त तत्त्व की नाना अभिव्यक्तियाँ किस प्रकार 
संपन्न होती हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में रेखागणशित का दृष्टांत 
दिया जा सकता है । रेखा गणित का मूल तथ्य है बिंदु। यहद्दी बिंदु 
नाना प्रकार के संकोच-विकाश से, प्रसारण तथा शअआकुशख्चन से 
कभी सरल रेखा, कभी तियक्‌ रेखा, कभी वृत्त और कभी 
त्रिभुज का रूप धारण करता रहता है। परंतु गणितज्ञों के 
कल्पनानुसार यह बिंदु बहुत-कुछ अनिर्देश्य है। बिंदु वह वस्तु 
है जो नियत स्थान तो रखता है, परंतु उसका कोई परिमाणु- 


६२ भागवत संप्रदाय 


लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई-नहीं द्ोता है। यद्द सृक््मातिसूह्षम 
वस्तु है जिसे हम कल्पना-राज्य का ही पदार्थ मान सकते हैं, 
क्योंकि पेंसिल के अत्यंत बारीक नोक से भी बनाया गया चिन्ह 
बिंदु का प्रतीकमात्र हो सकता है, वास्तव बिंदु का स्वरूप निद्दे- 
शक नहीं हो सकता । रेखागणित का समस्त प्रपंच बिंदु की 
लल्लित लीजञा का विशद विज्ञास है। एक से अनकत्व रूप में 
घटित दोने का यह एक सामान्य दृष्टांत है। प्रजापति के प्रकरण 
की लीला बहुत कुछ ईसी प्रकार होती है-- 
प्रजापतिश्वति गर्भ अन्त- 
जायमानो बहुधा विजायते | 
तस्य योनि परिपश्यन्ति चीरा- 
स्तस्मिन्‌ ह तस्थुभ्ुवनानि विश्वा ॥ 
वेद के इस एकदेवतावबाद की व्याख्यासे अवान्तर दाशनिक 
तथा धामिक साहित्य भरा पड़ा है। मद्दाभारत के पंचरत्नों में 
अन्यतम भीष्मस्तवराज इसी तथ्य का विस्तृत व्याख्यान है । 
श्रीमद्भागवत की स्तुतियाँ इसी तत्त्व के प्रतिपादन में चरिताथ 
होती हैं । एक दो दृष्ट॑ंत पर्याप्र होगा-- 
परः कालातू परो यज्ञात परात परतरश्च यः | 
अनादिरादिविश्वस्यथ तस्मे विश्वात्मने. नमः ॥६०॥ 
यस्मिन्‌ सर्व यतः स्व यः सर्व सर्वतश्च यः | 
यश्वच सवमयो नित्य तस्में सर्वात्मने नसः ॥्२| 
इस अतिम श्लोक के भाव से भागवत में वर्ित गजेन्द्रकृत 
स्तुति का यद्द श्लोक सबथा स्राम्य रखता है-- 
यस्मिन्निदं यतरचेदं येनेदय इदं स्वयम्‌ । 
यो स्मात्‌ परस्माच्च परस्तं प्रप्ये स्वयं भुक्‍्स । 
>_ागवत झ।रे।३े 


वेद में विष्णु-भक्ति ६३ 


यह विश्व जिस अधिष्ठान पर अवल्बित है, जिससे यह 
उत्पन्न हुआ, जिसके कारण यह उत्पनन हुआ, जो स्वयं यह 
विश्वरूप है तथा जो इस लोक, और परलोक से भी परे है, 
उत्कृष्ट तथा प्रथक है, वही है भगवान्‌ स्वयंभू । 

यही एक देवता भारतवष में अंगीकृत की गई है। विष्णु 
इसी परम तत्त्व की एक विशिष्ट अभिव्यक्ति हैं। 


ज>>-++ को नमक 
३--भक्ति का उद्गम 


भारतवष भक्तिरस से स्त्रिग्ध है। भक्ति की मधुर धारा से 
उसका प्रत्येक प्रांत आप्यायित है । इस भारतवष् में भक्ति का 
उठ्म कब ओर कहाँ हुआ ? इसका अब विचार किया जायगा। 
इस प्रश्न की चर्चा रहस्य से शून्य नहीं है |जब से पश्चिमी विद्वानों ने 
भारतीय साहित्य तथा धम से परिचय पाया, तब से उनमें से बहुतों 
का आग्रह रहा है कि भारत में भक्ति की कल्पना ईसाई धर्म की 
देन है| पागश्चात्य जगतू में कमप्रधान यहूदी धमकी तुलना में 
ईसाई धरम में प्रम की प्रचुरता अवश्यमेव एक ध्यानगम्य वस्तु 
है। ईसाई मत का मूल सिद्धांत है--भगवान्‌ का अटूट प्रेम 
या भगवान्‌ की भक्ति । पाश्चात्य विद्वानों का कहना है कि संसार 
के इतिहास में ईसाई मत में ही सर्वप्रथम भक्ति का उदय हुआ 
ओर वह्दीं से यह भारतबष में भी प्रविष्ट होकर सत्र प्रचारित 
हुईं। भारत भक्ति की कल्पना के लिए ईसाई मत का ऋणी 
बतलाया जाता है | परंतु इस प्रश्न की समीक्षा करने पर यह 


पाश्चात्य मद नितांत निर्मल, निराधार तथा अप्रामाणिक सिद्ध 
होता है । 


द्ड भागवत संप्रदाय 


वंदिक साहित्य के गाढ़ अनुशीलन से यहद्दी स्पष्ट निष्कर्ष 
निकलता है कि वेद जैसे कमे तथा ज्ञान का उदय स्थल है बेसे 
ही वह भक्ति का भी उद्गम स्थान है। इस अवसर पर एक बात 
विशेष ध्यान देने योग्य है । घम के सिद्धांतों के इतिहास की पर्या- 
लोचना करने पर प्रायः देखा जाता है कि किसी युग में किसी 
सिद्धांत विशेष की उपोदबोधक सामग्री विद्यमान रहती है, यद्यपि 
उस सिद्धांत का प्रतिपादक शब्द उपक्षब्ध नहीं होता । ऐसी दशा 
में अभिधान के अभाव में हम तत्‌ तत्‌ सामग्री की भी उपेक्षा 
कर बेठते हैं ।यह सत्य है कि संहिता तथा ब्राह्मण मंथों में 
अनुरागसूचक “भक्ति? शब्द का सवंधा अभाव है, परंतु यह 
मानना सत्य नहीं है कि इस अभाव के कारण उस 
युग में भक्ति की कल्पना अभी तक पश्रसूत ही नहों हुई थी । 
संद्दिताओं में कमक्ांड का प्राबल्य था, परंतु इसका अथ नहीं है 
कि उस समय ज्ञान तथा भक्ति की कल्पना का आविर्भाव ही 
नहीं हुआ था | मंत्रों में विशिष्ट देवताओं की स्तुति की गईं है, 
परतु यद्द स्तुति इतनी मार्मिकता से की गई है कि इसमें स्तोता 
के हृदय में अनुराग का अभाव मानना नितांत उपहासास्पद है। 
हमारा तो कथन है कि बिना भक्ति-स्रिग्ध हृदय के इस प्रकार 
की कोमल तथा भावुक स्तुतियों का उदय ही नहीं हो सकता । 
शुष्क हृदय में न तो इतनी कोमलता थ्रा सकती है और न इतनी 
भावुकता । देवताओं की स्तुति करते समय साधक्र उनके साथ 
पिता, माता, स्रिग्ध बंध श्रादि नितांत मनोरम हृदयंगम संबंध 
स्थापित करता है। और यह स्पष्ट प्रमाण है कि स्तोता के हृदय में 
देवताओं के प्रति सवतोभावेन प्रेम तथा अनुराग विद्यमान है। 

कतिपय देवताओं की रतुतियों का अध्ययन कर हम अपना 


(5 


सिद्धांत दृढ़ करना चाहते है। सर्वश्रथम श्रप्ति की ही परीक्षा 


. वेद में विष्णु-भक्ति ध्प, 


कीजिए अ्प्नि वेदिक कमकांड के प्रतिनिधि देवता ठहरे, उन्हीं 
के सद्भाव से यज्ञयागों का संपादन सिद्ध द्वोता है। अतः शुष्क 
कर्मकांड के प्रमुख देवता की स्तुति में अनुरागात्मिका भावना 
का अभाव सहज में ही अनुमेय है, परंतु बात ऐसी नहीं है । वे 
विपत्तियों के पार ते जाने वाले त्राता के तटत्थ रूप में ही 
चित्रित नहीं किये गये हैं, प्रत्युत पिता तथा माता जैसे रागात्मक 
संबंधों के आधार भी स्वीकृत किये गये हें। ऋग्वेद का यह मंत्र 
अग्नि को मनुष्यों का पिता तथा माता बतला रहा हैः-- 
व्वां चधन्ति क्षितयः प्रथिव्यां 
व्वाँ राय. उभयासो जनानाम्‌ । 
व्व॑ त्राता तरणे चेत्यो भू: 
पिता माता सदमिन्मानुषाणास्‌ ॥ 
( ऋग्‌ ६।१॥५ ) 


यह आमश्चय की ही घटना होगी यदि अम्ि को पिता तथा 
माता बतलाने वाले उपासक के हृदय में अनुराग की रेखा का 
'उदय न हो, भक्ति की भावना का अवतार न हो । 


वेदिक देवताओं में इन्द्र शौय के प्रतीक माने जाते हैं तथा 
दस्युओं पर आरयों के विजय प्रदान करने के कारण वे उनके 
प्रधान उपास्य देव समझे जाते हैं । बात है भी बिल्कुल ठीक। 
इन्द्र की अनुकंपां से आयगण अपने शज्ुओं की किल्लाबंदी 
ध्वस्त करने में सबंधा समथ होते हैं। ऐसे शौय-प्रधान देवता 
की स्तुति में कोमल रागात्मक संबंध की स्थापना का अभाव 
न्यायसंगत प्रतीत होता है, परंतु उपासकों ने इन्द्र के साथ बहुत 
ही स्निग्ध अंतरंग संबंध स्थापित किया है । इंद्र केवल पिता ही 
नही, प्रत्युत माता भी माने गये हें-- 

४ 


६६. भागवत संप्रदाय 


त्वे हि नः पिता बच्चो त्व॑ माता शतक्रतो बभुविथ । 
अधा ते सुम्नमीमहे । 
( ऋग्वेद ८।९८।११ ) 
इंद्र उपासकों के सखा या पिता ही नहीं हैं, प्रत्युत पितरों में 
सवश्रेष्ठ भी हैं-- 
सखा पिता पितृतमः पितृयां 
कतमु लोकमुशते. वयोधा: । 
( वही, ४।१७।१७ ) 
वामदेव गौतम ऋषि की अनुभूति है कि इंद्र में मित्रता, 
सहृदयता तथा आतृभाव का इतना मनोरम आवास है कि कौन 
ऐसा व्यक्ति होगा जो इंद्र के इन गुणों की सघद्दान रखेगा ? 
ऋग्वेद के सु दर शब्द हैं--, 
को नानाम वचसा  सोम्याय 
मनायुर्वा भवति वस्त उ्नाः । 
क इन्द्रस्य युज्य॑ कः सखित्व॑ 
को आतन्र वश्टि कबये क ऊती ॥ 
( वद्दी, ४।२५॥२ ) 
इन मंत्रों में भक्ति समान रागात्मक संबंध स्थापना को सूचना 
क्या नहीं है ? 
किन्हीं किन्हीं सूक्तों में इतना श्रधिक अल्नुराग प्रदर्शित किया 
गया है कि वह शूंगार कोटि को भी स्पशें कर रहा है। इन 
सूक्तों में श्वृंगारिक रहस्यवाद की कमनीय चारुता आलोचकों का 
चित्त हठात्‌ चमत्कृत कर रही है । एक मंत्र में ऋष्ण आंगिरस 
ऋषि कह रहे हैं कि जिस प्रकार जाया पति को आलिंगन करती 
है उसी प्रकार हमारी मति इंद्र को आलिंगन करती है-- 


बेद में विष्णु-भक्ति ६७ 
अच्छा म इन्द्र सतयः स्वर्विदः 
सभ्रीची र्विश्वा उशतीरनूषत । 
परि प्वजन्ते जनयो यथा पति 
समय न शुन्‍्ध्युं मघवानमूतये ॥ 
““क० सं> १०।४३।१ 


दूसरे मंत्र में काक्षीचत्ती घोषा अश्विनी कुमारों से पूछ 
रही हे--हे अश्विनो ! आप लोग रात को कहाँ निवास करते 
हैं ? किसने आप को अपने प्रेम में बाँध अपनी ओर खींच रखा 


दे जिस प्रकार विधवा अपने देवर को अपनी ओर आकृष्ट 
कर लेती है-- 


कुह स्विद्‌ दोषा कुह वस्तोरश्विना 
कुहामिपित्व॑ करतः कुहोषतुः । 
को वां शयुत्रा विधवेव देवरं 
मय न योषा कणुते सघस्थ आ || 
“+कऋण० सं० १०४०२ 


इन मंत्रों के अध्ययन से कया किसी को संदेह रख 
सकता है कि स्तोता का हृदय भक्तिभाव से स्निग्ध तथा 
सिक्त था ? 

भक्ति की भावना हमें सबसे अधिक मिलती है वरुण के सुक्तों 
में । बेदिक देवताओं में बरुण का स्थान स्वेतोभावेन सूध॑न्य 
है । वह विश्वतश्चज्षुः है अर्थात्‌ सब ओर दृष्टि रखने वाल्ञा है। 
वह ध्रृतत्रत ( नियमों को धारण करने वाल्ञा ), सुक्रतु ( शोभन 
कर्मों का निष्पादक ) तथा सम्राट्‌ है। वह सवज्ञ है--वह 
अंतरिक्ष में उड़नेवाली पत्तियों का मार्ग उसी प्रकार जानता 


ह्ष्द भागवत संप्रदाय 


है जिस प्रकार वह्द समुद्र पर चल्लनेबाली नावों का१। स्तोता 
वरुण को दया तथा करुणा गुणों का निकेतन मानता है। वरुण 
स्वेज्ञ होने से मनुष्यों के अंतःकरण में होने वाले पापों को 
भली भाँति जानता है ओर इस लिए वह अपराधियों को 
दंड देता है तथा अपना अपराध स्वीकार कर प्रायश्चित्त करने 
वाल्ले व्यक्तियों को बह क्षमा प्रदान करता है | वह ऋत--मांग- 
लिक व्यवस्था--का निर्माता तथा नियन्ता है | सतोता का हृदय 
अपराध की भावना से द्रवीभूत हो जाता है और उनसे प्राथना 
करता है-- 
य आपिनित्य वरुण प्रियः सन्‌ 
व्वामार्गांसि कृणवत्‌ सखा ते। 
मा त एनस्वन्तो यज्षिन भ्रुजेम 
यन्धि ष्मा विप्रः स्तुव॒ते वरूथम्‌ ॥ 
“--ऋण० सं० ७।८८।६ 


[इस मन्त्र का आशय है कि में तुम्ददारा नित्य आप्त प्रियजन 
हूँ। मैंने आपके प्रति अनेक पाप किये हैं। इन पापों को क्षमा कर 
मुमे अपनी मित्रता दीजिए । हे यक्षिन्‌ ! हे अद्भुत कर्मों के कर्ता, 
हमारे पापों को दूर कर दो जिससे अपराधी बन कर दम अपना 
भोजन न करं। तुम बुद्धिमान्‌ दो, इस स्तुतिकर्ता को अअनिष्ट 
निवारक वरणीय वस्तु प्रदान करो ] इस स्तुति के भीतर स्तोता 
की रागात्मिका वृत्ति स्वतः प्रवाद्दित हो रही है। इस मंत्र को 
भक्त हृदय का मधुर उद्धार मानना क्या कथमपि अच्चुचित कहा 


१ वेदा वीनां पदमन्तरिक्तेण पतताम्‌ | 
वेद नावः समुद्रियः । 
““जेह० सं० १॥२५॥७ 


वेद में विष्णु-भक्ति ६६ 


जा सकता है? यह सछय भक्ति का सुंदर दृष्ांत मानाजा 
सकता है। 


यह हुई मंत्रों में तटस्थरूप से भक्ति की सत्ता परंतु, प्राचीन 
आचारयों की सम्मति में वेद के मंत्रों में साक्षात्‌ रूप से भक्ति 
तत्व का समथन उपलब्ध होता है। शारिडल्य ने अपने भक्ति 
सूत्र में कहा दहै--भक्ति: प्रमेया श्रुतिभ्यः ( १।२॥६ )>भक्ति श्रति 
से साज्षात्‌ रूप से जानी जा सकती है। इसकी व्याख्या में 
नारायणतीर्थ ने भक्ति तथा उसके नवधा प्रकारों के प्रद्शंक 
मंत्रों का सव्याख्यान उद्धरण दिया है" । एक दो उदाहरण 
पर्याप्त होंगे-- 
तम्रु स्तोतारः पुष्य. यथा विद 
ऋतस्य गर्भ जनुषा  पिपतन। 
आस्य जानन्तो नाम चिद्‌ विविक्तन 
महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे ॥ 
“-कऋऋ० सं० $।१५६। ३ 


[ इस मंत्र का आशय है--इस संसार के कारण-रूप (पृव्य) 
उस विष्णु की अपनी मति के अनुरूप स्तुति करो। वह वेदांत 
वाक्‍्यों ( ऋत ) का प्रतिपाद्य है। उसकी स्तुति करने से जन्म _ 
की प्राप्ति नहीं होती । स्तुति असंभव होने पर उस विष्णु के नाम 
का ही कथन करो ( अर्थात्‌ नाम स्मरण करो )। हम लोग विष्णु 
के तेज तथा सबंसाक्षी गुणातीत रूप की प्रेमलक्षण सेवा 
करते हैं ] इस मंत्र में भगवान्‌ की स्तुति तथा नामस्मरण का 
स्पष्ट निदेश है । 


१ द्रष्टव्य भक्तिचंद्रिका ए० ७७-८२ ( सरस्वती भवन ग्रयमाला 
संख्या ६, काशी १६२४ ) 


(७० भागवत संप्रदाय 


यः पूर्व्याय वेघसे नवीयसे 
सुमजानये विप्णवे दुदाशति । 
यो जातमस्य मइतो सहि अवत्‌ 
सेदू अवोभियुज्य चिदस्यसत्‌ ॥ 
“>“>अर० १॥१५४६॥२ 


| श्र्थात्‌ जो पुरुष सबसे प्राचीन तथा नित्यनूतन, जगत हे 
स्रष्टा ( वेघसे ), रवर्य उत्पन्न ट।नवाले अथवा समस्त संसार 
में मद उत्पन्न करनेबाली लक्ष्मी के पति ( सुमज्जानये" ) विष्णु 
के लिए अपने द्रव्य को तथा स्वयं अपने आपको समपण करता 
है, जो महनीय ( महतः ) विष्णु के पूजनीय ( सह्दि ) जन्म तथा 
उपलक्षणात्‌ कर्म को कहता ईँ--क्रीतन करता है, वह दाता 
तथा स्तोता कीर्ति अथवा अन्न ( श्रवोमिः ) से संपन्न होकर 
सब के गन्तव्य परमपद्‌ का अनुकूलता से प्राप्त कर लेता है ] 

यह श्रुति भगवान्‌ के श्रवण, कीतन तथा भगवदपंण का स्पष्ट 
प्रतिपादन करती है । 


ब्राह्मयणयुग में भक्ति को भाषना उपासना ज्षेत्न में नितांत 
टृढ़ रूप से उपलब्ध होती है । ब्राह्मण प्रंर्थों में कर्म-कांड की 
प्रधानता होते हुए भी भक्ति की भावना न्यून द्वोती नहीं दीख 
पड़ती, प्रत्युत श्रद्धा की भावत्ता से संपुटित होने पर हृदय की 
अनुरागात्मक प्रवृत्ति बद्ती पर दृष्टिगांचर होती है । आरगण्यकों 





१७०१७७७७७॥७७आ०७७७५७७४७/७/७७,७/७ ००५ ०३020 न कस ४ अल आकर क कक पक कक 


१ सुमजानये स्वयमेबोत्पन्नाय | सुमत्‌ स्वयमिति यास्‍स्कः € निरक्त 
६।२२ ) यद्वा सुतरां मादयतीति सुमत्‌ । ताहशी जाया यस्य स तयोक्तः | 
तस्में स्-जगन्मादनशील-श्रोपतये इत्यथ: । 


“हरीयणुभाध्य . 


वेद में विष्णु-मक्ति ७१ 


में बद्दियोंग की अपेक्षा अंतर्याग को विशेष महत्त्व दिया गया 
है। चित्तवृत्तिनिरोधात्मक योग के विपुल प्रचार का यह युग 
है। इन दोनों से पुष्ट होकर भक्ति की प्रबलता की ओर साधकों 
का ध्यान स्वतः आकृष्ट हुआ । उपनिषद्‌ ज्ञान-कांड के सब से 
श्रेष्ठ माननीय ग्रंथ हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, परंतु उनमें 
भी भक्ति की गरिमा स्थान स्थान पर अंगीकृत की गई है। 


कठोपनिषद्‌ का अनुशीलन भक्ति के सिद्धांतों का स्पष्ट निद्‌- 
र्‌ः कं 
शंक है । आत्मप्राप्ति के उपायों का वर्शन करते समय यह 
उपनिषद्‌ बतला रही है-- 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेघया न बहुना श्रुतेन ॥ 
यमेवैष बृणुते तेन लम्य- 
स्तस्पेष आत्मा बृुणुते तनू' स्वाम्‌ ॥ 
“-“केंठ १।२|२३ 


[ यह आत्मा वेद्ाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और 
न घारणा शक्ति से और न अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता 
है। यह साधक जिस आत्मा का वरण करता है, उस आत्मा 
से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा 
अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है ] इस मंत्र का तात्पय 
है कि केवल आत्मत्ञाभ के लिए द्वी प्राथंता करनेवाले निष्काम 
पुरुष को आत्मा के द्वारा द्वी आत्मा की उपलब्धि होती है। इस 
मंत्र में आत्मा के अनुप्रह की ओर गूढ़ संकेत है, परंतु दूसरे मंत्र 
में प्रसाद” अथोत्‌ अनुप्रह का सिद्धांत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया 
गया है-- 


७२ भागवत संप्रदाय 


तमक्रतुः पश्यति वीतशोको 
धातुः प्रसादान्महिमानमाव्मनः? ॥| 
“-कंढ १।२॥२० 


अथ्थोत्‌ निष्काम पुरुष जगत्कर्ता के प्रसाद से अपने आत्मा की 
मद्दिमा देखता है और शोकरहित हो जाता है | 


वष्णव धर्म में 'प्रसादः ( दया, अनुम्रह ) का यह सिद्धांत 
नितांत महत्त्वपूर्ण है। भगवानके अनुग्रह से द्वी भक्त की कामना- 
वल्ल्री पुष्पित तथा फल्नित होती है* | श्रीमद्भागवत में इसे 
“पोषण! ( पोषणरां तदनुप्रह:--भागवत २॥१०।४ ) का सिद्धांत 
कहते हैं और श्री वल्लभाचाय का वेष्णब मत इसीलिए 'पुष्टि- 
मार्ग” के नामसे अभिद्दित किया जाता है। श्वेताश्वतर 
के अन्य मंत्र में तपस्या के प्रभाव के अतिरिक्त देवता के प्रसाद 
से श्वेताश्वतर ऋषि को सिद्धि मिलने का उल्लेख किया गया 
है ( ६२१ ) इस उपनिषद्‌ में भक्त के सिद्धांत का सर्वश्रथम 
प्रतिपादन किया गया है-- 


200४७99॥७॥॥/॥/॥0एएए॥७ए/एएए/शशशशशशाााआा आन जल अदला मल अल बदलना नकल लकी लक लक कम लीजलिक ननडक लक निद लकी लीक नी जिद नि की न वी नि शिकि दिकि मम "3>०+-०+४+ «०88 ल-ल तन्‍्म 


... १ यह मंत्र श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ( ३॥२० ) तथा मद्दानारायण 
उपनिषद्‌ में भी श्राया है | यहाँ शांकर भाष्य के अनुसार “बातु-प्रसादात्‌” 
पाठ है, परंतु इन उपनिषदों में 'घातु: प्रसादात्‌? हो स्पष्ट पाठ है। 
२ सत्य. दिशत्यर्थितमथितो. नृयणां 
नैवाथंदो यत्‌ पुनरथता यतः॥ 
स्वयं विधत्ते मजतामनिच्छुता--- 
मिच्छापिधानं निजपादपल्लवम्‌ ।॥ 
“भागवत १॥१६।२७ 


वेद में विष्णु-भक्ति ७३ 


यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरो । 
तस्थेते कथिता झार्था: प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 

श्वेता० ६।२३ 
“जिस पुरुष को देवता में उत्कृष्ट भक्ति होती है तथा देव के 
समान गुरु में भी जिसको भक्ति होती है, उसी मह्दात्मा को ये 
कहे गये अर्थ स्वतः प्रकाशित होते हें?। डपनिषत्‌-साहित्य में 
“भक्ति? शब्द का यह प्रथम प्रयोग माना जाता है। अवांतर 
वष्णव दशन में गुरु की जो महिमा विशेष रूप से अंगीकृत 
की गई है उस्री की सूचना इस मंत्र में दी गई है। वेष्णब मत 
में भक्ति की अपेक्षा प्रपक्तिका गौरव अधिक माना जाता है। 
प्रपत्ति में भगवान्‌ ही उपेय हैं तथा उपाय भी वे ही हैं। भक्त 
को केवल उनके शरण में जाने की आवश्यकता मात्र रहती है। 
शरणापन्न होते ही भगवान्‌ अपनी निमल दया के प्रभाव से 
उसका उंद्धार संपन्न %र देते हैं । भक्त के लिए तदतिरिक्त कोई 
काय नहीं रहता । इस प्रपत्ति का सिद्धांत भी श्वेताश्वतर में स्पष्ट 

शब्दों में अंकित किया गया है-- 

यो ब्ह्माणं विदधाति पूच 
यो वेदाँश्व प्रहिणोति तस्मे । 
त॑ हैं देवमाव्मबुद्धिप्रकाशं 
मुम॒क्ष॒वं शरणमहं प्रप्े ॥| 
--श्वेवा० ६।१८ 

इस मंत्र में ब्रह्मा के भी निर्माण करने वाले तथा उनके 
निमित्त वेदों का आविभाव करनेवाले अपनी बुद्धि में प्रकाशित 
होनेबाले दीप्यमान भगवान्‌ के शरण में जाने का निःसन्देह 
चणन है। श्रीमदूभगवदूगीता वेष्णब धर्म का मितांत माननीय 


७४ भागवत संप्रदाय 


ग्रंथ है जिसमें भक्ति के तत्व का विशदीकरण किया गया है। 
भगवद्‌गीता इस विषय में कठ तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों के 
प्रति नितांत ऋणी है अथवा कहना चाहिए कि इन उपनिषदों के. 
तथ्यों का संकलन गीता में किया गया है। इस समीक्षा से हम 
इसी निष्कष पर पहुँचते हैं. कि भक्ति का सिद्धांत वदिक है-- 
बेदिक संहिता तथा उपनिषद्‌ में उसके रहस्य का प्रतिपादन है। 
ब्रह्म सवकाम, सत्यसंकल्प है। उसके प्रसाद” से ह्वी साधक: 
इस लोक के क्कशों से अपना उद्धार ण सकता है। वेष्णव 
घम की यह मृल पीठिका वेद पर अवलंबित है, इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं । 

इस विषय की ओर प्राचीन आचार्यों का भी ध्यान अवश्य- 
मेव आक्ृष्ट हुआ था। महाभारत के टीकाकार नीलकंठ ने “मंत्र 
गमायण! तथा 'मंत्र भागवत” लिखकर वेद में रामायण तथा 
भागवत के आख्यानों की क्षत्ता वेदिक मंत्रों के द्वारा प्रमाणित 
की दे । श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के ८७ श्रध्याय में बेद्‌- 
स्तुति या श्रुति गीता का भी यही तात्पय है। वेदस्तुति का यही 
तात्पय है कि कम तथा ज्ञान के समान भक्ति का प्रतिपादन भी 
श्रुतियों को श्रभीष्ट है । इस पांडित्यपूर्ण स्तुति में अनेक मंत्रों 
का अ्भिग्राय भक्ति के विशदविवरण में दर्शाया गया है। अतः 
पुराणों के कर्ता वेदव्यास को भी यही अथ अभिलषित प्रतीत 
होता है । होना उचित दवा है । वेद मंत्रद्रष्टा ऋषियों के द्वारा 
आपष दृष्टि से प्रत्यक्षीकृत सत्यों का अलौकिक भंडार है। वह्द 
भारतवष के शअवांतर काल में विकसित होनेवाले दाशनिक 
मतों तथा धार्मिक संप्रदायों का बीज प्रस्तुत करता है। अतः 
श्रुति को कम तथा ज्ञान की उद्दम-भूमि होने के अतिरिक्त. 
भक्ति की उद्मस्थल्ली होना सर्वंथा उचित ही है। मन को वश 


वेद में विष्णु-भक्ति छू 


में करने से भगवद्धक्ति का उदय होता है ओर मन का वशीकार 
गुरु की कृपा से ही होता है। इस विषय में उपनिषद्‌ की नाना 
श्रुतियों* का तात्पय वेद्स्तुति के इस कमनीय जोक में है-- 


विजितहषीकवायुभिरदान्तमनस्तुररं 
य इह यतन्ति यन्तुमतिल्लोलमुपायखिदः । 
व्यसनशतान्विताः समवहाय गुरोश्वरणं 
वशिज इवाज सन्त्यक्ृतकणंधरा जलधों ॥ 
“>-भाग० १०|८७|३३ 


[ हे अज्ञ, जिन्होंने गुरु के चरण को छोड़कर अपने इंद्रिय 
ओर प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी वश में न होनेवाले 
अति चंचल मनरूपी घोड़े को वश में करने का यत्न करते हैं 
वे उन उपायों से दुःख पाते हैं ओर इस संसार-समुद्र में ही पड़े 
हुए सैकड़ों दुःखों से वंसे ही व्याकुत्न रहते हैं जैसे जहाज से 
व्यापार करनेवाले लोग नदी-समुद्र आदि में मल्लाह के बिना 
दुःख पाते हैं ] इस प्रकार वेदिक साहित्य की समीक्षा हमें इसी 
निष्कष पर पहुँचाती है कि भक्ति का सिद्धांत बेदिक है तथा 
भारतीय संस्क्रति के प्राचीनतम काल से इस भारतभूमि पर 
प्रचलित तथा प्रसत है | 


१ गुरुतत््व की प्रतिपादक श्रुतियाँ-- 
(क) आचायवान्‌ पुरुषों वेद |--छान्दोग्य ६।१४।२ 
(ख) नेषा तकेण मतिरापनेया 
प्रोक्तावन्येनेव सुज्ञानाय प्रष्ठ ॥ --कठ १॥२ ६ 
(ग) तद्‌विज्ञानाथ स गुरुमेवामिगच्छेत्‌ 
समित्पाणि: भरोत्रियं ब्रह्मनिष्टम |॥ “--9णएडक १।२।१२ 


५७६ भागवत संप्रदाय 
४--विष्णु का स्वरूप 


बेदिक देवताओ में विष्णु का स्थान पर्याप्तरुपेण महत्त्वपूर्ण 

है। वे युस्थान देवताओं में अर्थात्‌ आ्राकाश में रहने वाले देवों 
में अन्यतम हैं । ऋग्वेद में वर्णित चिन्हों से स्पष्ट है कि विध्यु 
सौर देवता हैं--सू्य के ही श्रन्यतम प्रकार हैं। इनके नामकी 
निररुक्ति भी इसे ही प्रमाणित करती है । यासक के अनुसार रश्मियों 
के द्वारा व्याप्त होने के कारण अथवा रश्मियों के द्वारा समग्र 
संसार को व्याप्त करने के कारण सूय “विष्णु? के नाम से अभि- 
हित द्योता है" । वंदिक संहिताओं में विष्णु के संबंध में सबसे 
महत्त्वपूर्णो धटना है उनका तीन विक्रमों का ग्रहण करना अ्र्थोत्‌ 
'तीन डगों को रखना । विष्णु ने अपने तीन डगों--पाद-विक्षेपों 
के भीतर समग्र संतार का माप लिया है ( ऋ० १।१४४।२ )। 
विष्णु की इस विशिष्टता का प्रतिपादक यह मंत्र नितान्त प्रसिद्ध 
है जो प्रत्येक संहिता में उपलब्ध होता है-- 
इृद विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम 

समूठमस्य पांखुरे ॥ द 

-ऋग १२२१७ 
इसीलिए ये उरुगायः ( बिस्तीण गतिवाला ) तथा उसरुक्रमः 

( विस्तीणो पादप्रक्षेपवाला ) कहे गये हैं। इन तीन विक्रमों की ' 
प्राचीनकाल में दो प्रकार की व्याख्या प्रचलित थी | यास्क ने इस 


१ अथ यद्‌ विषितो मवति तदू बविष्णुभवति । विष्णुविशतेर्वा 
व्यश्नोतेर्वा--यारक निरुक्त १२।१६ 
यदा रश्मिभिरतिशयेनायं व्याप्तो भवति, व्याप्नोति वा रश्मिमि- 
रयं सवेम्‌, तदा विषूषुरादित्यों भवति-दुर्गाचार्य २।३ 


वेद में विष्णु-भक्ति ७७ 


विषय में शाकपूणि तथा ओऔणंबाभ नामक आचार्यों के मत 
का उल्लेख किया है। शाकपूरण्णि के अनुसार ( तथा अर्वाचीन 
संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों के अनुरूप ) विष्णु के तीन क्रमका' 
संबंध जगत्‌ के तीन लोकों--प्रथ्वी, अन्तरित्ष तथा आकाश से 
है जो धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर हैं। ओऔश्शवाभ के मंत- 
व्यानुसार इन तीन डगों का संबंध सूर्य की दैनंदिन परिक्रमा 
के तीन स्थानों उद्यस्थान, मध्य बिंदु तथा अन्तस्थान्न से है | 
परंतु यह व्याख्या बेदिक मंत्रों से विरुद्ध होने के कारण आदरा- 
सस्‍्पद नहीं प्रतीत द्दोती है। विष्णु का तृतीय क्रम सबसे ऊँचा 
स्थान बतलाया गया है जहाँ से वह नीचे के ज्ञोक के ऊपर चम- 
क॒ता रहता है ( परम पदमव भाति भूरि, ऋ० १।१५४।६ )। यही 
उनका प्रिय लोक है जिसकी प्राप्ति के ज्षिण साधक की कामना 
संतत जागरूक रहती है । वहाँ उनके भक्त ज्ञोग आनन्द मनाया: 
करते हैं। वद्द सबका सच्चा बंधु है। उसके परमपद में मधु का 
मरना ( उत्स ) वतमान है जिससे उसके भक्त आप्यायित रहते 
हैं। ऋग्वेद का कहना है विष्णु के परमपद को विद्वान्‌ लोग 
सदा आकाश में वितत सूर्य के समान देखते हें-- 


तद्‌ विष्णोः परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः | 
दिवीव चक्षुराततम्‌॒( ऋग १॥२२।२० ) 


इस मंत्र का स्पष्ट अभिप्राय है कि विष्णु का तृतीय पद या 
परमपद आकाश में ऊँचे पर स्थित है। जिस प्रकार आकाश में 
रश्मियों को चारों ओर फेलानेवाला सूथ चमकता ,है, उसी 
प्रकार यह परमपद भी उस ऊचाई पर से चारों ओर चमकता 
है। ऋग्वेद का यह मंत्र ही रव॒तः ओणेैवास की कल्पना की 


'ड्प्द क्‍ भागवत संप्रदाय 


पुष्टि न करके शाकपूर्णि के सिद्धांत को सिद्ध तथा प्रामाणिक 
बतला रहा है। 


विध्गु वेद में एक बलंरहित निबंल देवता के रूप में चित्रित 
नहीं किये गये हैं| इंद्र के साथ उनकी गाढ़ मित्रता तथा सहृवास 
से भी यह बात अनुमेय है कि वे भी इंद्र के समान ही बीयशाली 
तथा बलसंपन्न देवता हैं। इसके अतिरिक्त दीघतमा ओचश्य 
ऋषि ने विष्ण के तीन बीय या वीयपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया 
है--( १) उन्होंने प्रथिवी के ऊपर विद्यमान लोकों का निर्माण 
किया है; ( २) ऊध्वेल्लोक में विद्यमान आकाश को दृढ़ बनाया 
है। किसी युग में वह हिलता डुलता अस्थिरता का दृष्टांत बना 
हुआ था । विष्णु के प्रभाव स ही वह अपने स्थान पर दृढ़ तथा 
स्थिर बना हुआ है।( ३ ) तीसरा पराक्रम है तीन डग रखना 
जिसका उल्लेख पद्दिले ही किया गया है। भयंकर पव॑त पर 
रहनेवाला (गिरिष्ठा: ), स्वतंत्रता से विचरण करनेवाल्ा 
( कुचरः ) सिंह जिस प्रकार प्राणियों में अपने पराक्रम से प्रख्यात 
है उसी प्रकार विष्ण, भी अपने पराक्रम के कारण ही मनुष्यों की 
स्तुति के पात्र हैं-- 


प्र तद' विष्णु: स्तवते वीरयेण 
मगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ॥ 
( ऋग ११४४॥२ ) 


वेद में विष्णु का संबंध गायों के साथ विशेषरूप से दीख 
पड़ता है और यह परंपरा वष्णव धर्म के इतिहास में सर्वत्र 
लक्षित द्ोती है। काण्व मेघातिथि ऋषि की आध्यात्मिक 
अनुभूति है--विष्णुगोपा अदाभ्यः ( ऋग्वेद १२२।१८) अरथोत्‌ 
विष्णु अजेय गोप हैं--ऐसे रक्षक हे जिनका दम्भन या पराजय 


वेद में विष्णु-भक्ति ७६. 


कथमपि नहीं किया जा सकता। दीघेतमा ओचश्य ऋषि की 
अनुभूति और भी स्पष्टतर है। उनका कथन है कि विष्णु के 
परम पद में या उच्चतम लोक में गायों का निवास हैजो 
भूरिश्ट|गा-अनेक ख्॒ गों को धारण करने वाली तथा अयास:-- 
नितांत चंचल हैंः-- 


तावां वास्वून्युश्मसि गमध्ये 
यत्र गावो भूरिश्श गा अयासः ॥ 
( ऋग १।१५४।६ ») 


भौतिक जगत में 'भूरिश्शंगा अयासः गायें सूर्य की चंचल 
किरणों हैं जो आकाश में नाना दिशाओं को उद॒भासित करती 
दीख पड़ती हैं । इन्हीं मंत्रों के आधार पर अबवान्तर-कालीन 
बेष्णव मत के अनेक सिद्धांत अवलंबित हैं.। विष्णु का सर्वोच्च 
पद 'गोलोक” कहलाता है जिसका वष्णव- अ्रंथों में बड़ा ही 
सांगोपांग वर्णन मिलता है।' गोपवेषधारी विष्णु भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण द्वी हैं, इसमें संदेह की गुंजायश नहीं। मद्दाकवि 
कालिदास ने अपने मेघदुत में मेघ के विचित्र साँदय की कल्पना 
के अवसर पर इस गोप-वेषधारी विष्णु का स्मरण किया है-- 


रव्नच्छाया-व्यतिकर इव प्रेच्यमेतत्‌ पुरस्ताद्‌ 
वल्मी काग्रात्‌ प्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलस्य । 
येन  श्यामं॑ वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
के [# किक | 
बह णेव स्फुरितरुचिना गोप-वेषस्थ विष्णोः ॥ 
“-मेघ १॥१५ 


__ | | _ -फ्फ्नन++भ+)++४भभपभपपभप/ैप:5/ण: 


१ द्रष्टव्य ब्रह्मसंहिता ३।२ 


८० भागवत संप्रदाय 


विष्णु का संबंध इंद्र के साथ बढ़ा घनिष्ठ है। अनेक मंत्रों 
में वे दोनों एक साथ ही प्रशंसित किये गये हैं। बृत्र के मारते 
के अवसर पर इंद्र विष्णु से प्राथना करते हैं कि वे अपने 
विक्रम को और भी अधिक बढ़ा दे । संद्विता-काल में ही विष्णु 
का पद देव-मंडली में कम महत्त्वपूणं न था, इसका परिचय 
हमें एक अन्य घटना से भी मिलता है । एक मंत्र में वे गभ के 
रक्षक बतलाये गये हैं तथा अन्य देवों के साथ गभ की स्थिति 
तथा पुष्टि के लिए उनसे प्रार्शता की गई है। मानव-जीवन के 
संरक्षण में जो देवता नितांत समर्थ तथा क्ृतकाय है, बह सोम- 
याग में विशेष महत्त्वपूर्ण न होने पर भी साधारण जीवन के 
लिए उपयोगी, गौरवशाली तथा लोकप्रिय अवश्य हैं; इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं है । 
ब्राह्मणु-युग में विष्या 
ब्राह्मण-युग में यज्ञसस्था का विपुन्न विकाश संपन्न हुआ 
शोर इस के साथ ही साथ देवमंडली में विष्णु का महत्त्व भी 
पूर्वापेच्ञया अधिकतर हो गया । विप्णु को एकता यज्ञ के साथ 
की गई--यज्ञो वे विष्णु: | ओर इससे स्पष्टतः मिद्ध होता है कि 
ऋत्विजों की दृष्टि में विष्णु समस्त देंवताञों में श्रष्ठ तथा 
पवित्रतम माने जाने लगे, क्योंकि इनकी सान्‍्यता के अनुसार 
यज्ञ से बढ़कर पवित्र तथा श्र यम्कर वस्तु अन्य होती ही नहीं । 
. ऐतरेय ब्राह्मण" के आरंभ में ही अप्नि हीन ( अबम ) देवता 
माने गये हैं यथा विष्णु ( परम ) श्र छ्ठ देव स्वीकार किये गये हैं । 


2९.५७००००+ ७+न्‍व नमी हैक] कक. .० ७ के 2० 2०४ ०० |. हरेलल 0.१ परत्कााम 0 व #ब७०१ ०... ५ ३० * *ह ४... ७. 6.३ एड अतकल सकने १. सनक रैक तक क+8क/+आ००६०७५५ 4७७५१++,अकााक 


१ अग्निव देवानामवमों विषतुः परम:, तदन्तरेण सर्वा श्रन्या 
देवता:-- ऐतरेय बआह्मण १।१ 


वेद में विष्णु-भक्ति ८१ 


इस युग में विष्णु के तीनों डगों का संबंध स्पष्ट रूप से 
पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा आकाश से स्थापित किया गया और 
इनका अनुकरणा यज्ञ में यज्मान के द्वारा भी किया जाने लगा। 
यज्ञ में यज्ञमान विष्णु क्र” का अनुकरण कर तीन पगों को 
वेदी पर रखता है। इस प्रकार यज्ञात्मक विष्णु के साथ यज्ममान का 
ऐक्य-स्थापन ब्राह्मण ग्रथ का अभिप्राय प्रतीत होता है । इस ग्रंथ 
में असुर से युद्ध के अवसर पर विष्णु के तीन क्रम रखने की 
कथा का उल्लेख है। विष्णु ने असुरों से प्रथ्वी छीन कर इंद्र 
को दी | असुरों दथा इंद्र-विध्णु में लोकों के विभाजन के विषय 
में झगड़ा हुआ । असुरों ने कहा कि जितनी एथ्वी विष्णु अपने 
तीन पणगों के द्वारा ले सकते हैं, उतनी प्रथ्वी इंद्र को मिलेगी । 
तब विष्णु ने अपने पगगों से समग्र लोक, वेद तथा वबाणी-इन 
तीनों को माप कर स्वायत्त कर लिया" । शतपथ ब्राह्मण का भी 
कथन इसी से मिलता-जुलता है । इस ब्राह्मण के अनुसार विध्ग 
ने अपने पैरों के रखने से देवताओं के लिए वह सबंशक्तिमत्ता 
अजन कर दी जिसे वे धारण किये हुए हैं* । इस प्रकार ब्राह्मण 
अ्रथों में विष्णु असुरों से प्रथ्वी तथा सवशक्तिमत्ता छीननेवाले 
गौरवशाली देवता के रूप में प्रतिष्ठित द्वोते हैं । 

पुराणों में विष्णु के नाना अवतारों की कथा विस्तार से दी गईं 
है । इन अवतारों के वेदिक आधार गवेषणा से उपत्ब्ध होते हैं । 

१ इंद्रथ्ष विषुषुश्चासरैयुयुधाते! ता ह जित्वोचतुः कल्यामहा 
इति । ते ह तथेत्यसुरा ऊचचुः | सोडब्रवीदिंद्रो यावदेवायं विष्णुस्त्रिविक्रमते 
तावदस्माक॑ युष्माकमितरद्‌ इति। स इमान्‌ लोकान्‌ विचक्रमेड्यों वेदानू 
त्रयो वाचम्‌ । /  “ऐतेरय ब्रान्‍ह्षण ६॥३।१४ 

२ शतपथ ब्राह्मण १।६।३।६,. 

द्‌ 


ष्दर्‌ भागवत संप्रदाय 


(१) वामन अवतार--विष्णु ने देत्यों के राजा बलि से प्रथ्बी 
छीनने के ल्षिण वासन का रूप धारण किया तथा तीन डयगों से 
समग्र जगत्‌ को माप लिया | इस कथा का बीज हमें वेदिक 
ग्रथों में उपलब्ध होता है। तेत्तिरीय संहिता का कथन है 
कि विष्णु ने वामन रूप ग्रहण कर तीनों लोकों को जीत लिया" । 
शतपथ ब्राह्मण में भी यह कथा आती हे" कि असुरों ने देवों 
'को जीतकर लोकों का विभाजन करना शुरु किया। यज्ञरूपी 
“विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने उनसे इस विभाजन में अपना 
भी भाग साँगा । विष्णु को वामन के रूप सें देख कर असुरों ने 
'कहा कि जितनी भूमि पर वामन लेट सके, उतनी भूमि देवों 
को मिल सकेगी। इस पर वामन ने अपना लघु काय इतना 
बढ़ाया कि समग्र प्रथ्वी उससे आक्रांत हो गई और प्रथ्बी के 
ऊपर देवताश्रं का प्रभुत्व स्थापित हो गया । 

विष्णु के अन्य अवतारों की भी सूचना संहिता तथा 
ब्राह्मण-प्र थों में यत्र तत्र उपलब्ध होती है-- 

(२) वराह अ्रवतार-विष्णु के वराह रूप धारण करने 
की कथा का बीज शतपथ ब्राह्मण ( १४।१।२११ ) तथा तैत्ति- 
रीय संहिता ( ७४१४१ ) में उपलब्ध होता है। ऋग्वेद के अनु- 
सार विष्णु ने सोमपान कर एक शत महिषों को तथा त्ञीरपाक 
को प्रहदण कर लिया जो वस्तुतः 'एमुष” नामक वराह्द की संपत्ति 
थे तथा इंद्र ने इस वराह को भी मार डालह्नाः | तैत्तिरीय संहिता 


१ तैत्तिरीय संहिता २१।३।१. 
२ शतपथ ब्राक्षण १।२।५॥ १. 
३ विश्वेते ता विष्णुराभरदुरुक्रमस्वेषितः । 


शर्त महिषान्‌ छीरपाकमोदनं वराहमिन्द्र एमुषम ॥ 
“निदंगू ८७७) १० 





वेद में विष्णु भक्ति व्प्रे 


में भी यह कथा आती है ।" शतपथ ब्राह्मण ने इस वराह की 
कथा को किख्वित्‌ परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया है। उसके 
अनुसार इसी 'एमुष' नामक वराह ने जल के ऊपर रहने वाले 
पृथ्वी को ऊपर उठा लिया । तैत्तिरीय संद्विता के अनुसार प्रूथ्वी 
को ऊपर उठानेवाला वराह प्रजापति का ही रूप था? । पुराणों 
में भी यही कथा है । अंतर श्तना द्वी हे कि यह वराद्द प्रजापति 
का रूप न होकर विष्णु का रूप बतलाया गया है ! 

(३ ) मत्स्यावतार--की कथा की सूचना शतपथ ब्राह्मण 
में मिलती है इस ब्राह्मण के अनुसार एक बार इतना बढ़ा 
जलप्लावन आया कि समग्र संसार नष्ट हो गया, सारी सृष्टि 
विज्ञीन हो गई । केवल एक विचित्र मछली ही बच रही 
जिसकी पूर्व सूचना पाने से महाराज मनु ने भी एक नाव में 
सृष्टि के समग्र बीजों को बचाकर रख उसे इस मछली मेँ बाँध 
रखा उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा की तथा पानी घटने पर एक 
विशाल यज्ञ किया जिससे समग्र सृष्टि फिर से उत्पन्न द्वो गई । 
यह मत्स्य प्रजापति का रूप बतलाया गया हे । 


(४) कूर्माबतार-की सूचना त्राह्मणों में मिलती हे । ब्राह्मण 
अथों" के अनुसार सृष्टि की आरंभिक दशा में प्रजापति ने जल 


के ऊपर कूर्म का रूप घारण कर प्रजा की सृष्टि की। यहां यह 


.............०५००->«++-+..-.०>>++>-+लनम।त+तन-ललनननतनननयनभननननतनननणनीनणीनणीख।थख।णजएजणा जज घ+:3क्‍उएज भजन 5सससलआज 


१ तैत्तिरीय संहिता६।२॥४।२। ३. 

२ शतपथ १४।१॥२।११. 

३ तैत्तिरीय संहिता ७।१।५)९. 

४ शतप्थ २॥८।१॥१. | 

यू शुतपथ ब्राह्मण ७।५।१।५; जेमिनीय ब्राह्मण ३२७२ 


प्प्ड भागवत संप्रदाय 


कूम प्रजापति का रूप है। पुराणों में यही विष्ण का अवतार 
बन जाता द्वै जिसने जलप्ल्ञावन से नष्ट हो जाने वाले पदार्थों 
का पुनरुद्धार किया | 

इस विशाल ब्रह्मांड के भीतर विष्णु की अ्रदम्य शक्तिमत्ता, 
अलौकिक प्रभाव तथा उपयोगिता समभने के ल्षिए उनके वास्तव 
स्वरूप की समीक्षा नितांत आवश्यक है। विश्व में दो शक्तियां 
हैं-- पोषक शक्ति तथा शोषक शक्ति, धनातव्मक शक्ति तथा 
ऋणात्मक शक्ति । इस की वेदिक परिभाषा है--अग्निषोम, 
प्राण तथा रयि | जगत्‌ के मूल में ही दोनों शक्तियाँ जागरूक 
रहती हैं । इन्हीं दोनों शक्तियों के नाना प्रभाव तथा उप्र हण 
का सम्मिल्लित परिणाम वह वस्तु है जिसे हम जगत्‌ के नाम से 
पुकारते हैं । इनसें से एक शक्ति पोषण करती है और दूसरी 
शक्ति शोषण करती है। इस अग्निषोमात्मक विश्व में अग्नि 
तत्त्व के प्रतिनिधि हैं रुद्र, तो सोमतत्त्व के प्रतीक हें विष्ण । 

भगवान्‌ रुद्र का भौतिक आधार वस्तुतः अग्नि द्वी हैं। अप्लनि 
के हृश्य तथा भौतिक आधार के ऊपर रुद्र की कल्पना वेद में 
की गई हैं । दोनों का साम्य बिल्कुल स्पष्ट तथा विशुद्ध है । अग्नि 
की शिखा ऊपर उठती है; अतः रुद्र के ऊध्वं लिंग की कल्पना 
युक्तियुक्त रूप से की गई है। शिव की जलधारी अग्निवेदी का 
प्रतीक है। जिस प्रकार अग्नि वेदी पर जलते हैं, उसी प्रकार 
-शिव-लिंग जलधारी के मध्य में रखा जाता है। अग्नि' 
में घृत की आहुति के समान शिव का अभिषेक जल्न 
के द्वारा किया जाता है । शिव-मक्तों के भस्म धारण 
करने की प्रथा का रहस्य इसी घटना में छिया हुआ है। 
भस्म अग्नि से उत्पन्न होता है ओर इस भस्म को शिव के 
अनुयायी उपासक अपने उत्तमांग में धारण करते हैं। अतः 


वेद में विषु-भक्ति वध. 


सन्षात्‌ रूप से दोनों रूपों की तुलना करने पर हम इसी निष्कष 
पर पहुँचते हैं कि रुद्र ही अग्नि के प्रतिनिधि हैं । इस विषय में 
वदिक प्रमाणों का अभाव नहीं है। ऋग्वेद (२।१।६ ) का 
वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवः मंत्र डंके की चोट इस एकी- 
करण की ओर संकेत कर रहा है । अथव का मंत्र “तस्मे रुद्राय 
नमो अस्व्वग्नये ( अथव ( ७।८३ ) इसी ओर इंगित कर रहा है | 
शतपथ ब्राह्मण रुद्र की आठों मूर्तियों को आठ भौतिक पदार्थों 
का प्रतिदिधि बतला रहा है जिनमें रुद्र अग्नि के साक्षात्‌ 
प्रतिनिधि हैं-- 
अप्निवें स देवः | तस्येतानि नामानि शर्व इति यथा प्राच्या आचक्षते | 
भव इति यथा बाह्दीकाः | पश्ूनां पती रुद्रोउमिरिति तान्यस्य अशान्ता- 
न्येवेतराणि नामानि । अप्रिरित्येव शान्ततमम्‌ | 
“--शतपथ १।७।३!८ 
इस प्रकार रुद्र अग्नि के प्रतीक ठहरते हें । 
विष्णु सोम के प्रतिनिधि हैं। ज़गत्‌ का पोषक तत्त्व है 
सोम | सोम ही इस नील गगन के प्रांगण में विचरणशीजल 
चंद्रमा है । सोमही ओषधियों का शिरोमणि दै प्रथ्वी के प्रांगण 
में । सोम का रस निकाल कर अ्रप्मि में हवन किया जाता है। 
ऋत्बिग तथा यजमान यज्ञ के प्रसाद रूप से इसी सोमरस का 
पान कर अलौकिक तृप्ति तथा संतोष का अनुभव करते हैं | सोम- 
रख के पान का कत्ल है अमृतत्व की प्राप्ति, ज्योति को उपलब्धि 
तथा देवत्व का ज्ञान । प्रमाथ काण्व ऋषि इस प्रख्यात मंत्र के 
द्वारा अपनी अनुभूति को वर्समय विग्रह् पहना रहे हैं-- 
अपाम सोमममृता श्रभुमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ 
. कि नूनमस्मान्‌ कृणवद्रातिः किम्लु धूर्तिर्सत मत्यस्यथ || 
( कऋग ८४८) रे ) 


६ भागवत संप्रदाय 


सोम ही अम्नत के सूक्ष्म बिंदुओं की व्षों कर ओषधियों को 
पुष्ट करता है। सोम ही सुधा के द्वारा देव तथा पितर दोनों समु- 
दायों का आप्यायन करता है। इसीलिए बेदिक ऋषि उससे 
प्राथना करता है कि जिस प्रकार पिता पुत्र के प्रति दयालु होता 
है तथा सखा मित्र के लिए मैत्रीभाव प्रदर्शित करता है, उसी 
प्रकार आप भी हमारे ऊपर करुणा तथा मेत्री की वर्षा कीजिए 
ओर हमारे जीवन के निमित्त हमारी आयु का विस्तार कीजिए- 


शंभो भव हृुद आपीत इन्दो 
'पितेव सोम सूनवे सुशेवः | 
सखेव सख्य उरुशंस धीरः 
प्र ण॒ आयुर्जोव्से सोम तारीः | 
( ऋग्‌ ८।४८।४ ) 


इस प्रकार इस्र विश्व में पोषक तत्व है सोम | भगवान्‌ 
विष्ण_ इसी सोम का प्रतिनिधित्व करते हैं। पोषक तत्त्व मात्रा 
में सब॒दा स्वल्पकाय द्वोता है। वह्द बढ़ते बढ़ते समग्र शरीर को 
व्याप्त कर लेता है जिससे उसकी सत्ता का अनुभव उस शरीर 
के प्रत्येक श्ंग में, प्रत्येक श्रवयव में श्रनुभवकर्ता को भल्ी भाँति 
लग सकता है। स्वल्पता के गुरुता. में परिणत होने में बिलंब 
नहीं लगता । उपयुक्त पात्र में आहित होने पर इस तत्त्व की 
श्राकस्मिक वृद्धि तथा विकास में तनिक भी देर नहीं लगती। 
इसी सिद्धांत का प्रतिपादक है विष्ण का वामन रूप । वामनो 
वे विष्णुरास--इस ब्राह्मण वाक्य का शअ्ञध्यात्मिक अथे यही 
है कि जो स्वल्पकाय है वही बृहृत्तर काय में परिणत हो 
जाता दै | जगत्‌ का पोषक तत्त्व मात्रा में कितना भी छोटा क्यों 
न हो, वह अपनी वृद्धि के अवसर पर समग्र विश्व को व्याप्त कर 


वेद में विष्णु-भक्ति प्प् 


लेता है। अपने पराक्रम से अनुस्यूत होकर अपने रूप का विस्तार 
कर लेता है । विष्णु के मोहिनी रूप धारण करने का भी रहस्य 
इसी तथ्य में अंतर्निद्दित है | देवताओं को अमृत पिल्लाने में विष्णु 
का ही हाथ था । उनके अभाव में तो यह असुरों की संपत्ति बन 
गया रहता | विष्णु की सुधापान कराने की कथा का संकेत सोम 
के द्वारा अस्त पान करने की ओर है तंत्रसाधना से परिचित 
विद्वान भली भाँति जानते हैं कि राम ही तारा के रूप में परिणत 
होते हैं तथा ऋष्ण काली का रूप धारण करते हैं | ये सब अ्रमाण 
विष्णु के पोषक तत्त्व अथवा सोमतत्त्व के प्रतीक होने के सिद्धांत 
के प्रवल्ल पोषक हैं। 
सोमसंबद्ध देवता की सोर देवता के रूप में परिण॒ति पाने 
का कारण उतना दुरूह नहीं है। सोम का प्रकाश सूय के किरणों 
के प्रसरण का परिणाम है । इसीलिए सोम सूय-मंडल का 
निवासी भी कहा जाता है। महाकवि कालिदास का कथन है-- 
रविमावसते सतां क्रियाये सुधया तपयते सुरान्‌ पितृश्र । 
तमसां निशि झूच्छेतां निहन्त्रे हरचूढ़ानिहितात्मने नमस्ते ॥ 
--विक्रमोवशीय ३|७ 


इस प्रकार सोमतत्त्व के प्रतीकभूत विष्णु को सोर देवता 
के रूप में महण करना कोई विशेष अ्मश्वय की बात नहीं है 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश--इन तीनों देवताओं में विष्णु को जगत्‌ 
का पालक माननेवाले पुराण भी इसी वंदिक सिद्धांत की पर्याप्त 
मात्रा में पुष्टि करते हैं 


बम्मन /2,2] 2 





(३) 


तंत्र में विषय 


(१) भक्ति का प्रथम उत्थान 
(२) विध्णु-भक्ति की प्राचीनता 
(३) पागरात्र का उदयकाल 
(४) साक्ष्वतों का परिचय 

(५) पाख़रात्र का विवरण 

(६) पाश़्रात्र तथा वेद 

(७) पाश़रात्र का प्रमेयतर्व 
(८) पाशञ्वरात्र का साधन मार्ग 
(६) बेखानस तन्‍्त्र 


. नास्ति तस्मात्‌ परतरः पुरुषाद्‌ वै सनातनात्‌ । 

नित्यं हि नास्ति जगति भूत॑ स्थावरजड्भमम्‌ ॥ 

ऋते तमेक॑ पुरुष वासुदेव॑ सनातनम्‌ । 

स्वेभूतात्मकभूतो हि वासुदेवों महाबलः ॥ 
--शान्तिपव अ० ३३६, श्लो० ३१-३२। 


१--भक्ति का ग्रथम उत्थान 


ऐतिहासिक दृष्टि से समीक्षा करने पर हम भक्ति-आंदोलन 
को तीन युग या तीन उत्थान में विभक्त कर सकते हैं-- 

(१ ) प्रथम उत्थान--१४०० ई० पूव से लेकर ४०० 
ईं० तक. 


यह युग साक्ष्वतों के उदय से लेकर गुप्त नरेशों के अ्रभ्युदय 
काल तक फैला हुआ है। भागवत धर्म के उदय की लीला- 
स्थल्ली है भगवान कृष्णचंद्र का लीला-निकेतन वृंदावन तथा 
मथुरा-मण्डल । कृष्ण यादव-वंशीय या सात्त्वत वंशीय ज्षत्रियों 
में उत्पन्न हुये थे । भागवत धर्म का उदय इसी क्षत्रिय वंश में 
उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। चारों व्यूहों का नामकरण यादव 
बंश के महनीय पुरुषों के नाम वे ऊपर किया गया है। वासुददव, 
संकषण, प्रद्यस्‍्त तथा अनिरुद्ध--ये चतुब्यूदद कष्ण, उनके 
ज्येष्ठ श्राता, पुत्र॒ तथा पौत्र के नाम पर क्रमशः अवलंबित हैं । 
काल्ांतर में यह साक्त्वत वंश शूग्सेन-मण्डल से हटकर दक्षिण 
तथा पश्चिमी की ओर अपना उपनिवेश बनाकर रहने लगता 
है | इस स्थिति का परिचय हमें ऐतरेय ब्राह्मण से चलता है जिसके 
ऐंद्र महाभिषेक पव में साक्त्वतत लोग दक्षिण देश के निवासी 
बतलाये गये हैं। सार्त्वतों के द्वारा ही यह धम उत्तर भारत 
से दक्षिण भारत में पहुँचता है। सात्त्वत लोग उत्तर तथा दक्षिण 
भारत को एक सूत्र में गठित करने वाली शृंखला हैं जिसका 
परिचय भागवत धर्म के विकाश को सममाने का सुलभ 
माध्यम है । 


हर भागवत संप्रदाय 


, महाभारत का नारायणीय पव इसी उत्थान के आरंभिक युग . 
से संबंध रखता है। शैशुनाग तथा मौयवंशी राजाओं के पतन 
के अनंतर शुंगवंशी राजवंश ब्राह्मण ही नहीं था, प्रत्युत वेष्णत 
धम का परम-उन्नायक था | इसी वंश के राज्यकाल में मध्यभारत 
तथा पश्चिमी भारत में वष्णबवघम का विशेष अभ्युदय हमें उप- 
ल्ब्ध होता है। बेसनगर ( वर्तमान भित्लसा ) में गरुड़स्तंभ 
का संस्थापक यूनानी राजदूत देलियोदोर ( हेलियोडोरस ) परम 
भागवत था तथा वह शुंगवंशीय नरपति भद्गरक (या भागभद्र ) 
के राज्यकाल में दूत बनकर आया था। चित्तौरगढ़ के समीप 

नगरी? के पास स्थित घोसुंडी का वष्णव शित्नालेख इसी युग स 
संबंब रखता है | ईस्वी सन्‌ का चतुथ तथा पंचम शतक वष्णव 
घमं के इतिहास में सुबर्ययुग माना जाना चाहिए, क्‍योंकि इस्री 
काल्न में परम-भागवत शुप्त नरपतियों ने वष्णव धर्म की ध्वजा 
परम उन्नत की | गुप्त नरेश वष्णव धम के विशेष उन्नायक थे 
ओर इसीलिए उन्होंने 'परम भागवत” की उपाधि घारण की थी । 
पांचरात्र संदिताओं--जैसे अदिबुध्न्य, परम संहिता, साच्त्वत 
संहिता आदि-की निर्मिति इस युग में संपन्न हुई | बेष्णव घम के 
राष्ट्रधम होने के कारण ज्ञात होता है कि इस काल में वष्णव मत 
से सम्बद्ध पांचरात्र संहिताओं की रचना आरंभ होती है । प्राचीन 
तथा सान्‍्य संदिताओं के जन्म का कारण यहो वेष्ण॒व युग है । 


जा, 2] कि 


तन्त्र में विष्णु ६३ 


भागवत या पाश्वरात्र मत 


नमः सकल-कल्याणदायिने चक्रपाणये | 
विषयाणवमम्तानां समुद्धरण-हेतवे ॥ 
“-“-जयाख्य संहिता । 


वष्णव धर्म की प्राचीनतम संज्ञा भागवत धर्म तथा 
पाश्चरात्र मत हैं। षट ऐश्वय से संपन्न होने के कारण विष्णु ही 
भगवत्‌? शब्द से अभिहित किए जाते हैं और उनकी भक्ति करने 
वाले साधक भागवत” कह्दलाते हैं । विष्णु भक्तों के द्वारा उपास्य 
धर्म होने के कारण यह धरम कहलाता है--भागवत-घम । पाद़- 
रात्र! शब्द की मीमांसा आगे चलकर की जावेगी | विचारणीय 
प्रश्न है कि इस भागवत-घम का उदय इस भारत-भूमि पर कब 
संपन्न हुआ ? समग्र देवमंडली से अलग हटाकर विष्णु को एक 
विशिष्ट संप्रदाय का उपास्य तथा आराध्य देव कब बनाया गया ? 
प्रश्न ऐतिहासिक है ओर ऐतिहासिक पद्धति से ही उप्तका विवेचन 
ओचित्यपूर्ण है । 


२--विष्णु भक्ति की ग्राचीनता 


पाशिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखनेवाले पतंजलि 
का आविर्भाव काल्न विक्रमपूव् द्वितीय शतक है और उस थुग में 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भागधत-घमं का उदय 
संपन्न हो चुका था। उन्‍होंने कंसबध तथा बलिबंधन नामक 
नाटकों के अभिनय का उल्लेख किया है जिनमें विष्णु ने ऋष्ण 
रूप से अवतीर्ण होकर कंस का बध किया था तथा ६देत्यराज 
बलि को बाँधकर पाताल भेज दिया था। 'अयः शूल्द्रडाजिनाभ्यां 
ठकठणी (४।२।७६ ) के भाष्य में पतंजलि ने 'शिव भागवत? 


६४७४ भागवत संप्रदाय 


नामक शैव मत्त का उल्लेख किया है ।" इस मत के अनुयायी 
अपने हाथ में लोहे का त्रिशूल घारण किया करते थे। पतंजलि 
के कथन का सारांश है कि इस सूत्र में 'अयःशूल्त” पद का सामान्य 
अथ अभीष्ट नहीं है, नहीं तो शिवभागवतः को भी अयश्शूत्य 
( लोहे का बना शूत्ष ) घारण करने के कारण “आयः्शुज्िकः 
कहना पड़ेगा। शिव भागवत? शब्द बड़े द्वी महत्त्व का है। 
भागवत” तो भगवान्‌ के भक्त की ही संज्ञा है और निम्धयपूवक 
भगवत्‌? शब्द 'विष्ण? के लिए व्यवह्ृत होता है। उस समय 
विष्ण-भमक्तों का संप्रदाय इतना लब्ध-प्रतिष्ठ, ज्ञोकप्रिय तथा 
प्रस्यात हो गया था कि शिव का उपासक अपने लिए भी इसी 
शब्द के प्रयोग करने में अग्रसर होता है | केवल अपनी विशिष्टता 
सूचित करने के लिए “भागवत” के आगे “शिव” शब्द का प्रयोग 
कर लेता है । अतः द्वितीय शतक पृष में भागवतों की विपुल 
ख्याति सिद्ध होती है । 


इस समय के शिलालेखों से भी इसो मत की पृष्टि होती है ।* 
नानाघाट के गुद्दामिल्ेख ( प्रथम शतक ईसा पृ ) के मंगल 
ख्ोक में अन्य देवताओं के साथ संकषण तथा वासुद्रेव का भी 
नाम उल्लिखित किया गया है। पराशरी-पुत्र राजा सबंतात ने, 
जिन्होंने अश्वसेघ यज्ञ किया था, भगवान्‌ संकषण तथा वासुदेव 
के उपासना मन्दिर के लिए “पूजाशिला-प्राकार! का निर्माण 
कराया था। इसका पता हमें घोसूण्डी ( चित्तोड़गढ़ के समीप 


१ कि याज्य:शूलेनान्विच्छुति स आयः शूत्रिक;+। कि चातः-शि व- 
भागवते 3पि प्राप्तोति । एवं तहिं उत्तरपद लोपोडत्र द्रष्टब्य ३ ॥ 
“+॥।२।७६ भाषण्य 
२ द्रष्टन्य भंडारकर-वैष्णविजम, शैविज्ञम? नामक प्रसिद्ध ग्रंथ पृ० ४-५ 


तत्र में विष्णु... ह्पू 


नगरी के पास ) के शिल्नालेख से भली भाँति लगता है। यह 
राजा स्वंतात कण्ववंशी माना जाता है ओर इसलिए इसका 
समय ईस्वी पूव प्रथम शतक से घटकर नहीं दो सकता" । 


इससे अधिकमहत्त्वपूर्ण है वेसनगर का शिल्लालेख(२०० ई ०पू०) 
जो भागवत-धर्म की उदारता तथा प्राचीनता दिखलाने में नितांत 
उपयोगी है। इस शित्ञालेख का कहना है कि 'हेलियोडोरा” 
देवाधिदेव वासुदेव को प्रतिष्ठा में गरुड़स्तंभ का निर्माण किया । 
हेलियोडोरस अपने को भागवत कहता है। वह 'दिय” का पुत्र 
था, तक्षशिल्ञा का निवासी था तथा वह राजा भागभद्र के दरबार 
में अंतत्निकित ( इंडो-बेकट्रियन राजा एण्टिअलकिडास ) नामक 
यबन राजा का दूत बनकर रहता था। इस शिलालेख का निष्कष 
यह दे कि उस समय वासुदेव” देवताओं के भी देवता माने जाते 
थे तथा उनके अनुयायी 'भागवत” नाम से विख्यात थे। भागवत 
धर्म भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर प्रदेश में भी फेला हुआ था और 
यूनानी लोगों के द्वारा भी वह स्वीकृत किया गया -था। यह 
भागवत के ओऔदाय तथा व्यापकता का पर्याप्त सूचक हे । 


मथुरा में जब शक-क्षत्रपों का शासन काल था, तब वष्शणव 
धर्म का इस मण्ड्ञ में विशेष अभ्युत्थान हुआ था। इसका 
पता मदाक्षचप शोडाश (३० पू० ८० से ईं० पू० ४७) के 





१ लखनऊ संग्रह्मलय में सुरक्षित बलराम की जो द्विभुजी प्रतिमा- 
दाहिने हाथ में मुसल तथा बायें में इल से युक्त--उ पलब्ध होती है वह 
ईस्वी पूर्व द्वितीय शती की है और अब तक उपलब्ध ब्राह्मण धर्म संबंधी 
मूर्तियों में प्राचीनतम है । यह संकषण की उपासना की प्राचीनता दिख- 
ज्ञाती हे ओर पाणिनि का समर्थन करती है । 


६६ भागवत संप्रदाय 


समकालीन एक शिलालेख से चलता है जिसमें लिखा है कि वसु 
नामक व्यक्ति ने महास्थान ( जन्मस्थान ) में भगवान वासुदेव 
का एक चतुःशाल्ञा मन्दिर, तोरण तथा वेदिका ( चौकी ) की 
स्थापना की थी। मथुरा में ऋष्णमन्दिर के निर्माण का यह 
प्रथम उल्लेख हे । 

पाणिनि की अप्टाध्यायी के अनुशीलन से हमें यह संप्रदाय 
उनसे भी प्रचीनतर प्रतीत होता है। पाणिनि ने “बासुदेवा- 
जुनाभ्यां वुन्‌ ( ४१६८ ) सूत्र से वासुरेव की भक्ति करनेवाले 
व्यक्ति के अथ में वुन्‌ प्रत्यय का विधान किया है। वासुरैव का 
भक्ति करनेवाला पुरुष ( वासुरेव: भक्तिरस्य ) 'वासुदेवक' 
कहलाता है | इस सूत्र के महाभाष्य की समीक्षा यद्दी बतल्ाती 
है कि वहाँ वासुदेव शब्द से अभिप्राय भगवान्‌ परमेश्वर 
से ही है, यादव-कुल में क्षत्रिय वसुदेव के पुत्र वासुदेव से 
नहीं । पतंजल्नि का प्रश्न है कि वासुदेव” से इस सूत्र 
में चुन विधान करने की आवश्यकता ही कया है ? “वसुदेव- 
स्थापत्यं पुमान॒ वासुदेवः इस अ्थ में वृष्णिक्रुज्ञ में 
उत्पन्न व्ुदेव के पुत्र होने से 'ऋष्यंधक-वृष्णि-कुरुभ्यश्च 
( ४४१॥११४ ) सूत्र से अण _प्रत्यय करने पर “वासुदेव” बनता है । 
अनंतर 'गोज्रक्षत्रियास्येभ्यो बहुल॑ बुआ, ( ४।३।६६ ) इस 
अगले सूत्र से गोत्रवाची तथा ज्षत्रियवाचरी होने से बुच्म_ प्रत्यय 
होने पर 'वासुदेवकः पद बन द्वी जाता। तब इस सूत्र में 
'वासुदेव” पद भ्रदय करने की क्‍या आवश्यकता ? बुन्‌ तथा वुब्य _ 
दोनों प्रत्ययों के योग से एक ही रूप बनता है ओर एक द्वी स्वर 
रहता है। पतंजलि ने इस शंका का समाधान दो प्रकार से किया 
है--( १ ) ढंद्भ समास में जो नाम अधिक प्रतिष्ठित तथा समाहत 
होता है उसे प्रथम स्थान देते हैं ( अभ्यहितस्य पूब-निपातः ) 


तन्त्र में विष्णु ९७ 


इसकी सूचना देने के लिए सूत्र में इस शब्द का ग्रहण किया गया 
है | अवश्य द्वी अजुन की अपेत्ता वासुरेव विशेष समादरणीय 
तथा माननीय हैं । एक प्रयोजन ता यही है। (२) दूसरां प्रयोजन 
भी है। यह क्षत्रिय को संज्ञा नद्दों है, प्रत्युत यह श्रद्धास्पद 
भगवान्‌ की संज्ञा है ।" अतः पतंजलि इस सूत्र में निर्दिष्ट 
'वासुदेव” को साज्ञात्‌ भगवान्‌ ही मानते हैं और इस अथ में 
समग्र वेयाकरण आचायों को एक दो सम्मति है। कैयट का 
कथन है कि यहाँ नित्य परमात्मा देवता ही “वासुदेव”ः शब्द से 
ग्रहण किया जाता है।* कशिका का भौ यही कथन है--- 
संक्षषा देवता-विशेषम्य, न॒ज्षत्रियाख्या३ | तसक्त्वबोधितनीकाोर 
भी यही बात कहते हें ।* इस परीक्षा से हम इसी परिणाम पर 
पहुँचते हें कि पाणिनि के समय में “भागवत? संप्रदाय की उत्पत्ति 
अवश्यमेव हो चुकी थी। पाणिनि के काल-निरूपण में विद्वानों 


१ महाभाष्य की कई प्रतियों में 'संशेषा तत्र भगवतः के स्थान पर 
पाठ मिलता है--संशेषा तत्र भव॒तः? | इस पाठ भेद से सिद्धांत को हानि 
नहीं पहुँचती, क्योंकि “तत्रभवान! आदरणीय देवताओं के ब्विए भी 
शतशः प्रयुक्त किया जाता था, मनुष्य के ही लिए नहीं। अत; कैयट- 
संमत देवता-विशेष अर्थ सवंथा माननीय है । 

२ नित्य; परमात्मदेवताविशेष इह वासुदेवो ग़हथते इत्यथो । 

कैयट--( ४।३।६८ ) 

३ काशिका--वही सूत्र, १० २४३ ( काशी संस्करण ) 

४ “सवत्रासों समस्त च वसत्यत्रेति बै यतः। 

ततोड्सो वासुंदेवेति विद्वदूमः परिगीयते ॥” 


इति स्मृतेः वासुदेवः परमात्मा एवं --तत्त्वबोंघिनी 
हा 


ह्ष् भागवत संप्रदाय 


में पर्याप्त मतभेद है, परंतु ईसा-पूथ षष्ठ शतक से नीचे उनका 
आविभ्भावकाल नहीं माना जा सकता। इस प्रकार ईसापूब 
यष्ठ शतक से पूर्व ही वेष्णवमत का उदय तथा प्रचलन हो चुका 
था। ऐसी दशा में ईस्वी-पूबें चतुर्थ शतक में चंद्रगुप्त मौय के 
दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीन के द्वारा वासुदेव-ऋष्ण 
के सात्वत मत का परिचय कोई आश्वय की बात नहीं प्रतीत 
द्वोता । उसका कहना है कि 'सोरसेनाई” नामक भारतीय जाति 
“हरेक्नीज” का विशेष रूप से पुजन करती थी। इस जाति के 
देश में 'मेथोरा (१४०४7079) तथा क्लीसोबोरा (६]०४80007७) 
'न्ञामक दो विख्यात नगर हैं जिनसे होकर जोबेरीज़ (700०7०8) 
नदी बहती है । यहाँ स्पष्ट द्वी यमुना के तीरस्थ मथुरा तथा 
कृष्णपुर (१) के निवासी शौरसेन यादवों के द्वारा बीराग्र- 
ग़श्य कृष्ण की पूजा की ओर अविस्मरणीय संक्रेत प्रतीत होता 
है | शौरसेन-संडत के यादवों के द्वारा भागवत मत का विशेष 
प्रचार हुआ; इस यूनानी उल्लेख से यद्दी निष्कष निकलता है। 


भागवत संप्रदाय के उपास्य देव 'वासुदेव” का नाम पाणिति 
से पद्दिले बेंदिक साहित्य में भी एक बार आया है। तैत्तिरीय 
आारणयक के दशम प्रपाठक में विष्णुगायत्री दी गई है-- 


नारायणाय विद्मद्दे, वासुदेवाय धीमहद्ि। 
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ 


इस विष्णुगायत्री में स्पष्ट दी विष्ण की एकता नारायण 
तथा वासुदेव से की गई है| वष्णव तंत्रों में अन्यतम पद्मतंत्र में 
धसागवत संप्रदाय” के अनेक पर्यायों में 'एकांतिक? पर्याय बढ़े 
महत्त्व का है। भागवत घम द्वी 'साक्त्वत! , 'एकांतिक' तथा 


तन्त्र में विष्णु॒ क्‍ ६६ 


“पंचरात्र' नाम से भी विख्यात था) | महाभारत के 'नारायशणीयो- 
पाख्यान! में पंचरात्र संप्रदाय का वर्णन बड़े विस्तार के साथ दिया 
गया है । यह उपाख्यान शांतिपव का अंतिम उपाख्यान है । 
जब महूर्षि नारद को इस मत॑ के सिद्धांतों के जानने की इच्छा 
उत्पन्न हुई, तब उन्होंने भार्तवष के उत्तर में वरतमान श्वेतद्वीप 
में जाकर नारायण ऋषि से इसके सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त क्रिया 
तथा लौट कर इस देश में इसका प्रथम प्रचार किया। पांचरात्र 
अंथों का कहना है कि भागवत-धर्म वेद से ही संबद्ध है। 
पांचरात्र का संबंध वेद की 'एकायन' शाखा से है । छांदोग्य 
उपनिषद्‌ में 'एकायन” विद्या का उल्लेख तो है, परंतु इसके 
विबेच्य विषयों का निदेश नहीं है ।? अत: कहद्दा नहीं जा सकता 
कि इस 'एकायन” विद्या के अंतगंत किस संप्रदाय या किस 
सिद्धांत का ग्रहण इस उपनिषद्‌ को अभीष्ट है, परंतु ध्यान 
देने की बात है कि उपनिषद्‌ में 'एकायन विद्या! का संबध परम 
भागवत नारद जी के साथ है तथा महाभारत में भी नारद ही 





१ सूरिः सुद्ृद्‌ भागवतः सात्त्वतः पदञ्मकालवित्‌ । 
एकान्तिकस्तन्मयश्र पशग्चरात्रिक इत्यपि ॥ 
“-पाश्म तंत्र ४।२।८८ 
२ एघ एकायनो वेद प्रब्यातः सबंतो भुवि | 
“-ईश्वरसंहिता १|४३ 
वेदमेकाय्ं नाम वेदानां शिरसि स्थितम। 
 तदथक पाअरात्र मोक्षदं॑तत्क्रियावताम्‌ | 
“-सभशरी प्रश्नसंहिता 
३ ऋग्वेद भगवो उध्येमि यजुब॒द, . . ,..वाकोवाक्यमेकायनम्‌ 
“-छान्दोग्य उप० ७१२ 


१०० मागवत संप्रदाय 


पांचरात्र विद्या के उपासक तथा प्रचारक बतलाये गये हैं। 'ईश्वर 
संहिता! में बेंष्णव संप्रदाय को 'एकायन कहने का यह अभिप्राय 
बतलाया गया है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए यद्दी एकमात्र 
धअयन?, उपाय या साधन है-- 
मोक्षायनाय वे पन्‍था एतदन्यो न विद्यते । 
तस्मादेकायन नाम प्रवदन्ति मनीषिणः || 
“-“ईश्वरसंहिता १।१८ 


यदि छांदोग्य उपनिषद्‌ में निर्दिष्ठ एकायन विद्या का यही 
अभिपग्राय हो, तो बिना किसी संदेह के यह वंष्णव मत उपनिषदू- 
काल्नीन सिद्ध हो जाता है। इतना तो मानना हीं पड़ेगा कि 
इस मत की उत्पत्ति पाणिनि ( षष्ठ शतक ) से बहुत द्वी पहिल्ले 
हो चुकी थी । 


२--पाज्चरात्र का उद्यकाल 


पांचरात्र मत की उत्पक्ति भारतवर्ष में किस समय हुई ? 
यह प्रश्न अभी तक उचित रूप से निर्णीत नहीं हुआ है। 
पाणिनि के उपरिनिर्दिष्ट उल्लेख से इतना तो निश्चित पता चलता 
है कि उनके समय में, ईसा-पूव षष्ट शतक में, वासुदेव के उपासकों 
का अस्तित्व विद्यमान था ओर वे “वासुदेवक” नाम से अभिद्दित 
किये जाते थे। पांखरात्र मत का विशिष्ट निरूपण महाभारत 
के शांति पत्र के नारायणीयोपाख्यान में ( ३३४ अध्याय--३४१ 
झध्याय ) किया गया है। यहद्द नारायणीयपव शांति-पवष का 
ः अंतिम पब है जिससे महाभारत में इस धम का विशिष्ट तथा बृंहवित 


तन्त्र में विष्णु १०१ 


विवरण दिया गया है | इस पव के अध्ययन से पता चल्नता 
है कि महर्षि नारद के मन में पाग्वरात्र मत के रहस्यों की जब 
जिज्ञासा जागरूक हुई, तब वे भारतवर्ष के उत्तर में स्थित 
श्वेतद्वीप में गये । यहाँ के निवासियों का रंग श्वेत था, वे दिव्य 
प्रभा-पुंज से चमक रहे थे तथा नारायण के एकांत उपासक थे । 
नारद जी की संतत प्राथना करने पर नारायण प्रकट हुए और 
उन्होंने ही इस विशिष्ट मत का रहस्य नारद जी को बतलाया । यह 
श्वेतद्वीप' कहाँ है ? इसके विषय में भी पाश्चात्य विद्वानों की 
विलक्षण कल्पनायें हैं। इनका कद्दना है कि श्वेतद्वीप भारत 
के उत्तर में बेकट्रिया देश के ईसाई मत के अनुयायी 
श्वेताड़' व्यक्तियों का उपनिवेश प्रतीत होता है जहाँ 
पेलेस्टाइन देश से आकर अपने ईसाई धम के प्रचार में 
संज्ञषम थे | भक्ति-शात्र का आरंभ ईसा मसीह के उपदेशों से 
दी होता है ओर इसी मत के अनुयायियों से सबसे पहिले नारद 
जी ने भक्ति का रहस्य सीखा ओर तदनंतर भारतवष में उसका 
प्रचार किया | इस प्रकार इन पाश्चात्य समीक्षकों को सम्मति में 
भारतवष में भक्ति-मार्ग का उद्बम ईसाई मत के प्रबल प्रभाव के 
ही कारण संपन्न हुआ था ।" परंतु यह एकपत्तीय मत नितांत 
निराधघार तथा सबंधा उपेक्षेणीय है | हमने प्रथम परिच्छेद में 
सप्रमाण दिखलाया है कि भक्तिपंथ के उदय के बीज वेद्क 
साहित्य में पूर्णमात्रा में विद्यमान थे और वहाँ से मूल कल्पना 
का आश्रय लेकर नाना-भक्ति-मार्गीय पंथों का उदय इस भारत- 
वै में संपन्न होता रहा है। वेष्ण॒व संप्रदाय की उत्पत्ति का भी 





१ डा» ग्रीयसन-भक्तिमार्ग ( इन्साइक्नोपीडिया आफ रिलिजन 
एणएड एविक्स भा० २) 


१०२ भागवत संप्रदाय 


यही रहस्य है | अतः यह संप्रदाय नारायणीय पव पे संपन्न शांति- 
पव की रचनासे पूर्व का है। परंतु शाति-पव-संवर्तित मद्दाभारत 
की रचना का समय दिद्वानों की दृष्टि में एकाकार नहीं है। 
डाक्टर घिण्टरनिदन के मत में बतमान महाभारत की रचना का 
काल ईसापू्ब चतुर्थ शतक से लेकर ईसा-पश्चात्‌ चतुथ शतक 
है ।* इसके विपरीत भारतीय विद्वानों के मत हैं । डा० एस० के 
झायड्श्यार के मत से नारायणीय पव की रचना बुद्ध के जन्म 
षष्ठ शतक ईसा-पूव से भी प्राचीन काल में हुई ।* डा० रामकृष्ण 
भंडारकर की सम्मति है? कि नारायणीय पव की रचना बुद्धपू 
युग की घटना है तथा साथ ही साथ वे यह भी मानते हें कि 
सगवदूगीता में जिस भागवत - धरम का प्रथम विवरण प्रस्तुत 
किया गया था उसी का उपबृूंहण नारायणीय पव में किया गया 
है। चिंतामणि वेद के मत में भगवद्गीता वेशम्पायन के भाग्त 
( जो महाभारत के वतमान विशालकाय रूप से प्राचीनतर है ) 
का एक अंश थी तथा नारायणीय पव की रचना के समय तक 
उसको विपुल्ष प्रतिष्ठा तथा सम्मान प्राप्तहों चुका था । नारायणीय 
गीता के पीछे की रचना है क्‍योंकि इसमें गीता का निर्देश बड़े 
आदर के साथ किया गया है । ज्ञोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 
१ ज्ांड्रताए ए पाक ।/0००४प"७ ५०0], 79, 468-.. 
9. 475. 
२ 770०6647788 ०0 ४86 560076 0७6४0) (0०7 
द ७/९७7०७, (0०)०४४६४७ 0. 383. 
३ 308708ए0:४7"---- ५६878 एंड70 हि प्रंड-0.. 660 
9.8, 2, 26 
४ #श्रांत99-778007ए एस 5ध्ाहत ॥0७'७परा'6 0.38,4] , 


तन्त्र में विष्णु १०३ं 


की सम्मति में भगवदूगीता मूल महाभारत का ही अंश है भोर 
उसक्की रचना ईसा-पू् षष्ठ शतक से कथमपि अर्वाचीन 
नहीं है ।" 

हल >, बल 


३--साखतों का परिचय. 
पागरात्र मत का नामांतर साक्वत मत है जो ऐतिहासिक 
दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्स है। विष्णुसहस्ननाम के एक भाष्यकार 
ने तो सात्वत पद से भागवत मतानुयायियों का सामान्य अथ 
दी व्युत्पत्ति के द्वारा निकाला है, परंतु मान्य ऐतिहासिकों 
की दृष्टि में उत्तर भारत के शूरसेन मंडल्ञ में निवास करनेवाल्नी 
क्षत्रिय जाति ही सारवत नाम से अभिहित की जाती थी | वष्णव 
मत के प्रचार में इस खाक्त्वत क्षत्रिय वंश का बढ़ा ही विशिष्ट हाथ 
रहा है । इसी वंश में वेष्णशय मत का विशिष्ट प्रचार हुआ था 
ओर इसी कारण यदद मत 'साक्त्वत मत” के अभिधान से प्रतिष्ठित 
किया गया । साक््वत लोग यादववंशी क्षत्रिय थे जिनमें 
कष्णुचंद्र का जन्म हुआ था । ये लोग जहाँ गये वहीं अपने मत 
का प्रचार करते रहे ।* मागघ जरासंघ के नेतृत्व में प्राच्य नरेशों 
ने साक्त्वतों के ऊपर जो विशाल श्राक्रण किया उससे अपनी 
रक्षा करने के निमित्त ये लोग शूरसेन देश छोड़कर भारत के 
पश्चिमी समुद्री तट. पर जाकर बस गये और यहीं से ये विदभ, 
मैसूर तथा सुदूर द्रविड़ देशों में भी अपना उपनिवेश बनाते रहे |” 
१ तिल्कः गीतारहस्य ( परिशिष्ट माग ) पृष्ठ ४११--१२५ 
२ 4297, 5. 7. 20ए97020०:५ 590 007ए७४98 (?7"00660 - 


स्‍23 एग 06 860ण०7वं 0ए067090 (४07 ०/९7०6, 
(/907009, 4923, 9. 353 ) 


१०४ भागवत संप्रदाय 


द्रविड़ देश में पाश्चरात्र संप्रदाय के प्रचार का कारण साच्त्वतों का 
. आगमन ही था । द्रविड़ इतिहास के विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण॒स्वामी 
आयंगार का कहना है कि द्रविड़ देश के अनेक नरेश अपना वंश 
संबंध साक्त्वत-वंशीय ऋृष्णचंद्र के साथ जोड़ते हें। पूर्वोत्तर . 
महीशूर पर राज्य करनेवाला 'इरुन गोवेड” नामक तमिल सरदार 
अपने को द्वारिका के कृष्ण की ४६ वीं पीढ़ी में बतलाता है ।" 
एताहश प्रमाणों के बल पर आयंगार महोदय का कहना है कि 
सात्त्वत-वंशी ज्ञत्रियों के संबंध से ही द्रविड़ देश में वेष्णव-धम 
का इतना प्राबल्य रहा | पाश्वरात्र मत की उत्पत्ति तो हुई उत्तर 
भारत में ओर विशेषतः ब्रज्॒मंडल में, परंतु इन साक्त्वतों के 
सदुद्योग तथा सत्रभाव से इसका प्रचार दक्षिण भारत के सुदूर 
दक्षिणी प्रांत द्रविड़ देश में हुआ । यह सिद्धांत बड़े ही महत्त्व का 
है और यह उन पश्चिमी विद्वानों का मुँहतोड़ उत्तर है जो भक्ति 
. को दक्षिण भारत में ही दशम शतक के आसपास उत्पन्न होना 
मानते हैं और वह भी ईसाई भक्तों के संपक से । 
सात्त्व्तों के इस विवेचन से पांचरात्र की प्राचीनता को सिद्ध 
हो जाती है | ऐतरेय ब्राह्यण और शतपथ ब्राह्मण जेसे प्राचीन- 
तम ब्राह्मणों में साक्ष्व्तों का नाम-निर्दश उपलब्ध द्ोता है । 
ऐतरेय ब्राह्मण के ऐन्द्रमद्दाभिषैर्क के प्रसंग में स्रात््वतों का निवास 
दक्षिण भारत बतल्ाया गया है जहाँ इंद्र भोज” नाम से अभि- 
पिक्त किये गये थे ।* ऐतिहासिक काल में भोज” तथा “महा- 


१ 3५9५, हि, शए2708267: 787"9779 १ 8, ६. 3एशाहकए: रक्रापघव9 फिक्षा8 ( (7600 - 
१प०00०7 9. 38-47 ) ७. 0. 8. 2२०. 86, 940. 
२ एतस्यां दक्षिणस्यां दिशि ये के च सत्तततां राजानो भौज्यायेव 


ते अभिषिच्यन्ते । भोजेति एनान्‌ अभिषिक्तानाचक्षते ॥। 
“-रेतरेय ब्राह्मण ८।३।१४ 


तन्त्र में विष्णु १०५, 


ओज' शब्द विदर्भ से लेकर मैसूर तक के प्रांतों के अधिपतियों 
के लिए प्रयुक्त मिलता है। अतः स्पष्ट ही यह साक्त्वतों के स्थान- 
'यरिवतेन का द्योतक है | ऐतरेय ब्राह्मण का रचनाकाल ईसापूव 
दशम शतक के आस पास माना जाता है। अतः इतना तो हम 
निश्चय रूप से कह सकते हैं कि पांचरात्र मत की उत्पत्ति ईसापूब 
दशम शतक से कथमपि अवीरचीन नहीं हो सकती । सच तो यहद 
है कि साक्त्वतमत का उदय महाभारतकाल में संपन्न हुआ | महा- 
भारत युद्ध का समय १५०० ई० पू० माना जाता है। अतः इस 
मत को इस काल से अर्वाचीन मानना उचित नहीं है। 


४--पाश्चरात्र. का विवरण 


कहा गया है कि प्राचीन वष्णव संप्रदाय की दो विशिष्ट 
संज्ञाएं उपल्ब्ध होती हें--भागवत मत तथा पाश़रात्र मत। 
पाश्चरात्र मत की प्रवक्ता किसी समय यहाँ बहुत ही अधिक थी 
ओर आज भी यह सत भारतवर्ष के नाना वष्णव उपासक 
-संप्रदायों के रूप में सबंत्र व्यापक और शक्तिमान्‌ लक्षित होता 
है। इस संप्रदाय के प्रधान डउपास्य देवता हैं--वासुदेव । 
“वासुदेव” शब्द का शअर्थे है सवव्यापक देवता--वह देवता 
जो सबंत्र वास करता है तथा जिसमें सब पदार्थ निवास करते 
हैं। वे द्वी बासुरेव षडगुणों से विशिष्ट होने के कारण 'भगवत्‌! 
शब्द के द्वारा अभिद्दित किये जाते हैं| छः गुणों के नाम हैं-- 
ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वय, वीय तथा तेज । इन गुणों से संवलित 
होने तथा हेयगुणों से विरहित द्वोने वाले षाडगुण्य-विग्रह 
वासुदेव भगवान? कहे जाते हैं* ओर इस मत के उपासक 


१ ज्ञान-शक्ति बलैश्वयं वीय तेजांस्यशेषत: । 
ओर 
भगवच्छुब्दवाच्यानि विना हेयगुणादिभिः | 


१०६ भागवत संप्रदाय 


भागवत” शब्द से अभिदहित होते हैं | वेष्णव मत की पाश्वरात्र 
संज्ञा किस कारण प्रचलित हुई ? इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर नहीं 
मिलता | पाश्चरात्र तंत्र के विभिन्न ग्रंथों में इस नाम की व्याख्या 
भी नाना प्रकार से की गई मिलती है;-- 


( १ ) महाभारत के शांतिपव के अनुसार यद्द महोपनिषद्‌' 
है जिसका नारायण ने श्रीमुख से गायन किया था और जो 
चारों वेद तथा सांख्य योग के समावेश के हेतु पद्चरात्र' शब्द 
से प्रसिद्ध हुआ" । 


(२ ) नारद पाश्चरात्र के अनुसार इस नामकरण का कारण 
विवेच्य विषयों की संख्या ही है | “रात्र! शब्द का अर्थ होता 
है-ज्ञान । 'रात्रं चल्ञानवचन ज्ञान पतद्मनविधं स्मृतम्‌*! । परमतत्त्व, 
मुक्ति, मुक्ति, योग तथा विषय ( संसार )--इन पाँच विषयों के 
निरूपण करने से इस तंत्र का नाम पाग़्वरात्र! पड़ा है ( नारद 
पाद्चरात्र ४५॥५२ )। अहिलुध्न्य संद्विता में नारद पाश़रात्र 
निर्दिष्ट पूर्वोक्त मत ही अंगीकृत किया गया है ( ११।६४ ) । 


(३ ) ईश्वर संदधिता इस नामकरण का कारण कुछ विलक्षण 
ही बतलाती है। उसके कथन का सारांश है कि 'पाग्चरात्र! नाम 
इस मत के प्रथम उपदेश से संबंध रखता है। भगवान्‌ के पाँचों 
आयुधों के अंशरूप ऋषियों--शांडिल्य, ओऔपगायन, मेव्ज्ज्यायन, 


अली 


१ इदं महोपनिषदं चतुवंद-समन्वितम्‌॥ ११ ॥ 
सांख्ययोगक्तं तेन. पग्मरात्रानुशब्दितम्‌ । 
नारायणमुखोदू्गीतं नारदोडश्राववत्‌ पुन; ॥ १२ ॥ 
-- महाभारत, शान्तिपव, अ० ३३६ 
' २ नारद पाश्चरात्र १४४ द 


तन्त्र में विष्णु . १०७ 


कौशिक 'तथा भारद्वाज-ने मिलकर विष्णु की आराधना 
की इच्छा से तोंताद्रिं पबंत के ऊपर कठिन तंपस्या की । उनकी 
तपस्या से प्रसन्न होकर जगत्‌पति भगवान्‌ वासुदेव ने 
“एकायन वेद! का रहस्य उन्हें समझमाया। यह उपदेश एक 
रात्रि में न होकर मुनियों की संख्या के अनुसार भिन्न भिन्न 
पाँच रात्रियों में दिया गया। इस प्रकार इस तनन्‍त्र के. 
उपदेश को पाँच रात्रियों में सिद्ध होने के कारण इसका नाम 
पांचरात्र?? पड़ा | 


(४ ) पा्मतंत्र के अनुसार पांचरात्र नाम का रहस्य इस 
शास्त्र की उत्क्ृष्टता तथा महनीयता के ऊपर आश्रित है। उसका 
कहना है कि जिस तंत्र के सामने अन्य पाँच शा्र सत्रि के 
समान मलिन पड़ जाते हैं वह्दी शास्र पांचरात्र हैह।..... 

(४ ) विष्णु संहिता का कथन इस विषय में कुछ भिन्न ही 
है। उसका कहना है कि पंच मदह्ाभूत अथवा शब्दादिक 
पच विषयों का नाम पचरात्र! है। परम तेज को प्राप्त कर ये. 
पाँच रात्रियाँ जिस शास्त्र के अध्ययन से नष्ट दो 


१ पञ्मायुधांशास्ते पश्च॒ शाण्डिल्यश्चौपगायनः | 
मौज्ज्यायनः कोशिकश्च भारद्वाजश्च योगिनः ॥ 
पञ्मापि. प्रथगेकैकदिवारात्र... जगद्रभुः । 
अध्याप यामास यतस्तदेतन्युनिपुज्ञवाः ॥ 
शास्त्र सबजनैल्लोंके पद्चरात्रमितीय ते । 

| ्िि ““-इेश्वर सं० आ० २१ 

२ पश्चेतराणि शास्राणि रात्रीयन्ते महान्त्यपि। 

तत्सन्निषा समाख्याइसौ तेन ल्लोके प्रवतते । 
-पापतन्त्र १ 


१०८८ भागवत संप्रदाय 


जाती हैं अज्ञान का विनाशक वह शास्र इसीलिए पंचरात्र के 
नाम से अभिहित किया जाता है" । परमसंहिता की व्याख्या 
इससे मिलतो जुल्नती है। उसका कहना है कि पश्चमद्ाभूत, 
तन्मात्रा, अहंकार, बुद्धि तथा अव्यक्त ( प्रकृति )--ये ही पुरुष 
के रात्र ( दान ) हैं । उन्हीं के योग से अथवा वियोग होने से 
इस शासत्र का नाम पद्चरात्र पढ़ा है। इन विषयों का वन 
सांख्य-शास्त्र में अवश्य किया गया है परन्तु इस बेष्णव तंत्र में 
इनका प्रतिपादन कुछ विलक्षण ढग से उपत्तव्ध होता है। परम 
संद्दिता? के अनुसार इस नामकरण का यही रहस्य है ।* 

इस अनुशीलन से यही निष्कष निकलता है कि “पांचरात्र? 
नास की उत्पत्ति किसी खुदुर प्राचीनकाल में हुई थी जिसकी 
परंपरा किसी कारण से विच्छिन्न हो गई। यही कारण है कि 
इस तनत्र का प्रत्येक ग्रंथ अपनी रुचि के अनुसार इस पद की 
विलक्षण व्याख्या करता है। यह प्रवृत्ति इस तंत्र की प्राचीनता 
तथा मद्दनीयता सवथा द्योतित कर रही है । 


अिलननील जननी फललकल समता क 3 ०-८ 3033७» ३०३०७ #०५३७४५ ५ ८-००-++»०+-के-+--५ 74 जनालक2र4--३० 3०५५ ०0५०-केकलननकपनन पक । 2 फल मनलनजनननततिलनकनकलन 4३8 ७१३५०५५३ २२५ ०4०-५ ४५4५५५-न++न हरा ॥॥॥ाकनलनननतीफाकत+ भा ५६७५. इभककाका+॥++2७»५५५०४५५०४८»-कनलसंपीपरजजामप 


१ रात्रये गोचराः पञ्च शब्दादिविषयात्मिका: | 
महाभूतात्मका वाउत्र पशद्चरात्रमिंदं ततः ॥ 
अ्रवाप्य तु परं तेजो यत्रेता: पञ्न रात्रयः। 
नश्यन्ति पञ्चरात्रं तत्‌ सर्वाज्ञान-विनाशनम ॥ 


२ महाभूतगुणाः पशञ्च रात्र्यो देहिनः स्मृताः । 
तद्योगाद्विनिश्वत्तेव पश्चरात्रमिति स्मृतम ॥ 
भूतमात्राणि गवंश्र बुद्धिव्यक्तमेव च | 
रात्रयः पुरुषस्येक्ताः पञ्मरात्र ततः स्मृतम्‌ ॥ 
“परम सं० १|३६-४० । 


तन्नत्र में विध्णु श्ज्ह्‌ 
५--पाश्चरात्र तथा वेद 


पात्रात्र के मूल सिद्धांतों का उद्गम स्थान कहाँ है ? 
यह नितांत विचारणीय विषय है। शंकराचाय के अनुसार 
पांचरात्र सिद्धांत का कुछ अंश वद्क सिद्धांत के सवथा अनुकूल 
है, परंतु अन्य अंश वेदविरुद्ध होने से कथमपि माननीय नहीं 
है। जो अंश वेदानुकूल है वह सबंधा उपादेय है"--( १) 
परमात्मा का केवल अपनी इच्छा से अनेक रूपों का धारण 
करना (जो चतुव्यूह वाद का मूल है) (२) दीघकाल 
पयन्त अनन्यचित्त होकर भगवान्‌ के भजन करने से क्लेश की 
निवृत्ति हो जाती है तथा भगवलद्माप्ति अथवा मोक्ष-ल्ञाभ होता 
है। पाश़रात्र सतानुसार पाँच व्यापारों से साधक भगवान्‌ 
को प्रसन्न करता है--( १) अभिगमन--काय, वाक्‌ तथा चित्त 
को अवद्िित कर देवगृह में गसन करना। (२) उपादान-- 
पूजा-द्रव्य का अजन अथवा संग्रह। (३) इज्या>पूजा। 
(४ ) स्वाध्याय--अ्रष्टात्षर आदि मंत्रों का जप तथा आध्या- 
त्मिक ग्रन्थों का अभ्यास | (४) योग-श्यान। ये पांचों 
व्यापार ईश्वराराधन के स्वरूप के अंतगंत है । इनका प्रतिषेध 
कोई भी श्र॒ति नहीं करती, क्योंकि इंश्वरप्रणिधान श्र्‌ति स्मृति 
दोनों में प्रसिद्ध होने के कारण वेदिक सिद्धांत के विरुद्ध नहीं हे । 
किंतु शंकर की दृष्टि में पांचरात्र सिद्धांत का जो अंश वेद-विरुद्ध 
अतएव अनादरणीय है बह “चतुव्युह वाद? से संबंध रखता है । 
पांचरात्र मत में वासु॒देव नामंक प्रथमव्यूह से संकषण नामक 
व्यूह की उत्पत्ति होती द्वै। वासुदेव परमात्मा का तथा संकषण 


2.) ५४ 


१ ब्रह्मसूत्र पर शाझ्टूरभाष्य २।२(४२-४५। 


3१० भागवत संप्रदाय 


जीवात्मा का नामांतर है। संकषंण से उत्पन्न होता है प्रद्यम्त 
अर्थात्‌ मन तथा प्रद्ुुम्त से उत्पन्न होता है अनिरुद्ध अर्थात्‌ 
अहकार । चतुव्यूह का यह सिद्धांत पांचरात्रियों का निजी 
विशिष्ट सिद्धांत हे । इससे सिद्ध होता है कि पांचरात्र मत में 
परमात्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति होती है। परंतु बंदिक 
सिद्धांत के अनुसार तो जीव के नित्य के होने से उसकी उत्पत्ति हो 
ही नही सकती । उत्पत्ति मानने पर जीव को अनित्य मानना 
पड़ेगा | अतएवं जीवोत्पत्तिवाद्‌ अवदिक होने के कारण शिष्ठों 
के ग्रहण योग्य नहीं है । इस प्रकार शंकराचाय के मत में वष्णव 
घमं के कतिपय सिद्धांत श्रुतिमूलक दोने पर भी उसमें कुछ अंश 
अवश्य ऐसे हैं जो वेद-विरुद्ध ही हैं । 


अप्पय दीक्षित भी वखानस संहिता को वेदानुकूल मानते हैं 
क्योंकि उनकी दृष्टि में वखानस आगम के सिद्धांत वेद-प्रतिपाद् 
तत्त्वों के ही आधार पर निर्मित किये गये हैं। वे पांचरात्र मत 
को वेदानुकूल मानने के लिये तैयार नहीं हैं | इस पार्थकय का 
कारण यह है कि विष्ण संबंधी होने पर भी दोनों आगमों में 
वखानस प्राचीनतर है जिसके अनुसार दक्षिण के वेष्णब मंदिर 
में पूजा-अचों का विधान पहिले होता था । परंतु रामानुज्ञाचाय 
ने इस विधान को हटाकर पांचरात्र पद्धति का प्रचार किया जो 
आज भी अधिकांश मंदिरों में गृहदीत की गई है। अप्पय की 
आलोचना का विषय वष्णव पद्धति तथा आचार है। द 


वैष्णव आचायों की स्यीक्षा 
श्रीवष्णब॒ संप्रदाय के आचार्यों ने पांचरात्र को वेदानुकूल 


सिद्ध करने में अश्रांत परिश्रम किया है। रामान्ुज के मत में 
अद्वसूत्र का उत्पक््यसम्भवाधिकरण ( २।२।४२--४७५ ) .पांचरात्र 


तन्त्र में विष्णु .. शृश१ 


मत का मंडन' ही करता है, खंडन नहीं ( जैसा शंक्रराचाय 
सममभते हैं)। रामानुज से पहिले भी उनके परमगुरु श्रीयामुनाचाय 
से आगम-प्रामाण्य? में इस तंत्र की प्रामाणिकता तथा बेदिकता 
'को प्रबल युक्तियों के आधार पर सिद्ध किया है। रामानुज के 
अनंतर श्री वेदांतदेशिक ने 'पांचरात्र रक्षा? प्रथ में और भद्दारक 
वेदोत्तम ने तंत्रशुद्ध/ ग्रंथ में इस विषय को मीमांसा-पद्धति से 
विचारकर पांचरात्रों को वेद्सम्मत सिद्धांतों का ही प्रतिपादक 
सिद्ध किया है । 

वष्णव आचार्यों की सम्मति में पांचरात्र का संबंध वेद की 
“एकायन' शाखा से है। सबसे पहले पांचरात्र! शब्द शतंपथ 
बआाह्यण (१३ ।६। १) में मिलता है। उसमें 'पाश्चरात्र सत्र! 
का वर्णन मि्षता है जिसे नारायण ने समग्र प्राणियों के ऊपर 
आधिपत्य प्राप्त करने के लिए किया था | महाभारत के नारायणी- 
योपाख्यान के अध्ययन से भी पाश्चरात्र आचार वेदिक आचार 
के ऊपर ही आश्रित सिद्ध होता है | महाभारत का कहना है कि _ 
चित्रशिखंडी नामक सात ऋषियों ने वेदों का निष्कष निकालकर 
पांचरात्र नामक शास्त्र का प्रणयन किया । इस शा्त्र में धर्म, 
अथ, काम और मोक्ष इन चारों का विवेचन है; इसमें प्रवृत्ति 
तथा निवृत्ति दोनों मार्गों की सत्ता प्रतिपादित की गई है । राजा 
उपरिचर वसु ने इस शासत्र का अध्ययन बृहस्पति से किया | इस 
विश्यात राजा ने स्वयं वेदिक यज्ञ किया जिसमें पशु के स्थान पर 
तिल यव की बलि दी गई थी (अध्याय ३३५) । अतः यज्ञीय हिंसा 
के विषय में पांचरात्र सांख्ययोग का ही समकक्ष है, क्योंकि इत्त दोनों 
संप्रदायों को यज्ञ में पशु-हिंसा अमान्य थी । परंतु बंदिक यज्ञ 
का आचरण तथा विधान पांचरात्र मत में सबंथा मान्य था, - 
इसकी सूचना हमें एक बात से ओर मिलती है। श्वेतद्वीप में 


१५२ भागवत संप्रदाय 


भगवान्‌ नारायण के वर्णोन से इस मत की प्रबलता पर्याप्त रूप 
से सिद्ध होती है। नारद ऋषि को दशन देने वाले भगवान्‌ ने 
अपने हाथों में वेदि, कमंडलु, शुश्र मणि, उपानह, कुश, अजिन 

दंडकाष्ठ तथा ज्वलित हुताशन को धारण किया था३। इससे 
पांचरात्रियों की बेदिक याग में पूर्ण आस्था प्रतीत द्वोती है । 


एकायन झाखा 


पांचरात्रियों का कथन है क्रि उनका शास्र वेद की 'एकायन 
शाखा” के साथ साज्षात्‌ संबद्ध है। ईश्वरसंहिता तथा पारमेश्वर 
संहिता का स्पष्ट निर्देश है कि द्वापर के अंत तथा कलियुग के 
आदि में शांडिल्य मुनि ने अपनी कठोर तपस्या का परिणास- 
रूप संकष७ से एकायन वेद प्राप्त किया था जिसमें साक्त्वत 
विधि का विशिष्ट वर्सन था ओर उसी को उन्होंने सुमन्तु, 
जैमिनि, स्रगु, उपगायन तथा मौद्जायन नामक मुनियों को 
पढ़ाया और इसी क्रम से यह वेद भूतत्न में प्रचारित हुआ" । 
एकायन!” का अथ है केवलमात्र अयन, माग्गं अर्थात्‌ मोक्ष 
प्राप्ति का सवंश्रष्ठ साघन । 


किरलकरत8० अपनकाअलन«लका किन पननककक४/४4»न++3 १३०५ मम ता-8/4493७५०३५३४०००१०१५०५५५०५०४३००००००५०५)३०५७५५७०५००+००१४०७०- 


१ वेदिं कमण्डलुं शुश्रान्‌ मणीन्‌ उपानहो कुशान। 
ग्जिन॑ दण्डकाष्ठं च ज्वलितं च हुताशनम्‌ । 
घारयामास देवेशो हस्तैय॑शपतिस्तदा ।। 

--शान्तिपव, ३३६ श्र०, ६-१० श्लो० । 
२ द्वापरस्‍्य युगस्‍्यान्ते आदौ कल्षियुगस्य च | 
साक्वात्‌ संकषणात्‌ भक्तात्‌ प्रात एघ महत्तरः । 
एप एकायनो वेदः प्रख्यात: सात्त्वतो विधिः । 

--पारमेश्वर संहिता, प्रथम अध्याय । 


(२4०. २३०५ 2० “नस रतन -++रलननती मनन ३ ककली 'ीतानक ० न + -६ 4३ -4.३/०३३१++५७० ३७४ #०६५॥ १३० 3७७७4१७॥/७ 3» ५४० (हनन, ढ023६०३४८५॥५००३४०५४६०४४०५-२-५०५॥५/००४०४७५--७४-४४४०७७/४ ३ ७.४थ०/(॥वरन ७९ /१५७/३//३०००३५4०फलढकौ, 


तन्त्र में विष्णु ११३ 


मोक्षायनाय थे पन्‍था एतदन्यो न विद्यते । 

तस्मादेकायनं नाम प्रवदन्‍न्ति मनीषिणः ॥ 
छांदोग्य उपनिषद्‌ की भूमाविद्या के प्रसंग में नारद के द्वारा 
अआधीत विद्याओं में एकायन! नाम का निदेश स्वप्रथम- 
उपलब्ध होता है--ऋग्वेदं॑ भगवोउध्येमि यजु्वेदं सामवेद- 
मथवबीणं वाकोवबाव्यमेकायनव्य | एकायन शब्द के अथ 
में प्राचीन टीकाकारों में मतभेद है। शंकराचाय “एकायन! 
का तात्पय नीतिशास्त्र से लेते हैं, परंतु रंगरामानुज की सम्मति 
में 'एकायन? एकायन शाखा का ही द्योतक है। बहुत संभव है कि 
इस मन्त्र नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेडयनाय” में एकायन मार्ग की 
ओर संकेत किया गया हो । ध्यान देने की. .बात है कि उपनिषद्‌ 
में पांचरात्र-सार्गीय भक्ति के महनीय आचाय नारद इस एकायन 
विद्या के साथ विशेष रूप से संबद्ध दिखलाये गये. हैं। उन्होंने 
समग्र वेदविद्या के साथ एकायन विद्या का भी अंध्ययन किया 
था । नागेश नामक एक अर्वाचीन ग्रंथकार का कह्दना: है कि शुक्ल 
यजुर्वेदीय काएव शाखाका दी दूसरा नाम 'एकायन! शाखा है" । 
इस मत की पुष्टि ज्याख्य संहिता से भी होती है। इस संहिता 
के अनुसार प्रपत्तिशास्त्र में निष्णात श्रोपगायन तथा कौशिक 
ऋषि काणव शाखा के अध्येता बतलाये गये हैं* तथा पांचरात्र 


१ कारण शाखा महिमा संग्रह” नामक अथ में जिसकी हस्तलिखित 
प्रति मद्रास के पुस्तकालय में वर्तमान हे ( (७०-88 (000ए/॥ 


060 ॥0787ए "ण॑ंध्यगां॥। 0०६०॥0276 या, ॥ छ 
3299 ) 


२ काण्वीं शाखामघीयानावीपगायन-कौशिको | 


प्रपति-शास्त्र-निष्णातो स्वनिष्ठानिश्िताबुभी ॥ १।१०६. 
--जयाख्य संहिता पृ० १५४ 


| अमा 
भ्प 


५११४ भागवत संप्रदाय 


मार्ग के प्रबतक अन्य तीन ऋषि--शांडिल्य, भरद्वाज तथा 
मौज्यायन--भी काण्वी शाखा के आश्रयकर्ता माने गये हैं* । 
इस प्रकार वेष्णव तंत्रों के मत में एकायन शाखा काण्व शाखा 
का ही नामांतर प्रतीत होती है । 


इसके अतिरिक्त पांचरात्र विषयक श्र॒ति की सत्ता का 
परिचय हमें अन्य प्रमाणों से भी मिलता है। काश्मीर के उत्पला- 
चाय ( दशम शतक ) ने अपनी 'स्पंदप्रदीपका! नामक पंथ में 
पांचरात्र श्र्‌ति* तथा पांचरात्र उपनिषदु३ से अनेक उद्धरण दिये 
हैं । बहुत संभव है कि ये उद्धरण इसी एकायन शाखा के अंथों 
से ही दिये गये 3ै। उत्पल-कृत निदेशों की यदि समीक्षा की 
ज्ञाय, तो पता चलता है कि उस समय तक अर्थात्‌ दशम 
शताब्दी तक पांचरात्र तंत्र के ग्रंथ तीन विभागों में विभक्त थे-- 
पांचरात्र श्रति, पांचरात्र उपनिषद्‌ तथा पांचराप्र संहिता। 
इस प्रकार हम विश्वास कर सकते हैं. कि उत्पल के आविर्भाव 
( दशम शतक ) तक पांचरात्र श्रूति का अस्तित्व अवश्यमेव 


.>७००७५-३५२०....3.3००० का कतनसककरनार /नरनरपकान+ कि १७ + कतार १०७: राक भकेस०पस्‍ा तक ३4॥/+/म+ कप नी पे 8“ “न जध ० १०५५८४९४१०७/४४॥॥॥४७५ ५ 





१ शारिडल्यश्व भरद्वाजो मुनिर्मोज्लायनस्तथा। 
इमे च पद्चगोत्रस्था मुख्याः काण्वीमरुपाभिताः ॥ 
श्री पाग्चवरात्रतन्‍्त्रीय सबंडस्मिन्‌ मम कर्मणि ॥ १॥११६ 
--जयाखंयसंद्विता 
२ पाश्वरात्र श्रुतावपि--यद्वत्‌ सोपानेन प्रासादमारुददेत्‌ , क्वेन वा नदीं 
तरेत्‌, तद्बत्‌ शास्रेण हि भगवान्‌ शास्ता अवगन्तब्यः | 
--स्पन्दप्रदीपिका; ( विजयानगरम्‌ संस्कृत सीरीज ) १० २ 
३ पाञ्वराज्ोपनिषदि च ज्ञाता च शेयं च वक्ता च वाच्यं च भोक्ता 
च भोज्यं च | वही ध० ४० 





तन्त्र में विष्यतु ११५ 


विद्यमान था | संभवत: यह श्रुति एकायन शाखा के नाम से 
उल्लिखित की गई है। 


पाञ्चरात्र साहित्य 


पाद्रात्र संप्रदाय की साहित्यिक संपत्ति विशाल तथा 
विस्तृत है परंतु दुःख के साथ कद्दना पड़ता है कि अभी तक 
उसका बहुत ही थोड़ा अंश प्रकाशित हुआ है। प्रकाशित भाग 
भी दक्षिण भारत में तेज्ञगु लिपि में दी उपलब्ध है। नागरी लिपि 
में प्रकाशित पाश्चरात्र ग्रंथ मात्रा में बहुत ही कम हैं । 

: पाश्चरात्र मत का सर्वप्रथम सान्‍्य विवरण तो महाभारत के 
शांतिपव में उपलब्ध होता है, परंतु इसके प्राचीन प्रंथ' संहिता! 
के नाम से विख्यात हैं। पांचरात्र संहिताओं की रचना मूलतः 
उत्तरी भारत में ही हुई है ओर यहीं से ये दक्षिण भारत में भी 
प्रचारित तथा प्रसारित हुईं हैं। दक्षिण भारत में भी अनेक 
संहिताओं का निर्माण हुआ था जिनमें दक्षिण भारत के मान्य 
तीर्थों की महिमा विशेष रूप से गाई गई है। कपिल्लल संहिता 
आदि प्राचीन प्रंथों के निर्देशानुसार पांचरात्र संहिताओं की 
संख्या दो सो पंद्रह है जिनमें अगस्त्य संदितां, काश्यप संद्विता, 
नारदीय संद्िता, महासनत्कुमार संहिता, वासिष्ठ संहिता, वासुदेव 
संहिता, विश्वामित्र संद्विता आदि मुख्य हैं । इस विशाल साहित्य के 
अंतर्गेत निम्नलिखित १६ संदहितायें ही अब तक प्रकाशित हुई हैं- 

(१) अहिबुष्न्य संहिता ( नागरी ) अडयार लाइब्रेरी, 
क्‍ मद्रास १६१६ ( तीन खडों में ) 
(२) ईश्वर संहिता ( तेलुगु ) सद्विद्या प्रेस, मेघूर, १८६० 
हि ( नागरी ) सुदशन प्रेस, कांची १६३२ 

( ३ ) कपिजल संहिता ( तेलुगु ) मद्रास 


११६ भागवत संप्रदाय 


( ४) जयाखूय संदिता (नागरी) गायकवाड ओरियंटल सीरीज 
नं० ५४४, बड़ोदा, १६३१. 
(४ ) परम संहिता ( नागरी ) वही, बढ़ोदा १६४०. 
(६ ) पाराशर संहिता ( तेलुगु ) बंगलोर, १८ध्८ 
(७) पाद्मतत्र (30 0) मेसूर, १६२४, 
(८ ) बृह॒द्ब्रह्म संहिता ( ,, ) तिरुपति, १६०६. 
( नागरी ) आनंदाश्रम संस्कृत सीरीज, 
पूना १६२६ 
(६ ) भारद्वाज संहिता ( तेलुगु ) मैसूर 
(१० ) लक्ष्मीतत्र (७४2 0. “अफ 
(११ ) विष्णु तिलक (» ) बंगलोर, १८६६. 
( १२) विष्णु संहिता ( नागरी > अनंतशयन्त-प्र थमाल्ा, 
त्रिवेन्द्रम , १६२६ 
(१३ ) शांडिल्य संहिता (,, ) सरस्वती भवन ठेक्टस 
काशी 


99 


(१४) श्री प्रश्नससंहिता (तेलुगु ) कुंभकोणम्‌ १६०४ 

(१४५ ) साक्त्वतसंहिता (नागर) सुदशन प्रंस, कांची, १६०२ 

(१६ ) नारद पांचरात्र ( ,, > कल्नकत्ता, १८६० 

इन संहिताओं" के निर्देश तथा उद्धरण श्रीवष्णव मत के 
आचायोँ ने अपने प्र थों में बड़े आदर ओर सम्मान के साथ किया 


१ इस संहिता-साहित्य के लिए द्र॒श्व्य 

(क) 497. 80॥7980960५ ॥7070वप7रकतयंणा ॥00 086 ?६7- 
इए७४7०७ 8700 ६6 3्राफ्रेप्वाएए9 5%ण)9, सैवैफ्॥', 
(80798 ]96 पु० ४--१४ 


(ख) कृष्णमाचार्य--जयाख्य संहिता, बड़ोदा, १६३१ 
( भूमिका पृ० ७२-७८ ) 


तन्त्र में विष्णु ११७ 


है | यामुनाचाय ने, जो आचाय रामानुज के गुरु थे, अपने 
आगम प्रामाण्यः नामक पांचरात्र प्रथ में ईश्वर-संहिता, परम, 
शांडिल्य, सनत्‌कुमार, इन्द्ररात्र ( महासनत््‌कुमार संहिता का 
तृतीय रात्र ) तथा पद्मोदुभव संहिताओं का उल्लेख तथा उद्धरण 
दिया है। रामानुज ने परम संहिता, पौष्कर संहिता तथा स्रात््वत 
संहिता से उद्धरण दिये हैं। वेदांत देशिक (१४ शतक ) ने 
धपांचरात्र रक्षा! नामक विशिष्ट ग्रंथ का ही प्रणयन किया है 
जिसमें पांचरात्र की वेद्किता तथा प्रामाणिकता का सुदर निरू- 
पण किया है जिसमें उन्होंने विशिष्ट रूप से जयाख्य, पारमेश्वर, 
पौष्कर, पाह्म, नारदीय, साक्त्वत, अहिबु ध््य, भागव, वराह, 
विहगेन्द्र, हयग्रीव संहिताओं का उल्लेख किया है। उत्तर भारतीय 
: अंथकारों में काश्मीर के उत्पल वेष्णब ( १० श० ) ने 
स्पंदप्रदीपिका में जयाख्य ( श्रीजया, जया ) , हंसपारसेश्वर, 
बेहायस, तथा श्रीकालपरा संदिताओं का निर्देश किया है। 
ये उत्पल शेव मतानुयायी होने पर भी पहिले वेष्णव हीथे। 
यही कारण है कि इन्होंने वष्ण॒व तंत्रों का उल्लेख ही नहीं किया 
है, प्रत्युत उनसे तत्तत्‌ उद्धरण भी दिये हैं। इनका समय 
दशम शताब्दी है। अतः निश्चित है कि पांचरात्र संहिताओं 
की रचना को यही अंतिम अवधि है। हम सामान्य रूप से कह. 
सकते हैं कि इन संहिताओं की रचना का काल ईस्वी चतुथ 
शतक से लेकर अष्टम शतक तक है। 

विषय--इन संहिताओं में प्राचीनतम संहिताएं कौन सी 
हैं ? इसका यथाथ निर्णय करना नितांत कठिन है। अधिकांश 
विद्वान पौष्कर, सात्वत, जयाख्य तथा परम संहिता को 
प्राचीन संहिता दोने का गौरब प्रदान करते हैं। इस पांचरात्र 
संहिताओं के विषय चार हें 


श्श्ष्द भागवत संप्रदाय 


(१ ) ज्ञान > त्रह्मय, जीव तथा जगत्‌ ठरुव के आध्यात्मिक 
रहस्यों का उद्घाटन तथा सृष्टितत्व का विशेष निरूपण । 


(२) योग--मुक्ति के उपायभूत योग तथा तत्संबंद्ध 
प्रक्रियाओं का वर्णन । 

(३ ) क्रिया-वेष्ण॒व मंदिरों का निर्माण, मूर्ति के विविध 
आकार प्रकार का सांगोपांग वर्णन, मूर्ति की स्थापना आदि | 

( ४ ) चर्या-बष्णवों के निमित्त आहिछ क्रिया, मूर्तियों तथा 
मंत्रों के पूजन का विस्तृत विवरण, पव ओर उत्सव के अवसरों 
पर विशिष्ट पूजा का विधान | 


इनमें चर्या का वर्णन आधे से अधिक रहता है। आधे में 
सबसे अधिक क्रिया, क्रिया से कम ज्ञान तथा सबसे कम योग का 
विवेचन रहता है | अतः चर्यों तथा क्रिया की व्यावहारिक 
विवेचना ही पांचरात्र संहिताओं का मुख्य श्रयोजन है। 
प्रमेयों की मीमांसा तो गौण तथा प्रासंगिक है | तंत्रों की शैली 
के अनुसार सतष्टि तथा अध्यात्म-तक््व का वर्शन एक साथ 
मिश्रित रूप से मिलता है । 


परंतु इन पांचरात्र संहिताओं में इन चारों विषयों का 
यथासाध्य संवलित वर्णन नदीं मिलता | किन्हीं ग्रंथों में किसी 
विषय को महत्त्व दिया गया है और किसी में अन्य विषय को । 
जयाण्या संहिता ३३ पटल (या अध्याय ) में विभक्त है 
जिनमें मंत्रसाधन के विविध प्रकार, वष्णवों के आचार, तथा 
श्राद्धांदि का हम विशेष विवरण पाते हैं; शुद्ध आध्यात्मिक 
तथ्यों का निरूपण अपेक्षाकृत न्‍्यून दी है। यही दशा परम 
संहिता की भी है। यह परिमाण में जयाख्य संहिता से न्‍्यून है, 
परंतु व्यावहारिक विषयों का विवेचन तदपेक्षया विस्तृत है । 


तन्त्र में विष्णु श्ध्हः 


_ अहिबुध्न्य संहिता इन दोनों के योग से भी अधिक द्वी परिमाण 
में होगी । वह साठ अध्यायों में विभक्त है तथा पांचरातच्र के 
आध्यात्मिक प्रमेयों की जानकारी के लिए निःसंदेह नितांत 
महत्त्वपूर्ण है । 


वमनम />/८ अन्‍न्‍न्‍न्‍न्‍» 
>--पश्चरात्र-साध्य पक्ष 


पंचरात्र के ग्रंथों में त्रद्य, जीव तथा जगत्‌ की स्वरूप की 
विस्तृत व्याख्या की गई है | इस मत में परत्रद्म अद्वितीय, अ्रनादि 
अनंत, दःखरदित तथा निःसीम सुखानुभूति रूप है| वह सब 
प्राणियों में निवास करता है ( व्यापक ), समस्त जगत को व्याप्त 
कर स्थित होता है तथा विकार और निंदा से स्वेथा वजित है-- 
निर्विकार और निरवद्य है | वह उस मद्दासागर के समान है जो 
क्षोभरहित होने से तरंगों से हीन तथा नितांत प्रशांत रहता है । 
वह अप्राकृत गुणों का आश्रय रहता है तथा प्राक्ृत गुणों के स्पश 
से भी रहित होता है। वह आकार, देश तथा काल से अन- 
बच्छिन्न होने के कारण पूर्ण, व्यापक तथा नित्य है। वह हेय- 
लपादेय से वर्जित है तथा इदंता ( स्वरूप ), ईदक्ता (९ प्रकार ) 
ओर इयत्ता ( परिमाण )-इन तीनों से अनवच्छन्न होता है ।* 
वह गुणों की विशिष्टता के कारण नाना संज्ञाओं से अभिद्दित 
किया जाता है| यथा षडगुणों के योग से बह द्वोता है 'भमगवान! | 
समस्त भूतों में वास करने के कारण होता है--'बाखुदेव” तथा 
समस्त आत्माओं में श्रेष्ठ होने के कारण वही कहलाता है-- 





१ अ्रहिबुध्य्य संहिता, अध्याय २, छोक २२--२५। 


१२० भागवत संप्रदाय 


परमात्मा! । इसी प्रकार गुण-वशिष्व्य स ही वह अव्यक्त, प्रधान 
झनंत, अपरिमित, अचिन्त्य, ब्रह्म, दिरस्यगभ तथा शिव आदि 
नामों से विख्यात है। 


पांचरात्र मत में परत्रह्म के दोनों रूप स्वीकृत किये जाते 
हें--सगुण भाव तथा निगुंण भाव । बह त्रिविध परिच्छेद्‌ 
शुन्य है। बहन भूत दहै,न भविष्य, न वर्तमान | न हस्व है 
ओर न दीघ । न आदि है, न मध्य है और न अंत । इस प्रकार 
वह द्वद्टों से विनिमुक्त है, सब उपाधियों से बज्ित है तथा सब 
कारणों का कारण बनकर पषाडगुण्यरूप है । पांचरात्र की 
यह ब्रद्म-भमावना ब्रह्म की ओऔपनिषद कल्पना के नितांत 
अनुरूप है-- 

सवद्वन्द्र-विनिमुक्त सर्वोपाधिविवर्जितम्‌ | 
पाडगुण्यं तत्‌ पर॑ ब्रह्म सवकारण-कारणम्‌ ॥ 
( अ्रहि० सं० २।५३ ) 
पाड्गुरय 

परत्रह्म का दी नाम 'नारायण” भी है। वे निगुंण होकर 
भी सगुण हैं । प्राकृत गुणों से हीन होने के हेतु वे 'निगुणः हैं 
परंतु षडगुणों से संपन्न होने के कारण वे 'सगुण?” हैं। नारायण 
समग्र विरोधों का चरम अवसान है । अतः एक हां आधार 
में सगुण तथा . निगुण की स्थिति प्रमाणद्दीन नहीं मानी जा 
सकती । जिन गुणों से' भगवान्‌ का विग्रह निष्पन्न द्वोता है 
( षाडगुण्य विग्रह ), वे जगत्‌ व्यापार के लिए कहल्पित किये 
गये गुण संख्या में ६ हैं जिनके नाम हैं--( १) ज्ञान, (२) 
शक्ति, (३) ऐश्वय, (४) बल, (५) बीय॑ तथा (६) 
तेज | अजड, र्वात्मसंबोधी (स्वप्रकाश ) नित्य तथा सवीब- 


तन्त्र में विष्णु १२१ 


गाही गुण ज्ञान! कहल्ाता है। यह ज्ञान ब्रह्म का रूप भी तथा 
उसका गुण भी हे" | 'शक्ति” का श्रर्थ है जगत्‌ का उपादान 
कारण | 'ऐश्वय' से अभिप्राय है जगत्‌ का कतृत्व जो उनकी 
स्वातंत्रय शक्ति से उन्मील्ित होता है। जगत्‌ के निर्माण करने में 
भगवान्‌ को तनिक भी परिश्रम नहीं करना पड़ता है--श्रम के 
इसी अभाव की शास्त्रीय संज्ञा 'बल” है । जगत्‌ के उपादान कारण 
जब काय के रूप में परिणत होते हैं, तब उनमें निश्चयेन विकार 
उत्पन्न दो जाता है, परंतु निविकार परत्रह्म में जगत्‌ का उपादान 
होने पर भी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता। इस 
गुण का नाम है--वीय॑ । जगत्‌ की सृष्टि में परत्रह्म स्वतः अपनी 
स्वातन्त्रय शक्ति से समर्थ होता है । उसे किसी भी सहकारी की 
अपेक्षा नहीं बनी रहती । इसी निरपेक्ष गुण को कहते हैं--तेज । 
इस प्रकार ब्रह्म इस विश्व का उभ्रयविध उपादान तथा निमित्त 
कारण हे । ब्रह्म विना किसी सहायता से अपने ही आप अपनी 
स्वातन्द्रय शक्ति से सष्टि का उत्पादक है--इसी की पुष्टि उक्त 
पड़्गुणों की संपत्ति धारण करने से होती है। 'सवकारणकारणं? 
पद परम ब्रह्म की इसी सवशक्तिमत्ता तथा स्वतंत्रता का द्योतक 
हैः | इन षडगुणों में ज्ञान ही वासुरंव का उत्कृष्ट रूप है। शक्ति 
आदि अन्य पाँच गुण ज्ञान के गुण होने से सदा उसके साथ 
संबद्ध रहते हैं । 
भगवान्‌ की शक्ति 

भगवान्‌ अनंत शक्तियों के निकेतन हैं, परंतु उनका कतिपय 

शक्तियों में वर्गीकरण किया जाता है। भगवान्‌ की शक्ति की 


१ अहिं० बु० २५४६ । 
२ अहि० सं० अध्याय २, श्लोक ५५-६२ 


१२२ भागवत संप्रदाय 


सामान्य संज्ञा लक्ष्मी है । भगवान्‌ शक्तिमान्‌ है ओर लक्ष्मी 
उनकी शक्ति है। भगवान्‌ तथा लद्दमी का संबंध केसा है ? यह्द 
संबंध आपाततः शअद्गैत प्रतीत होता है, परंतु बस्तुतः अद्वेतता 
नहीं है । जब प्रलय दशा में प्रपंच का लय॒ हा। जाता है तब भी 
भगवान्‌ तथा लक्ष्मी में नितांत ऐक्य नहीं हं।ता | उस समय भी 
नारायण तथा नारायणी लक्षमी--'मानों' एकत्व धारण करते हैं । 
ध्यापकावति संश्लेषारेक ततक्त्वमिब स्थितौ!" प्रकट करता है कि 
बे दोनों एक-तत्व के समान स्थित प्रतीत होते हैं, वस्तुतः एक 
तत्त्व नहीं है । धरम तथा घर्मी, अहंता तथा अहं, चंद्रिका तथा 
चंद्रमा, आतप तथा सूर्य के समान ह्वी शक्ति और शक्तिमान्‌ 
में अविनाभाव या सममभाव संबंध स्वीकृत किया गया है, परंतु 
मूत्नतः दानों में सेद द्वी विद्यमान रहता है। अहिवुध्न्य संहिता 
न शक्ति की शक्तिमान्‌ से प्रथक्‌ स्थिति का निदंश स्पष्ट अक्षरों में 
किया है-- 
देवात्‌ शक्तिमतो भिन्ना ब्रह्मणः परमेष्ठितः । 
“-अद्वि० सं० ३।२५ ) 


शक्ति का विभाग 


शक्ति भगवान्‌ की आत्मभूता है--उनके स्वरूप से भिन्न 
नहीं है | वह क्रिसी अचिन्त्य कारण से कहीं उन्मेष प्राप्त करती 
है और जगत्‌ के रचना-व्यापार में प्रवृत्त होती दे ।* विष्णु को 





१ अहि० बु० सं० ४|७८ 
२ स्वातन्ध्यादेव कस्माब्चित्‌ क्चित्‌ सोन्मेषमृच्छुति । 
आत्मभूता हिं या शक्ति: परस्य ब्रह्मणो हरेः ॥ 
अध्ि० सं० ४।४ 


तम्त्र में विष्णु श्र 


यह आत्मभूता स्वातंत्रय शक्ति भिन्न भिन्न गुणों की विशिष्टता के 
कारण नाना नामों से पुकारी जाती है। आनंदा, स्वतंत्रा, लक्ष्मी , 
श्री, पद्मा आदि इसी के नामांतर हैं । 

सृष्टि के आरंभ में लच्मी के दो रूप हो जाते हैं--(क) क्रिया 
शक्ति, (२) भूतिर्शाक्त । जगत उत्पन्न करने की भगवदिच्छा को, 
उत्पादन के संकल्प को, कहते हें--क्रियाशक्ति और जगत्‌ की 
परिणति को कहते हैं भूतर्शाक्ती (मवनं भूति: > होना, परिणाम)" | 
भगवान्‌ की इच्छार्शाक्त की प्रतिनिधि हैं लद्यमी ओर क्रियाशक्ति 
का प्रतीक है सुद्शन चक्र । इसी शक्तिद्वय के सा न्निध्य में भगवान्‌ 
जगत्‌ की सष्टि, स्थिति तथा संहृति व्यापार के उत्पादक बनते हैं, 
परंतु इसके अभाव में वे किसी व्यापार में प्रवृत्त नहीं द्वोते । 
लक्ष्मी के अनुग्नद से ही इस विश्व की सृष्टि संपन्न द्वोती है । 

सश्तित्त 

पांचरात्र के अनुसार सृष्टि दो प्रकार की होती है--शुद्धसृष्टि 
ओर शुद्धेतर सृष्टि । जयाज्य संहिता के अनुसार तीन प्रकार की 
सृष्टि--शुद्ध सं, प्राधानिक सगे तथा ब्रह्मसगं--का अंतर्भाव इस 
द्विविध प्रकार के ही भीतर किया जा सकता है | जिस प्रकार 
तरंगरहित प्रशांत मद्दार्णव में प्रथम बुद्बुद उत्पन्न होकर उससे 
क्ञोभ और अशांति पैदा करता है, उसो प्रकार निगुण ब्रह्म में 
स्व॒तन्त्यशक्ति के उन्‍्मेष से षड़गुणोंका प्रथम आविर्भाव द्वोता है | 
लक्ष्मी के इस प्राथमिक उदय का नाम है-गुणोन्मेष या शुद्धसृष्टि। 
जगत्‌ के कल्याण के निमित्त भगवान्‌ ही धर्म की रक्षा तथा 


१ क्रियाख्ये| येडममृन्मेषः स भूतिपरिवतंकः । 
लक्ष्मीमय: प्राणरूपो विष्णोः संकल्प उच्यते ॥। 
-अहि० सं० ३२१ 


१२४ भागवत संप्रदाय 


अधम के नाश के लिए चार प्रकार का अवतार धारण करते हैं-- 
( क ) व्यूह, ( ख) विभव, ( ग) अर्चॉवतार, ( घ) अ्रंतयामी 
अवतार । 


( क्‌ ) व्यूह 


पूवेकथित छः गुणों में से दो दो गुणों की प्रधानता होने पर 
तीन व्यूहों की सृष्टि होती है जिनके नाम हैं--संकषंण, प्रयुम्न 
ओर अनिरुद्ध । 'संकषण” व्यूह में ज्ञान तथा बल गुणों का 
आधान्य रहता है । 'प्रदुम्न! में ऐश्वय तथा वीय गुणों का और 
अनिरुद्ध? में शक्ति तथा तेजगुणों का उद्रेक विद्यमान रहता है। 
जगत्‌ का सजन तथा शिक्षण इनका मुख्य कार्य है।? संकषण 
का काय है जगत्‌ की सृष्टि करना तथा ऐकांतिक मार्ग--पांचरात्र 
प़िद्धांत का उपदेश देना । प्रद्युम्नका काये है इस मार्ग के अनुसार 
क्रिया की शिक्षा देना । अनिरुद्ध का काय है क्रिया के फल अर्थात्‌ 
मोक्ष के रहस्य का शिक्षण । वासुदेव को मिलाकर भगवदूव्यूह 
“चतुव्यूह! कहलाता है। अहिबुध्न्य संहिता के अनुसार तोनों 
'उ्यूहों की उत्पत्ति भगवान्‌ से हो होती है; परंतु शंकराचाय द्वारा 
उल्लिखित चतुब्यूंह-सिद्धांत इससे विलक्षण है ( शांकरभाष्य 
२।२।४२--४५ ) । इनके अनुसार वासुदेव से उत्पत्ति होती है 
'संकषण ( जीव ) की, संकषण से प्रद्युम्न ( मन ) की तथा उससे 
उत्पत्ति होती है अनिरुद्ध ( अहंकार ) की । आचाय इसी को 
पांचरात्रों का विशिष्ट सिद्धांत मानते हैं । जयाख्य आदि संद्दिताओं 
में यह मत अनुपत्ब्ध होने पर भी महाभारत के नारायणीयो- 


2हल्‍७७७॥॥॥/७॥७॥७७॥७॥७॥॥७॥७॥एशएएएशएशशाणााणााााा आम १ न आ अमन लज जनक मन दरमदलशिनिशिनशलिलिल कि ललिल मनन तिल नि नि क कई न 


१ ग्रहिं० सं० ५ | १७--६० 


तन्त्र में विष्णु ९९४ 


पाख्यान" तथा लक्ष्मीतंत्र में पांचरात्रों का एकदेशीय मत मानारे 
गया है । 
( ख ) विभव 

पबिभव! का अर्थ है अवतार जो संख्या में ३६ माने जाते 
हैं। विभव दो प्रकार के होते हैं--मुख्य, जिनकी उपासना मुक्ति 
के लिए की जाती है | गौण, जिनकी पूजा भरुक्ति के निमित्त को 
जाती है। पद्मनाभ, ध्रुव, त्रिविक्रम, कपिल, मधुसूदन आदि की 
गणना 'विभव! के अंतगंत की जाती है। 

( ग ) अरयवितार क्‍ 
प्रस्तर, रजत आदि धातुओं से निर्मित बिष्णु-मृतियाँ भी 
पांचरात्र विधि से पवित्रित किये जाने पर भगवान्‌ के अवतार 
मानी जाती हैं। पूजन के निमित्त उपादेय होने से इन्हें अर्चोच- 
तार कद्दते हैं । 
(घ ) अंतर्यामरी 

भगवान्‌ का जो रूप प्राणियों के हृत्कमल में वास करता 
हुआ उनको सब व्यापारों में नियुक्त करता है उसका नाम दै-- 
झंतर्यामीरूप । कहना न होगा कि यह कल्पना उपनिषदों के. 
सिद्धातों पर ही आश्रित है। अंतर्यामी पुरुष का वर्णन 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में इस प्रकार है-- 

यः प्रथिष्यां तिष्ठन एथिव्या अन्तरो य॑ एथिवी न वेद, यस्य प्रथिवी 
शरीर यः प्रथिवीमन्तरो यमयति, एप ते आत्मा अ्रन्तर्याम्यस्तः 
( बृह्० उप० ३।७॥३ ) 


नननीनानीननिनानी- तक न+ 


- १ शान्तिपव अ्र> ३३६, छोक ४०--४२३ । 
२ लक्ष्मीवंत्र ५। ६--१४। 





१२६ भागवत संप्रदाय 


यही दे शुद्ध सृष्टि या गुणोन्मेष शर्थात्‌ षडगुणों का 
आविर्भाव जिनकी विभिन्न स्थिति से अनेक व्यूहों का निर्माण 
होता है | 

सृष्टि के विषय में पांचरात्र संहिताओं का ऐकमत्य नहीं है । 
शुद्ध तथा शुद्धतर सष्टि--अहिलुध्न्य संहिता के मतानुसार सृष्टि 
दा प्रकार का द्वोती है, परतु जयाख्य संहिता सृष्टि का तीन प्रकार 
की मानती है--( १) ब्राक्ष सगे, (२) प्रधानिक सर्ग, तथा 
( ३ ) शुद्धसग ( प्ू० ११ ) | शुद्धसग के विषयों में विशेष विभेद 
नहीं है, परंतु अ्रन्य सर्गों की प्रक्रिया में पर्याप्त विभेद दृष्टिगोचर 
दोता है | अदिलुध्न्य संहिता (६४१८) में शुद्धंतर सृष्टि का क्रम 
इस प्रकार है-- 


प्रयुम्त-- > कूटस्थ पुरुष-- > माया-शक्ति-- > नियति-- > 
काल-- > सत्त्वगुण-- > रजोगुण--> तमोगुण-- :> बुद्धि 
€ मद्दत्तत्त )--> अहंकृति 





वकारिक <--तैजस--> भूतादि 
( के ) ( कप ) ( तामस ) 


| पंच के 
. ज्ञानेन्द्रिय, मन कमन्द्रिय स्थूल भूत 


यह पांचरात्रीय सृष्टिकम सांख्य क्रम से सामान्यतः 
मिलता है, परंतु सवंथा नहीं मित्नता। दोनों क्रमों में विशेष 
अंतर नहीं है। सांख्य के अनुसार प्रकृति सृश्टिकाय में चेतन 


तन्त्र में विष्णु १२७ 


: पुरुष की सद्दायता के बिना ही व्याप्त रहती है, परंतु पांचरात्र 
के अनुसार प्रकृति चिद्रूप आत्म-तत्व के द्वारा छुरित होने पर 
ही चेतन्यमयी प्रतीत होती है और सृष्टि-काय में संलग्न होती 
है। जयाख्य संहिता ( प्ृ० २७ ) का स्पष्ट कथन है--- 
चिद्र पमात्मतत्वं यदुभिन्न ब्रह्मणि स्थितस्‌ । 
तेनेतच्छुरितं भाति अचित्‌ चिन्मयवद्‌ द्विज् ॥ 
यथा<यस्कान्तमणिना लोइस्याधिष्ठितं तु वै। 
इश्यते वलसानं तु तद्ददेव मयोदितम्‌ ॥ 


चुंबक की सन्निधि में लोह के संचलन के समान पुरुष के 
सन्निधान में ही प्रकृति में संचलन दृष्टिगोचर होता है। इस _ 
विषय में भगवद्गीता सांख्य-पद्धति का अनुसरण न कर पांच- 
रात्र पद्धति का ही अनुगमन करती है-- 
मयाध्यक्तेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । ( गीता ६।१० ) 


सांख्य प्रकृति को गुणत्रय का समूहालंबन मानता है तथा 
शुर्णों में पररपर कायकारण भाव स्वीकार नहीं करता, परंतु 
अहिलु ध्न्य संद्दिता सत्त्व से रज की तथा रज से तम की उत्पत्ति 
मानती है-- 
सत्त्वाद्‌ रजस्तमस्तस्मात्‌ तमसो बुद्धिरुदूगता । ( ६।१७) 


यह पांचरात्र का एकदेशीय मत प्रतीत होता है, क्योंकि 
अन्य संहिताओं में इन गुणों का यह सरंक्रम बिल्कुल उपलब्ध 
नहीं होता । अतः इस विवेचन से इतना तो निश्चित है कि पांच- 
रात्र सश्क्रिम की व्याख्या के लिए सांख्यशासत्र का ऋणी अवश्य 
है, परंतु अपनी विशिष्टता की रक्षा करने के निमित्त उसने 
अनेक नवीन सिद्धांतों की कल्पना कर उक्त क्रम में परिवर्तन कर 
डाला है । 


श्स्ष्द भागवत संप्रदाय 


जीव तत्त्व 


पांचरात्रों के अनुसार यह जीव श्रनादि, परिच्छेदरहित, 
चिदानंद्घन तथा भगवन्मय ही है तथा उस भगवान के द्वारा 
यह सदा अपने काय में भावित-प्रेरित किया जाता है*। यह 
जीव तथा जगत्‌ अ्रखित्ष ब्रह्माए्डनायक नारायण की ही स्वातंत्र्य 
शक्ति का विज्ञास है। यह उनकी स्वतंत्रता की ही महिमा है कि 
समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेने पर भी वह स्वतः वशी 
वासुदेव राजा के समान लीला किया करता है* । यह विश्व 
भगवान्‌ की अलोकिक लीला का ही लल्लित विज्ञास है । भगवान्‌ 
के संकल्प का ही नाम हे--'सुदशन” जो अनंतरूप होनेपर भी 
प्रधानतया पाँच प्रकारों से विजम्भित होता हैे--सृश्टि, स्थिति, 
विनाश, निग्रह तथा अनुग्रहद | इनमें प्रथम तीन रूपों के बणेन की 
आवश्यकता नहीं | निम्नह शक्ति जीव के आकार, ऐख्वर्य तथा 
विज्ञान का तिरोभाव कर उसे अल्प तथा शअन्ञ बना देती हैः । 
जीव स्वभावतः आकार से व्यापक है, ऐश्वर्य से सव-शक्तिमान्‌ 
है तथा विज्ञान की दृष्टि से स्वज्ञ है, परंतु सृष्टि के आरंभ में 
भगवान्‌ को निग्रह-शक्ति जीव के विभुत्व, शक्तिमक््व तथा 
सवज्ञत्व॒ का तिरोधान कर देती है जिससे जीव क्रमशः अणु, 
किंचित्कर तथा अल्पज्न बन जाता है। इस निम्रह-शक्ति के अनेक 
नाम हैं माया, अविद्या, महामोह, महातामिस्र, हृदयग्रंथि आदि। 


१७-.-७७७७॥७॥७॥७७७७७७७॥७७७॥७७॥७॥७७७४८७८एश"श"श"ए"ए"एए"स्‍श॥॥७॥७॥/ए॥एएएश॥/७७॥७॥॥/॥४/////शशशशशशआ॥श७७० तप मन १.3 मन जननी लव नललिनलशक सनक ददन नकल उमर 3 ० कलाव 2०0७ #भा3/७७ ५५+००४७ ३०२०५०५०+4नबकन, 





१ अनादिरपरिच्छेयश्रिदानन्दमयः पुमान्‌। 
भगवन्मय एवार्य भगवद्भावितः सदा ॥ अ्रहि० सं० १४।६ 
२ सर्वेरननुयाज्यं तत्‌ स्वातन्त्यं दिव्यमीशितुः । 
अवासविश्वकामोडपि क्रीडते राजवद्‌ वशी ॥ वहीं, १४१३ 
हे तिरोधानकरी शक्ति: सा निग्रहसमाहया । वहीं १४१५ 


तन्‍्त्र में विष्णु १२६ 


जीव की नैसर्गिक विशुद्धि को तिरोहित कर देने के कारण इन 
तीनों को 'मत्तः कहते हैं तथा मुक्त जीव को बंधन में डाल देने 
के कारण इन्हें 'बंच” कहते हैं ( १४॥२० ) । इन्हीं के कारण जीव 
स्वभावतः बंधरदहित होने पर भी बद्ध बन जाता है और पूरे 
कर्मों के अनुसार जाति, आयु तथा भोग की उपलब्धि करता है 

इस विकराल संकट-बहुल भवाटवी में बह भटकता फिरता है। 
भगवान्‌ स्वतः करुणावरुणालय ठहरे । जीब के क्ल्ेशों को 
देखकर उनके हृदय में कृपा? का स्वतः आविर्भाव होता है। 
इसी शक्ति का नाम हे--अनुग्रह-शक्ति, वष्णबी कृपा जिसे 
आगम-शास्र 'शक्तिपात” के नाम से पुकारता है" । जीवों की 
दीन-दीन दशा देखकर अशेष कारुण्यमूर्ति नारायण का हृदय 
द्रवीभूत हो जाता है ओर वह जीवों पर अपनी नसर्गिक करुणा 
की वर्षा करने लगते हैं। तब जीवों के शुभ और अशुभ कमे 
समत्व प्राप्त कर लेते हैं ओर फल्न के उत्पादन के लिए व्यापारहीन 
हो जाते हैं। पथिक के ऊपर तस्करों का व्यापार तभी तक होता 
रहता है जब तक वह एक दीन-हीन राही के रूप में अपना 
भीषण मार्ग पार किया करता है, परंतु ब्योंही वह राजा के 
अनुचरों में अन्तभुक्त हो जाता है चोर अपना व्यापार छोड़ 
उदासीन बन जाते हैं| शक्तिपात से पूत वेष्णबज्ञन की भी दशा 
ऐसी ही होती है। अनुग्रह-शक्ति का ज्योंही भक्त के हृदय में 
पतन होता हे शुभ अशुभकम रव॒तः व्यापार स्थगित कर उदासीन 
बन जाते हैं। अदिबुध्न्य संहिता के शब्दों में-- 


यथा हि मोषकाः पान्थे परिवहमुपेयुषि । 
निवृत्तमोषणोद्योगाः समाः सन्‍त उपासते ॥ : 


१  अहि० सं० १४।३० 
|. ह 


२३० भागवत संप्रदाय 


अनुग्रहात्मिकायास्तु शक्तेः पातक्षणे तथा । 
उदासते समीभूय कमणी ते शुभाशुमे ॥ 
( अद्वि० सं० १४।३४, ३५ ) 
श्रीसमदूभागवत में इस दशा का बढ़ा द्वी विशद बणन प्रस्तुत 
किया गया है| हे भगवन , राग आदिक वृत्तियाँ तभी तक चोर 
के समान द्मारे हृदय को कलुषित करती रहती हैं, तभी तक 
यह घर कारागार के समान हमारे बंधन का कारण बनता है 
आर तभी तक मोह--अज्ञान-हमारे पेरों में शंखला के समान 
हमें जकड़े रहता है; जब तक हम तुम्हारे जन, अनुचर या सेवक 
नहीं बन जाते । भगवान्‌ के कृपापात्र बनते द्वी बंधन के साधक 
'पदाथ भी सोच्ष के साधक बन जाते हैं । भगवान्‌ के 'शक्तिपात! 
प्की यही श्रल्ञॉकिक महिसा है-- 
'ज्ावदू रागादयः स्तेनास्तावद्‌ काराग्रह गृहस्‌ 
तावन्मोद्दोडिपपं्रनिगडों यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः | 
भागवत १०।१४।३६ 


अब जीव में मुमुचुता स्वयं उदित द्वो जाती है। वह बेराग्य 
तथा विवेक का संवल्ष ग्रहण कर गुरु तथा शास्र का अनुशीजलन 
करता है। वेदांत के ज्ञान में निश्चल मति होकर वह शाम्नीय 
साधनों का अ्रवलंबन करता है तथा ज्ञान के द्वारा निमल चेतन 
बनकर वह पापरद्दित पुण्यमय आनंदरस-स्त्रिग्थ वेष्णब धाम में 
प्रवेश करता है ।” 





१ संप्राप्य ज्ञानभूयस्त्वं निर्मलीकृतचेतनः | 
अनावित्षमसंक्ने शं वैष्णवं तद्‌ विशेत्‌ पदम ॥ 
“-अहि० सं० १४।४१ 


2ह७७७७७७॥॥७॥७७७७७॥७॥७॥७७७७॥/७॥/७७/७७॥७/७७॥/एए॥७७॥////"//शआआआआआआआआ॥॥॥शश/शश/शशणशाणाणाणणाणा मा मर 


७४8४५. 


तन्त्र में विष. १३१ 
८--साधनामार्ग 


साधनामाग का प्रतिपादन पांचरात्र शात्त्र का प्रधान लक्ष्य 
है। शास्र के अनुसार मंदिर का निर्माण कर उसमें इश्टदेवता को 
विधिवत्‌ स्थापन करना चाहिए। तदनंतर खात्त्वतः विधि से 
उसकी अचना करनी चादिए। भक्ति ही केवल इस दःखमय 
संसार से जीव को मुक्त करने का एकमात्र साधन है। भक्त- 
वत्सल भगवान्‌ को अनुग्रह शक्ति ही जीवों को भवपंक से उद्धार 
कर सकती है। इस अनुग्रहशक्ति को उद्‌बुद्ध करने का भक्तों के 
पास एकमात्र उपाय है--शरणागति, श्रपत्ति, जिसकी शासतत्रीय: 
संज्ञा न्यास! हे। बिना न्यास के यह शक्तिपात संपन्न नहीं 
होता । भगवान्‌ से निश्छल रूप से यह प्राथना करनी चाहिए कि 
मैं अपराधों का आलय हूँ, अकिंचन हूँ तथा निराश्रय हूँ। हे 
भगवन्‌ , आपही मुझे उद्धार करने के ज्षिण उपाय बनिए। यह 
मानसिक भावना “शरणागति' के नाम से पुकारी जाती है-- 
अहमस्म्यपराधानामालयोडकिद्चवनो5गतिः | 
व्वमेवोपायभूतो मे भवेति प्राथना-मतिः । 
शरणागतिरित्युक्ता सा देवे5स्मिन्‌ प्रयुज्यताम्‌ ॥ 
--अश्रहि० सं० ३७३१ 


यह शरणागति छः प्रकार की होती है-- 


(१) आलनुकूल्यस्य संकल्प:--भगवान्‌ के सदा अनुकूल 
बने रहने का संकल्प; भगवान का अकिंचन दास तथा सेवक 
बनने का हृढ़ निश्चय । 


(२ ) प्रातिकूल्यस्य वजेनम--भगवान्‌ के प्रतिकूल भाव, 
भावना तथा चर्चो से सदा पराडमुख रहना | नारायण के विषय 


१३२ भागवत संप्रदाय 


में उल्टी मति करने वाली जो कुछ भी वस्तु दो उसका परित्याग 
करना चाहिए। 

( ३ ) रक्षिष्यतीति विश्वास+--भगवान्‌ के रक्षक रूप में 
अटूट विश्वास होना चाहिए। भक्तों के उद्धारक भगवान्‌ हमारी 
भी रक्षा अवश्य करंगे, इस बात का पूरा विश्वास तीसरा 
अंग है । 

( ४ ) गोपतत्व-वरणम--रक्षक होने का विश्वास केवल 
काल्पनिक ने होकर वास्तविक होना चाहिए; भगवान्‌ को अपने 
गोप्ता--रक्षक रूप से वरण करना चाहिए । 


( ५ ) आत्मनिक्तेप:--आत्मसमपण; अपने को तथा अपने 
कर्मों को भगवान के चरणों में निक्षेप कर देना या डाल देना 
चाहिए | रक्तकवरण के अनंतर अपनी व्यक्तिगत सत्ता को प्रथक्‌ 
रखनेकी आवश्यकता ही नहीं रहती । अतः समपरण ही आवश्यक 
क॒तंव्य बन जाता है। 

( ६ ) कापपप्यम--नितांत दीनता 

शरणागति के इस षडविध क्रम में मनोवेज्ञानिक सामरस्य 
है। अपने प्रियतम के प्रति शरणापन्न होने में यही क्रमिक विकाश 
का विशद मार्ग है । भगवदगीता के एक ही श्लोक में इस 
मार्ग के विकास की ओर पूरा संकेत हमें प्राप्त होता है। गीता 
पांचरात्र भक्ति का प्रतिपादक मदहनीय ग्रंथ है। उसमें भी 
शरणागति को मुख्यतम तथा गुद्यतम साधन बतलाया गया हे 
आर इस शरणागति के शहायक् साधनों का निदंश यह प्रसिद्ध 
पद्म करता है 

कायण्यदोषोपहत - स्वभावः 
पृ्छामि स्वां धर्म-संमूढचेताः । 


त्त्र में विष्णु १३१ 


यच्छू यः. स्यान्निश्चितं ब्र॒द्टि तन्‍्मे 
शिष्यस्ते5हं शाधि मां व्वां प्रपन्नम ॥ 
“-गीता ( २७७ ) 


इस पद्म में 'कापण्य” तथा 'शिष्य” शब्द ध्यान देने योग्य हैं । 
कापण्य दीनता का सूचक है, तो शिष्य शब्द गुरु के बचनों 
पर अटूट श्रद्धा तथा विश्वास और आत्मनिक्षेप का परिचायक 
है। प्रपन्न शब्द तो स्पष्टतः प्रपत्ति को लक्ष्य कर रहा है। 

'शरणागति' वेष्णय भक्त की मानसिक भावना है, उसी 
श्रकोर पत्नकरम उसके लिए व्यावहारिक अनुष्ठान है। वेष्णवजन 
भगवान्‌ की पूजा के निमित्त दिनरात को पाँच भागों में विभक्त 
करते हैं। इनके नाम हें--पंचकाल | ( १) अभिगमन--म नसा 
वाचा कमंणा जप-ध्यान-अचंन के द्वारा भगवान्‌ के प्रति अभि- 
मुख होना । ( २) उपादान-पूजा के लिये पुष्प, अध्य, नेवेय 
आदि सामग्री का संग्रह करना। (३ ) इज्या-पूजा, आगम 
शास्त्र के नियमों के अनुसार भगवान्‌ की विधिवत अचेना। 
( ४ ) अध्याय--वेष्णव ग्रंथों का श्रवण, मनन तथा बपदेश 
(५ ) योग--अष्टांग योग का अनुष्ठान । ये पाँचों कम प्रातः काल 
से आरंभ कर निशा के अन्त तक क्रमश: होने चाहिए" | विधि- 
विधान की विशेषता के कारण वष्णवों के अनेक भेद इन आगम 
प्रथों में किये गये हैं | जयाख्य संहिता के अनुसार वेष्णबों के 


१ जयांख्य संहिता २२ पटल, श्लोक ६४-७५ तथा ब्रक्षसूत्र- 
शाॉंकरभाष्य २।२।४२ है 
.._२ जयाखय संदहिता के २२ व॑ पटल में वैष्णब आचार का विशेष 
वर्णन किया गया है । 


१३४ भागवत संप्रदाय 


प्रधान तया ४ भेद बतलाये हैं--यति, एकांती, वेखानस, कर्स- 
साक्त्त तथा शिखी | साधारणतया विष्णु की भक्ति से मंडित 
होने पर भी कतिपय विशेषताओं के कारण यह वर्गीकरण 
किया गया है। 


मोक्ष 


इस उपासना के बल पर साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती 
है। मोक्त का अ्थ है--ब्रह्म मावापत्ति श्रथीत्‌ ब्रह्म में जीव 
का लीन हो जाना या अपुनर्भवता ८ पुनजन्म नहीं प्रहण करता । 
संसार दशा में जीव मलाबृत होकर इधर उधर भटकता रहूत्त 
है। भगवत्‌ कृपा से वह ब्रह्म के साथ एकाकार द्दोकर सवदा के 
लिए मुक्त हा! जाता है। जयाछय संहिता का कथन है. कि यह 
भगवत्‌ सप्रापत्ति! नदियों की समुद्र-प्राप्ति के समान है। जिस 
प्रकार भिन्न भिन्न नदियों का जल समुद्र में श्रवेश कर तद्ग॒प बन 
जाता है तथा जल्न में भेद दृष्टिगोचर नहीं होता, उसी प्रकार 
भगवान की भी प्राप्ति का भी रूप है"। जिस प्रकार आग में 
फेंके गए काष्ठ के टुकड़े दग्ध हो जाने पर प्रथक लक्षित नहीं 
होते, प्रत्युत अग्निमय बन जाते हैं; मुक्तावस्था में भक्त की भी 
यही दशा होती है? । उस काल में जीव भगवान्‌ के 'पर” रूप 


'0+8७84#७१०५5:0५0+०6म९५७४॥३, ९३५३४६४६॥४४७&७७:५॥७६०४४३०५५ 3४: ५2.४४४/+४:४५ ७ ३ *। 


१ सरित्‌-संघाद्‌ यथा तोयं संग्रविष्ट महोदघो | 
अलक्ष्यश्रोदके भेद; परस्मिन्‌ योगिनां तथा ॥ 
ढ “-जयाख्य सं० ४।१२१ 
२ यथाष्नेकेन्धनादीनि संप्रविष्टानि पावके | 
' अलक्ष्याणि च दग्धानि तदूवद्‌ ब्रह्मस्युपासका: ॥ 
“-जयाख्य सं० ४|१२३, 


तन्त्र में विष्यषु १२५ 


के साथ परम व्योम में--शुद्ध सृष्टि से उत्पन्न बेकुंठ में आनंद से 
विहार किया करता है। यह 'पर वासुदेव” “व्यूह वासुदेव” से 
नितांत भिन्न तथा उच्चतर है | 
मोक्ष की सिद्धि ज्ञान के द्वारा होती है । ज्ञान कैसा ? ब्रह्म के 
साथ जीव का अभेद ज्ञान, जीव ब्रह्म से भिन्न न होकर अभिन्न 
ही है ऐसा ज्ञान । ब्रह्मप्राप्ति के लिए ज्ञान के दो प्रकार होते हैं-- 
क्रियाख्य ज्ञान तथा सत्ताख्य ज्ञान । क्रिया से तात्पय है नियम से 
तथा सत्ता से अभिप्राय है यम से | नियम तथा यम के पालन का 
संवलित फल है अद्वयज्ञान की उपलब्धि जो सद्यः मुक्ति के 
उदय का कारण बनती है। जयाख्य संहिता का कथन है-- 
एवं. क्रियाख्यात्‌ सत्तारुय ज्ञानं प्राप्योति मानवः । 
ब्रह्मण्यभिन्न॑ सत्ताख्यात्‌ ज्ञानात्‌ ज्ञानं ततो भवेत्‌ 


बह्माभिन्नात्ततो ज्ञानात्‌ ब्रह्म संयुज्यते परम ॥ 
---जयाख्य ४)५० 
मुक्त दशा में जीव विष्णु-लोक में विहार करता है। वह 


लोक ही आनंदमय होता है तथा मुक्त पुरुषों का देह भी ज्ञाना- 
नंदमय होता है। वहाँ त्रसरेशु का परिमाणवाला मुक्त जीव 
कोटि रश्मियों से विभूषित दकर अपने इष्ट देवता का दशंन 
करता है | वह कालचक्र से रहित होकर भगवान की सेवा तथा 
अच्चना में निरंतर निवास करता है। वह इस काल-कल्लोल- 
सकुल मार्ग में कभी प्रवेश नहीं करता ( अहि० सं० ६।२७-३० ) 
मुक्त दशा में जीव त्रह्म के साथ बिल्कुल एकाकार नहीं बनता, 
प्रत्युत एक रूप में संश्लिष्ट के समान प्रतीत द्ोता है--संश्ल्षेषा- 
देकमिव स्थितो । इस प्रकार पांचरात्र आगम जीव-ब्रह्म के ऐक्थ 
का प्रतिपादक होने पर भी परिणामबाद का पक्षपाती है, विवत- 
वाद का नहीं । पांचरात्रों का यही साधन माग है। 


रै३े६ भागवत संप्रदाय 


६--वैखानस आगम 


वेष्णव आगमों में वेखानस झागम का भी महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। पांचरात्र तंत्र के साथ इनके संबंध का विशिष्ट 
अनुशीलन अभी समीक्षण का विषय है। इतना तो निश्चित 
है कि पांचरात्रियों की लोकप्रियता होने से पहिले बेखानसों का 
प्रभाव दक्षिण भारत में बहुत ही अधिक था। विशिष्ट वंष्णव 
मंदिरों में पूजा-अर्चा का विधान इसी आगम के अनुसार होता 
था जिसे श्री रामानुज ने पांचरात्र तंत्रों के अनुसार परिवर्तित 
कर दिया । परंतु श्राज भी तिरुपति जैसे विख्यात वेष्णव मंदिर 
में श्रीवेकटेश्वर की पूजा वेखानस आगम के अनुसार ही होती 
है जो इसके महत्त्व का स्पष्ट द्योतक है। दाशेनिक सिद्धांतों 
में वंखानसों तथा पांचरात्रियों में विशेष अंतर नहीं है। जो 
कुछ अंतर है वह मूर्ति-निर्माण तथा पूजा-अर्चा के विविध तथा 
विशिष्ट विधान में ही है। वंखानस कृष्ण यजुबंद की एक 
स्वतंत्र शाखा थी। चरणव्यूह के अनुसार कृष्णयजुः की प्रधान 
शाखायें हें--आपस्तंब, बौधायन, सत्याषाढ़, हिरण्यकेशी तथा 
ओखेय । वेखानस श्रौतसूत्र के भाष्यकार वेंकटेश के अनुसार 
बेखानसों का संबंध इसी “ओऔखेय शाखा? के साथ था*। इसी 
कारण अप्यय दीक्षित जेसे मान्य वेदांती की दृष्टि में यह आगम 
विशुद्ध बेदिक है और इसके सिद्धांत सर्वथा वेदानुकूल हैं। 

परंतु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वेखानस आगम का 
विशाल साहित्य आज लुप्नप्राय है । बहुत संभव है कि पांचरात्र 





१ येन वेदाथविशेयो ल्ोकानुग्रहकाम्यया । 
कब. कक 0, 
प्रणीतं सूत्रमोखेयं तस्ये विखनसे नमः ॥ 


तन्त्र में विष्णु १३७ 


को प्रयंड लोकप्रियता की यह प्रतिक्रिया हो । पांचरात्र की 
उयापकता के कारण बेखानस आगम एकदम दबकर नष्ठ हो 
गया । अनंत शयन ग्रंथमाला में (नं० १२१) हाल ही में प्रकाशित 
मरीचिप्रोक्त 'वैखानस आगम” नामक ग्रंथ इस तंत्र का एकमात्र 
प्राचीन प्रतिनिधि है । किसी माधवाचाय के पुत्र वाजपेययाजी 
श्री नरसिंह यज्वा ने प्रतिष्ठा विधि-दर्पंण” नामक ग्रंथ लिखा है 
जिसमें वखानसों की आचाय परंपरा का उल्लेख इस प्रकार है-- 
नारायणु-- > विखनसमुनि-- > काश्यप-- > मरीचि ओर इन्हीं 
अंतिम आचाय की रचना दै प्रकाशित “बेखानस आगम'” | इस 
तंत्रका प्रभाव साधारण हिंदू समाज पर विशेष रूप से था, क्योंकि 
हमारे तृतीय आश्रम--वानप्रस्थ--का नियमन इसी के द्वारा 
निष्पन्न होता था । गौतम, बोधायन तथा वसिष्ठ के धमसूत्रों में 
वानप्रस्थ यतियों के लिए 'बंखानस” शब्द का प्रयोग किया गया 
है। मनु इन्हें 'बेखानस मत का अनुयायी” बदलाते हैं ( बेखा 

नस-मत-स्थित:--मनु० ६। ४१) । वखानसों की अपनी 
मंत्र संहिता है तथा अपने सूत्र ( ग्रह्मय, धम तथा श्रौत ) हैं। 
संद्दिता के अंतिम चार अध्यायों में विष्णु पूजा का विशेष विधान 
है। वखानस गह्मसूत्र में भी इसी प्रकार विष्णु अ्चोकी स्थापना, 
प्रतिष्षा तथा अचंना का विशिष्ट वर्णन है। इस प्रकार बखानसोंकी 
अचौोविधि नितांत वेदिक है । ईनके किसी दाशनिक तत्तत का हमें 
पता नहीं चलता जिस पर वेद-विरोध का आरोप किया जाय ।" 


मार भू असतलऊनकण 


१ विशेष द्रष्टव्य--लेखक का ग्रथ “भारतीय दर्शन पृ० ५४३६-४० 





(४) 


पुराणों में विष्णु 


(१) वेष्णव पुराणों का परिचय 
(२) श्रीमद्भागवत 

(३) श्रीमद्भागजत का रचनाकाल 
(४) भागवद का साध्यतरुव 

(४) भागवत का साधनतर्त्व 


यो दुर्विभशषथया निजमाययेदं॑ 
सृष्ठा गुणान्‌ विभजते तदनुप्रविष्ट! । 
तस्मे नमो दुरबोधविहारतन्त्र- 
संसारचक्रगतये.. परमेश्वराय ॥ 
“भागवत १ ०४६॥२६ 


१--नैष्णव पुराणों का परिचय 


वेदों में निहित आष के घम के व्यापक प्रचार तथा प्रसार 
के निमित्त पुराणों का निर्माण महर्षि ऋष्ण-ह्पायन व्यास ने 
किया । वेद ने जिस परमतत्त्व को ऋषियों के भी इंद्रिय, मन 
तथा बुद्धि से अगप्राप्य देश में रख दिया था, पुराणों ने 
उस को सवसाधारण के इंद्रिय, मन तथा बुद्धि के समीप ल्ञाकर 
रख दिया है। वेदों के सत्य ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म ने पुराणों में 
सोंदयमूर्ति तथा पतितपाबन भगवान्‌ के रूप में अपने को 
प्रकाशित किया है। वेद कहते हें--एक सद्‌ विप्रा बहुधा 
वदन्ति | पुराण कहते हैं--एक सत्‌ प्रम्णा बहुधा भवति | जनता 
के हृदय को स्पश करने की दृष्टि से इनकी भाषा भी 
सरल, सुबोध तथा सरस रखी गई हे । पुराणों के बहुविध महत्त्वों 
में धार्मिक महत्व सबसे अधिक महत्त्वशाली है। सनातन धर्म 
की विजय वेजयंती को धार्मिक नभोमंडल्न में उड़ाने वाले पुराण 
ही हमारी जनता के मानस को आक्ृष्ट करनेवाले सबसे सुंदर 
लोकप्रिय धर्मे-प्र थ हैं। 


इन पुराणों में वेष्णव धम का महनीय इतिद्दास उल्लिखित 
किया गया है। अठारह पुराणों में से लगभग आधे पुराणों काः 
संबंध वष्णव धम से नितांत स्फुट है | मत्स्य, कूम, वाराह तथा 
वबामन--इन चार पुराणों का नामकरण तथा निर्माण भगवान्‌ 
विष्णु के चार अवतारों को लक्ष्य कर रखा गया है। नारद, 


१४२ भागवत संप्रदाय 


ब्रद्मबवर्त, पद्म, विष्णु तथा श्रीमद्भागवत-इन पाँच पुराणों 
में विष्णु के आध्यात्मिक रूप तथा महिमा का व्यापक तथा 
सर्वांगसु दर विवेचन प्रस्तुत किया है जिनमें अंतिम चार पुराण 
वेष्ण॒व संप्रदायों के ऐतिहासिक विकाश की जानकारी के लिए 
नितांत महत्त्वशाली हैं । 


(१) ब्रद्मवेव्त पुराण" --यह सांप्रदायिक रहस्यों का महनीय 
निधि हे। राधाकृष्ण की लीला, रवरूप तथा संबंध के विषय भें 
बेष्णव संप्रदायों में, विशेषकर गौडीय गैष्णव, बल्लभमत तथा राधा- 
वल्लभी मतों में, जिन साधनभूत रहस्यों का आज्ञकल प्रचार है 
उनका मृल्न ब्रह्मगैबते पुराण में उपलब्ध होता है । कृष्ण की 
शक्तिभूता राधा के चरित्र का विस्तृत वर्णन इस पुराण में किया 
गया दै। इस पुराण का अंतिम खंड--कृष्णजन्म खंड-विस्तार 
की दृष्टि से ही महत्त्वपूर्ण नहीं है, अपितु बेष्णब तथ्यों के प्रका- 
शन की दृष्टि छे भी आदरणीय है। राधा गोलोक (८ बैकुंठ ) में 
भगवान श्रीकृष्ण की हृदये श्वरी प्राणवल्लभा है । श्रीदामः के शाप 
से राधा इस भूतल पर अवतीर्ण होती हैं (अ० ६ )। यह पुराण 
कऋष्णु के साथ राधाजी के विवाह का वर्णन करता है (झ० १४ ) 
अतः वे कृष्ण की स्वकीया दी हैं; इसमें तनिक भी संदेह नहीं । 
'राधा? नामकी व्युत्पत्ति दो प्रकार से बतलाई गई है-- 


राधेत्येव॑ संसिद्धा राकारो दानवाचकः । 
स्वयं निर्वांणदात्री या सा राधा परिकीतिंता ॥२२३ 


१ ब्रह्मवैबत ( दो भाग पुस्तकाकार )--आनंदाश्रम संस्कृत ग्र था- 
वल्लि में प्रकाशित, ग्र थांक १०१, १०२, सन्‌ १६३४--२३५ । 
पत्रात्मक रूप से वंकटेश्वर प्रेस से भी प्रकाशित । 


पुराणों में विष्णु १४२ 


रा च रासे च भवनाद्‌ था एवं धारणादहो। 
हरेरालिज्ञनादारात्‌ू तेन राधा प्रकीतिंता ॥२२४ 
द द ( ब्र० वे०, कृष्ण जन्म, अ० १७ ) 
राधा का अथ है 'संसिद्धा? अथोत्‌ सम्यक्‌ स्थित, नित्य। 
रा दान, धा 5 आधान करनेत्राली--इस व्युत्पत्ति से निरबाण 
की दात्री होने के कारण ह्वी वे राधा कहलाती हैं। रा रास में 
स्थिति, धा> धारण । रास में विद्यमान रहने तथा भगवान्‌ श्री 
ऋष्णु को आलिंगन देने के कारण ही श्रीमती राधा इस नाम से 
प्रसिद्ध हैं । श्री ऋष्ण के चरित्र की विभिन्न घटनाओं के अनुशी- 
लन के लिए भी त्रह्मवेबत मूल्य तथा महत्त्व रखता है । 


(२) विष्णुपुराण--वेष्णव पुराणों में भागबत्‌ की अपेक्षा 
द्वितीय कोटि में इस पुराण की गणना की जाती है। परिणाम सें 
यह जितना स्वल्प है तत्त्वोन्मीलन में यह उतना ही महान है। 
इसमें ६ अंश ( अर्थात्‌ खंड ) तथा १२६ अध्याय हैं । इस प्रकार 
भागवत की अपेक्षा इसका परिमाण तृतीयांश है, परंतु रामानुज 
संत्रदाय में तो यह भागवत से कहीं अधिक महत्त्वशाली ओर 
प्रामाणिक माना जाता है। अवान्तर काल में विख्यात तथा 
विवेचित बेष्ण॒व सिद्धांतों का मूल्रूप हमें इस पुराण में उपलब्ध 
होता है। इसमें आध्यात्मिक विषयों का विवेचन बड़ी सरलता 
तथा सुगमता से किया गया है। पंचम अंश में श्री कृष्ण को 
लीलाओं का विशेष वन है, परंतु यह अंश श्रीमद्भागवत की 
अपेक्षा मात्रा तथा कवित्व में न्‍्यून है । 


भगवान्‌ विष्णु के दो रूप द्वोते हैं--सगुण रूप तथा निगुंण 
रूप । सृष्टि आदि व्यापारों के लिए तीनों गुणों की प्ररणा से 
जब भगवान्‌ ब्रह्मादिक त्रिविध रूपों को धारण करते हैं, तब यह 


१४४ भागवत संप्रदाय 


सग॒ुण रूप होता है परंतु उनका अग्ुण रूप भी महान्‌ होता है 
ओर उसी को 'परम-पद्‌” क्री संज्ञा दी जाती दै-- 
सृष्टि स्थित्यन्तकालेषु त्रिय्रेवं संप्रवर्तते | 
गुणप्रवृत्या परम पर्द तस्यागुणं महत्‌ ॥ 
““वि० पु० १।२२॥४१ 


परमात्मा का यह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्वसंवेद 
( स्वयं प्रकाश ) और अनुपम है ओर वह भी चार प्रकार का 
होता है--( क ) साधनावलंबन ज्ञान, (ख ) आलंबन विज्ञान, 
( ग ) अद्वेतमय ज्ञान ), (घ) ब्रह्म नामक" ज्ञान। भगवदू 
गीता ८ १५।॥१६ ) के समान बविष्णुपुराण भी भगवान्‌ का 
दो रूप मानता है-मूत तथा अमृर्त जो क्षर ओर अच्षररूप 
से समस्त प्राणियों में स्थित रहता है* । अक्षर तो ब्रह्म द्दी दे 
ओर चर है यह जगत्‌। भगवान्‌ की नाना शक्तियाँ हैं. जिनमें 
तीन मुख्य होती हैं । नाना-शक्तिमय विष्णु दी उस ब्रह्म 
के पर-स्वरूप हैं और मूतरूप हैं जिनका योगी-जन योग के 
झारंभ में चिंतन करते हें (8 यह समस्त जगत्‌ बिष्णु में ही 
ओोत-प्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, यह उन्हींमें स्थित है 
और वे ही समस्त जगत्‌ हैं-- 
ततन्न सवमिदं प्रोतमोतं॑ 'चेवाखिलं जगत । 
ततो जगत्‌ जगत तस्मिन्‌ स जगच्चाखिलं मुने ॥ 
( वि० पु० ११२२।६४ » 





१ द्रष्टव्य वि० पु० १ अंश, २२ अध्याय, ४४-११ श्लोक 
२ विष्णु प्राण १।२२।५५-४६ 
३ वहीं श्लोक ६१ 


पुराणों में विष्यु १४५ 


इसी पद्म का आशय है-- 
हरिरेव जगत्‌ जगदेव दरिः । 
दरितो जगतो नह्ठि भिन्नतनुः ॥ 


इस संसार में तथा इसके बाहर जितने मूते तथा अमृत 
वस्तु समूह हैं वे सब भगवान्‌ की ही मूर्ति हैं। यह भावना 
जिस हृदय में दृ हो जाती है वह्दी व्यक्ति राग-द्ष रूपी खंसार 
के रोगों से मुक्त हो जाता है-- 


अहं हरिः स्वंसिदं जनाद॑नो 
नान्यत्ततः कारण-काय-जातम्‌ । 
ईदडः मनो यस्य न तस्य भूयों 
भवोदूसवा इन्द्रददा भवन्ति ॥ क्‍ 
( वि० पु० १।२२।८७ ) 
षष्ठ अंश के पंचम अध्याय में भी अध्यात्म तत्वों का बड़ा 
ही विशद्‌ विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुशीलन से 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'परं धाम! नाम से विख्यात 
परत्रह्म की ही अपर संज्ञा भगवान” है ( ६।५।६८-६६ )। वही 
बासुदेव नाम से भी अभिद्दधित किया जाता है, कयोंकि-- 
सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि । 
भूतेषु च स स्वात्मा वासुदेवस्ततः स्घूतः | 
( वि० ६।४।॥८० ) 
उसकी प्राप्ति का उपाय है--स्वाध्याय तथा योग | स्वाध्याय 
है शास्त्रों का श्रवण तथा मचन । योग है निदिध्यासन। आत्म- 
ज्ञान के प्रयत्नभूत यम, नियम आदि की अपेक्षा रखनेवाली 
जो मन की विशिष्ट गति द्दोती दे उसका ब्रह्म के साथ संयोग 
होना द्वी योग कहलाता है-- 
१० 


। 


१४६ भागवत संप्रदाय 


आतव्मगप्रयत्न-सापेत्ञा विशिष्ठा या मनो गतिः। 
तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यमिधीयते ॥ 
( वि० ६।७।३१ ) 


इस योग के साथ भगवान के नाम का स्मरण तथा कीतेन 

भी मुक्ति में सहायक होता है। अतः विष्णापुराण की दृष्टि में 

योग तथा भक्ति का समुच्चय मुक्ति की साधना में मुख्य 

उपाय है-- 

अवशेनापि यन्नाम्नि कोर्तिते सवंपातकैः | 
पुमान्‌ विमुच्यते सद्यः सिंहन्रस्तैत्केरिव ॥ * 
यज्ञामकीतन॑ भकक्‍त्या विल्ञायनमनुत्तमस्‌ । 
मेत्रेयाशेषपापानां. धातूनामिव पावकः ॥ 

( वि० ६॥८।१६-२० ) 


(३) पद्मपुराण-यह पुराण वेष्णव संप्रदाय के ठयावह्वारिकरूप 
को सममने के लिए विशेष उपयोगी है । राम तथा कृष्ण के चरित्र 
का वर्णन विस्तार के साथ है, परंतु वेष्ण॒व तीर्थों तथा ब्र्तों का 
विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना इस पुराण की महतो विशेषता है। 
उदाहरणाथ, उत्तर खण्ड के अध्याय ३५ से लेकर ६४ अ० तक 
प्रतिमास की एकादशी की महिमा का वन आख्यान के साथ 
किया गया है। दास, बेष्णाब तथा भक्तों के स्वरूप का लक्षण 
ध्पन्यत्न दिया गया है ( अ० ८४ )। भिन्न भिन्न मासों के बेष्णव 
ब्रतों का बड़ा द्वी प्रामाणिक तथा रोचक त्रिवरण यहाँ किया 
गया है-यथा चेन्न शुक्त एकादशी को दोलोत्सब ( अ० ८५ ), 
दूसरे दिन द्वादशी को दमनक महददोत्खव ( अ० ८६ ), वेशाख 
आदि मासों में देवशयनी महोत्खव (आझ० ८७), श्रावण में 
पवित्रारोपण का विधान ( अ० ८प८ )। कार्तिक तथा माघ के 


पुराणों में विषएु | १४७ 


माहात्म्य के विधान के अनंतर ऊध्वबेपुएड़ धारण आदि वष्णव 
आचारों का विवरण है ( अ० २४३ )। बिष्णु के स्वरूप का 
निरूपण कर यह पुराण विष्णु के मान्य अवतारों का विस्तार से 
वर्सन करता है। इस प्रकार पद्मपुराण का अनुशीलन वष्णव 
धर्म के व्यावहारिक रूप, आचार, तीथ तथा ब्रत आदि की 
जानकारी के लिए विशेष आवश्यक है! | 


२--भागवत 


श्रीमद्भागवत की प्रशंसा करना नितान्त कठिन है। संस्कृत 
साहित्य के एक अनुपम रत्न हाने के अ्त्तिरिक्त भक्तिल्‍शास्त्र का 
यह सबंत्व है | यह निगम-कल्पतरु का स्वयं गलित-फल्ल है जिसे 
शुकदेव जी ने अपनी मधुर वाणी से संयुक्त कर अम्रतमय 
बना डाज्ञा है" । व्यास जी को पौराणिक रचनाओं में इसे 
सवश्रष्ठ कहना पुनरुक्तिमात्र है । इसकी भाषा इतनी लक्षित है 
भाव इतने कोमल तथा कमनीय हैं कि ज्ञान तथा कम-कांड की 
सनन्‍तत सेवा से ऊसर मानस में भी यह भक्ति की अम्ृतमय 
सरिता बहाने में समर्थ होता है। मेरी दृष्टि में वेष्णव-धर्म के 
अवांतर-काज्नीन समग्र संप्रदाय भ्रागवत के ही अनुम्ह के 
विज्ञास हैं, विशेषतः वल्लभ संप्रदाय तथा चेतन्य संप्रदाय जो 
उपनिषद्‌, भगवदूगीता तथा ब्रह्म सूत्र जेसे प्रस्थानत्रयी के साथ साथ 


१ इसका प्रकाशन पस्तकाकार ४ ज़िल्दों में आनंदाश्रम ग्र थमाल्ा, 
पूना से हुआ है । 
२ निगमकल्पतरोगल्ितं फल शुकम्रुखादमृतद्रव-संयुतम्‌ | 
पिबत भागवतं रसमात्यं मुद्दुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥ 
>-मागवत १॥१॥२ 


श्ड्प्द ु भागवत संप्रदाय 


भागवत को भी अपना उपज्ञीव्य मानते हैं | वल्लभाचाय भागवत 
को महर्षि व्यासदेव की समाधि भाषा? मानते हें।१। जिन 
परम तर्तों को अनुभूति व्यासदेव को समाधिदशा में हुई थी 
उन्हीं का विशद्‌ प्रतिपादन भागवत में किया गया है। वल्लभ्ष 
तथा चेतन्य के संप्रदायोंको अधिक सरस, रतरिनग्ध तथा हृदया- 
बजक होने का यही रहस्य है कि उनका मुख्य उपज्ीव्य प्रंथ यही 
है--श्रीमद्भागवत । भागवत की भाषा इतनी लक्नित है, 
इतनी सरस है कि वह पाठकों और श्रोताओं के हृदय को 
बलातू आकृष्ट कर आनंद-सागर में डुबा देती है। उसमें सरस 
गेय गीतियों की प्रधानता है, परंतु भागवत की स्तुतियाँ इतनी 
आध्यात्मिकता से परिप्लुत हैं कि उनको बोधगम्य करना विशेष 
शास्त्र ममज्ञों की ह्वी क्षमता की बात है। इसीलिए पंडितों में 
प्रचलित कहावत है--विद्यावतां भागवते परीक्षा । 


भागवत की अंतरंग, परीक्षा से पूव उसकी बहिरंग परीक्षा 
करना इस इतिहास-प्रधान युग में नि्तांत आवश्यक है। भागवत 
के विषय में संदेह किया जाता है कि श्रीमद्भागवत पुराणों के 
अंतर्गत है अथवा उपपुराणों के ? कुछ लोग देवी भागवत को 
यह गौरव प्रदान करना चाहते हें, परंतु उपलब्ध प्रमाणों के 
अनुशीलन से श्रीमदूभागवत की ही महापुराणता सिद्ध होती 
है। अनेक ग्रंथों में पुराणों के रूप तथा विषयों का वणन विस्तार 
से हमें मिलता है । मत्स्यपुराण के अनुसार उसी पुराण का नाम 
भागवत है जिसमें गायत्री के द्वारा धम का विस्तार तथा बृत्रासुर 


डी 
१ वेदाः भीकृष्ण वाक्यानि व्यास-सूत्राणि चेव हि। 
समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तत्‌ चतुष्टयम्‌ | ७६ 
च, रे 
“-शुद्धादेतमातण्ड, पृ० ४६ 


पुराणों में विष्णु १४९ 


का वध वशित है' । स्कनद पुराण की सम्मति में भागवत १२ 
स्कंध, १८ सहख्र, हयग्रीव चरित, ब्रह्म विद्या तथा वृत्रवधसे मंडित 
है तथा गायत्री के द्वारा आरब्च है* | गरुड़पुराण भागवत को 
अद्यसृत्र तथा महाभारत के तात्यय का निर्णायक तथा गायत्री 
का भाष्यरूप बतलाता है तथा उसका परिमांण १२ स्कंध तथा 
१८ सहख्र श्लोक मानता है ।? थे समग्र लक्षण वर्तमान श्रीमद्‌- 
भागवत में उपल्ब्ध होते हैं। बृत्रासुर की कथा भागवत के 
पष्ठ॒त्कंघ में १० वें अध्याय से लेकर १५ वे अध्याय तक व्शित 
है| वृत्रवध के साहचय से हय्रीब-ब्रह्मविद्या भी नारायण वर्म” 
का ही अपर नाम है जो भागवत के घ्ष्ठ स्कंध के आठवें अध्याय 
में निबद्ध है। नारायण-वम ब्रह्मविद्या के नाम से प्रसिद्ध है 
( भाग० $।६।५२ ) द 





१ यत्राधिकृत्य गायत्रीं वस्यते घम-विस्तरः। 
बत्रासुर-बधोपेत॑ तदू_ भागवतमिष्यते ॥ 
“-मत्स्यपुराण 
२ ग्रन्थोडष्यदशसाइलो द्वादशस्कन्धसम्मितः | 
... हयग्रीव--बक्षविद्या. व बवृत्रवधस्तथा | 
ग़ायत््या च समारम्मत्तद्‌ वे भागवतं बिंदु; ॥। --स्कन्दपुराण 


रे अर्थो्यं ब्रह्मसूत्राणां भारताथ-बिनिर्णय: । 
गायत्री-भाष्यरूपोडसी वेदाथपरिबरंहितः । 
द्वादशस्कन्ध-संयुक्त: शतविच्छेद-संयुतः | 
ग्रन्थों उशदशसाइलः श्रीमद्‌ भागवतामिधः ॥ 
“गरुडपुराण 


१५० भागवत संप्रदाय 


भागवत का प्रथम पद्म नितांत गंभीर अध्यात्मतत्व का 
परिचायक हे-- 
जन्माधस्य यतोउन्वयादितरताश्चार्थष्वभिज्ञ:. स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्म हदा य आदिकवये सुद्यन्ति यत्‌ सूरयः। 
तेजोबारिमदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोउ्स्टषा 
_ धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक॑ सत्य पर॑ धीमहि ॥ 


यह गंभीर पद्म गायत्री का भाष्य है क्‍योंकि गायज्री मंत्र में 
जो परमतत्त्व २७ अक्षरों में वर्णित है उसीका विस्तार इस लंबे 
पद्ममें किया गया है। शब्दका साम्य भी अवधारणीय है | सवितुः 
- जन्माद्यस्य यत:, देवस्यन्रैवराट्‌ । वरेण्यं भगः  धाम्ना स्वेन 
सदा निरस्तकुहकं, धियों यो नः>तेने ब्रह्म हृदा। गायत्री मंत्र 
का घीमहि! पद इस पद्म के तथा भागवत के अंतिम पद्म 
(१२।१३।१६) के अंत में दोनों स्थानों पर उपलब्ध द्दोता है जिससे . 
भागवत को गायत्री से संपुटित मानना सवथा उचित द्ै । 
प्मपुराण के भागवत-माहात्म्य ( उत्तर खण्ड, अध्याय 
१८६-१६४ ) के अनुशीलन से भागवत की द्वी महापुराणता 
सिद्ध होती है। पद्मपुराण का कथन है कि भागवत की कथा 
होने के अवसर पर वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, संहिता तथा सन्नह 
पुराण उपस्थित हुए-- 
वेदान्तानि च वेदाश्व मन्त्रास्तन्त्राणि संहिताः । 
दशसप्त पुराणानि सहस्राणि तदाउडययुः ॥ 


इस पद्म से स्पष्ट है कि भागवत ही अंतिम अठारहवाँ पुराण 
है। यदि ऐसी स्थिति नहीं होती, तो केवल १७ पुराणों की 
उपस्थिति का रहस्य क्या है ? 'देवी भागवत? का नामकरण भी 
श्रीमदूभागवत के गौरव तथा मद्दापुराणता की सिद्धि का पर्याप्त 


पुराणों में विष्णु १५१ 


प्रमाण दै। प्रसिद्ध भागवत नामक पुराण से इस पुराण 
के पाथक्य तथा वेशिष्ख्य सिद्ध करने के लिए ही इस के 
आदि में “देवी” शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः वेष्णव 
घम के सर्वेस्वभू / श्रीमदूभागवत को ही अष्टादश पुराणों के 
अंतर्गत मानना सबंथा उचित प्रतीत होता है। पद्मपुराण का 
यह पद्म भागवत के स्वरूप तथा गौरव का स्पष्ट निर्देशक है-- 
श्रीमत्‌ भागवताभिधः सुरतरुस्ताराइ्ुरः सज्ननिः 
स्कन्घैद्वांद्शभिस्ततः अविल्लसद्भक्त्यालवालोदयः । 
द्वान्निंशत-त्रिशत च यस्य विज्लसच्छाखाः सहस्राण्यल्लं 
पर्णान्यष्ट-द्शेष्टदोअतिसुलभो वर्वर्ति सर्वोपरि |। 


हर -“प्म, उत्तरखण्ड १६४।|७२ 
. ३--रचनाकाल 


भागवत के रचनाकाल के विषय में भी विद्वानों में आज 
भी अनेक भ्रांत धारणाय फेल्ली हैं । पुराणों के नेसर्गिक महत्त्व 
से अपरिचित महर्षि दयानंद ने जबसे भागवत को बोपदेबव की 
रचना लिख मारा, तब से साधारणजनों को कोन कहे ? इतिहास 
के मसज्ञ कहलाने का दावा रखनेवाल्े विद्वानों ने भी इस मत 
को अश्रांत सत्य मान लिया है। परंतु इस विषय का अनुसंधान 
हमें इस निष्कष पर पहुँचाता है कि भागवत बोपदेव की ( १३ वें 
शत्तक की ) रचना न होकर उससे लगभग हज़ार वष पहिले 
निर्मित हो चुका था | बोपदेव ने तो भागवत के विपुल्ल प्रचार 
की दृष्टि से तीन अंथों का निर्माण इसी विषय पर किया | उनके 
भागवत-विषयक ग्र थ तीन हैं-- 


(१ ) दरिल्लीलाम्त या भागवतानुक्रमणी जिसमें मागवत 
के समग्र अध्यायों की विशिष्ट सूची दी गई है। 





श्पर भागवत संप्रदाय 


(२ ) मुक्‍्ताफल--यह भागत्रत के झलोकों के नवरस्र की 
दृष्टि से वर्गीकरण का एक श्लाघनीय प्रयास है जिसमें इस पुराण 
के कमनीय पद्य श्वृंगारादि रसों के अंतगत चुनकर एकत्र किये 
गये हैं। ये दोनों प्रथ तो प्रकाशित हैं), परंतु इनका तीसरा 
एतद्विषयक ग्रथ परमहंसप्रिया अभीतक अप्रकाशित ही है। 
क्या ग्रथकार अपने ही ग्रंथ के श्ल्लाकों के संग्रह प्रम्तुत करने का 
कभी प्रयास करता है ? यह काय तो अबांतरकालीन गुणपम्राही 
लेखकों का प्रयत्न होता है। अन्य प्रमाणां पर दृष्टिपात 
की जिए--- 


(क ) हेमाद्रि ने जो याद्वनरेश महादेव ( १२६०-७१ ६० ) 
तथा रामचंद्र ( १२७१-१३०६ ई० ) के घर्मामात्य तथा बोपदेव 
के आश्रयदाता थे अपने “'चतुबग चिन्तामणि! तथा *दानखंड' 
में भागवत के श्लोकों को प्रमाण में उद्घृत किया है। क्‍या कोई 
भी ग्रथकार धम के विषय में अपने किसी समकालीन लेखक 
के प्रथ का आदर तथा आग्रह से निदेश करता है ? 


(ख ) इतमत के आदरणीय आचाय आरनंदतीर्थ ( मध्वा- 
चाये ) ने जिनका जन्म ११६६ ई० में होना माना जाता है 
अपने भक्तों की भक्तिभावना की पुष्टि के निमित्त भीमद्भागवत 
के गूढ अभिप्राय को अभिव्यक्त किया है अपने 'भागवत तात्पय 
निरणंय! नामक ग्रथ में । वे भागवत को पंचमवेद मानते हैं। 


( ग ) रामानुजाचाय ( जन्मकाल १०१७ ६०) ने अपने 
'ेदान्ततत्त्वसार! ग्रथ में भागवत की वेदस्तुति ( दशमस्कंष, 





"न पलक मल ज+मन०3क + अ-नक- 





पक कक 7 प+क कै टटभर >ल लत ६५४६५4०. 


१ दरिलीलामृत चौखंभा सं० सी० काशी से प्रकाशित । मुक्ताफल्न 
टीका के साथ कल्षकत्ता शरियण्टल्ञ सीरीज में प्रकाशित है । 


पुराणों में विष्णु द १५३ 


अध्याय ८७ ) से तथा एकादश स्कंध से कतिपय श्लोकों को 
जउद्घृत किया है जिससे भागवत का ११ शतक से प्रचीन होना 
नितांत सिद्ध है। 

(घ ) काशी के प्रसिद्ध सरस्वतीभवन पुस्तकालय में बंगाक्षरों 
में लिखी भागवत की एक विशिष्ट प्रति है जिसकी लिपि का 
काल दशम शतक के आसपास निर्विवाद सिद्ध किया गया है । 


( ढ ) शट्डूराचाथ के (बोध सुधाकर” के अनेक पद्म भागवत 
की छाया पर निबद्ध किये गये हैं, परंतु इन सबसे प्राचीन निर्देश 
मित्षता दवै इमें शद्भराचायं के दादा-गुरु अद्वत के महनीय 
आचाय गौड़पाद के ग्रथों में । गौड़पाद ने अपनी “पंचीकरण 
व्याख्या? में 'जगृहे पौरुष रूपम! श्लोक उल्लिखित किया है जा 
भागवत के प्रथम स्कन्ध के तृतीय अध्याय का प्रथम श्लोक है । 
उत्तर गीता की टीका में तो उन्होंने भागवत का निर्देश करके 

उसके निम्नलिखित प्रसिद्ध पद्म को उद्घृत किया है-- 


तदुक्तं भागवते--- 


श्रेयः खतिं भक्तिमुदस्य ते विभो 
कझ्लिश्यन्ति ये केवल-बोध-लब्धंये । 
तेषामसी क्लेशल एवं शिष्यते 
नान्‍्यद्‌ यथा स्थूलतुषावधातिनाम्‌ ॥ 
“-( भाग० १०।१४।४ ) 


आराचाय शंकर का आविर्भावकाल सप्तम शतक में माना 
जाता है | उनके दादागुरु का समय पषष्ठ शत॒क के उत्तराद्ध में 
मानना सवधा उचित होगा। अतः भागवत षष्ठ शतक से 
अवीचीन कथमपि नहीं दवा सकता ! 


श्प्ड द भागवत संप्रदाय 


इस प्रकार गोडपाद के समय में प्रामाण्य के लिए उद्धृत 
होने से क्या किसी को अ्रब भी संदेह रह सकता है कि भागवत 
की रचना १३ शतक के ग्रंथकार बोपदेव के हाथों की रचना नहीं 
है। इस आ्रांत धारणा को अपने हृदय से सबंदा के लिए उन्मूलित 
कर देना चाहिए | भागवत कम से कम दो दजार वध पुराना 
है । पदाड़पुर ( राजशाही जिला, बंगाल ) की खुदाई में मित्नी 
हुई राधाकृष्ण की मूर्ति ( जिसका समय पंचम शतक है ) 
भागवत की प्राचीनता सिद्ध कर रही है । 


मायवत का रूप 


श्रीमतभागवत का वतमान रूप दी प्राचीन है | उसमें क्षेपक 
की कल्पना नितांत निराधार है। इसमें १२ खंड या १२ रकंध 
हैं तथा श्लोकों की संख्या १८ हजार है। इसमें किसी भी 
आलोचक को त्रिप्रतिपत्ति नहीं हो सकती, परंतु अध्यायों के 
विषय में संदेह का अवसर है | अध्यायों की संख्या के विषय में 
पद्मपुराण का वचन है--दत्रिशत्‌-त्रिशतं च यस्य बविलस- 
च्छाखाः' | चित्सुब्नाचाय के अनुसार भी भागवत के अ्ध्यायों 
को संख्या ३३२ ही दै ( द्वात्रिशत्‌ त्रिशतं पूर्णमध्यायाः ), परंतु 
वर्तमान भागवत के अध्यायों की संरुया है--३३५। अत: किसी 
किसी टीकाकार ने दशम स्कंघ के तीन अ्रध्यायों--१२, १३ 
तथा १४ अध्याय--को क्रज्षिप्त माना है, परंतु श्रीजीव गोरवामी 
ने इस प्रश्न की विस्तृत मीमांसा कर अध्यायों की संख्या ३३५ ही 
मानी है तथा पूर्वोक्त द्वात्रिंशतूत्रिशत! पद में 'द्वात्रिशत्‌ च 
त्रयश्च शतानि च? इस प्रकार का विग्रह मानकर अपने मत का 
समथन किया हे । 


रममबन्‍न्‍» ध् जन 


पुराणों में विष्णु १४५. 
भागवत की टीकायें 


टीकासंपत्ति की दृष्टि से भी भागवत पुराण साहित्य में 
अग्रगएय है । भागवत इतना सारगर्भित तथा प्रमेय-बहुल है कि 
व्याख्याओं के प्रसाद से ही उसके गंभीर अथ में मनुष्य प्रवेश 
पा सकता है। 'विद्यावतां भागवते परीक्षा) कोई निराधार 
आभाणक नहीं है। समस्त वेद का सारभूत, त्रह्म तथा आत्मा 
की एकता-रूप अद्वितीय वस्तु इसका प्रतिपाद्य है और यह उसी 
में प्रतिष्ठित है । कैबल्य-मुक्ति-ही इसमें निर्माण का एकमात्र 
प्रयोजन है। इसी के गंभीर अथ को सुबोध बनाने के निमित्त 
अत्यंत प्राचीन कात्न से इससे ऊपर टीकाभ्रंथों की रचना होती 
चत्ती आ रही है । इनमें से मुख्य टीकाओं का ही विवरण यहाँ 
प्रस्तुत किया जा रहा है। विभिन्न वष्णव संप्रदाय के आचार्यों 
ने अपने मत के अनुकूल इस पर प्रामाणिक टीकाएँ लिखी हैं 
ओर अपने सत का भागवत-मूलक दिखलाने का उद्योग 
किया है। 


( / ) शआीधर खामी-भावाथदीपिका | 


श्रीधररवामी की टीका उपलब्ध टीकाओं में सवश्रेष्ठ तथा 
सवंप्राचीन प्रतीत हीती है । इनका समय ११ वीं शताब्दी माना 
जाता है| टीका के मंगल श्लोक से जान पड़ता है कि ये नृसिंह 
भगवान्‌ के उपासक थे। इनकी टीका के विषय में यह 
प्रसिद्ध है-- 


व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा | 
अश्रीघटः सकल चवेत्ति श्रीनूसिंह-प्रसादतः | 


१५६ भागवत संप्रदाय 


भागवत का मम व्यास जी तथा उनके पुत्र शुकदेव जी 
जानते हैं । राजा परीक्षित के ज्ञान में संदेह है कि वे जानते हैं 
'कि नहीं | परंतु ऐसे गंभीर अर्थ को भी श्रीधर स्वामी भगवान्‌ 
'नूसिह की कृपा से भत्नी भाँति जानते हैं। चैतन्य को श्रीधर 
टीका सें इतनी आ्रास्था थी कि वे कहा करते थे कि ज़िस प्रकार 
स्वामी को प्रतिकूल्ा भारया पतित्रता नहीं हो सकती, उसी प्रकार 
स्वामी का प्रतिकूल व्यक्ति भागवत का मम समझ ही नहीं 
सकता । श्रीधरी शंकराचाय के अद्वेतानुयायिनी है, परंतु भिन्न 
मत होने पर भी चेतन्य संप्रदाय का आदर इसके महत्त्व तथा 
आ्रामाण्य का पर्याप्त परिचायक है। इसीलिए यहद्द टीका सर्वपिज्षा 
अधिक लोकप्रिय है। इस टीका की उत्कृष्ठता के विषय में 
नाभादास जी ने अपने भक्तमाल में एक प्राचीन आख्यान का 
निदृश किया है | श्रीधर के गुर का नाम परमानंद था जिनकी 
आज्ञा से काशी में रह कर ह्वी इन्हों ने भागवत की टीका 
लिखी । टीका को परीक्षा के निमित्त यह ग्रंथ बिंदुमाधव 
जी की मूति के सामने रख दिया गया। एक भ्रहर के बाद पट 
खोलने पर लोगों ने आश्चयभरे लोचनों से देखा कि माधव जी 
ने इस व्याख्या-ग्रंथ का अन्य ग्रंथों क्रे ऊपर रखकर उत्कृष्टता- 
सूचक अपनी मुहर लगा दी थी | तब से इसकी ख्याति समस्त 
भारतवष में हो गई । नाभादास जी के शब्दों में-- 


तीन काण्ड एकतव्व सानि कोड अज्ञ बखानत | 
कमठ ज्ञानी एँचि अथ को अनरथ बानत | 
'परमहंससंहिता' बिदित टीका विसतारयो। 
षट्‌ शाखनि अविरुद्ध वेद-सम्मतद्विं विचारयों । 


पुराणों में विष्णु १५७ 


'परमानंद? प्रसाद तें माधौ सुकर सुधार दियो । 
श्रीधर श्री भागौत में परम धरम निरने कियो ॥ 
( छुप्पप ४४० ) 


श्रीधर ने इस गंथ में वेदांत के प्रसिद्ध आचाये चित्‌सुखा- 
चाय को टीका का निर्देश किया हैे। राधारमण॒दास गोस्वामी ने 
दीपनी नामक व्याख्या श्रीधर पर लिख कर उसे सुबोध बनाया है ।. 
विशिष्टद्वेत टीकार्ये -- 
(२ ) सुदर्शन सूरि-शुकपन्षाया 
श्रीरामानुज़ के श्रीभाष्य पर "“श्रतप्रकाशिका? के रचयिता 
सुदशन सूरि विशिष्टाद्ेत मत के विशिष्ट आचाय हैं। इनका 
समय १४ श० ईरस्‍्वी था। सुनते हैं कि दिल्‍ली के बादशाह 
अलाउद्दीन के सेनापति ने जब १३६७ ई० में श्रीरंगमू पर 
आक्रमण किया था, तब उस युद्ध में ये मारे गये थे । इनकी टीका 
परिमाण में स्वल्प होने पर भी भावप्रकाशन में गंभीर है। 
( हे ) वीररापव-भागयक्‍त चंद्रिका 
वीरराघव की यह टीका पू्ं टीका की अ्रपेज्षा अधिक 
विस्तृत है | ये सुद्शन सूरि के ही अनुयायी हैं। समय १४ 
शतक माना जाता है। रामानुज के मतानुसार भागवत के 
रहस्यों की ज्ञानकारी के ' लिए यह टीका अनुपम है। ये 
वत्सगोत्री श्रीशै्गुरु के पुत्र थे, इसका उल्लेख इन्होंने स्वयं 


किया है। ह 
द्रतमत टोका 


(४ ) विजयध्वज-पद्रत्नावली क्‍ 
द्वेत मत के प्रतिष्ठापक श्रीमध्वाचाय ने भागवत के रहस्यों 
हा प्‌ ९ः 4 
के उद्घाटनाथ , भागवत तात्पय निर्णय” नामक ग्रंथ लिखा था, 


श्ण्द भागवत संप्रदाय 





अरंतु यद्द वस्तुतः व्याख्या नहीं है। इस मत के अनुकूल प्रसिद्ध 
टीकाकार हैं विजयध्वज जिन्होंने अपनी 'पदरल्रात्रली' मे 
भागवत की द्वेतपरक व्याख्या लिखी है। अपनी टीका के 
आरंभ में इन्हों ने आनंदतीथ ( मध्वाचाय ) तथा विजयती्थ 
के ग्रंथ के आधार पर अपने टोकानिर्माणकी बात लिखी है । 
आनंद तीर्थ का ता पूर्वोक्त ग्रंथ प्रसिद्ध दही है, परंतु विजयत॑.र्थ 
'के भागवत-विषयक ग्रंथ का पता नहीं चलता। पदरत्नावली 
सुबोध तथा प्रामाणिक है। 


वल्लममत टीका 
(५ ) वल्लमाचाय-सुबवोधिनी 

आ्राचाय वल्लभ ने शुद्धादेत मत के अनुसार अपनी 
प्रसिद्ध टीका सुबोधिनी लिखी है | यह समग्र भागवत के ऊपर 
उपलब्ध नहीं होती | आरंभ के कतिपय स्कंघों के अतिरिक्त यह 
संपूर्ण दशम सकंघ के ऊपर है। सुबोधिनी बड़ी ही गंभीर तथा 
विवेचनात्मक व्याझ्या है। वल्लभाचाय ने भागवत के स्कंधों 
का नई दृष्टि से बिभाग कर उसमें नये अर्थ दूं ढ॒ निकाला है। 
वे कद्दते हैं कि भगवात्‌ विष्णु* के स्पष्ट आदेश पाकर ही उन्होंने 
इस टीका का निर्माण किया है। इनके संप्रदाय में गिरिघर 
महाराज ने भी भागवत पर टीका लिखी है जिसमें स्कंधों के 
ही विषय का नहीं, श्रत्युत उनके अध्यायों के विषय का भी बड़ा 
ही सूक्ष्म विभाजन प्रस्तुत किया गया है। भागवत के आध्या- 





हिजजक पक 3920००+ ०-5, 


१ आनन्दतीय-विजयतीर्थों प्रणम्य मस्करि-वर-वन्यौ । 
तयोः कृति स्फुट्मुपजीव्य प्रवच्मि भागवर्त पुराणम्‌॥। 
“टीका का आरंभ 





पुराणों में विष्णु १५६ 


त्मिक अर्थ समभने में इससे बड़ी सहायता मिलती है। अन्य 
टीकाये भी छोटी मोटी यहाँ उपलब्ध होती हैं । 
निम्बा्क मत टीका 
( ६ ) शुकदेवाचाय-पिद्धांत प्रदीप 

आचाय निंबाक की लिखी भागवत की कोई व्याख्या 
नहीं मिलती । उनके मतानुयायी शुकदेवाचाय ने भागवत की 
यह नई टीका लिखकर अपने छिद्धांतों का प्रकाशन किया है । 
टीका के आरंभ में इन्होंने अपने प्राचीन आचाय श्रीहंस 
भगवान्‌, सनत्कुमार, देवर्षि नारद तथा निंबाकोंचाय को 
नमरकार किया है | यह टीका तो पूरी भागवत पर है, परंतु 
इस मत के अन्य आचार्यों ने दशम स्कंध के रासलीजा आदि 
प्रसंगों की बड़ी ही सरस व्याख्या प्रस्तुत की है । 

, चैतन्य संप्रदाय-- 
( ७ ) सनातन योस्वाया-बहुद वेष्णव तोषिय[ 

श्रीचेतन्य श्रीधर रवामी की टीका को अपने मत के ज्िए 
भी प्रामाणिक मानते थे, परंतु उनके अनुयायी गोस्वामियों ने 
भागवत पर अनेक माननीय टीकाश्रों का निर्माण किया है 
जिनमें सनातन गोस्वामी की यह टीका प्राचीनतर तथा अधिक 
प्रामाणिक मानी जाती हे | यह केवल दशम सकंघ पर ही है । 

(८ ) जीव योस्वार्मी-क्रमसंदर्भ 

जीव गोस्वामी की यह टीका समस्त भागवत के ऊपर है। 

व्याख्यान की दृष्टि से बड़ी ही प्रामाणिक तथा तलस्पर्शिनी है । 


जीव गोरवामी भागवत के अनुपम मार्मिक विद्वान थे ओर 
इस पुराण के गूढ़ अथ की श्रभिव्यक्ति के लिए उन्होंने षट्‌ संदर्भ 


१६ ० भागवत संप्रदाय 


नामक ६ संदर्भा की प्रथक्‌ रचना की है। यह क्रमसंदर्भ एक 
प्रकार उन्तका सप्तम संदभ दे | अपने पितृष्य रूप ओर सनातन 
की आज्ञा से निर्मित होने के कारण ये इस ग्रंथ को 'रूपसनातना- 
नुशासन भारती गभ” कह्दा है । 
(६ ) #्श्वििनाथ चक्रवर्ती-सारार्थदर्शिनी 

विश्वनाथ चक्रवर्ती चेतन्य संप्रदाय के मान्य आचाय थे। 
उन्होंने ही भागवत की यह सुबोध टीका निबद्ध की है जोः 
श्रीधर स्वामी, प्रभुचेतन्य तथा उनके गुरु के व्याख्यानों का सार 
संकलन करने के कारण 'साराथ दर्शिनी” नाम से विख्यात है | 
यह टीका है तो लध्वत्षर परंतु खछोकों के मम॑ सममभने में नितांत 
कतकाय है। 

इन टीकाकारों के अतिरिक्त भागवत को अन्य मान्य व्या- 
ख्याताओं ने भी अपने व्याख्यान-प्रंथों से सज्जित किया है। जीव 
गोस्वामी ने अपने “तक्त्व-संदभ” ( प्रष्ठ ६५ ) में हनुमद्भाष्य 
वासनाभाष्य, संबंधोक्ति, विद्वत्कामघेलु, तस्‍्वदीपिका, भावार्थ 
दीपिका, परमहंसप्रिया तथा शुकहृदय नामक व्याख्याग्रथों का 
स्पष्ट निदेश किया है जिनमें भावार्थद्वीपिका के श्रतिरिक्त अन्य 
ग्रंथ अप्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त श्री गंगासद्वाय विद्यावाचस्पति 
की अन्वितार्थ प्रकाशिका? , बंशीघरी?, 'चूरिंछा? , आदि दूसरी 
टीकाएं भी उपलब्ध हैं । 


का ३३/ २, ॥उपम४का “सतत तएउभा कम4क/४० 0४१२४ 


१ क्रमसंदम की पृष्पिका इस प्रकार है--श्रीरूपसनातना नुशासन 
भारती गर्भ सप्तसन्दर्भात्मक श्रीमागवत-सन्दर्भ प्रथमस्कन्धस्य 
क्रमसन्दर्म: समाप्त: | 

२ भीघषरस्वामिनां श्रीमत्‌प्रभूणा श्रोगुखाद गुरोः । 


व्याख्यासु सारग्रहणात्‌ इयं साराथदशिनी । 
“-टीका की पुष्पिका | 


पुराणों में विष्णु ६१ 


श्रीह्ररि-हरिसक्ति रसायन 


श्रीहरि एक महनोय कवि तथा भक्त हो गये। ये गोदावरी- 
तट निवासी सदाचारी काश्यपगोन्री ब्राह्मण थे। इस टीका 
का रचना काल है १७५६ शक । यह दशम रकंध के पूर्बा्ध पर 
ही है और है रबयं पद्यात्मक टीका। कुल ४६ अध्याय हैं और 
विविध छुंदों में लगभग ५ हजार श्लोक हैं । श्रीहरि का कहना 
है कि भगवान्‌ का प्रसाद ग्रहण कर ही वे इस ग्रंथ की रचना 
में प्रवृत्त हुए । यह साज्षात्‌ टीका न होकर प्रभावशाली मौलिक. 
ग्रंथ है जिनमें भागवती लीला का कोमज्ञ पदावल्ञी में लत्ित 
विन्यास है । इनकी प्रतिभा के प्रकाशक ये पद्म पर्याप्र* होंगेः-- 


अगाधे जल्लेअस्याः कर्थ वाम्बुकेलि: ममाग्रे विधेयेति शह्लां प्रमाध्स [ 
कचिजानुदप्ना क्चिन्नाभिदन्ना कचित्‌ कण्ठदन्ना च सा कि तदासींव ॥ 


वालकृष्ण भक्तों के चरणरज़ को मुख में डालकर भक्त- 
वत्सलता प्रकट कर रहे हैं-- 


मय्येव सर्वार्पित-भावना ये 

मान्‍्या हि ते मे त्विति किन्‍्नु वाच्यम्‌ । 
मुख्य तदीयाडिपपरजो 5पि मे स्था- 

दिव्यच्युतो उचात्‌ स्फुटमात्तरेणुः ॥ 





१ पूर्वोक्त टीकाश्रों में बृहद्‌ वेष्णव तोषिणी को छोड़ कर श्रन्य आठ 
टीकाश्रों का एकत्र प्रकाशन श्रीनित्यस्वरूप ब््मचारी ने दूंदावन से सं० 
१६५८ में किया था। भागवत का यह सुंदर संस्करण अब नितांत दुलेभ 
है। इरिभक्ति-रसायन काशी से कभी निकत्ला या। आज यह भी दुल्ल॑भ 
है | अन्य टीकाये व्यंकटेश्वर प्रेस में छपी हैँ और प्राप्य हैं। 

११ 


१६२ भागवत संप्रदाय 
0०--भागवत का साध्य-तत्त 


भागवत पुराण के दाशंनिक तत्त्वों का विवेचन प्राचीन 
आचायों ने बड़ी सृक्ष्म गवेषणा के साथ किया है । भागवत के 
अनुशीलन से उसके अभिसत सिद्धांत का परिचय भल्नी भाँति 
किया जा सकता है। श्रागवत का अध्यात्म-पक्ष है पूर्ण अद्वेत 
तथा व्यवद्दार पक्त है विशुद्ध भक्ति। भागवत की यददी विशेषता 
है कि वह अद्वेत ज्ञान के साथ भक्ति का सामझ़स्य उपस्थित 
करता है । 


श्री भगवान्‌ ने अपने तत्त्व का विवेचन ब्रह्मा जी से इस 
अकार किया है:ः-- 


अइहमेवासमेवाउप्र नान्‍्यद्‌ू यत्‌ सदसत्‌ परम । 
पश्चादह॑ यदेतनञ्च योज्वशिष्त सो अस्म्यहम्‌ ॥ 
भागवत २॥६॥२३२२ 


इसका आशय है कि सृष्टि के पूर्व केवल में ही था--दूसरी 
कोई वस्तु नहीं थी | तब में केवल था, कोई क्रिया न थी। उस 
समय सत्‌ अथवा कार्यात्मक स्थुल भाव न था, असत्‌ अथवा 
कारणात्मक सूक्ष्म भाव न था| यहाँ तक कि दोनों का कारण- 
रूप प्रधान भी अंतमुंख होऋर मुझमें द्वी जीन था। रृष्टि के परे 
ही हूँ अथोत्‌ यह प्रपंच, यह विश्व में द्वी हूँ । सबके लीन हो जाने 
पर में ही एकमात्र अवशिष्ट रह जाऊँगा। इस पद्म से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि भागवत की दृष्टि में निगुण, सगुण, जीव ओर जगत 
सब कुछ त्रद्ा ही है। ब्रद्य स्वयं स्वरूपतः निगुंण हैं। माया के 
योग से वही सगुण दे। अविद्या के फारण प्रतिबिंबरूप में जीव 
है। और विवतंरूप में वदह्दी जगत्‌ है । 


प्राणों में विष श्ष्३े 


चेतन्य ही त्रह्म या भगवान्‌ का रूप है, परंतु जब वह सर्त्व- 
गुण रूपी उपाधि के द्वारा अवच्छिन्न नहीं होता तब वह अब्यक्त 
ओर निराकार भाव में वतंमान रहता है। इसी को 'निगुंण ब्रह्म! 
कहते हैं । जब यह सत्त्व से अवच्छिन्न होता है तब वह साकार 
या सगुण रूप में व्यक्त होता हे | बस्तुतः साकार और निराकार 
एक ही वस्तु हैं । चिदू-वस्तु त्वरूपतः अव्यक्त है परंतु प्रकृति के 
सत्तव गुण के संबंध से यह व्यक्त होती है परंतु व्यक्त होकर भी 
वह एक द्वी रहती है । अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप में आने पर 
ब्रह्म अनेक रूपों में अपने को व्यक्त करता है | इसका कारण है 
सत्तवगुण में तारतम्य | सत्त्व दो प्रकार का होता है--विशुद्ध 
ओर मिश्र । मिश्र सक्तव भी एक गुण के मिश्रण अथवा दो गुणों 
के मिश्रण के कारण दो प्रकार का होता है--एक गुण के मिश्रय 
में भी मिश्रसत््व रजोमिश्र तथा तमोमिश्र के भेद से दो प्रकार 
का होता है। इस प्रकार सक्त्व गुण के तारतम्य से भगवान्‌ का 
साकार रूप चार प्रकार का होता है-- 


( १ ) तुल्यबल रजोगुण ओर तमोगुण से मिश्रित खत्त्व से 
अवच्छिज्न चेतन्‍्य । इसी रूप का नाम है पुरुष । 


(२) शुद्ध सत्त्वावच्छिन्न चेतन्‍्य--इसी को विष्णु कहते हैं । 
(३ ) रजोमिश्र सत्त्वावलिन्न चेतनन्‍्य-इसका नाम है ब्रह्मा । 
(४ ) तमोमिश्र सक्त्वावच्छिन्न चेतन्य-इसका नाम है रुद्र । 


निगुंण ब्रह्मा के स्वरूप का बरणेन भागवत में उसी प्रकार 
किया गया हे जिस प्रकार उपनिषदों में | सगुण दृष्टि से एकमात्र 
ब्रह्म को जगत्‌ का निमित्त और उपादान कारण कहते हैं । परंतु 
निराकार दृष्टि से वह न तो काय है ओर न कारण । वह गुणा- 


१६४ भागवत संप्रदाय 


तीत है, काल के द्वारा अपरिच्छिन्न हे | शांत तथा अ्रद्दय है। 
यही विष्ण का परम पद है । भागवत इस रूप के वर्णन में कहद 
रहा हैः-- 


पर॑ पद वैष्णवमामन्ति तत्‌ यन्‍नेति नेतीत्यतदुत्सिसक्षवः । 
विसज्य दौरात्म्यमनन्यसौहदा हृदोपगुद्याहपद॑ पदे पढे ॥ 
द भागवत २|२।१८ 


अर्थात्‌ जिस परम पृज्य भगवान्‌ को योगी लोग 'यह नहीं, 
यह नहीं! इस प्रकार विचार के द्वारा तद्भिन्न पदार्थों का परिहार 
करने की इच्छा करते हुए विषयासक्ति को छोड़कर अनन्य प्रेम- 
पूर्ण हृदय से प्रतित्षण आलिंगन करते रहते हैं. उसी को “विष्णु! 
का परम पद कहा जाता है। देवकी ने स्तुति के अवसर पर 
इसी परम रूप का बड़ा ही सुदर वर्णन किया है। वह 
कहती हैं:-- . 
रूप यत्तत्‌ प्राहरब्यक्तमादं ब्रह्म ज्योतिर्निंगुणं निर्विकारम । 
सत्तामात्र निर्विशेष॑ निरीहं स त्वं साक्षाद्‌ विष्णुरध्याव्मदीपः ॥ 
“-साग० १०।३।२४ 


हे प्रभो, वेद में आप के जिस रूप को अव्यक्त तथा सब का 
कारण कहा गया है, जो व्यापक ज्योतिशश्वरूप है, जो गुणहदीन, 
विकारहीन निरविशेष तथा क्रियाह्दीन सत्तामात्र है, वह्दी बुद्धि 
के प्रकाशक आप स्वयं विष्णु हैं। निगुण त्रह्म का यही बविशुद्ध 
रूप है । क्‍ 
' इस निगुण परमेश्वर का आदि अवतार ही पुरुष है-- 


आद्योजवतारः पुरुषः परस्य | भागवत २६४१ 


पराणों में विष्णु क्‍ १६५, 


परमेश्वर का जो अंश प्रकृति तथा प्रकृतिजन्य कार्यों का 
वीक्षण, नियमन, प्रवर्तेंन आदि काय करता है, जो स्वरूपः एक 
होते हुए भी, नाना प्रकार से निखिल प्राणियों का विस्तार करता 
है, जो माया के संबंध से रहित होते हुए भी माया से युक्त 
सा प्रतीत होता है उसी को “पुरुष” कद्दते हें। इस पुरुष से 
विभिन्न अवतारों की अभिव्यक्ति होती है। ये केवल संकल्पमात्र 
से सब कार्यों का संपादन करते हें | इसलिये प्रकृति ओर प्रकृति- 
जन्य पदार्थों में प्रविष्ट होते हुए भी अचित्य शक्ति के द्वारा उनसे 
तनिऊ भी स्परश नहीं होता; सदा विशुद्ध रहते हैं | 


भागवत का स्पष्ट कथन है कि आदिदेव नारायण प्रकृति 
में अधिष्ठित होकर पद्नभूतों की सृष्टि करते हैं. तथा उनके द्वारा 
ब्रह्मारटड नामक विराट पुरी अथवा देह की रचना करते हैं। 
तत्पश्चात्‌ उसमें अपने अंश के द्वारा प्रवेश करते हैं | इस प्रकार 
विराटपुरी में जीव कल्ा के द्वारा प्रवेश करने पर नारायण! 
द्वी पुरुष शब्द के द्वारा अभिहित किये जाते हैं:-- 


भूतेयेदा.. पन्चमिरात्म - सष्टः 
पुर विराज॑ विरचय्य तस्मिन | 
स्वांशेन विष्टः. पुरुषाभिधान- 
मसवाप नारायण आदिदेवः ॥ 

““मागवत-१ १ |४। ३ 


भगवान्‌ वासन के वर्णन प्रप्तंग में भागवत में 
भागवत में पुरुष रूप का बढ़ा ही प्राव्ज॑ल वर्णन उपलब्ध होता 
है ( भागवत ८।२०।२१-३३ )। यह रूप त्रिगुणात्मक है। उसमें 
आकाश पाताल, मनुष्य, देवता अति समरत स्थावर जंगम 
पदाथ दृष्टिगोचर हुए थे। दैत्यराज बलि ने अपने ऋत्तविक, 


१६६ भागवत संप्रदाय 


आचाय आदि के साथ समस्त त्रिगुणात्मक विश्व को उसी 
प्रकार देखा था जिस प्रकार अजुन॒ ने भगवत्‌कृपा से दिव्य 
चज्नु प्राप्त कर ऋष्ण के शरीर में विश्वरूप का दर्शन किया था। 
भगवान्‌ का यही पुरुषरूप जगत्‌ की र॒ृष्टि के लिये रजोगुण के 
अश में ब्रह्मा बनता है। स्थिति के लिये सक्त्वगुण के अंश में 
यज्ञपति विष्णु बनता है तथा संहार के लिये तमोगुण के अंश 
में रुद्रूप घारण करता है।( भागवत ११॥४।५ ) | 


शुद्ध सत्तवात्मक विष्णु का विशेष वर्णन भागवत के दशम 
स्कंध ( १०८६।५४-४६ ) में उपलब्ध होता है। इस रूप का 
दशेन श्रीकृष्णचंद्र ने अजु न के खाथ द्वारका के मृत आ्राह्मण- 
कुमार को लेने के लिये गर्भोदक में जाकर किया था। 
कृष्ण और अजुन ने रथ पर सवार होकर पश्चिम 
दिशा की ओर प्रस्थान किया ओर सप्र समुद्र, सप्त द्वीप 
तथा लोकाउल्लोक पवत को लाँध कर घन घोर 
अंधकार में प्रवेश किया । सुदर्शन चक्र के बल 
पर अंधकार के दूर होने पर उन्हें भागवत ब्योति का 
दशंन हुआ । अजुन ने इस ज्योति की कलक न सहकर अपनी 
आँखें मू द ली । इसके बाद उत्ताल तरंगों से युक्त समुद्र" में एक 
अत्यंत प्रकाशभान भवन दिखलाई पढ़ा जो श्रीधरस्वामी के 
मत में 'महाकालपुर” था। यहीं पर शेषनाग के ऊपर शयन किये 
हुए मद्दाविष्णु दिखलाई पड़े जिसे भागवतकार ने “पुरुषोत्तमो- 
तम? तथा 'परमेष्ठिनां पति” कहा है । महाविष्णु का शरीर श्याम 





१ हेमाद्वि के अनुसार इस ससुद्र का नाम ( ततः प्रविष्टटः सल्लिलं 
नभस्वता-माग० १०।८६॥५४३ ) “गर्भोदक”ः है। इस गर्भोदक का वर्णन 
प्राचीन आगम साहित्य में विशेषतः उपलब्ध होता है। 


पुराणों में विष्णु १६७ 


प्रभा के पुश्च से कल्क रहा था, तथा वे कुंतत्न दाम, भीवत्स 
चिन्ह, कोस्तुभ तथा वनमाला से विभूषित थे। उनकी आठों 
सुज्ञाएं सुशोभित हो रही थीं। वे अपने पाषदों के द्वारा संतत 
परिवेष्टिव होकर विराजमान थे | भगवान्‌ विष्णु का यह तो एक 
रूप है, परंतु वे भक्तों की अभिलाषा की पूतति के लिये स्वयं 
अरूपी' होकर भी नाना रूपों को प्रहण किया करते हैं-- 


तान्येव तेडमिरूपाणि रूपाणि भगवस्तव । 
यानि यानि च रोचन्ते स्वजनानामरूपिणः ॥ 
( भाग ० ३॥२४।३१ ) 


भगवान्‌ अक्तवत्सल ठहरे। भक्तों ने जिस रूप में उन्हें 
पुकारा, वे उन रूपों को ग्रहण कर सद्यः प्रकट हो जाते हैं:-- 


तव्वू_ सावयोग-परिभावितहत्सरोजः 
आस्से श्रतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम्‌ | 
यद्‌ यद्‌ थिया त उरुगाय विभावयन्ति 
तद्‌ वद्‌ वषुः प्रणयसे सदनुगहाय ॥ 
( भाग० ३।९|११ ) 


भक्तों की श्रमि्ञाषा की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु के 
पुरुषावतार तथा गुणावतार के अतिरिक्त कल्पादतार, मन्वन्तरा- 
वतार, युगावतार तथा स्वल्पावतार अन्य चार अवतार होते हैं 
जिनका विस्तृत वर्णन भागवत में मिलता है । 


एक दूसरी दृष्टि से भी इस परम तक्त्त्र की मीमांसा की 
जा सकती है। भागवत का कथन है कि परमाथतः एक ही 
अद्वय ज्ञान है । वही ज्ञानियों के द्वारा ब्रह्म', योगियों के द्वारा 


श्द्ध भागवत संप्रदाय 


'परमात्मा” तथा भक्तों के द्वारा भगवान” कहा जाता है। भेद 
है केवल उपासकों की दृष्टि का, उपासना के तारतम्य का। वस्तु 
के रूप में बस्‍्तुतः कोई भी भेद या पार्थक्य नहीं है । एक ही वस्तु 
दूध भिन्न भिन्न इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किये जाने पर नानागुणों 
वाली जान पड़ती है; नेत्रों के द्वारा दूध शुक्त गुण-वात्षा ही 
प्रतीत होता है और जिह्ना के द्वारा मधुर आदि । उसी प्रकार 
एक अभिन्न परम तत्त्व नाना रूपों में उपासना की दृष्टि से भिन्न 
प्रतीत होता है" -- 

वदन्ति तत्‌ तत््वविदस्तत््वे यजज्ञानमद्वयम्‌ । 

बह्मेति परमाव्मेति भगवानिति शब्यते || (भाग० १।२।११ ) 


परंतु एक द्वी अभिन्न पदार्थ के नानारूपों के धारण करने का 
कारण है--भगवान्‌ की अचिन्त्य शक्ति | इस श्राचिन्त्य शक्ति 
की लीला भी विचित्र है। इसी के कारण वह एक होते हुए 
अनेक प्रतीत होता है, और अनेक भासित होकर भी वस्तुतः एक 
ही है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसी शक्ति के बल पर एक समय 
में द्वी द्वारिका में अपनी षोडश सदहस्र॒ प्रियतमाओं के 
महल में प्रथक काय में निरत होकर नारद जी को दृष्टिगोचर 
हुए थे ( भाग १०६६ ) इसी लिए अक्रर ने श्रीकृष्ण की “बहु- 
मृत्यकमूर्तिकम! कह कर स्तुलि की है | बिष्णु पुराण के 'एका- 
ध्यान 
१ कपिल्न ने इसी बात का प्रतिपादन किया हे-- 

यथेन्द्रिय: प्रथगृद्वारैर्थों बहुगुणाश्रयः । 

एको नानेयते तद्गबत्‌ भगवान्‌ शाब््रवत्मेतः ॥ 

२ अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिनाइ्मिहितेन ते | 

यजन्ति त्वन्मयासस्‍्वां वै बहुमूत्यकमूर्तिकम्‌ ॥ 
--भाग० १०।४०।७ 


पुराणों में विषषु' १६६ 


नेक स्वरूपाय” तथा गोपाल पूवतापनी के 'एको5पि सन्‌ बहुधा 
यो विभाति' ( मंत्र २० ) वाक्य का लक्ष्य इसी अचिन्त्य शक्ति 
की ओर है | 


शक्ति के अकार 


भगवान्‌ अनंत शक्तियों का निवास है, परंतु इन शक्तियों 
को तीन श्रेणी में विभक्त किया जाता है--( १) स्वरूपशक्ति, 
(€ २ ) मायाशक्ति, (३) जीव शक्ति । स्वरूपशक्ति चिच्छक्ति या 
अंतरंग शक्ति कहल्लाती है, मायाशक्ति जड़शक्ति या बहिरंग शक्ति 
तथा दोनों छे बीच में स्थित होने के कारण जीबशक्ति तटस्थशक्ति 
कहलाती है । अव्यक्तावस्था में थे तीनों शक्तियाँ ब्रह्म में ही लीन 
रहती हैं और अंतर्लीन-विमश होने से वह परमतर्तव 'ब्रह्म/ नाम 
से अभिद्दित होता है | तथा शक्तियों की अभिव्यक्ति होने पर 
वही “भगवान? की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। अव्यक्त तथा 
व्यक्त--ये दोनों ही दशायें उसमें एक साथ रहती हैं। एक ही 
स्वरूप में केवल्॒त्व तथा भगवरत्तव इन दोनों परस्पर विरोधी घर्मों 
का एक साथ वह शअआश्रय होता है। यह सब कुछ है भगवान की 
अचित्य शक्ति का विकास, अचिंत्य ऐश्बय का विज्ञास । 
भागवत के शब्दों में भगवान्‌ में परस्पर विरुद्ध धर्मों का कितना 
सामझरय है-- 


कर्माण्यनोहस्य. भवोज्मवस्य ते. 
दुर्गा्रयोउ्थारिभयात्‌ पल्लायनम । 
काल्नात्सनो यत्‌ प्रमदायुताश्रयः 
स्वाव्मन्‌ रतेः खिद्यति धीर्विदामिह ॥ 
( साग० ३॥४।१६ ) 


१७० मागवत संप्रदाय 


भगवान्‌ अनीह होकर भी कर्मासक्त हैं, अजन्मा दोने पर 
भी जन्म लेते हैं, काल्नात्मक होने पर भी दुर्गका आश्रय 
तथा शशन्नु से पल्लायन करते हैं; आत्मरति होने पर भी असंख्य 
प्रमदाओं के संग विहार करते हैं--इन विरुद्ध गुणों के आश्रय 
होने के कारण ही भगवान्‌ के वास्तव रूप को सममभने में 
विद्वानों की भी बुद्धि थक जाती है। 


भगवान्‌ के इसी अचित्य रूप का वर्णन वृत्रासुर से संत्रस्त 
देवताओं ने बड़ी ही सुंदर भाषा में किया है। उनका कथन है 
कि भगवान की लीला दुरव-बोध है। उसकी इयत्ता तथा प्रसार 
का ज्ञान इद्मित्थं रूपेण किसी भी विवेचक को नहीं हो 
रवकता । <ुर्वबोधो5यं तव चिंहार-योगः” देवताओं की यह 
उक्ति भगवान्‌ की अ्रचित्य शक्ति की परिचायिका है।-- 


दुरबबोध इवायं तव विहार्योगः यदू अशरणो5शरीर इृदमन- 
वेक्षितास्मतत्समवाय आत्मना एवं अ्रविक्रियमाणेन सगुणमगुणः खजसि 
पासि हरसि। . “-भाग० ६।६।३४ 


भगवान्‌ आश्रयशुन्य हैं, शरीररहित हैं, स्वयं अगुण हें 
तथापि अपने स्वरूप के द्वारा ही इस सगुण विश्व की सृष्टि, 
स्थिति तथा संहार करते हैं और इससे उनमें किसी प्रकार का 
विकार उस्पन्न नहीं होता । 


जिस प्रकार सूयमंडलस्थ एक ही तेजमंडल बाहरी किग्ण 
में रे 
समूह तथा उनके प्रतिफलन के रूप में विभिन्न भाव से वर्तमान 
रहता है, उसी प्रकार एक ही परम तत्व अपनी स्वभावसिद्ध 
अचित्य अनंत शक्ति की मद्दिमा से सबदा स्वरूप, जीव तथा 
प्रधान रूप में विचित्र नाना भावों में विराजमान रहता है । 


पराणों में विष्णु १७१ 


भगवान के तीन रूप 


श्रीमद्भागवत के गंभीर अनुशीलन करने से भगवत्-तत्त्व के: 
विषय में निततांत गंभीर तथा गूढ़ रहस्यों का परिचय उपलब्ध 
होता है। भगवान का स्वरूप तीन प्रकार का जान पड़ता 
है--( १) स्वयंख्प, (२) तदेकात्मरप तथा (३) 
आवेशरूप । 


(१) 'स्वयंरूप” ही मुख्य रूप है । यह रूप अनन्यापेक्षी है 
अर्थात्‌ किसी अन्य की अपेक्षा बिना किये ही यह रूप सिद्ध होता 
है। जिस प्रकार संज्यामें द्विव आदि संख्यायं अपेक्षा-बुद्धि-जन्य 
होती हैं, परंतु एकत्व संख्या किसी की अपेक्षा के बिना 
भी स्वतः सिद्ध होती है, वही अवस्था हे भगवान्‌ के स्वयं-रूप 
की । वस्तुतः सब्चिदानंद-विग्रह, परम-सोंदर्य-निकेतन तथा परम- 
नयनाभिराम स्वयंरूप ही भगवान्‌ का सवश्रष्ठ रूप है। भगवान्‌ 
के इस रूप से-सृष्टि-स्थिति आदि व्यापारों की सिद्धि नहीं द्ोती, 
प्रत्युत उनके अंश रूपों का ही यह काये है; भगवान्‌ का साक्षात्‌ 
कार्य नहीं है। भगवान्‌ रवयंरूप से अपने ही साथ अपनी दी 
लीला में नित्य निमभ्न रहते हैं। भगवान्‌ का देह प्राकृतिक न 
होकर चिन्मय, आनंदमय होता दहै। वे स्वयं देह भी हैं और 
आत्मा भी हे--उनके देह तथा आत्मा में किसी प्रकार का अंतर 
नहीं है । इस विषय में भागवत की बढ़ी मार्मिक शक्ति है-- 


गोप्य:ः तपः किमचरन्‌ यदमुष्य रूप॑ 
लावण्यसारमपमोध्वंसननन्‍्यसिद्धम्‌ । 
इग्मिः पिबन्व्यनचुसवाशिनवं दुराप- 
मेकान्तवाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य || 
( साग० १०|४४।३४ » 


१७२ भागवत संप्रदाय 


गोपियाँ भगवान्‌ के जिस लावण्य निकेतन रूप का प्रतिदिन 
'दशन किया करती हैं वह रूप है--अनन्यसिद्ध अर्थात्‌ स्वतः सिद्ध 
स्वयमुद्भूत रूप । यह केबल ल्ावण्य का ही सार नहीं है, अपितु 
यश, श्री तथा ऐश्वय का भी एकमात्र आश्रय है तथा नित्य नूतन 
है। इसके समान दूसरा रूप कोई नहीं है, उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ 
रूप की कहपना तो नितांत असंभव है । 
भक्त के नेत्रों के सामने भगवान्‌ का शरोर मध्यम आकार 
का प्रतीत होता है, परंतु सब का आधार होनें के कारण वह 
सव-व्यापक द्वी होता है। भगवान्‌ का शरीर भी “नित्यसुखबोध! 
रूप होता है | त्वय्येव नित्यसुखब्ोधतनावनन्ते, भाग० १०१४।२२। 
माया नामक शक्ति के द्वारा यह संखार भगवान्‌ से उत्पन्न होता 
है ओर पुनः संहार के अवसर पर उसमें लीन हो जाता है । 
भगवान्‌ की एक द्वारिकालीला ने नारद जी को भी आश्रय 
में डाल दिया था। एक ही समय भगवान श्रीकृष्ण ने एक ही 
देह से स्थित होते हुए भी सोलह हजार रानियों से विवाह किया 
था--यह घटना नारद को भी चकिल करने वाली थी । भगवान्‌ 
के इस रूप को योगशास्त्र में परिचित 'निर्माणकाय!” या 'निर्माण- 
चित्त” मानना उचित नहीं है क्‍योंकि निर्माणकाय होता है 
मायिक देह या बेन्दव देह, परंतु भगवान्‌ का यह रूप नित्य- 
सिद्ध देह था-उसी समय रचा गया मायिक देह नहीं था। 
इसे ही वष्णव आचाय सरवयंरूप का प्रकाश?" मानते हैं । यह 


१ प्रकाश--आकार, गुण तथा ल्लीला में एकता होने पर भी 
एक द्टी विग्रह का अधिकता से अनेक स्थानों में आविर्भात प्रकाश? 
कहलाता हे-- 

अनेकत्र॒ ग्रकटता रूपत्येकस्य येकदा | 

सर्वथा तत्स्वरूपैव स प्रकाश इतीयते ॥ --लघुभागवताम्रत परृ० १३ 


पुराणों में विष्यु द १७३ 


रूप परिछिन्न भी था और अपरिछिन्न भी था। भगवान्‌ की 
स्वरूप शक्ति की महिमा ही ऐसी है। अतः भगवान श्री कृष्ण 
का स्वयंहूप परिछिन्नवत्‌ प्रतीयमान होने पर भी विभरु ही 
रहता है--यही इस रूप की विशेषता है | 

(२) भगवान का द्वितीय रूप है--तदेकात्म रूप। यह रूप 
स्वयं-रूप के साथ एकता. रखने पर भी आकृति, आकार तथा 
चरितादिकों के द्वारा उससे भिन्न के समान प्रतीत होता है, परंतु 
वस्तुतः वह उस रूप से प्रथक नहीं होता | यह भी शक्तियों के: 
उत्कर्ष तथा हास के कारण दो प्रकार का होता है--(क) विलास, 
(ख) स्वांश | बिलास का रूप मूलरूप से आकृति में अवश्यमेव 
भिन्न होता है, परंतु गुणों में उससे प्रायः समान द्वी होता है।' 
प्राय” शब्द का तात्पये यह है कि यह रूप पुवरूप से गुणों में 
किंचित्‌ न्‍्यून रहता है। “विल्लास? में तो शक्ति की न्यूनता कम 
रहती है, और 'स्वांश” में कुछ अधिक रहती है। विल्लास में" 
शक्ति का प्राकट्य अधिक रद्दता है ओर स्वांश में शक्ति का 
प्राकटय तदपेक्षया न्‍्यून रहता है। भगवान में तो अनंत गुर्णों 
का निवास रहता है, परंतु भगवान के 'स्वयंरूप! सें ६४ गुणों. 
की सत्ता मानी जाती है जिनमें चार गुण तो विशिष्ट रूप से 
गोविंद में दी रहते हैं । ये चार गुण हें--( १ ) समस्त लोक को 
चमत्कृत करनेवाली लीला, (२ ) अतुलित प्रेम द्वारा सुशोभित 
“प्रियमंडल”, ( ३ ) वशी-निनाद तथा ( ७ ) चराचर को विस्मित 
करने वाली 'रूपमाघुरी”। श्री कृष्ण के विज्ञासरूप नारायण में 
केवल ६० गुण द्वी पाये जाते हैं। स्वांशभूत शिव त्रह्मा आदि में 
ओर भी कम गुण पाये जाते हें । क्‍ 

(३) भगवान्‌ का तृतीय रूप है--आवेश । ज्ञानशक्ति आदि 
का विभाग कर नारायण जिन महान जीदों में आविष्ट हुआ 


१७४ भागवत संप्रदाय 


करते हैं उनके 'आवेश' रहते हैं, जैसे, बैकुंठ में नारद, शेष, 
सनत्कुमार आदि भगवान के आवेश माने जाते हैं। | 


जाव का खरूप 


जीव भी भगवान्‌ की तटस्थ शक्ति का बिलास है। बह है 
तो स्वय तीनों गुणों--सत्त्व, रथ तथा तम--से नितांत पृथक 
परंतु माया के द्वारा मोहित होकर वह अपने को त्रिगुणात्मक 
मान लेता दे तथा इससे उत्पन्न होनेवाले अनर्थ को भी प्राप्त 
करता है। भागवत का कथन है-- 
यया संमोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्कम्‌ । 
परोषपि मलुतेब्नथ ततकृत चामिपथवते ॥ 
( भाग० १७५ ) 
जीव को जगत से बाँधने वाली वस्तु यही माया है। जीव 
ओर ईश्वर में यही अंतर है कि जीव माया के द्वारा नियम्य होता 
है ( मोहित होता है ), परंतु ईश्वर माया का नियामक द्दोता है । 
साया भी भगवान्‌ की ही एक विलक्षण शक्ति है जिसके विषय 
मे भागवत का स्पष्ट विवेचन है--- 
ऋते5थ यत्‌ प्रतीयेत न प्रतोयेत चात्मनि | 
तद्‌ विद्यादात्मनो मायां यथा55भासो यथातमः ॥ 
( भाग० २।९|३३ ) 


आशय है कि माया वही है जिसके द्वारा विद्यमान वस्तु के 
बिना भी आत्मा में ( अधिष्ठान में ) किसी अनिरवेचनीय बस्तु 


१ विशेष के लिए द्रष्टव्य पंडित गोपीनाथ कविराज जी का एत- 
द्विययक लेख--कल्याण भाग १६, अंक ४ तथा अंक ८ | 


पुराणों में विष १७५ 


की प्रतीति होती है ( जैसे आकाश में एक चंद्रमा के होने पर भी 
इृष्टिदोष से दो चन्द्रमा का दीखना ) तथा जिसके द्वारा सत्‌ वस्तु 
की भी प्रतीति नहीं होती ( जेसे विद्यमान रहते हुए भी राहु 
ननज्षत्र-संडल में दृष्टिगो चर नहीं होता )। माया के द्वारा अविद्य- 
मान भी संसार सत्‌ की भाति प्रतीत होता है तथा जगत्‌ का 
समग्र व्यापार च्ञता रहता है। परंतु सागवत की दाशनिक 
जे वे + 
दृष्टि मायावादी श्रद्व त वेदांत की नहीं है । 


ना 


२--साधनतत्त 


भागवत के साधनमागं के प्रति आलोचकों के दो मत नहीं 
हो सकते | भागवत की रचना का कारण भी यही है भक्ति की 
महिमा का प्रकाश करना । भागवत भक्तिशास्त्र का एक विशाल 
बिपुलकाय विश्वकोष माना जा सकता है जिसमें भक्ति के तत्त्व 
का, प्रेम के सिद्धांत क, बड़ा ही मार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया 
गया है । भागवत का तो स्पष्ट कथन है कि निर्मल ज्ञान तथा 
नेष्कम्य भगवान्‌ की भक्ति से स्निग्ध न होने पर नितांत 
सपेक्षणीय होता है-- 


नेष्कम्यमप्युच्युतभाववर्जितं 


न शोभते ज्ञानमलं निरक्षनम्‌ 


. ज्ञान को हीनता दिखलाते हुए भागवतकार ने एक बड़ी ही 
सु दर उपमा को अवतारणा की है । भक्ति से विरहित ज्ञ।/न का 
अभ्यास भूसा कूटने के समान होता है। धान को कूटने से 


१७६ भागवत संप्रदाय 


चावल निकल सकता है, परंतु पुआल के कूटने से क्‍या एक: 
दाना भी चावल हमें मिल सकता है ९ 
श्रेय:-सत्र्‌ ति भक्तिमुदस्यथ ते विभो 
क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये । 
तेषामसोी कुशल एवं शिष्यते 
नान्‍्यद्‌ यथा स्थूलतुषावधातिनाम्‌ ॥ 
( भाग० १०।१४।४ ) 


हे भगवन्‌ , कल्याण की प्रसवकर्मंणी आपकी भक्ति को 
छोड़कर जो प्राणी केवल ज्ञान ही प्राप्ति के लिए क्लेश करते हैं 
उनके हाथ में केवल क्लेश ही बच रहता है जैसे भूसा कूटने- 
वाले को केवल परिश्रम ही हाथ लगता है, दाने का दशन नहीं 
होता 
भगवान्‌ की भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है| साधारण जन 
तो मुक्ति को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं, परंतु 
भगवद्भक्तों के लिए मुक्ति दासी की भाँति पाँव पलोटने के 
लिए प्रस्तुत रहती है, परंतु वे उसकी ओर फूटी दृष्टि से भी नहीं 
देखते । भगवान्‌ का भक्त क्‍या चाहता है ? केवल प्रियतम के. 
पादपक्मों की सेवा | त्रह्मपद, स्वगराज्य, चक्रवर्ती राज्य, पाताल का 
राज्य, योग की अलौकिक सिद्धि ही नहीं, प्रत्युत मोक्ष की भी 
कामना उसे नहीं रहती-- 
न पारमेष्ठटय न महेन्द्रधिष्टथ 
न सावमौम॑ न रसाधिपत्यम | 
न योगसिद्धीरपुनसवं वा 
मप्यपिंताव्मेच्छुति सद्‌ विनाउन्यत्‌ ॥ 
( भाग० ११|१४।१४ ) 


पुराणों में विष्णु द १७७ 


इतना ही नहीं, यदि भगवान्‌ भी प्रस॒न होकर मुक्ति प्रदान 
करते हैं, तव भी उनका एकांती भक्त उस मुक्ति की वाब्छा भी 
नहीं करता-- 
न किश्वित्‌ साधवो धीरा भक्ता होकान्तिनो मम । 
वान्दुन्व्यपि मया दत्त कैवल्यमपु नभवम्‌ ॥ 
( भाग० ११।२०।३४ ) 
माँगने पर भगवान्‌ मुक्ति को तो दे देते हैं, परंतु भक्ति नहीं 
देते। तीत्र ज्ञान के बल पर मुक्ति की उपलब्धि तो एक साधारण 
व्यापार है, परंतु भक्ति की भ्राप्ति एक दीघ व्यापार होने के 
अतिरिक्त भगवान्‌ की केवल कृपा से ही सराध्य होती है:--- 
"""*“सगवानू भजतां मसुकुन्दो 
मुक्ति ददाति कद्टिचित्‌ सम न भक्तियोगम ॥ 
( भाग० ५॥६|१$८ ) 
जब भगवान्‌ का ही भक्ति के विषय में इतना पक्षपात है, 
तब उनके भक्तों की तो बात ही निराज्षी है| प्रेमाभक्ति का रसन्न 
भक्त मोक्ष को भी भगवान्‌ का अनुग्ह नहीं मानता, उस इंद्रादि 
पद्‌ की कथा ही क्या है जिसमें भगवान्‌ के भ्रकुटी उठाने पर ही 
खलबली मच जाती है। बह तो गोविंद के पादारविंद-मकरंद का 
लोलुप अमर बनकर जीवन-यापन दी अपना चरम लक्ष्य मानता 
है। भागव्रत का कथन नितांत स्पष्ट है-- 
नात्यन्तिक विगणयन्त्यपि ते प्रसाद 
किं व्वन्यदर्पितभयं अर व उन्नयेस्ते | 
येज्ज्र व्वद्ड्प्रिशरणा भवतः कथायाः 
कीतन्यतीर्थयशसः कुशला रसज्ञा: ॥ 
( भाग० ३।१५४।४८ ) 
१२ 


श्ष्य भागवत संप्रदाय 


भगवान्‌ की भक्ति के आकषण--प्रभाव का किख्चित्‌ परि- 
चय हमें इस घटना से भी ज्ग सकता है कि जिन मुनिजनों की 
संसार से संबद्ध समस्त ग्रथियाँ खुल गईं हैं और इसीलिए 
जो ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप की उपलब्धि कर अपने में ही 
आनंद मनाया करते हैं, ऐसे आत्माराम ज्ञानी जन भी भग- 
वान के विषय में अहैतुकी भक्ति किया करते हैं। यह सब 
-भगवान्‌ के गुणों की महिमा है। सोंदय-निकेतन साक्षान्मन्मथ 
-मन्मथ श्रीकृष्ण की रूपमाधुरी ही इतनी अधिक है, इतनी अलौकिक 
:है कि समस्त प्रपचों के पारगामी ज्ञानी लोग भी उनके पादार- 
'विंद की सेवा में अपने को निमभ कर जीवन यापन करते हैं-- 


आत्मारामा हि मुनयो निग्नेन्था अप्युरुकमे | 
कुवन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्यंभूतगुणों हरिः ॥ 
। ( भाग० १$॥७|१० ) 


मुक्ति से बढ़कर भक्ति के इस आकर्षण में एक ज्ञातव्य 
रहस्य हे । ज्ञान के द्वारा उपल्ब्ध ब्रह्मानंद की अपेक्षा प्रमाभक्ति 
की कक्षा कहीं ऊँची है। ब्रह्मानंद रस नहीं होता, परंतु भक्ति रस 
है। ब्रह्मानंद तथा रस में महान्‌ अंतर है। भक्त वासना के 
विनाश से जायमान मुक्ति की तनिक भी अपेक्षा नहीं रखता। 
वह तो वासना के विशोधन से उत्पन्न अलोकिक रखानंद के 
लिए लालायित रहता है। इस्नीलिए मुक्ति की श्रपेक्षा भक्ति का 
स्थान कहीं ऊचा, कहीं महत्त्वपूर्ण होता है। परंतु यह भक्ति 
साधनारूपा-वधी भक्ति नहीं है, अपितु साध्यरूपा रागानुगा प्रेमा- 
भक्ति है जिसके विषय में भागवतप्रवर प्रहमद का अनुभूत कथन 
यह है-- 


पुराणों में विष १७६ 


न दान॑ न तपो नेज्यान शोचं न बतानि च | 
धीयते3मलया भ्रकृत्या हरिरन्‍्यद्‌ विडम्बनम्‌ ॥ 
( भाग० ७।७॥५२ ) 


ईंसीलिए श्रीमद्भागवत भगवान्‌ के चरणारविंद के उपासक 
अक्तों को प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ बतल्लाकर उनके आदश के 
पालन का उपदेश देता है-- 
समाश्रिता ये पदुपलछवफुत महत्पदं पुण्ययशो मुरारेः। 
भवास्वुधिवव्सपदं पर पद पदं पद यद्‌ विपदां न तेषाम्‌ ॥ 
»( भाग० १०१४।५८ ) 


समस्त वेदांतखारमयी भागवती कथा का यही प्रयोजन है, 
यही चरम लक्ष्य है--प्रीतिमय हृदय से भगवान के चरणों में 
आत्मसमपंण | भागवत भ्गवद्वीता का दी उपबृहण नहीं है, 
प्रत्युत ब्रह्मसूत्र का म्प्रकाशक भाष्य भी है| जिस भगवान्‌ 
वेदव्यास ने ब्रह्मसृत्रों की रचना कर उपनिषदों के प्रकीर्ण तथ्यों 
को एक सूत्र में प्रथित किया उन्होंने ही भागवत का निर्माण कर 
अपने सूत्रों के ऊपर अकृत्रिम भाष्य की रचना स्वयं कर दी। 
अत: रकंद-पुराण का यह अभिमत सिद्धांत है कि भागवत ब्रह्म- 
सूत्रों का अर्थोपबृंहण द्वे । वष्णब आचार्यों का भी इस विषय 
में ऐकमत्य है । 





(५) 


दक्षिण के संप्रदाय 


श्रीवेष्णव संप्रदाय 


.. तथा 


साध्व संप्रदाय 


(१ ) भक्ति का द्वितीय उत्थान 
( २ ) आलवार 

(३) श्रीवष्णवों का साध्य तत्त्व 
(४ ) श्रीवष्णवों की साधना 

( ५) माध्वयमत 


तवामृतस्यन्दिनि पादपडजे 

निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति | 

. स्थितेश्रविन्दे मकरन्दनिभरे 

मधुत्रती नेक्षुससं समीक्षते ॥ 
--आलवबन्‍्दारस्तोत्र 


१-भक्ति का द्वितीय उत्थान (७०० ईै०---१ ४७ ०० ई०) क्‍ 


वेष्णवभक्ति का द्वितीय उत्थान हमें दक्षिण भारत के तमित्न- 
नाडमें उपलब्ध होता है | यह यग आरंभ होता है आल्वार संतों 
से और अंत होता है वेष्णव आचार्यों से | तमित्न देश के वष्ण॒व 
संतों का सामान्य अभिधान है आव्वार | इस तमिल शब्द का 
अथ है भगवद्भक्ति-रस में ज्ञीन व्यक्ति । इस काल में विष्णु 
भक्ति की बाढ़ आ गई थी इस द्रविड़ देश में । भक्तों की संख्या 
की कोई गिनती न थी। ऊँच-नीच का कोई भेदभाव नहीं था । 
स््री-पुरुष, ब्राह्मण-शूद्र सबंत्र भगवान्‌ के भक्तिरस से सिक्त भक्तों 
की बानी भगवान्‌ की दिव्य लीला दिखलाने में मुखरित हो रही 
थी । ऐसे भक्तों में से केवल १२ आलवार विशेष गौरव तथा 
सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं । इनका द्रविड़ भाषा में निबद्ध 
पदावली वेद मंत्रों के समान पवित्र, मधुर तथा सरस मानी 
जाती है। आलवारों के द्वारा क्षेत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें 
आचार्यों ने भक्ति के बीज का वपन किया | आत्ववार लोग मस्त 
जीव थे। भक्ति में सराबोर होकर ये लोग भगवान की कला का 
अआविभाव जनता के बीच अपने पदों द्वारा किया करते थे। 
इसके विपरीत आचाय लोग संस्कृत के महान विद्वान थे तथा 
बंदिक विधि-विधानों के विशेष पक्षपाती थे। इन्हीं लोगों ने 
भक्तिआंदोलन को शाखस्रीय पीठ पर प्रतिष्ठित किया। चार 
संप्रदायों का जन्म इस युग में संपन्न हुआ--निम्बाक 
(या सनकादि संप्रदाय ), श्रीसंप्रदाय, माध्वसंप्रदाय तथां 


श्षयड भागवत संप्रदाय 


रुद्रसंप्रदाय ( विष्णुस्वामी )। इन आचार्यों की दृष्टि में शंकरा- 
चाय का मायावाद भक्ति का महान प्रतिबंधक था। भेदसिद्धि 
होने पर ही भक्ति का उदय होता है । अद्वेत भावना 
भक्ति की नितांत बाधिका है। इसलिए इन आचार्यों ने-- 
श्रीवेष्णब तथा माध्व वेष्णवों ने--बड़ी ही सतकता से मायाबाद 
का खंडन किया । निम्बार्क--मत द्वेत तथा अद्वेत दोनों सिद्धांतों 
को दशाभेद्‌ से अंगीकार करता है। अतः इस मत के आचार्यों 
ने खंडन की ओर ध्यान न देकर अपने मतानुसार भजन तथा 
पूजन की ओर ही अपनी दृष्टि लगाई | इस युग की साहित्यिक 
अभिव्यक्ति का माध्यम देववाणी है। संस्कृत के द्वारा ही इन 
आचार्यों ने प्रस्थानत्रयी--उपनिषद्‌, ब्रह्मतुत्र तथा भगवदूगीता- 
पर प्रौढ़ भाष्यों का निर्माण कर अपने दाशेनिक सिद्धातों की 
बेदिकता तथा परंपरा सिद्ध की । निंबार्कीय राधाकृष्ण के उपासक 
हैं। श्रीवेष्णय तथा माध्व लोग लक्ष्मीनारायण की विशेष 
धआ्याराधना करते हैं। दाशनिक सिद्धांतों में स्पष्ट भेद होने पर भी 
व्यावहा रिक सिद्धांतों में इनमें विशेष अंतर नहीं था। भक्ति की 
उपयोगिता सबत्र मानी जाती थी, परंतु इस भक्ति के रूप में 
थोड़ा बहुत अंतर दीख पड़ता है। आदिम तीनों संप्रदायों की 
परंपरा तो जागरूक रही, परंतु विष्णुस्वामी का संप्रदाय 
किसी कारण से उच्छिन्न हो गया ओर तृतोय उत्थान में वल्लभा- 
चाय ने इस मतको आगे बढ़ाकर लोकप्रिय बनाया । 


दक्षिण भारत में भक्ति-आंदोलन 
भारतवष के मध्यकाल्ीन इतिहास की सबसे विशिष्ट तथा 
महत्त्वपूर्ण घटना भक्ति का जन-आंदोलन है। अब तक व्यापक 
प्रभाव रखने पर भी भक्ति आंदोलनरूप में हमारे सामने नहीं 


दक्षिण के संप्रदाय श्ष््‌ 


आती । मध्ययुग की अनेक घटनाओं ने मिलकर भक्ति के घार्मिक 
आंदोलन को जन्म दिया। उत्तर भारत को इस आंदोलन की 
प्ररणा दक्षिण भारत से मिली । अतः इस वेष्णव आन्दोलन की 
उ्यापकता तथा प्रभविष्णुता के रहस्य को जानने के लिए दक्षिण 
भारत की धार्मिक स्थिति का अनुशीलन नितांत आवश्यक है! 


दक्षिण भारत में लोगों के हृदय में भगवतृप्रेम की निष्ठा 
तथा आस्था को जागरित करनेवाले दो प्रकार के संत हुए। एक 
तो शैव संत हुए जिनकी संख्या ६४ मानी जाती है ओर जिनमें 
माणिक्ववाचक, संबंध, वागीश और झुंदर ये चार संत सबसे 
अधिक प्रसिद्ध हैं । इनकी अमरवाणी आध्यात्मिक साहित्य के दो 
महान्‌ संग्रहमंथों में श्राज भी सुरक्षित है। एक का नाम है 
“देवरम” जिसका अथ होता है 5 'भगवर्ल्यम के हार! और दूसरे 
का नाम है 'तिरू वाचकम” जिप्तका अथ है “पवित्रवाणी? | 
इसी प्रकार दक्षिण भारत के अआध्यात्मिक गगन में चमकने वाले 
अनेक बेष्णव संत भी हुए जो 'आल्वार! के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
“थआलवार! शब्द का अथ है '“अध्यात्मज्ञानरूपी समुद्र में गहरा 
गोता लगानेवाला व्यक्ति!। ये संत भगवान नारायण के सच्च 
प्रेमी उपासक थे। इनके जीवन का एक ही ब्रत था विष्णु के 
विशुद्ध प्रेम में स्वतः लीन द्ोना तथा अपने उपदेशों द्वारा दूसरों 
को लीन करना | इनकी मातृभाषा द्राविड़ी या तमिछ थी जिसमें 
सरस भक्तिरस-स्निग्ध सहस्नों पद्मों की रचनाकर इन लोगों ने 
जनता के हृदय में भक्ति की सरिता बहा दी । 


आल़वार थुग! के अनंतर आजचाययुगः आता है 
समें ध्ज्‌ र्‌ के ७ 

जिसमें बेदिक कमकांड तथा मीमांसा के विद्वान आचायाँ 
र्‌ः 

ने तक तथा युक्ति के द्वारा भक्ति की उपादेयता सिद्ध . की 


श्ष्प्र्‌ | भागवत. संप्रदाय 


तथा मायावाद का प्रखर खंडनकर ज्ञानमाग की अपेत्ता 
सरलतर भक्तिमाग की प्रतिष्ठा जनता में की। आल्बार तथा 
आचाय--दोनों ही बिष्युभक्ति के जीवंत प्रतिनिधि थे, परंतु 
दोनों में एक पाथक्य हे । आलवारों की भक्ति उस पावनसलितला 
सरिता की नेसर्गिक धारा के समान है जो रवयं उद्वेलित होकर 
प्रखर गति से बहती जाती है और जो कुछ सामने आता है उसे 
तुरंत बह्ाकर अलग फंक देती है। आचार्यों की भक्ति उस 
तरंगिणी के समान है जो अपनी सत्ता जमाए रखने के लिए रुका- 
वट डालनेवाले विरोधी पदार्थों से लड़ती झंगड़ती आगे बढ़ती 
है। आलवारों के जीवन का एकमात्र आधार था प्रपत्ति; विशुद्ध 
भक्ति; परंतु आचार्यों के जीवन का एकमात्र सार था भक्ति तथा . 
कम का मंजुल समन्वय । आलवार शाद्ल के निष्णात विद्वान न 
होकर भक्तिरस से सिक्त थे। आचार्य वेदांत के पारंगत विद्वान 
ह्टी न थे, प्रत्युत तक और युक्ति के सहारे प्रतिपक्तियों के मुखमुद्रण 
करनेवाले बावदूक पडित थे। आलवारों में हृदयपक्ष की प्रबलता 
थी, तो आचार्यों में बुद्धिपक्त की दृढ़ता थी | यही विशेद दोनों 
की जीवन दिशा को परिवतन करनेवाल्ञा मार्मिक अंतर था। 


२---आलवार 


आलवार लोगों ने अपने ज्ञीवन से इस सत्य की घोषणा की 
थी कि भगवान्‌ के दरबार में प्रवेश पाने का सबको अधिकार 
है | ब्राह्यण और शूद्र, पुरुष तथा स्त्री, बालक तथा वृद्ध--सबका 
समान अधिकार है | आवश्यकता है भक्तिमय हृदय की । सुनते हैं 
आलवारों में कतिपय भक्त नीच जाति के भी थे। एक आलवार 
( गोदा ) स्त्री जाति के भी थे | आलवारों की संख्या बारह मानी 


दक्तिण के संप्रदाय | १८७० 


जाती है | इनकी स्तुतियों का संग्रह नालायिर प्रबंधं ( चतुः सहन 

पद्मात्मक ) के नाम से विख्यात है जो भक्ति, ज्ञान, प्रेम, सौंदयेः 

तथा आनंद से ओतप्रोत अध्यात्मज्ञान का एक अनमोल निधि 

है । इनके आविभाव का काल सप्तम शतक से लेकर दशम शतक. 

: तक माना जाता है | 

... आब्वारों के दो प्रकार के नाम मिलते हैं । एक तो तमिल' 

नाम ओर दूसरा संस्कृत नाम | इन भक्तों का दक्षिण भारत में 

इतना अधिक आदर है कि इनकी मूर्तियों की स्थापना वेष्णव 

मंदिरों में की गई है जहाँ इनके मधुर पद्म आज भी गाये जाते 

हैं तथा इनकी प्रभावशात्रिनी जीवन-घटनायें नाटक के रूप में: 

आज भी उपदेश के लिए दिखल्ाई जाती हैं| इनके पद वेदमंत्रों' 
के समान पवित्र माने जाते हैं। पवित्रता तथा आध्यात्मिकता की 

दृष्टि से इन भक्तों के पदों का संग्रह 'तमित्वेद? के नाम से पुकारा' 

जाता है। पराशर भट्ट ने इन आलवारों का नाम निर्देश बड़ीः 

सुंदरता से इस पद्म में किया है-- द 


भूत सरश्व महदाह्यय. भद्दनाथ-- 

श्री भक्तिसार-कुलशेखर-योगिवाहान । 
भक्ताडिशरेणु-परकाल-यतीन्द्रमिश्रान्‌ 

श्रीमत्‌ परांकुशमु्नि प्रणतो5स्मि नित्यम्‌ | 


इन आलवारों का संज्षिप्त परिचय" नीचे दिया जाता है। 
(१ ) पोयगे आलवार ( सरो योगी ) 

(२ ) भूतत्तालवार ( भूत योगी ) 

(३ ) पेयालवार ( महत्‌ योगी ) क्‍ 
€ द्वश्व्य कल्यांणु--सन्तांक पु० ४०४-४१६ 


श्व्य्य भागवत संप्रदाय 


ये तीनों आलवार अत्यंत प्राचीन तथा समकालीन माने 
जाते हैं । इनके बनाये हुए तीन सौ भजन मिलते हैं, जिन्हें भक्त 
लोग ऋग्वेद का सार मानते हैं | पोयगे आलवार का जन्म कांची 
'नगरी में हुआ था जो उन दिलों में विद्या का एक ग्रेघान केन्द्र 
माना जाता था। भूतत्ताज्॒कार का जन्म 'महाबलीपुर' में तथा 
पेयाल्वार का मद्रास के समीप मेल्लापुर में हुआ था। ये तीनों 
भक्त भक्ति तथा ज्ञान के जीवित प्रतीक थे और भगवच्चर्चा 
करते हुए नाना तीर्थों में भ्रमण किया करते थे । एकबार ये तीनों 
संत 'तिरुकोईलुर” नामक क्षेत्र में गये। उस समय तक ये लोग 
एक-दूसरे से परिचित नहीं थे। सरोयोगी भगवान्‌ की पूजा 
कर कुटिया के भीतर जाकर लेट गये थे। स्थान एक व्यक्ति के 
सोने के लिए पर्याप्त था। भूतयोगी के आने पर दोनों भक्त 
उठकर बेठ गये तथा महत्योगी के उस्र कुटिया के पधारने 
पर तीनों जन खड़े होकर भगवान्‌ के भजन में निरत हो गए | 
उसी समय साज्षञात्‌ भगवान्‌ की दिव्य प्रभा का आविभौाष हो 
गया । कुटिया प्रकाशित दो उठी । भक्तों ने आश्चयचकित नेत्रों 
से भगवान्‌ के दिव्यरूप का दशन किया ओर उनकी अलौकिक 
भक्ति का वरदान माँगा । इनके पद्मों का संग्रह 'ज्ञानप्रदीप” के 
'नाम से विख्यात है | द 


(9 ) भक्तितार-तिरुमड़िसे आलवार 


दक्षिण भारत में (तिरुमड़िसे! नाम का एक प्रसिद्ध तीथ है 
जहाँ जन्म प्रहण करने के कारण भक्तिसार इस नाम से विख्यात 
हुए थे। इनके पिता का नाम भागव था तथा माता का 'कन- 
'कावती' । सुनते हैं कि इनके माता-पिता ने इन्हें सरकंडों के. 
_ जंगल में छोड़ दिया था जहाँ तिरुवाड़न नामक व्याघध तथा उनकी 


दक्षिण के संप्रदाय श्ध्€्‌ 


पत्नी पंकजवल्ती उठाकर अपने घर ले आये ओर पाल पोस 
कर बड़ा किया । अक्तिसार ऐसे अलौकिक प्रतिभासंपन्न व्यक्ति थे 
कि थोड़ी अवस्था में इन्होंने प्रायः सभी घमग्रंथ पढ़ डाला था । 
तपस्या तथा भजन इनके जीवन का सबरव था । विशेष पंडित होने 
पर सी अभिमान्त का इनमें तनिक भी लेश न था। इनके बनाये 
हुए पदों के कारण जब इनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी तो इन्होंने 
क्‌ दिन अपने पदों की सारी पोथियों को कावेरी नदी में डाल 
दी | सब पुस्तक तो कावेरी में बह गई, केवल दो पुस्तक प्रवाह के. 
प्रतिकूल भी तट पर आ गइड और बच गई। इनके उपदेशों का 
सार इस प्रकार है-- 
भक्ति भगवान्‌ की कृपा से ही प्राप्त द्वीती है। भगवान की 
कृपा को पाकर मनुष्य अजेय बन जाता है। भगवसद्मम ही 
मनुष्य के लिए सबसे बढ़ी संपत्ति है। नारायण ही जगत्‌ के आदि 
कारण हैं | ज्ञाता, ज्ञय तथा ज्ञान--तीनों वही हैं । नारायण ही 
सब कुछ है । वे ही हमारे सबस्व हैं। 


( ४ ) शठकोप-नसम्मालवार ८ परांकुश मुनि ) 

आत्वारों के इतिहास में शठकोप आचाय का नाम सर्वाति- 
शायी तथा नितांत महत्त्वपूण हे। इन्हें सवश्रष्ठ माना जा 
सकता है। ये विष्वग्सेन के अवतार माने जाते हैं। ,विष्णु के. 
अनुचरों में विष्वग्सेन का वही स्थान है जो शिव के अनुचरों में 
गणों के अधिपति गणेश का है। तिन्नवेत्ञी जिले के ताम्रपर्णी नदी 
के तीर पर स्थित 'तिरुक॒कुरुकूर! गाँव में इनका उच्च ब्राह्मण वंश 
में जन्म हुआ था । इनके पिता कारिमारन पांड्यदेश के राजा के 
उच्च अधिकारी थे। तदनंतर वे दक्षिण के एक छोटे राज्य के- 
सामनन्‍त पद पर अधिष्ठित हुए । शठकोप ने अपने जन्म लेने के. 


१६०७ भागवत संप्रदाय 


दस दिनों तक कुछ भी भोजन नहीं किया जिससे इनके पिता को 
विशेष चिंता हुई और उन्होंने अपने ग्राम के स्थानीय मंदिर में 
इन्हें चढ़ा दिया | मंदिर के पास इमली के खोखले में रहकर 
इन्होंने कठिन तपस्या की तथा भगवान्‌ की उद्चधकोटि की उपासना 
में अपना अमूल्य समय बिताया । ये ३५ बर्षों तक इस भूतल 
'पर रहकर उपासना की दिव्य प्रभा दिखतल्ाकर अस्त हो गये । 
इनके बनाए हुए चार ग्रंथ हैं जो गंभीरता तथा सु'दरता के 
कारण चारों वेदों के समान मान्य तथा महनीय माने जाते हैं । 
इन ग्रंथों के नाम हें--( १ ) तिरुविरुचम , ( २) तिरुवाशि- 
रियम्‌ , (३ ) पेरिय तिरुवन्ताति, ( ४) तिरुवाय मोक्ति | इन 
अंथों में से केवल तिरुबाय. मोलि में ( जिसका अथ “पवित्र ज्ञान” 
है) हजार से ऊपर पद हैं । तमिल देश के वेष्ण॒वों के प्रधान प्र'थ 
“दिव्य प्पिरबन्दम? के चतुर्थाश में शठकोप के ही पद संग्रहीत हैं । 
इनके पद्‌ मंदिरों तथा धार्मिक उत्सवों में बड़े प्रेम से गाये जाते 
हैं। मोलि का पाठ वेदपाठके समान पवित्र तथा महत्त्वपूर्ण माना 
जाता है। शठकोप को उपासना गोपीभाव की थी । इन्होंने भगवान्‌ 
को नायक तथा अपने को नाथिका के रूप में अंकित किया है । 
वेदान्तदेशिक ने तिरुवायमोलि को 'द्रविडोपनिषत्‌ः नाम दिया 
है ओर महत्त्वपूर्ण होने के कारण उस्रका संस्कृत में अनुवाद 
भी किया है। इनके पद तमित्न कविता की मधुरिसा के आदर्श 
माने जाते हैं | तमिलरभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि कंबन के रामायण को 
भगवान रंगनाथ ने तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक उन्होंने 
आरंभ में शठकोप की स्तुति नहीं की । .कंबन्‌ का कहना है-- 
क््या संसार के समग्र काव्य नाम्मालवार के एक शब्द की भी 
बराबरी कर सकते हैं ? क्‍या मच्छर गरुड़ का मुकाबला कर 
सकता है ? कया जुगनू सूथ के सामने चमक सकता है ? प्रसिद्धि 


दक्षिण के संप्रदाय १६१५ 


है कि जब शठकोप ने भगवान्‌ रंगनाथ के सामने अपने पदों 
को गाकर सुनाया, तो मूर्ति में से आवाज निकल्ली--ये हमारे 
आलवार (नम आलवार) है! । तभी से इनका नाम “नम्मालवार!' 
पड़ गया ।' 


( $ ) गधुरकवि 


मधुर कवि गरुड़ के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म 
पतिरुकालूर नामक गाँव में किसी सामवेदी ब्राह्मणकुल में हुआ | 
ये वेद के अच्छे ज्ञाता थे। पर॑तु पांडित्य का सब अभिमान छोड़ 
कर इन्होंने भगवान्‌ के प्रेम को ही अपने जीवन का सबर्व 
बनाया | ये तीथयात्रा के प्रसंग में नानास्थानों मैं घूमते हुए 
ऊत्तर भारत में आये। एक बार जब गंगा के तीर पर भ्रमण कर 
रहे थे, तव उनके सामने दक्षिण की ओर एक दिव्य प्रभा प्रज्व- 
'ल्षित हुईं। इन्होंने इसे दैवी आदेश मानकर उसका अनुगमन 
किया | वह्द प्रभा कई दिनों तक इस प्रकार जल्ञती रही । अंत में 
चह ताम्रपर्णी के तीरस्थ कारुकूर गाँव में जाकर बंद हो. गई । 
खोज करने पर मधुर कवि ने शठकोपाचाय को इमली के 
खोखले में ध्यानस्थ पाया और उन्हें ही अपना गुरु बनाया। शठ- 
कोप की कृपा से मधुरकवि भगवान्‌ के भव्य भक्त बन गए और 
उन्होंने भी अपने गुरुदेव की कीर्ति का गायन कर उनके नाम को 
दक्षिण भारत के घर घर में पहुँचा दिया। अपनी कविता के 
माधुय के कारण ही ये मद्दाशय मधुरकवि के नाम से विख्यात 
हैं और उनका असली नाम बिल्कुल अज्ञात ही है। 





१ विशेष द्रष्टन्य कल्याण के '“संतांक' में एतद्विषयक लेख । 


१९२ भागवत संप्रदाय 


(७ ) कुलशेखर आव्यवार 
ये केरल देश के राजा हृढ़त्रत के पुत्र थे। ये भगवान के 

कोस्तुभमणि के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने राजोचित समग्र 
विद्याओं का विधिवत्‌ अध्ययन किया था। राजसिंहासन पर 
बेठने पर इन्होंने प्रजा के अनुरंजन तथा विधिवत्‌ पालन में बड़ा 
ही अनुराग दिखत्लाया तथा न्याय की सीमा बाँधी, परंतु अतुल 
संपत्ति के अधिकारी होने पर भी इनकी प्रीति विषयों की ओर 
तनिक भी न थी । ये सदा भगवान्‌ के चिंतन में निमग्न रहते 
थे। सुनते हैं कि एक बार ये गमायण को कथा सुन रहे थे । प्रसंग 
यंह था कि भगवान्‌ श्रीराम सीता की रक्षा का भार ल्क्मणजी 
के ऊपर छोड़ कर स्वयं अकेले खरदूषण की विपुत्र सेना से युद्ध 
करने के लिए जा रहे हैं । व्यासजी ने ज्योंही यह श्लोऊ पढ़ा-- 

चतुद्श सहस्नाणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 

एकश्च रामो धर्मात्मा कर्थं युद्ध करिष्यति ॥ 

_ रामायणीय कथा में कुज्शेखर इतने तन्‍्मय दो गए कि. 
उन्होंने अपने सेनानायक को तुरंत अआज्ञा दी कि चत्नो, 
हम लोग श्रीराम की सहायता के लिए राक्षस्रों से युद्ध कर। 
व्यास जी के आश्वासन देने पर कि अ्रकेलले राम ने समग्र सेनाओं 
का तुरंत विनाश कर डाला राजा को शांति मिली और उन्होंने 

अपनी सेना को ज्ञौट आने का आदेश दिया" । 


१ नाभादासजी ने अपने भक्तमाल ( छुप्पय ४४ ) में 'भक्तदास' 
के नाम से कुल्शेखर का उल्लेख किया है ओर सीताहरण का प्रसंग 
सुनकर तलवार तान कर श्रपने घोड़े को दौड़ा कर समुद्र में डाल देने का 


परिचय दिया है-- 
भक्तदास इक भूप श्रवन सीता हर कीनों । 
“मार! 'मारए! करि खडग बाजि सागर में दोनों । 


दक्तिण के संप्रदाय १६३ 


अन्ततो गत्वा कुलशेखर ने अतुल्ल संपत्ति तथा पैतृक राजपाट 
को तिल्ाव्जलि देकर भगवान्‌ रंगनाथ के शरण में अपना अभीष्ट 
स्थान पाया । श्रीरंगम्‌ में रहकर ही उन्होंने अपनी प्रसिद्ध स्तुति 
'मुकुंदमाला?” की रचना की। यह मुकुंदमाला स्तोत्र समस्त 
बेष्णवों कें, विशेषतः श्रीवेष्णवों के, गले का हार है। भाषा की 
मधुरता तथा भावों की कोमलता में यद्द स्तोत्र अपना प्रतिद्वंदी 
नहीं रखता। इसके सौँदय के परिचय के लिए एक-दो श्लोक 
पर्याप्त होंगे । 
जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोडय 
जयतु जयतु रृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः । 
जयतु॒ जयतु मेघश्यामलः कोमलाज्ञो 
जंयतु जयतु एथ्वीभारनाशो मुकुन्दः ॥ 
मुकुन्द ! मूर्धष्ना अखिपत्य याचे 
भवन्तमेकान्त-मियन्तमर्थस्‌॒ । 
अविस्म तिस्व्वच्चरणार विन्दे 
भवे भवे मे5स्तु भवव्प्रसादाव |। 


(८ ) विष्णुचित्त  परि-अलवार 
इनका जन्म मद्रास प्रांत के तिन्‍नेवेल्ली जिले के “विल्लीपुत्तर 
नामक पवित्र स्थान में हुआ था। इनके पिता-नमांता का नाम 


नरसिंह को अनुकरण होइ हिरनाकुस मारथौ । 
बहे भयो दसरत्यथ, राम बिछुरत तन छायों ॥ 

१ 'मुकुंदमाला? के दो संस्करण मिलते हैं--एक छोटा और दूसरा 
बड़ा । इसके ऊपर श्रनेक प्राचीन टीकायें उपलब्ध होती हैं जिनमें से एक 
प्राचीन टीका के साथ यह अन्नमल्े विश्वविद्या्य से प्रकाशित हुआ है। 

१३ 


' १६४ भागवत संप्रदाय 


था--मुकुन्दाचाय तथा पद्मा जिन्होंने बट-पत्र-शायी भगवान्‌ 
मद्दाविष्णु की-क्पा से इस भक्त पुत्ररत्न को प्राप्त क्रिया था। 
ये गरुड़ के अवतार माने जाते हैं। बाल्यकाल से ही इनके 
हृदय में विशुद्ध अनन्य भक्ति का उदय हो गया था जिसके 
बश होकर इन्होंने अपनी समग्र संपत्ति भगवान्‌ की अचना-पूजा 
में लगा दी । इसी समय पांड्य देश में बलदेव नामक राजा 
(राज्य कर रहे थे जिनके राज्य के अंदर मदुरा तथा तिन्नेवेली 
न्‍का जिला पड़ता था। राजा अध्यात्म-विद्या का रसिक था, 
-ओऔर उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई जब किसी पंडित के 
मुख से उन्हों ने परलोक के लिए इस जीवन में पुण्य कमाने 
री बात सुनी-- 
वर्षाथमष्टी. अ्यत्तेत.. मासान्‌ 
निशार्थभथ दिवस यतेत । 
वाधक्यहेतो-वंयसा नवेन द 
परत्र हेतो-रिह जन्मना च ॥ 


राजा किसी भक्त विद्वान की खोज में ही था कि भगवान के 
आदेश से स्वयं विष्णुचित्त उसकी राजधानी मदुरा में गये और 
राजा को भक्ति के रहस्यों की शिक्षा दी। राजा योग्य गुरु से 
भक्ति की यथाथ शिक्षा पाकर कृृतकृत्य हो गया और उसने 
इनको बड़े आदर से गाजे-बाजे के साथ इनके जन्मस्थान पर 
पहुँचा दिया | इनके द्वारा रचित ल््षित पद्म भी उपलब्ध होते हैं । 
(६ ) गोदा--आरडाल ( रंगनायकी ) 
विष्णुचित्त की विपुल ख्याति का एक अन्य कारण यह भी 


था कि उन्हीं की पोष्य पुत्री आंडाल” रंगनाथ की विशिष्ट 
सेविका बन कर आलवारों में परिगणशित की गई। कहा जाता 


दक्षिण के संप्रदाय १६५ 


है कि एकदिन विध्णुचित्त भगवान्‌ की पूजा के लिए फूल चुन 
रहे थे तो उन्होंने तुलसी के वन में एक हाल की जनमी लड़की 
पाई। भगवान्‌ का आदेश पाकर वे उसे उठा ले गए और 
नाम रखा 'कोदइ” जिसका अथ है फूलों के हार के समान 
कमनीय | आऑडाल” नाम तो भगवत्‌ कृपा तथा प्रेम की 
अधिकारियी होने पर उस श्राप्त हुआ | आंडाल्न विष्णुचित्त को 
भगवान्‌ को पूजा अर्चो में सहायता दिया करती थी। आंडाल 
की उपासना माधुय भाव का थी | वह भगवान्‌ को सदा अपना 
प्रियतम मानती थी, ठीक गोपियों की माँति। भावावेश में आकर 
वह कभी कभी रंगनाथ के निमित्त तैयार की गई मात्ना को स्वयं 
पहन कर दर्पण में देखती कि उसका सौंदय भगवान्‌ को पसंद 
आवेगा। जब विष्णुचित्त ने वह उपभुक्त माला भगवान को 
अपित नहीं की, तब भगवान्‌ ने स्वयं उस माला के पहनने का 
आग्रह दिखलाया । वह भगवान्‌ के प्रेम में सतवाल्ली मीरा के 
समान ब्याकुत्ञ बनी रहती । एक दिन श्रीरंगनाथ जी ने मंदिर के 
अधिकारियों को आदेश दिया कि आंडाज्न”ः के साथ मेरा 
विवाह कराओ । अधिकारियों ने विविध उत्सव के साथ ऐसा 
ही किया । ज्यों ही आंडाल मंदिर में गई, त्यों ही वह भगवान्‌ 
की शेषशय्या पर चढ़ गई। सुनते हैं उस समय सवंत्र एक दिव्य 
प्रभा फूट निकली और उसी प्रभा में आंडाल विलीन हो गई । 
प्रेमी और प्रेमार्पद एक हो गए ! वह्‌ भगवान्‌ के साथ सित्न कर 
धन्य हो गई | दक्षिण के वेष्णब मंदिरों में आज भी आंडाल 
के इस विवाह का शुभ उत्सव सत्र मनाया जाता है। 
आंडाल की उपासना को हम गोपीभाव या माधुय भाव की 
उपासना सान सकते हैं | बह हमारी मीरा बाई की श्रतीक थी | 
गोपीप्रेम की कज्कक आंडाल के जीवन तथा काब्य में भ रपूर 


१६६ भागवत संप्रदाय 


मिलती है। इनके दो काव्य-्म्रंथ प्रसिद्ध हैं--“'तिरुप्पावं! तथा 
ज्ञाधियार तिरोमोछि! जिनमें भक्तिरस में विभोर प्रक्रत भक्त के 
सरस हृदयोदूगार विद्यमान है । 


( ४० ) विप्रनारायण ( भक्तपदरैशु )--तोरडरडिप्पोलि 


विप्रनारायण का जन्म एक उच्च ब्राह्मण कुल में हुआ था। 
विधिवत्‌ शाल्र का अध्ययन कर भगवान्‌ भी रंगनाथजी के 
अननन्‍य सेवक बनकर ये उत्तको उपासना किया करते थे। उम्र 
थी अभी कच्ची; उपासना थी तीत्र, परंतु इनके जीवन में एक ऐसी 
विचित्र घटना घटी जिससे इनका संसार के नामरूप से व्यामोह 
जाता रहा ओर भगवान के श्री चरणों में सच्ची उपासना का 
उदय हुआ । सुनते हैं कि श्रीरंगजी के मंदिर में एक बड़ी रूपवती . 
देवदासी रहती थी जिसका नाम था 'देवदेवी'। एकबार वह 
अपनी बहन के साथ विप्रनारायण के बगीचे में गई जहाँ वे गदग 
स्वर से भगवान्‌ की स्तुति करते जाते थे और पूजा के लिए तुलसी 
तथा फूल चुनते जाते थे। देवदेवी की बहिन ने अपनी बहिन 
को ताना मारा और इस भक्त के हृदय में काम की ज्वाला उत्पन्न 
करने का आग्रह किया । सरता क्‍या नहीं करता ? रूप का प्रलो- 
भन ही ऐसा होता है कि वह विश्व के बड़े से बड़ों को अपना 
चाकर बना डालता है | देवदेवी ने माघ के जाड़े की रात में 
. विप्रनारायण की कुटिया के दरवाजे पर जाकर अपनी माया 
फेज्ञायी और उत्पीड़ित नारी का स्वांग भर कर कुटिया में रात 
भर के लिए आवास माँगा | बिज्जुली की चमक में भक्त ने देवदेवी 
के अनुपम सोंदय को देखा । उनका चित्त चलायमान हो चला। 
वह अपना काम निपटा कर नौ दो ग्यारह हो गई। इधर विप्र- 
नारायण का चित्त भगवान्‌ की रूपसुधा से हटकर इस गर्दित 


दक्षिण के संप्रदाय १६७ 


नारी की ओर जा चिपका | भगवान्‌ को दया आईं। एक रात 
कोई अपने को विप्रनारायण का सेवक बतला कर सोने को थाल् 
देवदासी के घर पर दे आया जिसने प्रसन्न होकर विप्रनारायण को 
अपने यहाँ सप्रेम बुलाया । परंतु प्रातः काल जब पता चला कि 
वह रंगनाथ जी के मंदिर के सोने का थ।्ञ है, तब विप्रनारायण 
चोरी के अपराध प्ें पकड़े गए ओर निगलापुरी (उरैउर, त्रिचिना- 
पल्ली के पास ) में कारागृह में रखे गए | तब भगवान्‌ ने राजा 
को स्वप्न दिया और इस अपराध का दोष अपने ऊपर लेकर 
अपने भक्त का कारागृह तथा भवज॑जाल़ दोनों से एक साथ ही 
उद्धार कर दिया। भक्त के हृदय में सच्ची भक्ति का उदय हुआ | 
वह मंदिर में आनेवाले समस्त भक्तों की चरणधूलि का सेवन 
कर भजनानंद में अपना जीवन व्यतीत करने ल्गा। इसी प्रकार 
उनकी प्रयसी देवदेवी ने भी अपनी अतुल्ल संपत्ति मंदिर में लगा 
कर स्वयं भगवान की सेवा में अपना जीवन बिताया । 


शी 


( ९१ ) मुनिवाहन ( योगवाह )- तिरुपन 

तिरुप्पन अलवार जाति के अन्त्यज् माने जाते थे | वे एक 
धान के खेत में पढ़े मिले थे जहाँ से एक अन्त्यन्न उन्हें उठा कर 
अपने घर ले गया था । बाल्कपन में ही उन्होंने संगीतविद्या 
सीख ली और वीणा के ऊपर भगवान्‌ के नाम के सिवाय ओर 
कुछ गाना जानते ही न थे। उनकी बड़ी इच्छा थी भगवान्‌ के 
श्रीविग्रह को देखने की, परंतु अन्त्यज होने के कारण उनका प्रवेश 
मंदिर में नहीं हो सकता था | कावेरी के तटपर एक कुटिया बनाकर 
भगवान्‌ के गुणों का कीतेन कर अपना काल्लयापन करते थे। 
श्री रंगजी की सवारी निकलने के अवसर पर दूर से ही भगवान्‌ 
के विग्नह का दर्शन कर अपने को कृतकृत्य मानते थे। मंदिर के 


श्ध्य भागवत सं प्रदाय 


ड़ने तक की आज्ञा इन्हें नहीं मिज्ञती थी । एक बार भगवान के 
आदेश से सारंगमा मुनि ने इनकी मोपड़ी में जाकर इनसे कहा 
कि भगवान ने मुझे तुमे कंधों पर बेठा दशन करने की आज्ञा दी 
है। फिर क्‍या था? मुनि इनके वाहन बने | रात द्वी रात ये 
मंदिर में पहुँच गए और अपने जीवन की निधि पाकर सबदा के 
लिए कृतकृत्य बन गए। मुनि के बाहन बन जाने के समय से 
ही इनका नाम 'मुनि-वाहन? पड़ गया । 


( ?२ ) नीलन्‌ ( परकाल )--तिरुमंगेयालवार 


इतका जन्म चोलदेश के किसी ग्राम में एक शैब घराने में हुआ 
था। युद्ध-विद्या में निपुण होने के कारण उस देश के राजा ने इन्हें 
सेनानायक के पद पर प्रतिष्ठित कर इसके विज्ञयों के उपत्क्ष में 
इन्हें भूमि का दान भी दिया | भगवद्धक्ति की ओर प्रणा देने का 
समग्र श्रय प्राप्त है उनकी पत्नी को। तिरुवालि नामकक्षेत्र में 
कुमुदवल्लभी नाम्नी एक नितांत रूपवती कन्या रहती थी जिसका 
प्रथम आग्रह था कि उसका भावी पति बिष्यणु का भक्त हो तथा 
दूसरा आग्रह था कि उसका पति प्रतिदिन एक सहस्त आठ 
ब्राह्मणों को भोजन कर[ु कर उसका प्रसाद उसे देवे। नीलन ने 
दोनों शर्तों को मंजूर कर लिया ओर तदनुसार शादी कर अपना 
उदात्त काम करना आरंभ कर दिया । उसकी पूंजी परिमित थी । 
रुपया खच हो गया ब्राह्मणों के भोजन में, फल्तः राजा के कोष 
में आवश्यक कर नहीं पहुँच सका। नीलन कारागार में इस्र 
अपराध के कारण बंद कर दिये गये | स्वप्न में भगवान्‌ ने कांची 
में गड़ी हुई अपनी अपार संपत्ति की सूचना दी । नीलन ने उस 
संपत्ति को खोद निकालना ओर राजा का कर देकर कारा से मुक्ति 
प्राप्त की । उन्होंने अपने ब्राह्यण भोजन वाले नियम के निर्वाह 


दक्षिण के संप्रदाय १५६६ 


के लिए धनी-मानी व्यक्तियों को लूटना भी आरंभ किया । कहते हैं 
कि एक बार ऐसे ही लूट के अवसर पर स्वयं भगवान्‌ विष्णु ने 
धनी व्यक्ति के रूप में इन्हें नारायण मंत्र का उपदेश दिया। 
फलत: इस मंत्र के प्रभाव से इनका जीवन पत्नट गया और ये 
एक सहान्‌ भक्त बन गए । इन्होंने श्रीरंगजी के अधूरे मंदिर को 
अपने उद्योग तथा रुपैयों से पूर्ण बनाया। ये भगषान्‌ की 
दास्य-भाव से उपासना करते थे । ये प्रसिद्ध शैताचाय श्री ज्ञान- 
संबंध के समसामयिक थे और वे भी इनके पदों का विशेष 
आदर करते थे | इन्हों ने ६ पद्य ग्रंथों की रचना की है जो 
तामिल्न भाषा के विदांग” माने जाते हैं | रचना की दृष्टि से नीलन्‌ 
का स्थान शठको चाय से द्वी कुछ घटकर है। 


आचाये 


आतलवारों के भक्तिरस पूरित जीवनचरित का एक सामान्य 
परिचय है | इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ जाति-पाँत का विचार 
नहीं करते । वे तो भक्तिके द्वारा द्रवीभूत होकर भक्त को अपनाते 
हैं। आलवारों की भक्ति नेसर्गिक भरने के समान आनंदरस 
मरती थी | आलवार थुग के अनंतर भक्ति-आंदोलन के इतिहास 
में आता है आचाय युग | दशम शताब्दी में तमिल प्रांत में 
वेष्णव धर्म की विशेष उन्नति हुईैं।इस समय से संस्कृतज्ञ 
'विद्वान्नों ने तमिन्न जनता में विष्णु-भक्ति के प्रचार का श्लाघनीय 
उद्योग किया | ये आचाय” कहलाते थे | इन्होंने आल्वारों की 
भक्ति के साथ वेद-प्रतिपादित ज्ञान तथा कम का सुंदर समन्वय 
किया | इन विद्वानों ने भक्ति-आंदोज्ञन को एक नवीन धारा में 
प्रचारित किया | इन्होंने तमिल्रवेद तथा संस्कृत वेद का गंभीर 
अध्ययन कर दोनों के सिद्धांतों में पूरा सामझजस्य दिखलाया। 


२०० भागवत संप्रदाय 


इस सामझञ्ञजस्य प्रवृत्ति के कारण ही ये 'डभयवेदान्ती” के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। इन आचायोँ के सामने एक ही गंभीर समस्या थी 
सायांवाद का तिरस्कार, क्‍योंकि इस के साथ भक्ति का सामझस्य 
कथमरप नहीं जमता । अतः मायाबाद का बिना खंडन किए 
भक्तिवाद की प्रबत्न प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती थी | फल्लतः इन 
आाचारयों ने मायावाद के खंडन को अपने तर्कों का प्रधान लक्ष्य 
बनाया । “श्री? के द्वारा प्रवर्तित होने के कारण यह वष्णव मत 
: श्रीवेष्णब” के नाम से विख्यात है । व्ववहार-पक्ष में इसका 
लक्ष्य है भक्तिया प्रपत्ति तथा अध्यात्मपक्ष में इसका नाम है 
विशिधशद्वत मत । 

इन आचार्योमें आद्य आचाय हुए रंगनाथ मुनि (८२४ ई०-- 
६२४ ३०) जो नाथ मुनिके नामसे वेष्णब जगत्‌ में सवंत्र विख्यात 
हैं। ये शठकोपाचायकी शिष्य परंपरामें थे । शठकोप-मधुरकवि- 
परांकुशमुनि--नाथमुनि । इन्होंने आज्ञवारों के द्वारा विरचित 
तामित्न भाषा में निबद्ध लुप्तप्राय भक्तिपूरित काव्यों का ( तामित्न 
वेद का ) पुनरुद्धार क्रिया, श्रीरंगम के प्रसिद्ध मंदिर में भगवान 
के सामने इनके गायन को व्यवस्था की तथा बंदिक ग्रंथों के 
समान इन ग्रंथों का भी अ्रध्यापन वष्णव मंडली में आरभ 
किया । इस प्रकार एक ओर नाथमुनि का काय था प्राचीन 
तामिल भक्तिग्नथों का उद्धार तथा प्रचार; दूसरी ओर इनका 
काम था नवीन संस्कृत श्रंथों की रचना कर बेष्णब मत का 
प्रचार । इनके योग रहस्य” नामक ग्रंथ का निर्देश वेदांव- 
देशिक ने अपने ग्रंथों में किया हे । इनका न्यायतत्त्वः नामक 
प्रंथ विशिष्टद्वेत संप्रदाय का प्रथम मान्य ग्रंथ माना जाता है 
जिसमें इस मत की दाशनिक दृष्टि का आरंभिक विवेचन है। 
नाथमुनि के पोत्र उन्हीं के समान अध्यात्म-निष्णात विद्वान थे 


दक्षिण के संप्रदाय २०१ 


उत्तका नाम था यामुनाचायें। ये अपने तामिल नाम 
आल्षबंदार के नाम से विशेष प्रख्यात हैं। नाथमुनि के बाद 
श्री रंग की आचाय गही पर 'पुंडरीकाक्ष! तथा 'रामसिश्र! 
आरूढ़ हुए । राममिश्र ने देखा कि यामुन अपने राजसी वेभव 
में ही दिन बिता रहे हैं, तब उन्हें बड़ा ही दुःख हुआ और उन्होंने 
इन्हें समझा बुकाकर अध्यात्म-विद्या की अभिरुचि उत्पन्न की 
ओर इन्हें भक्तिशासत्र का उपदेश देकर अपना शिष्य बनाया | 
इसी घटना का उल्लेख इस पद्य में है-- 


अयलतो यामुनमाव्मदासमलकपतन्नापंणनिष्क्रयेण 
यः क्रीतवान्‌ श्रास्थितयौवराज्यं नमामि त॑ं रामममेयसत्तम | 


राममिश्र के बेकुंठबास के अनंतर आल्बंदार ही श्रीरंगम 
के ९ ७ ्ष री बे 
के आचाय-पीठ पर आरूढ़ होकर वष्णव मंडल्ी का नेतृत्व 
करने लगे | प्राचीन आलवार काव्यों के प्रचार, प्रसार तथा 
अध्यापन के अतिरिक्त इन्होंने नवीन गंथों का भी निर्माण 
किया | इसमें मुख्य ग्रंथों का परिचय इस प्रकार है-- 

(क ) गीताथ संग्रह -विशिष्टद्नेत मत के अनुसार गीता 
के गूढ़ सिद्धांतों का संकलन । 

( ख ) श्रीचतु: श्लोकी ( भगवती लक्ष्मी की स्तुति ) 

( ग ) सिद्धित्रय--आत्मसिद्धि, ईश्वरसिद्धि तथा संवित्‌- 
सिद्धि नामक तीन सिद्धियों का समुच्चय । अंतिम ग्रंथ में साया 
का विशिष्ट खंडन तथा आत्मा के स्वरूप का निदेश है । 

( घ ) महापुरुष निशंय--विध्णु की श्रेष्ठता का प्रतिपादक 
अंथ । द 


२०२ मागवत संप्रदाय 


(ड ) आगम-प्रामारय-- इस पांडित्यपूर्ण ग्रंथ में श्रीवष्णवों 
के आधारभूत पाश़रात्र सिद्धांत को आमाणिकता का बिवे- 
चन किया गया है। अधिकांश विद्वानों की दृष्टि में पाग्चरात्र 
सिद्धांत बेदिक मत का विरोधी माना जाता था। यामुना- 
चाय ने युक्तियों तथा तकों के आधार पर इस मत का प्रबत् 
खंडन इस प्र थ सें किया है । 


 (च) स्तोत्ररत्ल जो रचयिता के नाम पर आल्बंदारस्तोत्र 
के नाम से प्रसिद्ध है। यामुनाचाय के ग्रथों में यही सबसे 
अधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इस स्तोत्र में ७० पद्म हैं जिनमें 
आत्म-समपंण” के सिद्धांत का मनोरम वर्णन है। इस स्तोत्र 
के सरस पद्यों में कवि-हृदय की भक्ति भावना फूट कर बढह्द रही 
है | एक पद्म का निदर्शेन पर्याप्त हो गा-- 


न धमनिष्ठोडस्मि न चात्मवेदी 
न भतक्तिमांस्व्वच्चरणारविन्दे । 
अकिन्चनो 5उननन्‍्यगतिः शरण्यं . 
त्वत्पादमूलं.. शरण. पश्रपयें ॥ 


हे भगवन्‌, मेरी धम में निष्ठा नहीं है जिससे कमंकाएण्ड का 
डउपासक बनकर में स्वर्ग का अधिकारी बनता। और न में आत्म- 
ज्ञानी हूँ जिससे ज्ञान के बलपर मुक्ति पा लेता। तुम्हारे चरण 
कमलोंमें भी मेरी भक्ति नहीं है । बस सें निधेन हूँ; मेरा आप को 
छोड़कर कोई शरण नहीं है। आपका चरणकमल ही मेरे उद्धार 
का एकमात्र शरण है | इस. कमचीय पद्म में भक्त कवि प्रपत्ति का 
उपदेश दे रहा है । ऐसे ही सोंदयपूर्णो पद्यों के कारण यह स्तोत्र 
(स्तोत्ररत्नम” के नाम से वष्णव-समाज में सबंत्र विख्यात है। 


2 
| ५ 
कण ५ 





भरीरंगम की रा्म्ाउजाबा। की मूति 


( रामानुज को जीवितावस्था में निर्मित ) 





0 026४ ६३ 





। 
4 
| 


दक्षिण के संप्रदाय जे 


श्रीरामानुजाचाय ( १०१७ ई०-११रै७ह३ै० ) 

श्रीवेष्णब मत के आचायोके शिखामणि थे श्रीरामानुजाचाये। 
ये यामुनुजाचायके निकट संबंधी थे, क्योंकि उनके पोत्र श्री शै्-- 
पूर्ण के मागिनेय थे । इनका जन्म हुआ १०१७ ई० में तेरुकुदूर 
नामक मद्रासके समीपस्थ ग्राममें । इनके पिताका नाम था केशव- 
भट्ट जिनकी इसकी बाल्यदशा में ही शरीर पात होने पर इन्होंने 
काँची में जाकर यादव प्रकाश” नामंक अद्वती विद्वान्‌ के; पास 
वेद तथा वेदांत का अध्ययन आरंभ किया, किंतु यह अध्ययन 
अधिक दिनों तक न चत्त सका । उपनिषद्‌ के अथ सें गुरु-शिष्यः 
में विवाद खड़ा हो गया । रामानुज यादव प्रकाश का साथ छोड़ 
क्र स्वतंत्र रूप. से वष्णव-शासत्र का अंनुशीलन करने लगे। 
आलबंदार ने अपने मसृत्युसमय अपने शिष्य के द्वारा इन्हें बुलवा 
भेजा, परंतु रामानुज के. श्रीरंगम्‌ पहुँचने से पहिले ही आल- 
घंदार का बकुंठवास हो गया था । रामानुज ने देखा कि आचाय॑- 
के हाथ की तोन डंगलियाँ मुड़ी हुई हैं और डन संकेतों का उन्होंने: 
यह अथ किया कि आलबंदार. मेरे द्वारा ब्रंहसूत्र परे ओर 
विष्णुसहस्ननाम पर भाष्य तथा आल्वारों के, :दिव्यप्रब्रंधम” 
की टीका लिखवाना चाहते थे। रामानुज ने आचाय यामुन की 
इन तीनों बातों को पूरा कर वष्णव समाज्ञ का. बड़ा ही. उपकार 
किया । ब्रह्मसूत्र के ऊपर उन्होंने स्वयं 'श्ोभाष्य” नासक विख्यात 
भाष्य का निर्माण किया और अपने -पढ़- शिंष्य .क्रेश 
(कुरत्तालवार के ज्येष्ठ पुत्र पराशर) के द्वारा विष्णुसहस्ननाम की 
टीका 'सगवद्‌ गुणणपण लिखवाई तथा अपने मातुलन्पुत्र 
कुरुकेश के द्वारा नम्मालबार के 'तिरु॒ुवाय मोलि? पर तमिल 
भाष्य की रचना करा कर रामानुज ने यामुनाचाय के तीनों 
मनोरथों की पूर्ति कर डाली । 


०७ द मागवत संप्रदाय 


रामानुज के जीवन की तीन प्रधान घटनाएँ हैं--महात्मा 
'साम्बि से अष्टाक्षर मंत्र (० नमो नारायणाय) की दीक्षा | गुरु ने 
इस मंत्र को जगदुद्धारक होने के कारण अत्यंत गोप्य रखने का 
आग्रह किया, परंतु संसार के प्राणियों के विषम दुःखों से उद्धार 
'के निमिन्त शिष्य ने मकान के छतों से तथा वृक्षों के 
'शिखरों से इसका उपदेश देकर प्रचार किया । दूसरी घटना है-- 
श्रीरंगम्‌ के अधिकारी चोलनरेश कट्टर शेव राजा कुल्नोत्तग के 
भय से श्रीरंगम्‌ का परित्याग | यह घटना १०६६ ई० के 
आसपास रामानुज के अस्सी वष की अवस्था में घटित हुई। 
जब राजा ने रामानुज को अपने दरबार में बुज्ञाया, तब इनके 
'पट्टशिष्य कुरेश ने इन्हें जाने नहीं दिया। वे स्वयं वहाँ गये 
ओर वेष्ण॒व धर्म के बपदेश देने का छह फल्न मिला कि राजा के 
'कोप का भाजन बन उन्हें अपनी आँखों से भी हाथ धोना पड़ा । 
तीसरी घटना है--मैसूर के शासक बिट्टिदेव को वष्णव धम में 
दीक्षित करना तथा उनका विष्णुवधन नाम रखना । इस 
'घटना का समय १०६८ ई० है | ११०० ई० के आसपास 
रामानुज ने मेलकोट में भगवान्‌ श्रीनारायण के मंदिर को 
स्थापना की ओर लगभग १६ वर्षों तक इस देश में निवास 
किया । राजा कुल्नोत्त ग की म्रत्यु के अनंतर वे १११८ ३० में 
श्रीरंगम लौट आये और अनेक मंदिरों का निमौण कर 
११३७ ई० तक आचाय पीठ पर विराजमान रहे। इन्होंने 
दक्षिण के विष्णु मंदिरों में वेखानल आगम के द्वारा होने वाली 
उपासना को हटा कर उसके स्थान में पाम्वरात्र आगम को 
_प्रतिष्ठित किया! । 

१ रामानुज के जोवनचरित के लिए द्रष्टनय गोविदाचाय--दी लाइफ़ 
आफ़ समानुज, मद्रास १६०६; थी ग्रंग आचायज्‌ ( नटेसन, मद्रास ) 


दक्षिण के संप्रदाय २०५. 


रामानुज के जिन प्रसिद्ध प्ंथों पर श्रीवेष्णव संप्रदाय के 
सिद्धांत अवलंबित हैं उनके नाम ये हैं--( १) वेदा्थसंग्रह 
(शांकर मत तथा सेदासेद्वादी भास्कर मत का खंडनात्मक 
मौलिक ग्रथ ) (२ ) वेदंंतसार--तजद्य पू्न की ल्लध्वक्षरा टीका; 
(३ ) वेदांतदीप--बद्म मूत्र की ही कुछ विस्तृत व्याख्या; ( 9७) 
गद्यत्रय (ईश्वर तथा प्रपत्ति विषयक सुंदर ग्रथ), (५) 
गीताभाष्य--गीता का अश्रीवेष्णबव मतानुकूज भाष्य (६). 
श्रोभाष्य-तह्ामसृत्र का उत्कृष्ट पांडित्यपूर्स भाष्य जिसमें 
रामानुज की प्रतिभा तथा विद्धत्ता अपने पूर्ण रूप में विकसित 
हो रही है । 

रामानुज् ने अपने मत को प्राचीनतम तथा श्र॒त्यनुकूल 
सिद्ध करने का विपुज्न उद्योग किया है। उनका कथन है कि. 
यह विशिष्टाद्नेत मत बोधायन, टंक, द्रमिड, गुहदेव, कपर्दि, 
भारुचि आदि प्राचीन वेदांताचार्यों के द्वारा व्याख्यात उपनिषत्‌-- 
सिद्धांतों के ऊपर ही आश्रित है। श्रीरामानुज के महनीय 
उद्योगों से वेष्णव धरम का दक्षिण देश में खूब प्रचार तथा प्रसार 
हुआ, परंतु इनको म्र॒त्यु के डेढ़ सौ वर्षों के भीतर ही श्रीवेष्णवों 
में दो स्वतंत्र मत उठ खड़े हुए । इस विरोध का प्रध्ात बीज था 
तमिलत्न तथा संस्कृत का कगढ़ा । एक पक्ष तामिल वेद की ही 
अच्तुर्णता सवतोभावेन मानता था तथा संस्कृत ग्रथों में श्रद्धा 
नहीं रखता था। तमित्न के पक्षपाती इस मत का नाम था-- 
“टकलइ! | दूसरा मत दोनों भाषाओं में निबद्ध ग्रंथों को श्रमाणः 
कोटि सें मानता था, परंतु वह स्वाभावतः संस्कृतामिमानी था। 
इस मत का नाम था--वडकले। दोनों में भाषा भेद के 
अतिरिक्त १८ सिद्धांतगत पाथेक्य भी हैं जिनमें प्रपत्तिविषयक- 
पाथक्य विशेष रूप से मननीय है । टेंकले मतानुसार बेष्णवों 


“२०६ भागवत संप्रदाय 


को शरणागति ही एकमात्र मोक्षोपाय है जिसमें कम का अनुष्ठान 
'कथमपि वांच्छनीय नहीं होता | परंतु बडकले के अनुसार जीव 
को प्रपत्ति के निमित्त भी कम का अनुष्ठान आवश्यक होता है। 
मार्नारकिशांर ओर कपिकिशोर का दृष्टांत इस मतबाद के 
विभेद्‌ को स्पष्ट करता है । मार्जार किशोर ( बिल्ली का बच्चा) 
स्वयं निश्चेष्ट होकर अपने को अपनी माता के आश्रय में डाल 
देता है। उस क्रियाहीन बच्च की माता स्वयं रक्षा करती है। 
स्वतः उठाकर अपने साथ रखती है । कपिकिशोर अपनी रक्षा के 
लिए अपनी माता के शरीर को जोरों से पकड़े रहता है, तभी 
उस्रकी रक्षा होती है । भक्तों की भी यही द्विबिध श्रणी है। 
टेंकले मत के प्रतिष्ठापक थे श्रीलोकाचायं (१३ शतक ), 
जिन्होंने श्रीवचन भूषण ग्रथ”?' सें इस प्रपत्ति पंथ का विशद 
शाझ्लीय. विवेचन किया है। वडकले मत के संवधक थे 
विख्यात वेदांताचाय बकटनाथ वेदांतरेशिक ( १२६६ ई०- 
१३६६ ई० ) जो लोकाचाय के समकालीन तथा श्रतिपक्षी थे । 
आजकल लोकभाषा पर पर अधिरछ पक्षपात होने के कारण 
दक्षिण में 'टंकले? मत पर विशेष आग्रह दृष्टिगोचर होता है । 


श्री रामानुजाचाय जी की स्थापित मुख्य गदियाँ 


विशिष्टाह्न॑त ( श्री संप्रदाय ) के प्रवतेक श्रीरामानुजाचार्य जी 
की स्थापित मुख्य आठ गदियाँ हैं जिनमें प्रारंभ की छः संन्यस्त 
गदहियाँ हैं ओर अंतिम दो ग्हस्थ । १ तोताद्वि - तिन्नबल्ली स्टेशन 
से १८ मील पर नागनेरी नामक स्थान पर | वह सवप्रधान गद्दी 
है। यहाँ आचाय जी का उपदंंड पीठ ( बेठने का काष्ठासन ) 


१ नागराक्षरों में यह ग्र थ पुरी के किसी मठ से प्रकाशित होता है। 


दह्विणु के संप्रदाय २०७ 


और शंख चक्र मुद्रा अभी तक सुरक्षित है। वहाँ गद्दी के आचाये 
श्रीरामानुजाचार्य के नाम से ही पुकारे जाते हैं। यहाँ पर इसी 
संप्रदायवालों का विष्णु भगवान्‌ का मंदिर है। २--व्यंकटाद्रि- 
स्टेशन तिरुपति ईस्ट । यह द्वितीय प्रधान मठ है। यहाँ के 
गाचार्य व्यंकटाचाय के नाम से पुकारे जाते हैं। सुप्रसिद्ध बालाजी 
का मंदिर इसी संप्रदायवालों का है। ३ अहोबिल्न--स्ठेशन 
कडप्पा; श्र गबेल कुंड के पास | यहाँ के आचाय शटकोपाचाय 
के नाम से पुकारे जाते हैं | यहाँ नृसिह भगवान का मंदिर है। 
9 ब्रह्मतंत्र परकाज्न-मेसूर शहर में | यहाँ के आचाय॑ ब्रन्मतंत्र 
रामानुजाचाय के नाम स पुकारे जाते हैं। ४ मुनित्रय - बंगलोर 
के पास । यहाँ के आचाय मुनित्रयाचाय कहे जाते हैं | $ भ्रीरंगम्‌ 
--्टेशन श्रीरंगम्‌ या त्रिचनापल्ञी । यहाँ के आचाय श्रीरंगनाथा- 
चाय के नाम से कहे जाते हैं | श्रीरंगनाथ स्वामी का मंदिर इसी 
संप्रदायवालों का है | ७ श्रीरंगम--यहाँँ ऊपर की छठी संन्यस्त 
एवं सातवीं गृहस्थ दोनों ही गदहियाँ है | ग्रृहस्थ के आचाये अन्नन 
स्वामी वा श्रीवरदाचाय स्वामी के नाम से पुकारे जाते हैं । 
ओऔरंगजी के मंदिर में दोनों ही आचारयों की ओर से पूजा होती 
है किंतु संन्‍्यस्त की पहले होगी। ८ विष्युकांची-स्टेशन कांजी- 
बरम्‌ | आचाय प्रतिपाद-भयंकर स्वामी के नाम से पुकारे जाते 
हैं। यहाँ वरदराज विष्णु भगवान्‌ का मंदिर है । काञ्बी की गणना 
सप्त पुरियों में है। उपयुक्त आठ मठों के अतिरिक्त और भी 
कितने ह्वटी मठ है किंतु प्रधान ये ही हें । 


( ३ ) रामानुज मत के सिद्धांत 


इस मत में पदाथ वीन ही हैं--चित्‌ , अचित्‌ तथा इंश्वर। 
चितू का अभिप्राय है भोक्ताजीव से, अचित्‌ का भोग्य जगत्‌ 


श्०८ मागवत संप्रदाय 


से तथा ईश्वर का अंतर्यामी परमेश्वर से | जीब तथा जगत्‌ भी 
वस्तुतः नित्य तथा स्वतः स्वतंत्र पदार्थ हैं, तथापि ईश्वर के इन 
दोनों के भीतर अंतर्यामी रूप से विद्यमान होने के कारण ये उसके 
अधीन रहते हैं । इसीलिए चित्‌ तथा अचित्‌ ईश्वर के शरीर या 
प्रकार माने जाते हैं । 

रामानुज् मत में 'निगुण” वस्तु की कल्पना असंभव है। 
क्योंकि संसार के समस्त पदाथ गुणविशिष्ट ही प्रतीत होते हैं। 
यहाँ तक कि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के अवसर पर भी सविशेष 
वस्तु की ही प्रतीत होती है | रासमान्ुज़ का इस घिद्धांत पर बड़ा 
आग्रह है | अतः ईश्वर सबंदा सगुण ही होता है। ईश्वर प्राऋृत- 
गुण-रहित, निखिल हेय-प्रत्यनीक, कल्याण-गुण-गुणाकर, अनंत 
ज्ञानानंद्रवरूप, ज्ञानशक्ति आदि कल्याण-गुण-विभूषित तथा सृघष्टि- 
स्थिति-संहार-कर्ता है। उपनिषदों का मुख्य तात्पये इसी सगुण 
ब्रह्म के ही प्रतिपादन में है। 'निगुण त्रह्माः का अथ यही है कि 
ईश्वर प्राकृत तथा लौकिक गुणों से विरहित है। ईश्वर के समान 
सजातीय तथा विजातीय पदाथ को सत्ता नहीं है | अतः बह 
 सजातीय विजातीय उभयसेदों से शून्य है, परंतु वह स्वगत 
भेद से शुन्य नहीं है । ईश्वर के चित्‌ तथा अचितू शरीर हैं 
जिनमें चिदंश अचितू-अंश से सबथा भिन्न है। अतः ईश्वर में 

वगतभेद की शुन्यता मानना सिद्ध नहीं हो सकता | 


इंश्वर का चितू तथा अचित्‌ के साथ संबन्ध किस प्रकार का 
होता है! रामानुज ने इस सबंध की संज्ञा अपृथक्‌ सिद्ध! 





१ सवग्रमाणस्य सरवशेषबिषयतया निर्विशेषवध्तुनि न किमपि 
प्रमाणएं समस्ति | निविकल्पकप्रत्यक्षेडपि सविशेषमेव वस्तु प्रतीयते । 
“-सवदशन संग्रह पृ० ४३ | 


दक्षिण के संप्रदाय २०६ 


दी है। यह संबंध समवाय संबंध से कथमपि साम्य रखने पर 
भी उससे भिन्न है। समवाय बाह्य सम्बंध है, परंतु अप्रथक सिद्धि 
आन्तर सम्बन्ध है। आत्मा तथा शरीर के साथ जो संबंध रहता 
है वही ईश्वर तथा चिदचिद्‌ में रहता है। शरीर वही है जो 
आत्मा के लिए नियमेन आधेयत्व, नियमेन विधेयत्व तथा नियमेन 
शेषत्व हो अर्थात्‌ शरीर वही वस्तु है जिसे आत्मा नियमतः धारण 
करता है तथा अपनी कायसिद्धि के लिए काय॑ में प्रवृत्त करता 
है।१ इसी प्रकार ईश्वर चिद्चिद्‌ को आश्रित करता है, नियमन 
करता है तथा काय में प्रवृत्त करता है। नियांसक होने से ईश्वर: 
प्रधान तथा विशेष्य कहलाता है| नियम्य तथा अप्रधान होने से 
जीव-जगत्‌ विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य की सत्ता प्रथक्‌ 
रूप से सिद्ध है, परंतु विशेषण विशेष्य के साथ ही सदा संबद्ध 
होने के कारण प्रथक्‌ रूप से स्वयं असिद्ध है। अतः त्रिविध तत्त्व 
के मानने पर भी रामानुज अद्वेतवादी ही हैं। वे विशेषणों से 
युक्त विशेष्य की एकता स्वीकार करते हैं। अंगभूत चिदचिद्‌ की 
अंगीभूत ईश्वर से प्रथक्‌ सत्ता न होने के कारण ब्रह्म अद्वेतरूप 
है। इसी वेलक्षस्य के कारण यह संप्रदाय विशिष्टाद्नेत के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । 
इश्वर--ईश्वर समस्त जगत्‌ का निमित्त कारण होते हुए भी 
उपादान कारण है । जगत्‌ की सृष्टि भगवान की लीज्ञा से ही उत्पन्न 
है। सृष्टि में बह सष्ट पदार्थों के साथ लीला किया करता हे । 
उसी प्रकार संहृ॒ति भी उसकी एक विशिष्ट लीला ही है, क्‍योंकि इस 
व्यापार में ईश्वर आनंद का अज्युभव करता है। जीव तथा 


है के है 
१ सब पुर्मपुरुषेण सर्वात्मना स्वार्थ नियाम्यं धाय तस्छेषतैक- 


स्वरूपमिति सब चेतनाचेतनं तस्य रवरूपम्‌ |. --श्रीभाष्य ( २।१।६ ) 
श्छ 


२१० भागवत संग्रदाय 


जगव्‌ की सत्ता नित्य सिद्ध होने पर उनकी सृष्टि तथा संहृति का 
अथ क्या है ? ईश्वर दो प्रकार का होता दै--( १ ) कारणावस्थ 
ब्रह्म तथा (२) कार्यावस्थ ब्रह्म । सृष्टि-काल में जगत की 
अतीति स्थूत्न रूप से होती है। परंतु प्रलयदशा में वही जगत्‌ 
आुदछ्म रूप से अवस्थान करता है। अतः प्रलय काल में जीव 
तथा जगत्‌ के सूक््मरूपापन्न होने के कारण तत्संबद्ध ईश्वर अर्थात्त 
सूच्म चिदचिदू-विशिष्ट ईश्वर कारण ब्रह्म कहलाता है तथा 
अउृष्टि काल्न में चिद्चिदू के स्थूल रूपापन्न होने के हेतु वही स्थूल 
'वचिद्चिदू-विशिष्ट ईश्वर कार्य ब्रहूम!' कहलाता है। अद्वतपरक 
श्रतियों का तात्पय इसी कारण ब्रह्म से है । 'एकमेवाद्वितीयम 
श्रुति इसी अव्याक्ृत ब्रह्म की घोषणा करती है जिसमें प्रत्तय 
दशा में जीव तथा जगत्‌ सूक्म रूप धारण कर ब्रह्म में तदवस्थित 
हो जाते हैं। यही सगुण ईश्वर भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए 
परमेश्वर पाँच रूप घारण करता है--( १) पर, (२) ब्यूह, 
(३ ) विभव, ( ४ ) अंतर्यामी ( £ ) अर्चावतार” 
चित्‌--'चित्‌ से अभिप्राय है जीव जो देह-इंद्रिय-मन-प्राण- 
बुद्धि से विलक्षण, अजड, आनंद्रूप, नित्य, अग॒ु, अव्यक्त, अचिन्त्य; 
निरवयव, निर्विकार तथा ज्ञानाश्रय है । जीव में एक विशेष गुण 
होता है-शेषत्व अर्थात्‌ अधीनत्व । अपने समस्त कार्य-कलाप 
के लिए जीव ईश्वर पर आश्रित रहता है। इसी लिए वह कह- 
ज्ञाता है शेष तथा ईश्वर कहलाता है शेषी | त्रह्म तथा जीव के 
संबंध में रामानुज्ञ का मंतव्य है कि जिस प्रकार देह देही का 


से राजन-कस+ मनन मल नननननननन तन न नमन नाक ७५५५+«+ननननयक3५+५+++ननननन नमन ननन+५५+++तननन-नननन3नन--नी 3 ननननननन न न पिनि पननिननन न < 33 अन-+-+- मनन गगन + 3१ पवन नमन नमक ना ५>+»५++नननओा#५+++++>+-लआ.५>न नी न नव +-साभक५ «५3 ननन»५६+-+ 3 नमन कम शक ५५ >+“++नाकथक, 


१ इन शब्दों की व्याख्या के ल्लिए देखिए पंचरात्र का वणन पृ० 
१२४-१२५ । 


न्ड्ले 


दक्षिण के संप्रदाय रस 


अंश है, चिनगारी अप्नि का अंश है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म का 
अंश है । 


अचित्‌--ज्ञानशून्य विकारास्पद वस्तु अचित्‌ कहलाती है। 
अचित तत्त्व के तीन भेद होते हें--(१) शुद्ध-सत्त्व. (२) मिश्रसर्व 
ओर ( ३ ) सर्व शून्य । मत्त्व-शून्य अचित्‌ तत्त्व है 'कालः। 
तम तथा रज्ञ से मिश्रित हाने वाला मिश्रसत्तव प्राकृत सृष्टि का 
उपादान है। इसी की संज्ञा है--माया, अविद्या या प्रकृति। 
शुद्ध सत्व की शुद्धता रज तथा तम की लेशमात्रा से मिश्रित 
न होने के कारण है। यह नित्य, ज्ञानानंद का जनक, निरवधिक 
तेजोरूप द्रव्य है जिससे नित्य तथा मुक्त पुरुषों के शरीर की 
तथा उनके भोग्य स्थान स्वगादिकों की रचना होती है। भगवान 
के व्यूह्ादिक रूप इसी तत्त्व से बने हुए हैं.। रामानुज आत्मा की 
स्थिति शरीर के अभाव में किसी भी दशा में नहीं मानते । अतः 
मुक्त दशा में भी जीवों को शरीर-प्राप्ति होती दै। वह इसी शुद्ध 
सत्त्व का बना हुआ अप्राकृत होता है। शुद्ध सर्व के विषय में 
आचार्योंमें दो मत दीख पड़ते हैं--टंकले मत में वह जड माना 
जाता है, परंतु बडकले मत में चित्‌। शुद्ध सक्त्व से निर्मित 
नित्य विभूति त्रिपादू-विभूति, परमपद, परम-व्योम, बेकुए्ठ 
तथा अयोध्या आदि संज्ञाओं से अभिहित कीं जाती है | 


शंकर-रामानुज का सिद्धांत भेद 


श्री रामानुज तथा श्रीशंकर के सिद्धान्तगत भेद को जानने 
के लिए तत्तत्‌ विषयों पर उनके विशिष्ट मत की समीक्षा आव- 
श्यक हे । 


२५२ भागवत संप्रदाय 
( ९ ) बह्म 


ब्रह्म के विषय में शंकर का कथन है कि 'एकमेवाद्वितीयं? 
आदि श्र॒तियों से जाना जाता है कि ब्रह्म एक, अखण्ड तथा 
अद्वितीय है, त्रिविध भेद (स्वजञातीय, विजातीय तथा स्वगत 
भेद ) से शून्य है तथा तद॒तिरिक्त किसी अन्य पदार्थ की सत्ता 
नहीं है। रामानुज ब्रह्म को एक तथा श्रद्धितीय मानते हुए भी 
उस निरंश नहीं मानते । ब्रह्म का स्वजातीय तथा विजातीय भेद 
का अभाव होने पर भी उसका स्वगत भेद अवश्य ही विद्यमान 
है, जीब तथा जगत्‌ द्वी उसके स्वगत भेद हैं। इसी प्रकार ब्रह्म 
के निगुण होने में भी दोनों का मत भिन्न है। “साक्षी चेता 
केवलो निगुणश्च” श्रुति के आधार पर शंकर त्रह्म को साक्षीवत्‌ 
उदासीन, निगुण- निर्विशेष शुद्ध चैतन्य मानते हैं, परंतु रामा- 
नुज का कथन है कि ब्रह्म न नि्गुंग है और न निर्विशेष ज्ञान, 
आनंद, दया आदि निखिल सदुगुणों का आकर होने वाला 
ब्रह्म निगुंण नहीं हो सकता | श्रुति का तात्पय यही है कि ब्रह्म 
में हेय प्राकृतिक गुणों का संबंध नहीं है। उसी प्रकार आनंद, 
ज्ञान आदि ब्रह्म के विशेष धरम हैं और चेतन-अचेतन समन्वित 
जगत्‌ भ्री उसका विशेषणभूत शरीर है। 


( २ ) जगत 


शंकराचाय के मत में दृश्यमान जगत मिथ्या तथा मायामय 
है ओर यह माया ब्रह्म की शक्ति होने पर अनिर्बंचनीय तुच्छ 
पदाथ है । रामानुज जगत्‌ के इस स्वरूप को स्वीकार नहीं 
करते। जब जगत ब्रह्म से उत्पन्न होता है और उसका शरीर- 
स्थानीय है, तब वह मिथ्या कैसे दो सकता है ? बह मायामय 


दक्षिण के संप्रदाय २१३ 


होने पर भी मिथ्या नहीं है। और यह माया भी ब्रक्मशक्ति 
द्वोने से ब्रह्म में ही आश्रित रहती है, तब वह अनिवचनीय पदाथ 
नहीं हो सकती । 


( हे ) जौव 


शंकरमत में जीव ओर बत्रह्म/की एकता सिद्ध है। जीव ब्रह्म 
का द्वी आभास अथवा प्रतिबिंब है ओर ब्रह्म के समान ही नित्य- 
मुक्त ओर स्वप्रकाश है; रामानुज मत में यह सिद्धांत ठीक नहीं । 
जीव न तो ब्रह्म का आभास या प्रतिबिब है और न नित्यमुक्त 
है। जिस प्रकार आग से निकलने वाली चिनगारी उसका अंश 
है, उसी प्रकार जीव भी ब्रह्म से निगंत होता है तथा उसका 
अंश है। दोनों के रूप में महान्‌ अंतर है। जीव है अगु अर्थात्‌ 

ब्रह्म है .विभु अर्थात्‌ अतिमहान। जीव है अल्पज्ञ तथा 
अल्प शक्तिशाली, परंतु ब्रह्म है सबज्ञ तथा सवशक्तिमान्‌ | 
ऐसी दशा में दोनों की अभ्ेद कल्पना नितांत असंभव है। 


(9 / मुक्ति 


मुक्त दशा में जीब की स्थिति केसी रहती है ? शंकर के 
अनुसार बुद्धिरूपी उपाधि के नष्ट द्ोने पर जीव ब्रह्म के साथ 
मिज्ककर एकाकार बन जाता है क्‍योंकि उसका प्रथक्‌ सत्ता 
कथमपि सिद्ध नहीं होती । संसारी दशा में जीव उपाधि से अब- 
च्छिन्न रहता है, परंतु मुक्त दशा में वह ब्रह्म में लीन हो जाता 
है। रामानुज के यह तथ्य मान्य नहीं । जब जीव ब्रह्म का अंश 
है तथा अग़ु ओर अल्पज्ञ है, तब ब्रह्म के साथ उसका एकी- 
भावापन्न होना कथमपि संभव नहीं हो सकता। संसारी दशा 
में जैसे जीव त्रह्म से प्रथक्‌ है, मुक्त दशा में भी वह वेसा ही 


२१४ भागवत संप्रदाय 


बना रहेगा। मुक्ति-द्शा में ब्रह्मानंद का अनुभव करता रहेगा, 
के 
यही उसका वशिष्टय है। 


शंकर के मतानुसार माया, अविद्या तथा अज्ञान--ये तीनों 
ही नामतः भिन्न होने पर भी वस्तुतः एक ही पदाथ हैं। माया 
ब्रह्म का आश्रय लेकर नाना विवतते (भ्रम ) के काय को उत्पन्न 
करती रहती है, परंतु रामानुजऊ- साया और अविद्या का एक 
अभिन्न पदार्थ नहीं मानते । माया है भगवत्‌-शक्ति ओर ब्रह्म 
में आश्रित रहती है, परंतु अज्ञान हे ज्ञान का अभाव ओर जीव 
में आश्रित रहता है। अज्ञान अल्पज्ञ जीव को ही मोहित कर 
सकता है; वह अनंत ज्ञान के आधार ब्रह्म को स्पश तक नहीं 
करता। जीव को संसार में बाँधने वाला यही अज्ञान ही है जो 
भक्तिजन्य भगवत्‌-प्रसाद से आप ही आप तिरोहित हो 
जाता है। 


( ४ ) साधन 


शंकर--“तक््वमसि” महाकाव्य असेद का प्रतिपादक हे । 
ऐसे उपनिषद्‌ महावाक्यों के श्रवण मात्र से उत्पन्न ज्ञान ही मुक्ति 
लाभ में एकमात्र साधन है, मुक्ति का दूसरा कोई उपाय 
नहीं है । 

रामानुज--भक्त्ति ही मुक्ति में एकमात्र साधन है । ज्ञान तो 
मुक्ति का सहायकमात्र है। भक्तिसेवित भगवसत्मसाद से ही 
जीव को मुक्ति लाभ होता है | 'तत्वमसि? का तात्पय है तस्य 
त्वम्‌ असि ( दासः )-अर्थात्‌ उनका तू सेबक दहै। स्वामिसेवक 
भाव का प्रतिपादक यह वाक्य जीव-ब्रह्म का ऐक्य-प्रतिपादक 
कथमपि नहीं हो सकता । जीव-बरह्म का स्वरूप भेद मानते हुए 


दक्तिण के संप्रदाय २५१५ 


भल्ना कभी कोई दोनों का ऐक्य मान सकता है ? “अरहं ब्रह्मास्मि! 
का भी तात्यय स्तुतिवाक्य होने से साधक के केवल उत्साह- 
बंधन से है; यह यथाथतः: ऐक्योपदेशक वाक्य नहीं है । 


( $ ) जांवन्मुक्त 
शंकर--इसी देह में ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जीव मुक्त हो 
जाता है। अतः ज्ञान से ब्रद्मताम होने पर जो जीते ही मुक्ति 
मिल्लती है इसी का नाम “जीवन्मुक्ति! है। शरीरपात होने पर 
यह जीवन्मुक्त लोकिक सुखदुःख से अतीत द्वोकर सच्िदानंद 
पत्रद्म का रूप बन जाता है | 


रामानुज--देह् रहते मुक्ति पाना एक असंभव घटना हे। 
मुक्ति में केवल विशुद्ध आनंद की ही अनुभूति होती है, परंतु 
देह रहते जीव नाना क़्लेशों का पात्र बना रहता है। अतः उसे 
मुक्तदशा के आनंद का अनुभव एकदम असंभव ही है। देह- 
पात द्वोने पर ही मुक्तित संभव है । अतः “जीवन्मुक्ति! के स्थान 
पर “विदेहमुक्ति! ही उचित वस्तु है | देहपात होने पर भी जीव 
जीव ही रहता है; वह कभी ब्रह्म नहीं द्ोता। उस समय 
ब्रह्मानंद का उपयोग करता हुआ जीव सब भय तथा क्लेश से 
मुक्त हो जाता है | 


( ७ ) अधिकारी 


शंकर--त्रह्म जिज्ञाखा का अधिकारी वही व्यक्ति होता है 
जिसे नित्य तथा अनित्य वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान होता है 
( नित्यानित्यवस्तुविवेक: ) । इस ज्ञान को पृवभावी होना 
आवश्यक है। तब कहीं वह त्रह्म की जिज्ञासा का अधिकारी 


होता है। 


२१६ भागवत संप्रदाय 


रामानुज--ठीक नहीं; ब्रह्मजिज्ञासा का अधिकारी वहद्दी होता 
न्द ( 
है जो कम तथा कमंफल की अनित्यता को जान लेता है। 
नित्यानित्य का ज्ञान तो ब्रह्मज्ञान के अनन्तर की घटना है । 


४--साधनापद्2ध ति 


श्रीवष्णवों की साधनापद्धति जीव तथा भगवांन्‌ के पररपर 
संबंध को लेकर ही प्रवृत्त होती हे। भगवान्‌ तथा जीब का 
अनादिकाल से त्ेकर शेषशोषिभाव है अर्थात्‌ जीव है शेष-दास 
ओर भगवान है शेषी >स्वामी | जीव की यह भावना का 
प्रख्यात नाम है--शेषभूतता इस भावना का समर्थन गीता के 
द्वारा होता है | भगवान्‌ ने जीवों को स्वयं “आत्म-विभूति? कहा 
है" ओर विभूति शब्द का अर्थ श्रीरामानज के अनुसार “निया- 
म्यत्व” अर्थात्‌ शोष है । अतः अपने स्वरूप से परिचित होकर 
जींब को यह परम कत्तव्य है कि वह तन सन धन से भगवान 
ओर भागवतों की सेवा निहतुक तथा एकनिष्ठा से संपादन करे 
( शंषबृत्ति-परता )। अनन्यभाव से भगवान का कंकय तथा 
उनके प्रियपात्र भगवद्भक्तों की भी सेवा जीव का परम धर्म 
है। भागवत केड्डूय! पर विशष आग्रह है और भगवान को भी 
सेवा तब तक अपूर! ही रहती है जब उनके भक्तजनों की सेवा 
न की जाय । रामानज स्वामी का यह स्पष्ट आदेश है ।* संकषण 





१ हन्त ते कथबिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । --गीता 
२ एवंबिधं भगवत्‌-कैड़य मागवत-कैडयपयन्तं न चेत्‌ पूणत्वं न 
याति। +-रामानुज । 


दक्षिण के संप्रदाय २१७ 


रूप जीव की उत्पत्ति भगवान्‌ से होती है, इस सिद्धांत का समर्थन 
इस प्रकार किया जाता है | भगवान ही इस समग्र प्रपंच के उपा- 
दान कारण तथा निमित्त कारण माने जाते हैं और सृष्टिकाल में 
भगवान्‌ ही प्रपंच रूप से परिणत होते हें । इसी सिद्धांत का नाम 
अह्परिणामवाद है। 'नारायण” नाम की सार्थेकता भी इस्री 
घटना के बत्न पर चरितार्थ होती है । 


नराज्तातानि तर्वानि नाराणीति विदुबु था: । 
तस्य तान्ययन पूर्व तेन 'नारायणः' सुघतः ॥ 


अर्थात्‌ पचीसों तत्त्व ( पंचभूत, पंचतन्मात्रा, दश इंद्वियाँ, 
मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति तथा जीव ) नर से उत्पन्न होने के 
हेतु नारः कहलाते हैं और उन तत्त्वों में व्यापक रूप से निवास 
करने के कारण भगवान्‌ ही नारायण नाम से प्रख्यात हैं। पची- 
सबों तत्त्व जीव रबय॑ नित्य है तब भी उसकी उत्पत्ति की बात 
असंगत नहीं है । प्रतय काल में जीव भगवान में लीन हो जाते 
हैं और सर्गावस्था में भगवान्‌ से प्रकट होते हैं । इसी प्रकटता 
को लक्ष्य में रखकर जीव की उत्पत्ति कही गई है। “कल्पादो 
विसज्ञाम्यहम!--गीता भी इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करती 
है। अतः नित्य जीब की भी भगवत्‌ से उत्पत्ति का कथन 
अयुक्तिक नहीं मानना चाहिए । 


इस जीब के लिए अपने स्वामी नारायण-के चरणारबिंद में 
आत्म-समपण करने के अतिरिक्त अन्य कोई महनीय साधना 
नहीं है । श्रीवष्णबमत मैं दास्यमाव की भक्ति ग्रहीत की 
गई है। भक्ति का सार है ग्रपत्ति। आत्म-निवेदन के बिना 
भक्ति की अन्य साधना केवल बहिरंगमात्र है । भगवान्‌ के 


चरणों में अपने को लुटा देना, आत्माभिमान छोड़ कर तथा 


श्श्द भागवत संप्रदाय 


सब धर्मों का परित्याग कर शरणापन्न होना ही प्रपत्ति का 
स्वरूप है । श्रपक्ति के तीन आकार या विशेषण हें--( १ ) 

नंन्‍्य शेषत्व, (२) अनन्य साधनर्व तथा (३) अनन्य 
भोग्यत्व । “अनन्य शेषत्व” का. अर्थ दे भगवान का ही 
दास होना । “अननन्‍्य साधनत्व? से तात्यय है एकमात्र भगवान्‌ 
को ही तत्माप्ति में उपाय मानना तथा अनन्य भोग्यत्वः का 
अभिप्राय है अपने को एक भगवत्‌ का ही मोग्य खमकना | इन 
तोनों आकारों से विशिष्ट द्वोने पर ही प्रपत्ति में पूणता आती 
है, परंतु दैववश एक दो आढकारों में न्‍्यूनता होने पर भी 
भगवदनुमह से फल्न सें किसी प्रकार की न्‍्यूनता नहीं आती? । 
प्रपत्ति भी सगवत्धाप्ति में परंपरया साधन है, साक्षाद्पेण नहीं | 
प्रपत्ति की उपासना से भगवत्कूषा संपादित होती है और इसी 
 भगवत्कृपा से ही भगवत्‌ की प्राप्ति होती है। निष्कष यह है कि 
भगवत्‌प्राप्ति में भगवत्‌-कृपा ही एकमात्र उपाय है; प्रपत्ति 
तो भगवन्मुखोल्लासार्थ है। प्रपन्न जीव को विध्न-बाधाओं को 
लात मार कर भगवान के शरणापन्न होने का त्रत ले लेना 
चाहिए। इसी भाव को द्योतित करने के लिए श्रीयामुनाचाय ने 
बड़ेही अच्छे ढंग से कहा है-- 


निरासकस्यापि. न तादवदुत्सहे 

महेश ! हातु तब पादपडुजम्‌ । 
रुषा निरस्तो5पि शिशुः स्तनन्‍धयों 

न जातु मातुश्चरणो जिहासति॥ . 


१ इदमेव करणत्रमू, एककरणे न्यूनता चेदषि भगवत्‌-प्रभावत£ 
फलन्यूनता नास्ति--रामानुज 


दक्षिण के संप्रदाय पा र२्श्६ 


जीव अपने स्वामीमूत भगवत्‌ के समीप स्वयं नहीं जा 
सकता है । उसे इस काय के संपादन के लिए “गुरु की आवश्य- 
कता अवश्यमेतब होती है । जीव को नारायण के चरणों तक 
पहुँचाने का माध्यम आचाय ही होता है। आचाय-पुरस्कृ॒त जीव 
को ही नारायण स्वीकार करते हैं और जीव भी आचाये के द्वारा 
क्रपापृवंक विहित उपदेश का पालन करता हुआ भसगवत-चरण 
को पा सकता है । वेदांतदेशिक के अनुसार रामायणी. कथा का 
तात्पय गुरुततत्व का प्रतिपादन ही तो है। भयंकर समुद्र से वेष्टित 
तथा राक्षसों से पूण लंका में रावण के द्वारा आहत जनकनंदिनी 
को भगवान्‌ राम का संदेश तभी मिल्ला जब वीराग्रणी हनुमान ने 
र्वयं समुद्र लाँघकर उसे सुनाया | जीव की भी दशा जानकी के- 
समान ही है | संसारसिंधु से परिवेष्टित अभिमानशाली रावण 
रूपी मन तथा राक्षस रूपी इंद्रियों के द्वारा अधिष्ठित इस लंका- 
रूपी शरोर में दीन हीन जीव निवास कर रहा है। उसका 
कल्याण तथा भगवदच्चर॒ण को प्राप्ति तभी हो सकती 
हनुमानरूपी आचाय उसके पास पहुँच कर भगवान काः 
संदंश सुनावेः-- 


दर्पोदुमदशेन्द्रियाननसनो-नक्तन्चराधिष्ठिते 
देहेडस्सिन्‌ू सवसिन्धुना परिव्वते दीनाँ दशामाश्रितः | 
अद्यत्वे हनुमत्समान-गुरुणा प्रख्यापितार्थ: पुमान्‌ 
लंकारुद-विदेहराजतनया-न्यायेन ल्ालप्यते ॥ 


0०->+_+०_> ै) >मान्‍»म»»« 


२२० भागवत संप्रदाय 
१--साध्वयमत 


दक्षिण भारत में एक दूसरा वेष्णव मत भी रामानुज् की 
मृत्यु से सो वर्षो के भीतर उत्पन्न हुआ | यह मत श्रपने प्रतिष्ठा- 
पक आचाय मध्व के नाम पर माध्वमत के नाम से विख्यात है। 
व्यवहारपक्ष में यह भक्तिवादी है तथा अध्यात्मपत्ष में भेद 
वादी या द्तवादी है। श्रीवष्णवों का प्रधान अडडा है आंध्र 
तथा द्रविड़ देश | इसके विपरीत माध्वों का प्रधान स्थान है 
. कर्नाटक प्रांत तथा महाराष्ट्र प्रांत का दक्षिणी भाग | यह वंष्णव 
संप्रदाय ब्रह्मसंप्रदाय के नाम से विख्यात है , क्योंकि इसका 
मूल प्रवतन त्रह्माजी ने किया था | इस ब्रह्मसंप्रदाय के मध्ययुगी 
प्रतिनिधि थे आचाय मध्व या आनंद्तीथ | मध्वाचाय दाशंनिक 
दृष्टि से द तवाद के प्रतिष्ठापक थे तथा घार्मिक दृष्टि से भक्तिवाद 
के समथक थे । मध्ययुग में इस संप्रदाय की विशेष उन्नति हुई । 
इस मत के आचार्यों का प्रधान लक्ष्य था मायावाद का खंडन । 
ओर अपने सिद्धांतों की पुष्टि तथा तक की पूणता के निमित्त 
इहोंने अपने न्यायविषयक विशिष्ट मतों की भी स्थापना वथा 
प्रतिष्ठा की है । अद्वत वेदांत का प्रबल्लतर खंडन तथा अदांत 
आक्रमण माध्वों की ही ओर से हुआ है।इस मत के अनेक 
आचार्यों के तकों के खंडन करने के निमित्त अद्व तियों की ओर 
से अनेक प्रामाणिक ग्र'थों का प्रणयन हुआ है।'* 
समस्त वष्णव संप्रदायों के परमाचाय हैं-- श्रीकृष्ण । इन्हीं का 
उपदेश चार शिष्यों के द्वारा प्रवर्तित होने पर वष्णव सम्प्रदाय के 
उद्बम का मूल कारण बना। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वेष्णव तत्त्व 





१ द्रष्टन्य बलदेव उपाध्याय--भारतीय दर्शन पृ० ६० ००-१५ ०२ 





छः के डे ४ कलर 
82872 627 86 


दक्षिण के संप्रदाय . रश११ 


का उपदेश इन चार शिष्यों को दिया-( १) श्री, (२) ब्रह्मा, 
(३ ) रुद्र, (४ ) सनक । इनमें ब्रह्मा के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय 
के मध्ययुगी प्रतिनिधि हैं आचाय मध्व या आनंदतीर्थ'। 
माध्वमत उत्पन्न हुआ दक्षिण भारत में ओर बहीं इसका आज 
भी विपुल्ष प्रचार है। बंगाल का गोड़ीयं वष्णव-संप्रदाय ( या 
चैतन्य मत 3 इसी माध्व मंत की. एंक विशिष्ट शाखा है.। दाशं- 
निक दृष्टि में कुछ अंतर होने पर. भी चेतन्य मत. सॉंध्ब मत के. 
थ ही ऐतिहांसिक रीति से सबंधा संबद्ध हैं । 


_ मृध्वाचाय का परिचय 


इनका जीवनचरित श्रीनारायणशरचित “मंध्वाचार्य विज्ञय! 
ओर “मणिमंजरी' में वर्शित है। इनका: जन्म -दक्षिणभारत के. 
तुलुबदेश के बेंलिग्रांम में मध्यगेह भट्ट नामक एंक वेद्वेदाज्ञ 
पारंगत ब्राह्मण के घर सन्‌ ११६६ ई० में आश्विन शुक्तला दशमी 
( विज्यादशमी- 2 को हुआ था। इनको -साता. का नास 
'वेद्वती” था । इनके बाज़्पन का नाम वासुदेव थां। आरंभ से 
ही वराग्यमंपन्न होने के कारण. इन्होंने ११ वंषं के- अम्र में ही 


१ सम्प्रदायविद्दीनां - ये मन्त्रास्ते विफ्ला मंताः॥ 
अतः कल्ौ भविष्यन्ति चत्वारः सम्प्रदायिनंः |॥ 
श्री-बह्म-रुद्र-सनका वैष्णवाः. ज्षितिपावनाः 
चत्वारस्ते कल्ों भाव्यां ह्युत्कले पुरुषोत्तमात्‌ ॥ 

--पश्चपुराण 

२ रामानुजं श्री: स्वीचक्रे मध्वाचाय चतुमुंखः। 


श्रीविष्तुत्वामिनं रुद्रो निम्बादित्यं चतुश्सनः ॥ 
“--प्रमेयरत्नावज्ञी पृ० ८. 


२२२ भागवत संप्रदाय 


अद्वतवादी आचाय अच्युतपक्ष (या अच्युतप्रक्ञ ) से संन्यास 
प्रहण किया | अब इनका नास रखा गया पूरोप्रज्ञ!। वेदांत में 
पारंगत द्वोने पर गुरु ने इन्हें आनंदती्थे! नाम देकर मठाधीश 
बना दिया | सन्‌ १२२८ ई० में इन्होंने अपने गुरु के साथ 
दक्षिण भारत के विजय के लिये प्रस्थान किया और इस यात्रा 
में दक्षिण के मंगल्लौर, विष्ण मंगलम्‌, तिवेन्द्रमू, रामेश्वरम्‌, 
श्रीरंगम्‌ आदि स्थानों पर अद्ठ ती आचार्यों से शाल्रार्थ करते हुए 
ये डद्ीपि? नामक स्थान पर पहुँचे | यहीं पर इन्होंने गीता पर 
अपने मतानुसारी भाष्य की रचना की । कहते हैं. कि गीताभाष्य 
की रचना के अनंतर ये उत्तरी भारत की यात्रा करते हुए 
बद्रिकाश्रम गये ओर यहीं वेद्‌व्यास को अपना भाष्य दिखल्ला कर 
उनकी विशेष अनुकम्पा प्राप्त की । सुनते हैं कि वेदव्यास ने 
प्रसन्न होकर शाल्तिग्राम को तीन मूतियाँ दीं जिन्हें इन्होंने 
सुब्रह्मरयम्‌ , उदीपि तथा मध्यतल्ल नामक स्थानों पर प्रतिष्ठित 
किया । समुद्रतत्न से निकाली गयी कृष्णमृर्ति की स्थापना आचाय 
चरण ने उदीपि में की | तभी से यह स्थान माध्वमतानुयायियों के 
लिए विशिष्ट तीर्थ माना जाता है। यहीं अपने शिष्यों की 
सुबिधा के लिए आचाय ने और भी आठ मंदिर निर्मित किये 
जिनमें श्री सीता-राम, लक्ष्मण-सीता, द्विभुज काल्ियद्मन, 
चतुभुज कालियद्सन, विह्ुल आदि आठ मूर्तियों की स्था- 
पना की । 

आचाय ने यज्ञ में पशुहिंसा का निवारण किया । उनका कोमल 
हृदय यज्ञ में निरीह-पशुओंकी हिंसा नहीं सह सकता था, इसीलिए 
उन्होंने 'पिष्ट पशु” ( आटे के बने हुए पशु ) का विधान अपने 
मतानुयायियों के लिए किया दै। जिस प्रकार श्री वष्णबमत 
में शंख चक्रादिकी तप्त मुद्रा धारण का विधान है, बेसा ही विधान 


दक्तिण के संप्रदाय २२३ 


माध्वमत में भी है । मध्वाचाय के शिष्यों में पंडित त्रिविक्रम बड़े 
ही विख्यात हुए इन्हीं के पुत्र नारायण पंडित ने मध्व आचाय के 
जीवनचरित के विषय में मध्वविजरय तथा मणिमंजरी नामक 
विख्यात ग्रथ लिखे हैं। आचाये ने अपने मत के प्रचार में ल्ग- 
भग अस्सी वर्ष बिताये और इस हिसाब से इनकी मृत्यु १३ 
ईं० में मानी जाती है । 

आनंदतीर्थ बड़े कमनिष्ठ आचाय थे | इनकी कमंण्यता तथा 
अध्यवसाय का परिचय इसी बात से मित्न सकता है कि इन्होंने 
प्रायः तीस श्रथों की रचना की थी । इसमें गीताभाष्य, बत्रह्मसूत्र 
भाष्य, अनुभाष्य, अनुव्याख्यान, दशोपनिषद्‌ आभाष्य, गीता- 
तात्पय-निर्शयय, भागवत-तात्पय-निर्यय,. महाभारत-तात्पय- 
निर्णय आदि ग्रथ मुख्य हैं। इन मंडनात्मक प्रथों के अति- 
रिक्त इन्होंने अनेक खंडनात्मक ग्रथों की भी रचना की है 
जिनमें अद्वतबाद के सिद्धांतों का, विशेषतः मायावाद का 
विशिष्ट खंडन है। ऐसे ग्रथों में उपाधि-खंडन, मायाबाद- 
खंडन, प्रपंच-मिथ्यात्व-खंडन आदि को गणना की जा 
सकती हे 


(२ ) सिद्धांत 
मध्वाचारय का मत हू तवाद के ऊपर प्रतिष्ठित है। वे अद्वेत- 
वाद के पक्के विरोधी और बिदूषक हैं । इनके मत का संक्षेप 
इस प्रसिद्ध पद्म में दिया गया है। 


. श्री मन्मध्वमते हरि! परतरः सत्य जगत तत्त्ततो । 
सेदोी जीवगणा दरेजुचरा नीचोच्चभाव॑ गताः ॥ 


२२४ भागवत संप्रदाय 


बह कक हे > 
मुक्तिनजसुखानुभूतिरसला भक्तिश्व तत्‌ साधन । 
हत्तादित्रितवं प्रमाणमखिलास्नायेकवेद्यो. हरिः ॥ 


इस पद्य में नो सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है-- 

(१) हरिः पर*२:--श्री विष्णु ही सर्वोच्च तत्त्व हैं। 
परमात्मा अनंतगुणों से परिपूर्ण हैं। भगवान्‌ के गुण अनंत हैं 
ओर प्रत्येक गुण निरवधिक ओर निरतिशय है। उत्पत्ति, स्थिति, 
संहार, नियमन, ज्ञान, आवरण, बंध ओर मोक्ष-इनं आठों के 
कर्ता भगवान्‌ ही है। वे जड़ प्रकृति तथा चेतन जीव से स्वेथा 
विल्नक्षण हैं। चेतन दो प्रकार के होते हैं--जीव और ईश्वर । 
दोनों का स्वरूप है सब्चिदानंदात्मक; परंतु जीव मांयामोहित 
होने के कारण अनादि काल से बद्ध है तथा अज्ञत्व अगुत्व 
आदि नाना धर्मो का आश्रय है। ईश्वर इससे नितांत विल्नक्षण 
है। वह सवज्ञत्व, अनंतर्शाक्तमत्व आदि अपरिसित श्रप्राकृत 
गुणों का निधान है। इस प्रकार विष्णु (जो परमात्मा की ही 
दूसरी संज्ञा है ) परम ठत्त्व है। 

(२) सत्यं ज़गत्‌ू-जगत्‌ सत्य है। अद्वत वेदांत के अनु- 
सार जगत्‌ मायाजन्य होने के कारण रज्जुसप 'के समान 
मिथ्या है, परतु हूत मत के अनुसार यद्द मत ठीक नहीं है। 
स्वतः्प्रमाण वेद ईश्वर को सत्य-संकल्प! कहते हैं। भगवान्‌ 
की कोई भी कल्पना, इच्छा मिथ्या नहीं होती । ऐसी दशा में 
सत्यसंकल्प के द्वारा निर्मित जगत्‌ क्या अखत्य हो सकता है ? 

(३ ) तत्त्वतों भेदः--भेद वास्तविक है। भेद पाँच प्रकार 
का होता हे--( क ) ईश्वर का जीव से भेद, (ख ) ईश्वर का 
जड़ से भेद, (ग) जीव का जड़ से भेद, (घ) एक जीव का 
दुसरे जीव से भेद तथा ( डः ) एक जड़ पदार्थ का दूसरे जड़ 


दक्षिण के संप्रदाय २२५. 


पदार्थ से भेद । इन पंचविध भेदों का परिज्ञान मुक्ति में साधक 
होता है। 

(४ ) जीवगणा हरेसतुचरा:--समस्त जीव हरि के अनु- 
चर हैं. अर्थात्‌ जीवों का सकल सामथ्य भगवद्धीन है। जीव 
स्वभावतः अल्पशक्ति और अल्प-ज्ञान-संपन्‍न है। उसमें 
भगवान को छोड़ कर स्वत: काय-संपादन की क्षमता नहीं है। 
अल्पज्ञ जीव सवेज्ष विष्णु के अधीन रहकर ही अपना नाना 
कार्य किया करता है। 


(५ ) नीचोच्चभाव॑गंता:--जीवों में तारतम्य रहता है। 
माध्व-संप्रदाय का यह विशिष्ट सत है कि जीव संसारिदशा में ही 
अपनी कर्मंमिन्‍नता के कारण ऊँचा नीचा नहीं है, प्रत्युत 
मोक्ष-दशा में भी जीवों में तारतम्य विद्यमान रहता है। जीब 
अज्ञान मोह आदि नाना दोषों से मुक्त तथा संसारशील होते 
हैं। इनमें मुख्यतया तीन भेद होते हैं-“( क ) मुक्ति-योग्य, 
(ख ) नित्य संसारी, ( ग ) तमोयोग्य । अथवा ( क) उत्तम 
मानुष, ( ख ) मध्यम सानुष, ( ग) अधम मानुष। इन तीनों 
में अंतिम दो प्रकारों की कभी मुक्ति नहीं दोती | मुक्तियोग 
व्यक्तियों में देव, ऋषि, पितृ, चक्रवर्ती तथा उत्तम मनुष्य रूप 
से पाँच भेद द्वोते हैं। मुक्त दशा में भी ये जीव गुणों की 
भिन्‍नता के कारण परस्पर भिन्न होते हैं | 


(६ ) मुक्तिनेंज-सुखानुभूतिः--अपने वास्तव सुख की 
अनुभूति द्वी मुक्ति है। इस दशा में कुछ दाशनिक लोग केवल 
दुःख का क्षय ही स्वीकार करते हैं, परंतु वेष्णब मत में मुक्ति में 
आनंद का उदय होता है और वह परमानंद-स्वरूपा है। मोक्ष 
चार अरकार का होता है--कमक्षय, उत्क्रांति, अचिरादि मार्ग 

१८ ्््ि 


२२६ क्‍ "भागवत संप्रदाय 


ओर भोग | अंतिम प्रकार भोग भी सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य 
तथा सायुब्य भेद से चार प्रकार का माना गया है जिनमें सायुज्य 
मुक्ति ही सवश्र वर भानी गई है। सायुज्य मुक्ति है क्या ९? अग- 
वान्‌ में प्रवेश कर उन्हीं के शरीर से आनंद भोग करना (सायुब्य॑ 
नाम भगवतन्तं प्रविश्य तच्छरी रेण भोग: ) | मुक्ति के अनुभवकर्ता 
मुक्त जीबों में भी आनंद का तारतम्य माना जाता है | माध्वमत 
का विशिष्ट सिद्धांत है कि मुक्तावस्था में जीवों में जो आनंद 
उद्त होता है उसमें भी नाना प्रकार होते हें--मुक्त जीवों में 
आनंद का तारतम्य मानना इस दशन की विशिष्टता है । 


(७ ) अमला भक्तिः- इस मुक्ति का सर्वश्रष्ठ उपाय है-- 
अमला भक्ति, मत्रहित निर्दोष भक्ति। भक्ति में वाथ की भावना 
गे सबसे बड़ा दोष है । भगवान में हम तभी भक्ति करते हैं जब 
कभी कोई दहेतु--कारण उत्पन्न द्वोता है, परंतु इस हैतुकी भक्ति 
का स्थान बहुत ही नीचा है। अद्दैतुकी भक्ति! ही उच्चतम 
उपाय है। इसी का दूसरा नाम है अनन्या-भक्ति जिसे 
भगवद्दीता में मुक्ति का सवश्र छ्र साधन स्वीकार किया गया है । 
गीता के ११ वें अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अनन्या भक्ति की 
महिमा इस प्रकार प्रतिपादित की है-- 


ढ; पट 
भकत्या व्वनन्यया शक्‍्य अहमेवंविधोउजुन । 


ज्ञातु द्वष्टूं च तत्वेन अवेश' च परंतप ॥ 
( ११५४ ) 


(८) अक्षादिप्रमाण-त्रितवम-माध्वमत में तीन ही प्रमाण 


हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ओर इन्हीं तीनों प्रमाणों के 
झआाधार पर उसके समग्र प्रमेयों की सिद्धि द्ोती है। तार्किक 


विषयों में भी मध्वमत के अनेक विशिष्ट सिद्धांत हैं जिनका 


दक्षिण के संप्रदाय २२७ 


प्रतिपादन अनेक माध्व लेखकों ने अपने प्रामाणिक ग्र थों मे किया 
है। इस विषय का परिचय प्रमाण चंद्रिका? ( शज्ञारि शेषाचाय 
रचित ) से भत्नी भाँति किया जा सकता है। 


(६ ) आस्नायवेदो हरिः--वेद का समस्त तात्पय विष्णु 
ही हैं | वेद अपने अंगों तथा उपांगों के द्वारा उसी हरि का नाना 
प्रकार से वणन करता है। वेदों के प्रतिपाद्य विषय आपाततः 
बहुत प्रतीत होते हैं, तथापि साक्षात्‌ तथा परंपरया वेदों का 
तात्पय प्रधानतया भगवत्तत्त्व के प्रतिपादन में ही है। इसी लिए 
आदावन्ते च मध्ये च हरिः सवत्र गीयते? का स्पष्ट प्रतिपादन 
अनेक स्थानों पर उपलब्ध होता है। वेद में नाना देवताओं की 
स्तुतियाँ उपल्ब्ध होती हैं, परंतु ये नाना देवता भी उसी परत्रह्म 
हरि के ही अ्रवस्थानुसारी रूप हैं। वही विष्णु विभिन्न 
परिस्थितियों में तथा भिन्न भिन्न कार्यो के संपादन के लिए नाना 
रूपों को घारण किया करता है । इंद्र, वरुण. सूयथं, सविता, उषा 
आदि वेदप्रतिपादित देव और देवी उसी की शक्ति के विज्ञास- 
मात्र हैं। यास्‍्क ने भी यदहदी प्रतिपादित किया है-माहाभाग्यात्‌ 
देवताया एक एवं आत्मा बहुधा स्तूयते। एकस्यात्मनोडन्ये देवाः 
प्रत्यज्ञानि भवन्ति ( निरुक्‍त ७।४।८-६ )। मध्वाचाय के मत में 
यह महाभाग्यशाली देवता “विष्णु? ही हैं । 


माध्वमत की गुरुपरंपरा 


इस माध्व सम्प्रदाय का विशेष प्रचार तथा प्रचल्नन दक्षिण 
भारत में, विशेषतः कनौटक तथा महाराष्ट्र प्रांतों में, आज भी 
उपलब्ध होता है | इस मत के आचाय प्रायः उसी देश से संबद्ध 
थे। अतः उनके उपदेशों तथा शिक्षाओं का प्रचल्नन उस देश 
में होना स्वाभाविक दी है | परन्तु कई शताब्दियों के अनंतर 


श्श्ध भागवत संप्रदाय 


इसका प्रचार उत्तर भारत में, विशेषतः बंगाल में, हुआ ओर 
इसी गौड़ीय बेष्णव संप्रदाय के केंद्रस्थल होने के कारण ब्रज- 
मंडत्ञ, प्रधानतया वृंदावन, को ईंतना गौरव प्राप्त हुआ है। मृत 
माध्वमत से गोडीय वेष्णव मत का संबंध दिखलाने के लिए 
माध्वगुरुपरंपरा की मीमांसा अपेक्षित है| 

बलदेव विद्याभूषण रचित 'प्रमेय रत्नावली? में उद्धत माध्व- 
मत की गुरुपरंपरा इस प्रकार दै-- 


१ सध्व 

२ पद्मनास 
३ नरहरि 
४ हक 
५ दा 
६ अपवीग 
७ हा 
८ दुयानिधि 
६ विद्यानिधि 
१० राजेंद्र 
११ जयधम 


१२ पुरुषोत्तम 


दक्षिण के संप्रदाय २२६ 


१३ ब्रह्मरय 
१४ व्यासती्थ 
१५ लक्ष्मीपति 


१६ माधवंद्र 
| 


| 
१७ ईश्वर केशवभारती अद्वेव नित्यानंद 


५०००4 ! जलकाब;पाकला8 पक >०२८०८०००--प, ब्न्प् अराभकाा राह का मा 


| 
१८ श्री चेतन्य 





(६) 


रामावत संप्रदाय 


(१ ) भक्ति का तृतीय उत्थान 

(२ ) उत्तरी भारत में भक्तिआंदोलन 
(३ ) स्वामी राघवानंद 

(४ ) स्वामी रामानंद 

(५ ) संप्रदाय के सिद्धांत 

(६) रामानंद के शिष्य 

(७ ) प्रसंग-पारिज्ञात 


3० चिन्मयेउस्मिन्‌ महाविष्णौं जाते दशरथे हरो | 

रधोः कुलेडखिलं राति राजते यो महीस्थितः३ ॥ 

स राम इति लोकेषु विद्द्धिः प्रकटोकृतः ॥ 
--रामपूव तापनीय १॥१।१ 


१ भक्ति का ठृतीय उत्थान ( १४०० ई०--१&०० ई० ) 


भक्ति-आंदोलन का तृतीय उत्थान उत्तर भारत में १५वाँ 
शत्ती के आरंभ में होता है। यह एकांत जनोन्दोलन के रूप में 
पूर्यरूप से अपनी अभिव्यक्ति करता है । यह केवल शाब्य- 
'चिंतक विद्वानों को ही स्पश नहीं करता, प्रत्युत जनता को पूर्ण 
रूप से आन्दोलित करता है। इस युग की दो शाखाये मुख्य 
हैं-- रामशाखा तथा कृष्ण शाखा । रामशाखा के उदय का 
स्थान है काशी, जहाँ स्वासी रामानंद जी इसके प्रवतेन का मह- 
नीय कार्य संपन्न कर भारतीय समाज में एक महती धार्मिक 
क्रांति उत्पन्न कर देते हैं । वे भक्ति का भव्य द्वार समस्त मानवों 
के लिए--वह निम्न से भी निम्न श्रेणी का क्‍यों न हो--सबदा 
के लिए खोल देते हैं ओऔर मुसलमानों के भीषण अध्याचारों से 
कराहने वाली हिंदू जनता के उद्धार का मारग प्रशस्त कर देते 
हैं। उन्हीं से निगुंण तथा सगुण भक्ति की घारायें प्रवाहित होती 
हैं जिसमें प्रथम के सबसे बड़े प्रचारक हैं कबीरदास तथा 
द्वितीय के प्रतिनिधि हैं गोस्वामी तुलसीदास । 


कऋष्णुधारा का उद्टमस्थान है वृंदावन जहाँ रसिकशिरो मणि श्री 
राधारमण कृष्णचंद्र ने अपनी अलोकिक रसमयी लीलाश्ों का 
विस्तार किया था । यहाँ चार संप्रदाय काल्नक्रम से उत्पन्न होकर 
अभ्युद्य-संपन्न हुए--( १ ) निंबाक, ( २ ) वल्लभ, ( ३ ) चैतन्य 
मत (४ ) राधा-बल्लभीय । निंबाक बड़े प्राचीन आचाय 


२१४ भागवत संप्रदाय 


हो गये हैं जिनके आविर्भावकाल का यथार्थ निशेय अभी तक 
प्रमाणों के अभाव में नहीं हो सका है। लेखक की दृष्टि में वे 
वष्ण॒व संप्रदाय के प्रवतंक आचार्यों में निःसंदेह प्राचीनतम 
'हैं। वललभ तथा चैतन्य समकालीन थे । इन तीनों आचार्यों 
को अपने विभिन्‍न मतों के विकास तथा श्थापन के निमित्त श्री- 
मद्भागवत से विशेष स्फूर्ति तथा विपुल प्ररणा प्राप्त हुई। तथ्य 
यह है कि ये समस्त संप्रदाय भागवत की ही देन हैं ओर इसी- 
लिये ये भागवत को प्रस्‍्थानत्रयी के समान ही या उससे भी बढ़ 
कर प्रमाण ग्रथ मानते हैं । 

इस युग की अन्य विशेषता है वैष्णव काव्य का उदय । 
इन उपदेशकों ने जनता के हृदय को र्पश करने के लिए प्रांतीय 
भाषाओं को अपने उपदेशों का साध्यसम बचाया। पूववर्ती 
आचाय संस्क्रत भाषा के द्वारा ही अपनी शिक्षा देते थे तथा ग्र॒थों 
का प्रणयन करते ये, परंतु इस उत्थान में इसमें विशेष परिवर्तेत 
हुआ | भक्ति-आंदोलन अब जनता का आंदोलन बन गया। 
पठान बादशाहों की रोमाश्वकारी यंत्रणाओं से पीड़ित हिंदू 
जनता अपने रक्षक की खोज में व्याकुज्न बनी बेठी थी। देवयोग 
से इन आचार्यों की वाणी ने भगवान्‌ की ओर उन्हें उन्मुख कर 
उनके हृदय पर शांति का लेप लगाया, कानों में मंजुल लीला की 
वीणा सुनाई। ऐहिक तथा पारलौकिक अभ्युदय का मांगे 
बताकर इन उपदेशकों ने जनता के शाश्वत कल्याण का मार्ग 
बतत्ाया | रामानंदी वष्णबों में महात्मा तुलसीदास की 
काव्यकज्ञा सबसे अधिक चमकी । उनका रामचरितमानस 
हिंदू जनता के हृदय को शांत बनाने वाला अलौकिक मानस 
है | ऋष्णधारा के कवियों ने त्रजभाषा को अपना कर मधुरकाव्य 
की रचना प्रारंभ की जो मध्ययुगीय हिंदी साहित्य की खबसे 


रामावत संप्रदाय २३५ 


प्रौढ़ तथा प्राव्जल विशेषता है । हिंदी के अष्टछाप कवि-- 
सूरदास, नंददास, परमानंददास, कुंभनदास आदि--का उदय 
आचाये वल्लम की अनुकंपा तथा प्रसाद का परिणत फल है । 
बिहारी, आनंदघन, रसिक्र गोविंद, हित हरिवंश, स्वामी 
हरिदास--आदि रसिक कवियों की कल्पना को अग्रसर करने सें 
निंबाकाचार्य के संप्रदाय का विशेष द्वाथ है। इस में मथुरा की 
त्रजभाषा (जो त्रजबूली के नाम से बंगाल में विख्यात है) समस्त 
बष्णव संप्रदायों को एकता के सूत्र में निबद्ध करनेवाल्ी राष्ट्रभाषा 
थी। चैकन्यसत के बंगाली तथा मैथित्न पदकारों ने इस त्रजबूलियें 
अपने अमर काव्यों की रचना कर बंगला साहित्य के गौरब तथा 
प्रतिष्ठा को बढ़ाया है । आसामी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, 
मलयालम तथा तमिल्न भाषाओं में बेष्णव काब्यों की रचना 
की प्ररणा इसी जनान्दोलन से प्राप्त हुई जिससे ये समृद्ध तथा 
संपन्न बन गये | इस प्रकार वष्णवता के सावत्रिक प्रवाह के 
कारण १४ वीं शती भारत के धार्मिक इतिहास में सबंदा के लिए 
चिरस्मरणीय रहेगी । इसने उत्तर तथा दक्षिण भारत में सवत्र 
बेष्णब॒ता की धारा प्रवाहित कर देश को घर्मं तथा खाहित्य के 
द्वारा एकता के सूत्र में बाँधने का प्रशंसनीय सफल्न प्रयास किया । 

साहित्य के विकाप्त के साथ साथ लक्तित कल्लाओं की भी 
विशेष उन्नति हुईं, विशेष कर चित्रकला की। कल्ा-विशारद 
राजस्थानी तथा पहाड़ी शेज्ी ( हिमाचल चित्रशेज्ञी ) के नाम 
से जिस चित्रविद्या के प्रकार को जानते हैं तथा रीमते हैं वह 
वस्तुतः वेष्णवधम की ही देन है। इस युग के राधाकृष्ण के 
नाना चित्रों का अंकन किस सहृदय के हृदय में आनंद को 
सरिता नहीं बहाता ? किसका सनो-सयूर आनंद-विभोर बनकर 
नहीं नाच उठता ! 


२३६ भागवत संप्रदाय 


आज कल्न विदेशी शासन तथा धम से प्रभावित जनता को 
पुनः अपने धर्म की ओर रुचि तथा प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाले 
जो नाना प्रकार धार्मिक आन्दोलन चल रहे हैं उन सब को 
स्फूर्ति तथा प्ररणा, बत्न तथा प्रतिष्ठा, प्राप्त करने में यही 
आन्दोलन आज भी समर्थ है तथा अपना प्रभाव प्रदर्शित 
कर रहा हैं। 


२--उत्तरी भारत में भक्ति-आंदोलन 


दक्षिण भारत में वंष्णब धर्म का आंदोलन उतना सफल 
दथा प्रभावशाल्री नहीं बन सका जितना उत्तर भारत में । दक्षिण 
में शैव धर्म की प्रबल बाढ़ ने वष्णव धर्म के प्रचार तथा प्रसार के 
ऊपर पानी फेर दिया। द्वविडदेश शैब धर्म का प्रधान क्षेत्र 
अत्यंत प्राचीन काल से बना हुआ था जहाँ के शासकों ने अपना 
बरद हस्त तथा शीवज्ञ आश्रय प्रदान कर इसकी अभिवृद्धि में 
विशष योग दान दिया । दक्षिण भारत में वेष्णवों को शवों के 
साथ लोहा लेना पड़ता था ओर इस संघष के कारण वष्णब 
धर्म का प्रचार अबाघगति से दक्षिशदेश में हो नहीं सका। 
परंतु उत्तर भारत में विष्णु-भक्ति के आन्दोलन से लोहा लेने 
की क्षमता किसी धम में नहीं थी। इसके लिए तत्कात्नीन 
सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थिति का स्वरूप जानना नितांत 
आवश्यक है। 





रामावत संप्रदाय २३७ 


२ 
सामाजिक तथा घार्मिक स्थिति 


महाराज प्रथ्वीराज की मृत्यु के साथ ही साथ हिंदुओं का 
सोभाग्य-सूय अनेक शताब्दियों के त्िए अस्ताचल के शिखर का 
अतिथि बन गया । भारतीय इतिद्दास का सध्ययुग मुसलमान 
पठान बादशाहों के धार्मिक उन्‍्माद, अत्याचार तथा उम्राचार का 
ज्वलंत उदाहरण है। काफिरों को दीन इसलाम के पवित्र पानी 
से पवित्र करना ही उनकी नीति थी। जो कोई शुद्ध धर्माचार का 
तनिक भी विरोध करता, वह तलवार के घाट उतारा जाता। 
मुसलमानी भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार की डक्ति को 
इस प्रसंग में उद्धृत करना असामयिक न होगा) । उनका कहना 
है कि भारतवर्ष में इसलाम धम का प्रचार उसके सरल्न सिद्धांतों 
के कारण नहीं हुआ, प्रत्युत वह राजशक्ति का धर्म था जो कभी 
कभी विजित प्रजा में तज्वार तथा दुंडद्वारा बलपूर्वक प्रसारित 
किया जाता था | यह सत्य है कि हिंदुश्ों में स्वयं दुबल्लता का 
जोर था, परंतु पदप्राप्ति के लोभ ने तथा राज्य की ओर से 
आर्थिक पुरस्कार ने हिंदुओं की उस वर्ग के प्रति कसकभरी 
शत्रुभावनाको दबानेमें कभी सफलता नहीं प्राप्त की जिसने उनकी 
स्वतंत्रता छीनी थी तथा जो उनके धर्म को धृणा की दृष्टि से 
देखते थे । मूर्तियों का खंडन करना, विपरीत विश्वासों का हनन 
करना तथा काफिरों को मुखल्मान बनाना--ये कृत्य एक आदश 
मुसलमाज शासकके पवित्र कतंव्य समझे जाते थे।| सिकंदर लोदी 


१ डा० ईश्वरीप्रसाद--मरांडणए 0 ज60्तांशश9 पावीं9 
पुृु० ४६५---४७० 





श्श् भागवत संप्रदाय 


(सन्‌ १४८६--१४५१७ ई०) के समय में तो हिंदुओं पर अत्याचार 
करने का एक आंदोलन सा चल पड़ा था । बलपूवक मुसल्लमान 
बनाना तो साधारण बात थी। हिंदुओं के ऊपर आधर्थिक प्रति- 
बंधों की कमी न थी । कुरानको आज्ञा में कहीं विधान न होने पर 
भी हिंदुओं से 'जजिया? नामक कर बसूत्त किया जाता था। 
बेचारे हिंदुओं को निधनता, द्दीवतता तथा कठिनता का जीवन 
बिताना पड़ता था। उनकी आय उनके परिवार के ल्लषिए कठिनता 
से पर्याप्त होती थी । विजित प्रजा में रहन-सहन की दशा बहुत 
ही निम्न श्रणी की थी । राजकीय कर का भार उन्हीं के ऊपर 
विशेष रूप से पड़ता था। ऐसी दुदशा के कारण बेचारे हिंदुओं 
को राजनीति के ज्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखलाने का अवसर ही 
नहीं मिलता था । 

श्री बल्लमाचाय जी के 'कृष्णाश्रय”ः काव्य द्वारा तत्कालीन 
राजनैतिक स्थिति का परिचय हमें भल्लीभाँति मिलता है। उनके 
सार्मिक शब्द हें-देश म्लेच्छों से ( मुसलमानों से ) आक्रांत 
है; स्लेच्छों से दबाया गया देश पाप का आल्य बन गया है; 
सत्पुरुष पीड़ा तथा अत्याचार का पात्र बन गया है। तीथथों की 
दशा क्‍या कही जाय ? गंगा आदि समस्त उत्तम तीर्थ यवनों के 
आक्रमणों से पीड़ित हो रहे हैं। इन अत्याचारों के कारण 
इन तीर्थों का आधिदेविक रूप ही नष्ट हो गया है। अशिक्षा तथा 
शपज्ञान के कारण अथ न जानने से वेदों के मंत्र नष्ट हो रहे 
हें । लोग त्रह्मचय आदि ब्रतों से मुह मोड़ रहे हैं । वेद का अर्थ 
संतत नष्ट हो रहा है। ऐसी दशा में कृष्ण ही हमारे केवल 
आश्रय हैं 

स्ल्ेच्छाक्रान्तीपु. देशेषु पापैकनिलयेघु च। 
सत्पीडा-व्यग्रलोकेषु कृष्ण एवं गतिमम ॥ २ ॥ 


रामावत संप्रदाय श्३्ृ६्‌ 


गंगादि-तोथ. वर्यघु दुशश्रेवाबूलेष्विह । 

तिरोहिताधिदेवेष. कृष्ण एवं गतिमेम ॥ ३ ॥ 

अपरिज्ञान - नष्ठेषु मन्त्रेष्वव्तयोगिषु । 

तिरोहितार्थ - वेदेषु कृष्ण एवं गतिसस ॥ ५ ॥ 
“-कृष्णाश्रय ( षोडश ग्रंथ ) 


मुसलमानों के इन उम्र अत्याचारों के कारण हिंदुओं के 
हृदय में भीतर द्दी भीतर आग सुल्लग रह्दी थी। भौतिक जीवन 
में असफलता का थपेड़ा खाकर वे धार्मिक जीवन के सुधार की 
ओर अग्रसर हुए | परंतु उन्हें ईप्सित चिरशांति प्राप्त न हो 
सकी । श्रीशंकराचाय के द्वारा उपदिष्ट ज्ञानमाग तथा निवृत्ति 
पंथ का प्रचुर प्रचार देश में था, परंतु ज्ञानमार्ग रूक्षता तथा 
कठिनता के हेतु जनता को अपनी ओर आक्ृष्ट न कर सका। 
आचाय कुमारिल के द्वारा उपदिष्ट कमेमाग तथा प्रवृत्तिपंथ में भी 
जनता के आकषण का मोहन मंत्र विद्यमान न था। योगमाग 
का भी प्रचार धार्मिक क्षेत्र में कम न था, परंतु वंह भी जनता 
के बीच उत्साह तथा स्फूर्ति भरने में सामथ्ये की सीमा तक नहीं 
पहुँच सका | धर्म लोकध् का रूप छोड़कर व्यक्तिगत धर्म का 
जामा पहनकर ही मचलता दीख पड़ता था। चारों ओर 
धार्मिक क्षेत्र में जनता को आकषण करनेवाले, भगवान के 
शील्न, सौंदय तथा शक्ति के परिचायक घर्म का सबंथा टोटा 
था जिसे अपना कर जनसाधारण शांति का अनुभव कर अपने 
जीवन को सफल बनाता । लोगों को उल्नवटी-सीधी आध्यात्मिक 
. बातें बतल्ना कर ठंगनेवाले दांभिकों की कमी देश में नहीं थी | 
धार्मिक क्षेत्र में मनमानी स्वेच्छाचारिता के पोषक नाना वादों 
का बोलबाल्ला था। पाषण्ड की प्रचुरता थी तथा शुद्ध धर्म के 


२४० मागवत संप्रदाय 


रूप का ज्ञान अबोध लोगों की बुद्धि से दूर चल्ना गया था। 
श्रीवल्लमाचाय जी के शब्दों में-- 


नानावादविनष्टेषु सवंकम-बतादिषु । 
पाषण्डेकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिसमस ॥ 


नास्तिकों के नाना वादों ने हिंदुओं के सब कम तथा ब्रतों 
को नष्ट कर डाल्ञा था तथा धमनक्षेत्र में सबका प्रयत्न पाषंड के 
पोषण की ओर ही था। ऐसी दशा में जनता उन्मागगामिनी 
न बनकर सन्मागंगामिनी कैसे बनती ? परमसानंददास जी ने 
भी बड़ी मार्मिक वेदनाभरी वाणी में बड़ा ही स्पष्ट कहा है कि 
अगर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वृन्दावन लीलाएँ तथा तत्पतिपादक 
श्रीमद्भागवत पुराण नहीं होता, तो सकल भारतवर्ष ओऔघड़ 
पंथ का पथिक बन जाता। पाषंड तथा दम्भ की वृद्धि के इस 
युग में सात्त्विक श्रद्धा तथा धर्म कहीं सिसकते पड़े अपने जीवन 
की अंतिम घड़ियाँ गिन रहे हैं। वेद का श्रध्ययनशील ब्राह्मण 
भी अपने मार्ग से विचलित होकर उनमागे का राही बन गया 
है।तो ओरों की तो कथा ही न्यारी है ? तब किस पर रोष 
किया जाय ? तत्कालीन घार्मिक' स्थिति का परिचायक यह पद 
ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े ही महत्त्व का है -- 


माधों, या घर बहुत घरी ॥ 
कहन सुनन को लीला कीन्हीं, मर्यादा न टरी | 
जो गोपिन के प्रेम न हो तो, अरू भागवत पुरान |. 
तो सब औघड़ पन्थिहि हो तो, कथत गयमेया ज्ञान ॥ 
बारह बरस को भयो दिगम्बर ज्ञानहीन संनन्‍्यासी। 
पान खान घर घर सबहिन के, भसम लगाय उदासी ॥. 


रामावत संप्रदाय २४१ 


| 2७१ यों 
पाखण्ड दम्भ बढयो कलियुगर्मे, अद्धा धम सयो लोप | 
परमानन्द वेद पढ़ि बिगरयो, का पर कीजै कोप ॥ 


“- परमानन्द दास | 


ऐसे ही उथल पुथल्न के युग में, नाना वादों के विषम दांभिक 
वातावग्ण में ओर ज्ञान तथा कम मार्ग की व्यामोहक परिष्थिति 
में वेष्णवभक्ति का कमनीय कल्पहुम उत्तर भारत की केंद्रस्थली 
काशी में सर्वश्रथम रोपा गया था | हिंदू जनता भगवान्‌ की भव्य 
भांकी प्रस्तुत करने वाले धम के लिए लालायित थी । ब्रह उस 
आदश के लिए प्यासी थी जिसमें रसिकशिरोमणि के शील 
तथा शक्ति का समन्वय सौंदय के साथ संपन्न होता है। बह घट 
के भीतर ज्योति का प्रकाश दिखल्ञाने वाले घर्मं की योग गाथा 
सुनने के लिए उत्सुक नहीं थी ओर न ज्ञानमार्ग के द्वारा किसी 
निगु ण॒ तथा अव्यक्त के रूप-इशन के निमित्त लाज्ञायित थी। 
वह्द ल्ञोक के भीतर विस्तार पाने वाली मंगज्मय भगवान की 
लोक-कल्याण-मयी त्लीलाओं का अवलोकन करना चाहती थी। 
लोकानुरंजन की कथाओं से वह अपने जीवन को अनुरंजित, 
रसस्निग्ध तथा रुचिर बनाने की कामना रखती । ऐसी ही दशा 
में वह अपने को वष्णव भक्ति की कल्पवेलि की शीवल छाया 
में आश्रित पाकर उल्लसित हो उठी। उसका जीवन स्निग्ध हो 
उठा । बाह्य असफल्ञता से प्रतांडित जनता आंतारिक शांति का 
संदेश पाकर कृतकृत्य हो उठी । यावनी आक्रमणों से उसे किसी 
अंश में त्राण तथा रक्षा प्राप्त हुईं। जनता के इस्र नवीन शांतिदूत 
का नाम है स्वामी रामानंद तथा उनका संदेश है--भगवान्‌ 
करुशा-वरुणाल्य की प्रममयी रागात्मिका भक्ति । 

१६ 


२४२ भागवत संप्रदाय 


4 


दक्षिण भारत में आलवारों तथा आचार्यों के द्वारा वष्णव 

धर्म के प्रचार की गाथा विगत परिच्छेद में हम सुना चुके हें । 

विक्रम की १४ शती में इस वेष्ण॒व भक्ति को उत्तर भारत में लाने 
वाले महापुरुष स्वामी रामानंद जी माने जाते हैँ । उत्तर भारत 
में विष्णु भक्ति के प्रचार के दो केंद्र इस युग में जागरूक थे-- 

(१) काशी तथा ( २) मथुरा । काशी रामभक्ति के प्रचार का 
श्रबत्न केंद्र था तथा मथुरा-बृंदावत्र ऋष्ण-भक्ति के प्रचार का। 
“इन दोनों केंद्रों में ऐेतिहासिक दृष्टि से काशी ही प्रथम कंद्र प्रतीत 
होता है जहाँ से भक्ति का प्रचार-मन्त्र सव-प्रथम उच्चारित 
(किया गया था। विक्रम की १४७ शत्ती के मध्यभाग में काशी में इस 
प्तवीन धार्मिक जागृति का सूत्रपात हो चुका था। त्रन्ममण्डल् 
में ऋष्णमक्ति के प्रचार का उद्योग संभवतः कुछ पीछे प्रतीत 
होता है। निंबाक मत का प्रचार ब्रजमण्डल में कब आरंभ 
हुआ ? इसे हम भलीभाँति नहीं जानते, परंतु विक्रम को १६ 
शती के मध्य के आसपास चैतन्यमत तथा वल्लभ संप्रदाय का 
प्रवेश ब्रज्मण्डल की पवित्र भूमि मे निश्चित रूप से हो गया था। 

थह ऐतिहासिक तथ्य है. कि संवत्‌ १५४६ बि० ( १४६२ ३० ) 
में वल्लभाचार्य ने त्रज की पहिली बार यात्रा की थी तथा इसके 

लगभग आठ वर्ष के अनंतर १४५६ विक्रमी ( १५०० ईं० ) के 

आ्रासपास अक्षय ठृतीया को नवनिर्मित मंदिर में श्रीगोवधेननाथ 

( श्रीनाथ जी ) की मूर्ति की स्थापना हुई थी! । चेतन्य महा- 

प्रभु ने भी अपने प्रिय शिष्य लोकनाथ आचाय को बजमण्डल 

के तीर्थों के उद्धार के लिए ज्ञगभग १५१० ई० में मथुरा भेजा था 


कम टन कल क्‍ल 
१ द्रष्टभ्य बल्लभ दिग्विजय पृ० ४० 


रामावत संप्रदाय २४३ 


तथा आचाय जीने ब्रज्ममाहात्म्य तथा पुराणों की सहायता से ब्रज 
के यावनी आक्रमणों के कारण लुप्तम्राय तीर्थों का उद्धार बड़ी 
ही तत्परता तथा मनोयोग के साथ किया था। अतः विक्रम की 
१६ शती के मध्यभाग में तथा ईस्वी सन्‌ की १४ वीं शती के 
अंतिम भाग में त्रजमण्डल में क्रष्णभक्ति के प्रचार के जीवित 
केंद्र स्थापित हो चुके थे; यद्द निःसदेह कद्द सकते हैं । 


“-448:-- . 


३--स्वामी राघवानंद 


दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत में विष्णुपवभक्ति के 
प्रधान प्रचारक स्वामी रामानंद जी माने जाते हैं, परंतु मेरी 
दृष्टि में यह गौरव इनके गुरु स्वामी राघवानंद जी को ही देना 
सवंथा उचित है । राघवानंद जी ही दक्षिण तथा उत्तर भारत 
के भक्ति-आंदोलनों के संयोजक व्यक्ति हैं । मध्यकाल्लीन धार्मिक 
आन्दोलन के इतिहास का परिचय स्वामी राघवानंदजी के परिचय 
के बिना कथमपि पूरा नहीं हो सकता। इनकी जानकारी सामग्री 
के अभाव में नहीं के बराबर है। ये रामानुजजी संप्रदाय के 
महात्मा तथा योगविद्या के पारंगत पंडित माने जाते थे । किंवदंती 
है कि इन्होंने अपने प्रिय शिष्य रामानंद स्वामी को मृत्युयोग 
से योगविद्या के बल पर बचाया था। नाभाजी के कथनानुसार 
ये रामानुज्ममत के महात्मा थे तथा भक्तिआंदोलन के बड़े 
भारी नेता थे। इन्होंने भक्त को मान दिया, चारों वर्णों तथा 
चारों आभ्रमों में भक्ति को दृह किया ओर समग्र पृथ्वी को हिल्ा- 
कर ( पत्रावलंबित कर ) वे स्थायी रूप से काशी में बस गए | 
नाभाजी का कथन है-- 


२४४ भागवत संप्रदाय 


देवाचारज दुतिय महामहिमा हरियानंद | 

तस्य राघवानंद भये भक्तन को मानद ॥ 

पत्रावलम्ब पुथिवी करी बस कासी स्थाई । 

चारि बरन आश्रम सबहीं को भक्ति इढ़ाई ॥ 

तिनके रामानंद प्रगट विश्वमंगल जिन वु धरयौ । 

रामानुज-पद्धति प्रताप अवनी अमृत हे अनुसर॒यौ ॥ 
( भक्तमाल, छुप्पय ३० ) 


ये हर्याचाय के शिष्य तथा रामानंद जी के गुरु बतलाये 
गये हैं | यह बात तो सवथा सिद्ध है, परंतु हमारे पूर्वोक्त मत 
का पोषक 'हरिभकति सिंधुबेत्ञा' ग्रंथ: का, जिसके कर्ता 
अलंत स्वामी बताये जाते हैं, यह श्लोक है जिसमें उनका दक्षिण 
भारत से आकर उत्तर भारत में राममंत्र के प्रचार करने की बात 
कही गई है-- 
बन्दे श्रीराघवाचाय रामानुजकुलोद्मवर्म | 
. यास्‍्यादुत्तरमागत्य. राममन्त्रप्रचारकम ।॥ 
( मंत्र प्रकरण, चोथी तरंग) 


इस पद्म के साक्ष्य के ऊपर तथा भक्तमाल के पत्रालंब 
प्रथिवी करि? वाक्य से हम यही निष्कष॑ निकालते हैं कि उत्तर 
भारत के विष्णुभक्ति के ज़नान्दोल्नन के वास्तव नेता तथा राममंत्र 
के प्रचारक स्वामी राघवानंद जी ही थे, परंतु इनके पद्टशिष्य 
रामानंद स्वामी के विशात्ञ व्यक्तित्व तथा कार्याबत्ली ने इनके 
वास्तव गौरव को इतना आबृत कर दिया? कि इनका महत्त्व ही 
लुप्त हो गया । ॥॒ 

उनकी जीवनी अभी तक अंधकारपूर्ण दी है | हम इतना 
ही जानते हें कि ये काशी के पंचगंगा पर निवास करते थे तथा 


रामावत संप्रदाय २४५ 


यहीं इन्होंने रामानंद स्वामी को अपना मंत्रशिष्य बनाया था। 
पंचगंगा घाट पर राघवानंद के नाम से एंक प्राचीन मढ़ी अबतक 
विद्यमान रही, परंतु गतवष की गंगा की बाढ़ने उसे एकदम 
छिन्नभिन्न कर दिया, परंतु मढ़ी के ध्वंसावशेष आज भी देखने 
को मित्र सकते हैं । 


रचना 


स्वामी राघवानंद जी की किसी विशिष्ट रचना का पता नहीं 
चलता जिससे उनके मान्य सिद्धांतों की समीक्षा की जाय। 
सोभाग्यवश काशी नागरीप्रचारिणी सभा के हस्तल्लिखित संग्रह 
में एक छोटी पुस्तिका संग्रहीत है जिसका नाम है--सिद्धांत 
तन्मात्रा । इसके रचयिता राघवानंद बतलाये गये हैं और अन्तः- 
साक्य से ये रामानंद जी के गुरु से अभिन्न व्यक्ति ठहरते हें । 
इस पुस्तिका के अनुशील्ञन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि राघवानंद 
की साधना योग और भक्ति का समन्वित रूप है। योग के 
पारिभाषिक शब्दों तथा विषयों का संकेत इस पुरितिका में - पर्याप्त 
रूपेण हे । योग शब्दावली जेसे सुन, गगन, शब्द, रनकार 
( अनाहत नाद ) आदि की दी उपत्तब्धि यहाँ नहीं होती; प्रत्युत 
योग-श्रक्रिया के विधिविधानों तथा योगियों की वेश-भूषा का 
भी उल्लेख यहाँ बड़े आदर तथा आग्रह से किया गया है योगी 
के मन को एकाग्र करने के लिए घेय तथा ब्रह्म चय की आवश्य- 
कता बतल्ाई गई है। इंद्रियजय के निमित्त नासाग्र-दृष्टि का 
विधान किया गया है-- 


जीह मारी द्वोदी ( दी ) कल जीतो जोगो राषो हाथ । 
नन॒ ( नेन ) नासिका येक ही हाथ 
देख्या चाह जग व्योहार (१, पंक्ति ७-९ ) 


२४६ भागवत संप्रदाय 


इस क्रिया के अभ्यास से जगत्‌ का प्रत्यक्ष रूप दीख पड़ता है 
कि यह संसार वास्तव रूप से कभी सत्य नहीं है। प्राणायाम से 
शुक्र ( पानी ) को स्थिर कर योगी लोग ऊध्बे रेता बन कर काल- 
वंचना किया करते हैं, इस प्रसिद्ध बात का उल्लेख यहाँ आदर 
पूवंक किया गया है-- 


पवन पानी धरै सो ज्ुग जुग जोव जोगी आ्रास | 


हठयोग का अंतिम लक्ष्य है चंद्र-तूय का समागम, प्राणा- 
पान या इडापिंगला नाड़ियों का संमिन्नन जिससे समाधि दशा में 
पहुँच कर योगी नाद, शब्द तथा ज्योति का अलुभव करता है । 
इस पुस्तिका के शब्द हैं-- 


चंद्रसुरण जमी असमान तारा मण्डल भये प्रकास 
आवुन जोगी यह मनकार 

. सुन गगन मह ध्वजा फराई पुछो सबद भयो प्रकासा 
सुन लो सीधो सबद का बासा | 


यह तो हुआ योग की प्रक्रिया का निर्देश | वष्णव घम्म संबंधी 
बातों का भी इसमें पूरा उल्लेख है। यहाँ द्वादश ( द्वादशाक्षर 
मंत्रओं नमो भगवते वासुदेवाय ), तिलक, तुलसी की माला 
तथा सुमिरनी का आदर के साथ उल्लेख किया गया है. तथा 
चष्णव धर्म के मान्य सिद्धांतों का भी पर्याप्त उल्लेख है। बष्ण॒व 
धर्म के गुरु-माहात्म्य का सुदर परंतु संक्षिप्त वर्शन यहाँ मित्षता 
है। प्रथकार का कहना है कि गुरु से दीक्षा पाने वाला व्यक्ति 
साधनामाग में जितनी सफलता प्राप्त कर सकता है उतनी पांथी- 
पत्रों को पढ़ने वाला नहीं। सौ दिन का पंडित एक दिन के 
मुण्डित-दीक्षाप्राप्त-के बराबर होता हैः-- 


रामाबत संप्रदाय २४७ 


सो दीन का पीडन्त एक दी का मुडत । 
पार न पाय योगेश्वर घर का॥ 


सच्चे शिष्य का लक्षण यही है कि वह गुरु के शब्दों का, 
उपदेशों का, आदर करता है | परंतु जो गुरु के वचनों पर रौंद 
कर चलता है वह “निगुरा” कहलाता है और साधनामागर में 
कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता । 


सुगुरा होय तो सबदक्‌ माने 
नुगुरा होय तो ऊपर चाल 
चलतो षट दरसन में मो काल 

( ए० ७, पं० ११-१३ ) 


इस प्रकार इस पुस्तिका के अनुशीलन से हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हें कि उत्तर भारत के इस भक्ति आंदोलन में योग 
तथा भक्ति का पूर्ण सामजस्य था; बहुत संभव है कि वष्ण॒व 
पंथ ने मध्यकाल्लीन योग-डपासकों को भी अपने में संमित्तित 
कर अपने संप्रदाय को अधिक त्ञोकप्रिय तथा व्यापक बनाया। 
राघवानंद अवधूतवेश वाले बतलाये गये हैं। अवधूत' से 
अभिप्राय है दत्तात्रेय के उपासक से, जो योगमार्ग के अनुयायी 
भी थे | इस प्रकार राघवानंद का सिद्धांत हठयोग यथा वष्णव 
भक्तित के पूर्ण सामंजस्थ तथा संमेल्ञन का प्रतीक है" । है 


लऋरू+००2 लाया, () _वमारारबाबननथ, 


१ सिद्धांत तन्मात्रा” का मूल पाठ प्रकाशित है। द्रष्टव्य डा० पीतां- 
बरदत्त बड़ध्वाल-योगप्रवाह पृ० १८-२२; प्रकाशक काशी विद्यापीठ, - 
बनारस, सं० २००३ | 


र्ड्प्र भागवत संप्रदाय 


४--स्वामी रामानंद 
रामानंद का आविर्भावकाल 


स्वामी रामानंद जी का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ 
था ? ईंस समस्या का उचित समाधान नितांत आवश्यक है। 
स्वामी जी की दो प्रख्यात रचनायें आजकल्ष प्रसिद्ध हैं | ये दोनों 
संस्कृत में ही है। प्रथम का नाम हे--वैष्णव-मताब्ज-भास्कर 
जिसका स्वामी जी ने अपने शिष्य सुरसुरानंद के प्रश्नों के उत्तर 
रूप में निर्माण किया है | इसमें १६२ पद्य हैं और बेष्णव सिद्धांतों 
तथा आचारों का विस्तृत विवरण है। दूसरी का नाम है-- 
रामाचन पद्धांत) । यह सस्कृत में गद्यपद्मात्मक रूप मैं लिखी 
गई है ओर रामचंद्र के पूजन-प्रकार का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत 
करती है। रामाचन-पद्धति में रामानंद जी ने अपनी गुरु 
पर॑परा का उल्लेख इस प्रकार क्रिया है* 


रामचंद्र-- > सीता जी-- >> विष्वक्सेन-- > शठकोप 
स्वामी-- >श्री नाथमुनि-- > पुएडरी काक्ष आचाये- > 
राममिश्र-- > यामुनाचाय-- > महापूर्णा चाय-- > श्री. रामा- 
नुज--> कूरेश-- >> माधवाचाय-- > वोपदेवाचाय-- > देवा- 

१ इन दोनों ग्रथों का संस्कृत टीका तथा हिंदी व्याख्या के साथ 
प्रामाणिक संस्करण बलभद्रदास के संपादकत्व में जयपुर से प्रकाशित 
हुआ है ( सं० १६८८ ) | इस संस्करण में “प्रस्तुत प्रसंग? में संपादक ने 
अनेक महत्त्वपूर्ण सांप्रदायिक बातों का संकलन किया है जो वैष्णव धर्म 
के जिज्ञासुओ्रों के लिए निर्तांत उपादेय है । 

२ रामाचन पद्धति श्लोक ३--५ । 


रामावत संप्रदाय २४६ 


थधिप--> पुरुषोत्तम--> गंगाधर-->> रामेश्वर-- > द्वारानंद 
--> देवानंद-- > श्रीयानंद-- >> हरियानंद-- > राघवानंद-- > 
रामानंद 


इस सच्ची परंपरा के अनुसार श्री रामानुज के १७ वीं पीढ़ी 
में रामानंदजी का आविभोव हुआ । यदि एक पीढ़ी के लिए 
२४ वष का समय माना जाय तो दोनों के बीच में 
साढ़े तीन सौ वष का अंतर मानना उचित होगा। श्रीरामानुज 
का तिरोधान ११३६ ई० में माना जाता है। तदनुसार रामानंद्‌ 
जी का तिरोधान १४८६ ई० अथौत्‌ १४ वीं शती का अंतिम 
भाग सें मानना कथमपि अन्याय न होगा । 


रामानंद जी की यही गुरुपरंपरा सवंथा मान्य तथा 
प्रामाणिक है। इसके अनुशील्ञन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
नाभा जी दास के द्वारा निर्दिष्ट परंपरा ( जिसके अनुसार 
रामानंद श्रीरामानुज की पाँचवी पीढ़ी में विद्यमान बतलाये 
जाते हैं ) एकदम अधूरी है। इसमें कतिपय मान्य आचार्यों के 
ही नाम निदिष्ट किये गये हैं। नाभा जी का वह छ॒प्पय पीछे 
निर्दिष्ट है । 


इसमें देवाचाय-- > हरियानंद--:-> राधवानंद-- > रामानंद 

की अंतिम छोर तो प्रायः ठीक सी है, परंतु रामानुज तथा 
९ के 

देवाचाय के बीच में आचार्यों के अस्तित्व का वर्णन इसमे नहीं 
है। अतः उन लोगों का मत जो रामानंद तथा रामानुज के 
बीच में केवल सौ-सवा सौ वर्षो का ब्यवधान मानते हैं (जो 
४ पीढ़ी के लिए उचित है ), रामानंद जी के स्वतः जल्लेख से 
एक-दम प्रमाण॒द्दीन प्रतीत होता है। 


२४० भागवत संप्रदाय 


समय-निरूपण के साधन 


( १ ) रामानंद के समय-निरूपण के लिए आवश्यक उप- 
करणों पर ध्यान देना आवश्यक है। यह सचत्र प्रसिद्ध हे कि 
स्वामी रासानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय 
में विद्यमान थे। यह बादशाह बहलोल लोदी का पुत्र तथा उत्तरा- 
थिकारी था | उसका पहला नाम था निजाम खाँ; गही पर बेठने 
पर उसका नाम हुआ सिकंदर | उसने सन्‌ १४८६ से लेकर सन्‌ 
१५१७ तक र८ वर्षों तक राज्य किया | वह इस्लाम धर्म का बड़ा 
ही उन्नायक, प्रभावशात्ञी तथा असहिष्णु शासक था। उसके 
समय में हिंदू धर्म के ऊपर आक्रमण का एक बड़ा तूफान तथा 
बवणडर आया था जिसके कारण अनेक हिंदू साधु-संतों को 
भोषण अत्याचारों का शिकार बनना पड़ा था। उसके समय में 
मानिकपुर के प्रसिद्ध पीर शेख तकी विद्यमान माने जाते हैं। 
कतिपय विद्वान्‌ शंख तकी को बादशाह सिकंदर लोदी का गुरु 
मानते हैं | 

( २) कबीर के बीजक से भी शेख तकी तथा कबीर की 
समकालीनता का परिचय मिलता है-- 

मानिकपुरहिं कबीर बसेरी। महद॒ति सुनी सेख तकि केरी ॥ 

( बीजक, ४८ रमेनी ) 


प्रट घट है अविनासी सुनो तकी तुम लेख । 


कहते हैं कि इन्हीं शंव्व॒ तकी ने सिकंदर लोदी से कबीर की 
शिकायत को थी कि वे इसलाम धम को निंदा करते हैं तथा 
मुसल्लमान होकर भी हिंदू धर्म की संबधना करते हैं । इस्र पर 
बादशाह ने कबीर साहब को जंजीर में बँधवा कर गगाजी में 
डलवा दिया था। परंतु भगवत्कृपा से जंजीर की कड़ियाँ अपने 


रामावत संप्रदाय २५१ 


आप बिखर गई और वे बादशाह को ल्ललकारते हुए बाहर निकत्न 
आये थे | इस घटना का उल्लेख कबीर के प्रधान शिष्य धमंदास 
जी ने किया है-- 


शाह सिकन्दर जल में बोरे बहुरि अग्नि पर जारे। 
बेगस हाथी आन झुकाये सिंहरूप दिखराये ॥ 
निरगुण कयें अभयपद्‌ गाव जीवन को समुकाये। 
फाजो पंडित सभो हराये पार कोड नहिं पाये ॥ 


इस घटना का उल्लेख संत-साहित्य में विशेष रूप से मित्नता 
है । महात्मा गरीबदास जी ने इस घटना का वर्णन इस प्रकार 
किया है-- 

जड़े तोक बेड़ी गले में जंजीर । 

लोदी सिकन्दर दई हैज्ञु पीर ॥ 

डारे गंगा बीच हुये खड़े। 

राखे समथ तोक बेड़ो ऋरड़े ॥ 


नाभा जी के टीकाकार प्रियादास भी इस वंग्शन की पुष्टि 
करते हैं। अतः कबीर तथा सिकंदर लोदी दोनों समकालीन 
माने जाते हैं। कबीरदास रामानंद जी के शिष्य माने जाते हैं । 
अतः रामानंद तथा सिकंदर लोदी की बहुत कुछ समसामयि- 
कता अनिवाय है। 

(३ ) स्वामी रामानंद जी के शिष्यों में अन्यतम शिष्य थे-- 
सेन भगत ये रीवबॉनरेश के नापित रूप से प्रसिद्ध हैं । नाभा जी 
के कंथनानुसार जब सेन भगत साधु संतों की सेवा में संलग्न 
थे, तब भगवान ने राज्ञा की सेवा में उपस्थित होकर स्वयं नापित 
का काय संपादन किया था। नाभा जी का यह विवरणात्मक- 
छुप्पय इस प्रकार है-- ा 


२५२ भागवत संप्रदाय 


प्रभु दास के काज रूप नापित को कीनो | 
छिप्र छुरहरी गद्दी पानि दुपन तहेँ लीनो।॥। 
तादशद्दें तिहि काल भूप को तेल लगायो । 
उल्नटि राव भयो शिष्य प्रगट परचो जब पायो ॥ 
श्याम रहत सनन्‍्मुख सदा, ज्यों बछुरा हित घेन के। 
विदित बात जग जानिये, इरि भये सहायक सेन के ॥ 


इस छप्पय में निर्दिष्ट राजा बांधवगढ़ के नरेश थे; इसका 
परिचय प्रियादास की टीका से लगता है-- 


बाँधौगढ़ वास, हरि साथु सेवा आस लागी, 

पगो मति अति प्रभु॒परचो दिखायो है। 
करि नित नेम चल्‍यो भूप को लगाऊं तेल, 

भयो सग मेल सन्‍्त, फिरि घर आयो है। 


टहल बनायो करी, नृप की न शंक घेरी, 
धरि उर स्याम जाय भूपति रिकायों है। 


पाछे सेन गयो, पूछे, हियरंग छुयो, 
भयो अचरज राजा बचन सुनायो है ॥ 


रीवाँ के महाराजा श्रीरघुराज सिंह ने अपने 'भक्तमाल-राम- 
रसकावल्ली' में इस महाराजा का नाम राजाराम बतलाया है-- 


बॉधवगढ़ पूरब सो गायो। सेन नाम नापित तहेँ जायो ॥ 
ताको रहे सदा यह रीता । करत रहे साधुन सी प्रीती ॥ 
तह को राजाराम बघेला | बरन्यो जेहि कबीर को चेला ॥ 
करे सदा तिनकी सेवकाई | मुकर देखावे तेल लगाई ॥ 


रामावत संप्रदाय .. रफईे 


बांधवगढ़ (रीवाँ) के राजा राजाराम का दूसरा नाम 
रामचंद्र बतलाया जाता है। ये राजा वीरभानु के पुत्र थे। इनका 
राज्यसमय १५५४ ईस्वी से लेकर १४५६१ ई० तक था। इनसे 
संबद्ध सेन नापित का आविभाव काल्न १६ वीं शती का उत्तराध 
है। यदि इनके समय से स्वामी .जी का तिरोधान पचास वर्ष 
पहिले माना जाय, तो इनका अंतिम समय १६ वीं शती का 
आरंभिक वष माना जा सकता है। 


स्वामीजी की जीवनी से संबद्ध ऊपर तीन घटनाओं का हमने 
उल्लेख किया है जो इनके काल के विषय में निर्णायक मानी जा 
सकती हें--( १) स्वामी जी की सिकंदर लोदी के समय 
( १४८६-१५१७ ई०) में विद्यमानता; (२) कबीरदांस का 
सिकंदर लोदी से प्रोढ्ावस्था में भेंट होना; (३) रबामी जी के 
अन्यतम शिष्य सेनभक्त की बांधवगढ़ नरेश राजाराम ( सन्‌ 
१४४४-१५६१ ) के समय में विद्यमानता । स्वामी जी की उम्र 
सो वष के ऊपर मानी जाती है। इन समस्त घटनाओं के 
तारतम्य से हम इसी निष्कष पर पहुँचते हें कि स्वामी रामानंद 
जी का आविर्भाव काल १४ वीं शती ( १४१० इ० १५४१० है० ) 
है। इस प्रामाण्य पर अगस्त्यसंहिता के भ्रविष्योत्तर खंड में 
स्वामी जी का जो अविभौव-काल संवत्‌ १३५६ विक्रमी 
.( 5१३०० ई० ) दिया गया है वह प्रामाणिशक कथमपि नहीं हो 
सकता क्‍यों कि ऊपर निर्दिष्ट घटनाओं का सेल इस समय से 
ठीक नहीं बेठता। स्वामी जी के जीवनचरित से संबद्ध 
घटनाओं तथा शिष्यों के काल के कारण इनका आचाय-काल 
पंद्रह्वं शतक ( १४४० ई० ) के मध्यभाग के पीछे ही सिद्ध 
होता है। 


२५४ भागवत संप्रदाय 
जीवनचरित 


स्वामी रासानंद के जीवनचरित की विशिष्ट घटनाओं का 
ही उल्लेख मिलता है; उनके महत्त्वपूर्ण जीवन की समग्र घट- 
नाओं का परिचय हमें श्राप्त नहीं है। इधर उनके दिग्विजय के 
वर्णन वाले काव्यों की रचना की गई है, परंतु इस प्रयत्न को 
विज्ञ आलोचक सांप्रदायिक प्ररणा का ही फल्न मानते हैं 
विशुद्ध ऐतिहासिक पद्धति से मीमांसा तथा छानबीन की इसमें 
नितांत कमी है। इतना तो निश्चित है कि स्वामी रामानंद 
उत्तर भारत की आध्यात्मिकता तथा तपश्चयां के ज्वल्लंत 
प्रतीक हैं । 

कहते हैं. कि इनका जन्म प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल 
में हुआ था। पिता का नाम था 'पुण्य सदन”? तथा माता का 
सुशीला देवी | आरंभिक शिक्षा-दीक्षा वहीं हुई। जगत्‌ के प्रप॑च 
से बेराग्य ने इनके विशुद्ध हृदय को बाल्यकाल में द्वी अपना 
निकेतन बनाया । फल्नतः ये काशी आये और तत्कालीन प्रख्यात 
महात्मा राघवानंद जी के शिष्य बन गए । स्वामीजी काशी के पंच- 
गंगा घाट पर निवास करते थे । वे स्वयं वृद्ध हो चले थे और रबय॑ 
ही किसी योग्य शिष्य के अनुसंधान में थे। रामानंद जेसे योग्य 
व्यक्ति को अपना शिष्य बना कर उन्होंने अपने जीवन के महनीय 
उद्द श्य को सफल माना। आजकल रामानंद जी के जीवन से 
संबद्ध अनेक संस्कृत ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, परंतु उनमें प्रामाणिकता 
का अभाव होने से वे ऐतिहासिक शोध के उपयुक्त नहीं हैं। एक 
मुसलमानी फकीर का कथन उनकी महत्ता का पर्याप्त सूचक है। 


श्रीभगवत्पादाचाय के सामयिक मोलाना रशीदुद्दीन नामक 
एक फकीर काशी में हो गये हैं। उन्होंने “तजकीर तुक फुकरा” 


रामावत संप्रदाय २५५ 


संज़्क एक पुस्तक लिखी है जिसमें मुसलमान संतों 
की कथायें हैं । उसमें श्रीरामानंद स्वामी जी की भी कुछ चर्चा 
उन्होंने की है । उसका हिंदी भाषांतर नीचे डउद्घृत किया 
जाता है।;-- 


इसी पुरी (काशी ) में पद्चगद्भाघाट पर एक प्रसिद्ध 
महात्मा रहते हैं | तेज: पुश्न॒ और पूर्णा योगेश्वर हैं । वष्णवों के 
सवंमान्य आचाय हैं । सदाचार और त्रह्मनिष्ठत्व के स्वरूप दी 
हैं । परमात्मतत्व रहस्य के पूर्ण ज्ञाता हैं। सच्चे भगवद्ममियों' 
एवं ब्रह्मविदों के समाज में उत्कृष्ट प्रभाव रखते हैं। अपि तु, 
धर्माधिकारमें वे हिंदुओंके धर्म-कर्म के सम्राद्‌ हैं। केवल त्रह्मवेला 
में अपनी पुनीत गुफा से गंगा स्नान के लिये बाहर निकलते हें । 
उन पवित्र आत्मा को स्वामों रामानंद कहते हैँं। उनके शिष्यों 
की संख्या पांच सौ से अधिक है । उस शिष्यसमूह में द्वादश 
गुरु के विशेष क्ृपापात्र हैं कबीर, पीपा और रेदास आदि । 
भागवतों के समुदाय का नाम “विरागी” है। जो ल्ोक-पंरलोक 
की इच्छाओं का त्याग करता है, उसे ब्राह्मणों की भाषा में 
“॑वबिरागी” कहते हैं। कहते हैं कि इस संप्रदायकी प्रवर्तिका (ऋषि) 
जगज्नननी ( श्री ) सीता जी हैं । उन्होंने प्रथमतः अपने सविशेष 
सेवक पाषदरूप ( श्री ) हनुमान ( जी ) को उपदेश किया और 
उन ऋषि ( आचाये ) के द्वारा संसार में उस रहस्य ( मंत्र ) का 
प्रकाश हुआ | इस कारण इस संप्रदाय का नाम श्री-संप्रदाय 
है । और उसके मुख्य मंत्र को “रामतारक” कहते हैं। और 
यह कि उस पवित्र मंत्र को गुरु शिष्य के कान में दीक्षा देते हैं । 
ओर ऊध्वपुड़ तिलक लाम व मीम के आकार का ल्त्नाट तथा 





१ कल्याण के संतांक में उद्घृत 


२५६ भागवत संप्रदाय 


अन्य ग्यारह स्थलों पर लगाते हैं। तुलसी का “हीरा” जनेऊ 
में गूथ कर शिष्य के गले में पहनाते हैं। उनकी जिह्ा जप में 
ओर मन सच्चे प्रियतम के दशनानुसंधान में रहा करता है । 
पूर्णतया भजन में ही इस संप्रदाय की रीति है। अधिकांश संत 
आत्मारामी अथवा परमहंसी जीवन निवाोह करते हैं। 


स्वामी रामानंदजी के जीवनचरित की सामग्री के अभाव 
में उनका अलोकिक व्यक्तित्व हमारे नेत्रों के सामने पूर्णतया 
अभी आया ही नहीं हे। अयोध्याजी में रामानंदी वेष्णवों का 
एक ऐसा दल है जो नये नये ग्रंथों की रचना कर उन्हें स्वामी 
जी की मौलिक रचना घोषित करने में तनिक भी नहीं चुकता । 
इस दल का उद्द श्य है रामानंदी संप्रदाय को एक स्वतंत्र बेष्णव 
संप्रदाय सिद्ध करना तथा रामानंद जी को उसका पश्रवरतंक मूल 
आचाय बतल्ाना, परंतु यह बात पूर्वोक्त ऐतिहासिक तथ्य से 
नितांत विरुद्ध है । रामानंद जी आचाय रामानुज की ही पद्धति 
तथा परंपरा में थे; यह बात उन्हीं की सच्ची रचना 'रामाचन- 
चंद्रिका' से सप्रमाण सिद्ध होती है । 


इस उद्द श्य की सिद्धि के निमित्त विरचित रचनाओं से हमें 
सावधान होने की आवश्यकता है। अभी हाल में ही एक 
विचित्र अंथ का परिचय मिला है जो अभी तक हस्तलिखित रूप 
में हे। इसका नाम है-प्रसंग पारिज्ञात। इसके लेखक कोई 
चेतनदास वेष्ण॒व हैं जिन्होंने संबत्‌ १५१७ में इस विचित्र ग्रंथकी 
रचना की | यह ग्रंथ भाषा की दृष्टि से एक विचित्र अजायबघर 
है । यह 'दिववाडी प्राकृतः में लिखा गया है जिसमें पेशाची भाषा 
के शब्दों का भी पूरा प्रयोग किया गया है। ग्रंथ के ऊपर वते- 
मान खड़ी बोली में लिखित एक टीका है जिसकी सहायता से भी 


रामावत संप्रदाय २५७ 


इस दुर्भय्य प्राकृत-दुर्ग में प्रवेश पाना दूभर है । इस नाम की 
नतो प्राकृत भाषा का द्वी पता भाषावेत्ताओं को है ओर न प्रसिद्ध 
पेशाची भाषा के नियमित शब्दों का ही यहाँ प्रयोग है। जान 
पड़ता है किसी बरागी वेष्णव ने इस विलक्षण ग्रन्थ को हात्र में 
ही लिख कर प्रसिद्ध कर दिया है। ऐतिहासिक प्रसिद्ध पुरुषों 
का भी स्वामी जी के साथ भेंट होने का उल्लेख किया गया है, 
परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से ये घटनायें सम्भव नहीं प्रतीत होतीं । 
प्रन्थकारका मुख्य प्रयोजन यही प्रतीत होता है कि स्वासी जी 
अन्त्यजों की शुद्धि के पक्षपाती थे तथा मुसत्लमानों के संपर्क से 
दूषित मुखलमान बन जाने वाले हिन्दुओं को पुनः हिन्दू धम में 
तेने के भी प्रमी थे। भविष्यवाणी के रूप में गान्धीजी तथा 
उनके विख्यात काय का भी उल्लेख किया गया है। चरखा के 
प्रचारक तथा रामनाम के प्रसारक महात्मा गान्धी सन्त 
कबीरदास के अवतार बतल्ञाये गये हैं। ग्रंथ की भाषा, 
भाव, भविष्य वाणी आदि सभी बातें इसे अप्रामाणिकरू 
सिद्ध कर रही हैं। स्वामी जी का परिक्षात चरित्र भी 
अवश्यमेव विद्यमान है, परंतु अन्य बातें विचित्र कल्पना की 
अ्रसूति प्रतीत होती हैं । 


प्रसंगपरिजात में कुल १०८ अष्टपदियाँ हैं. और प्रत्येक अष्ट- 
पदी में ८ पद हैं। श्रंथ की अंतिम अष्टपदी से इसका रचना-काल 
१०१७ विक्रमी ( 5१४६० ई० ) दिया गया है। गत शताब्दी 
के चतुर्थ चरण में गोरखपुर के मौनी बाबा ने अपना मौन ब्रत 
समाप्त होने पर स्थानीय स्कूल के एक विद्यार्थी को हिंदी टीका 
के साथ इसे लिखवाया था। अंतिम अष्टपदी भाषा की दृष्टि से 
अध्ययन के लिए यहाँ उद्घृत की जाती है । शा 


र्प्द 


भागवत संप्रदाय 


घिप जिम चुणाचू घेम घुर। 

णिप हाम्ु चेतणदास णुर || 

वित्तान्त वारिष लेष उर। 

ढिग मरसिया ले पम्महुर ॥ 
वसुवीर॒ किम्मरस भुके। 
पचिवेहु खुर भामत रुके ॥ 
उचहाँ. चुरुण  जांणुके । 
द्विहुर हिमरथाझंं. पुके ॥ 


पलु पंभमिरा सपचा लुली। 
मछुवेहरा गिय वाकुली ॥ 
अभसझण बुअर्र छाम्रुली । 
मकुमिद कुपाटह  धामुली ॥ 


अंजाम रूणवासी लुपू। 
देशवाड़ि प्राकृत. सुभतुपू्‌ ॥ 
पेशाचि छुबदा चिधु छुपू। 
छुंदाशजु अदणा लिश्रुणुप्‌ ॥ 

वासपटि सिव आसिणवुगी 

दिति औरसा हिम मिहचुगी 

छुप सग॒ पारी ज्ञातुगी 

हिहरेपु रामचु. पातुगी। 


अथोत्‌ू--( १ ) उस महती समागम में बुद्धि विवेक से ही 


इस चेतन दास को आज्ञा हुई कि संघ में रहकर जो वृत्तांत का 
समूह चयन किया है, उसे सुनाऊं सो सुन कर सब परमानंद 
को प्राप्त हुए-यह आश्चय । 


रामावत संप्रदाय २५६ 


(२ ) जब संतों की आज्ञा हुई कि इन गुप्त प्रकट वृत्तांतों 
को लिखा जाय, विचित्र छंद ओर विचित्र भाषा में, जिसे बिना 
समभाये कोई समर्कान सके, सिद्ध जानुक द्वारा रक्षित रहे | 

(३ ) क्‍योंकि उसमें कुछ वृत्तांत ऐसे हैं, जिनको उस समय 
तक छिपाना है, जब तक बह घटना घटित न हो जाय । उसका 
निश्चय तत्कालीन सिद्ध ही करेगा। 

(४ ) उसी विचार से यह वृत्तांतमाला देशवाड़ो प्राकृत में 
पिशाच भाषा के सांकेतिक शब्दों के योग से, अदना छुंद में 
संग्रथित की गई । 


| (५) ज्ञानभूमि का चंद शिवम्रत सब्चिदानंद अर्थात्‌ 
१५१७ भुरु जन्म दिन माघ कृष्णा सप्तमी भ्रुगुवार को यह 
प्रसंग-पारिजञात? रामनाम लेकर समाप्त हुआ । 


४--सिद्धांत 


वेष्णव-मताब्ज-भास्कर” ही स्वामी रामानंद जी के सिद्धांतों 
का विवेचक एकमात्र महनीय ग्ंथ है । इसका अनुशीलन इनके 
सिद्धांतों को विशिष्टाह्न तसम्मत सिद्ध कर रहा है। श्री रामानुजा- 
चाय के द्वारा व्याख्यात विशिष्टाह् तसिद्धांत ही रामानंदजी को 
सव्वया मान्य है । अंतर इतना दही है कि श्री वष्णबोंके द्वादशाक्षर 
मंत्र के स्थान पर रामानंदी वेष्णवों को रामषडत्षर मंत्र ( ३» राँ 
रामाय नमः ) द्वी अभीष्ट है । इसी पाथक्य के कारण रामानंदी 
वष्णब अपने को 'वरागी? वष्णव के नाम से शअ्रभिहित करते 





१ विशाल भारत नवंबर १६३२ प्रृ० रे६ पर श्री शंकरयालु 
श्रीवास्तव एम०८० के लेख में उद्घृत मूल अंथ की अष्टपदी तथा यीका। 


२६० भागवत संप्रदाय 


हैं। स्वामी रामानंदजी वर्णाश्रम-धर्म के पोषक अआचारवान्‌ 
आाचाय थे | अतः यह साधारणतया प्रचल्षित विश्वास कि वे 
जात पाँत के माननेवाले नध्थे तथा वर्शाश्रम की मर्यादा के 
रक्षक न थे निराधार तथा सवंथा भ्रांत है । इस विषय में उत्तर 
भारत की स्थिति दक्षिण भारत की अश्रपेज्षा नितांत भिन्न है । 
दक्षिण भारत में दो ही वर्णों की प्रमुख सत्ता है-ब्राह्मणों को 
तथा तदिवर अ्रत्राह्मणों की या शुद्रों की । अतः ब्राह्मणों को 
अपने भोजन-छाजन के विषय में शूद्रों से विशेष बचकर रहने 
की आवश्यकता होती है| इसीलिए अपनी धार्मिक निष्ठा तथा 
आचार की रक्षा के निमित्त रामानुज्ी आचायगण तथा उनके 
अनुयायी ब्राह्मण लोग कट्टरता की मर्ति माने जाते हैं। परंतु 
उत्तर भारत सें ब्राह्मण के अतिरिक्त क्षत्रिय तथा ब्श्य बर्णा की 
सत्ता स्वतः सिद्ध है और ये तीनों वर्ण बवेदाध्ययन के 
अधिकारी होने के कारण 'द्विज! नाम से पुकारे जाते हैं। फत्नत: 
उत्तर भारत के वष्णव ब्राह्मणों को भोजन-छाजन के विषय में 
विशेष जागरूक होने की उतनी अआआवश्यकता नहीं होती। इसी 
लिए यह प्रवाद खड़ा हो गया है कि रामानंद स्वामी ने दक्षिण 
भारतीय श्रीवेष्णबों की कट्टरता से तंग आकर अपने अनुयायियों . 
के आचार-बंधन की शिथित्नता स्वीकार कर ली थी । परंतु यह 
प्रवाद ही है, इसमें ऐतिहासिक तथ्य नहीं है । 


तत्वत्रय 


आचाय के अन्यतम शिष्य सुरसुरानंद जी ने श्री रामानंदजी 
: से तत्त्व, श्रष्ठ जप, उत्तम ध्यान, मुक्ति-साधन, श्रेष्ठ धम, वष्णव 
लक्षण तथा प्रकार, वष्ण॒वों के निवास-स्थल, कालत्षेप के प्रकार 


रामावत संप्रदाय २६९१ 


तथा प्राप्य वस्तु की जिज्नञासा के लिए दश प्रश्न किए थे ओर इन्हीं 
प्रश्नों के उत्तर के अवसर पर ग्रंथ-रत्न की रचना हुई रामानंद जी को 
श्रीवष्ण॒वों का तत्तत्रय सवथा मान्य है । तक्त्व तो चिद्चिद्‌ विशिष्ट- 
रूप से एक द्वी है, परंतु नाम तथा पदाथ भेद से वह तीन प्रकार का 
होता है--(१) चित्‌ (चेतन), (२) अचित्‌ (अचेतन) (३) ईश्वर । 
चित्‌ तथा अचित्‌ से विशिष्ट होने के कारण ईश्वर ही 'चिद्चिद्‌- 
विशिष्ट! माना गया है। ईश्वर के लिए चित्‌ तथा अचित्‌ प्रथक 
अस्तित्व रखने वाले विशेष नहीं हें ( एथक सिद्धानहं विशेषण 
अर्थात्‌ चित्‌ तथा अचित्‌ की सत्ता ईश्वर से भिन्न किसी भी 
स्थान पर सिद्ध नहीं हो सकती । चित्‌ से विशिष्ट ईश्वर तथा 
अचित्‌ से विशिष्ट ईश्वर एक ही है। ईश्वर ही जगत का कारण 
भी है तथा काय भी है| अंतर केवल स्थूल तथा सृच्म रूप का 
ही होता है। स्थून्न चित्‌ - अचित्‌ से विशिष्ट ईश्वर जगत्‌ का 
कारण होता है। अतः दोनों दशाओं में भी उसके स्वरूप का 

याघात नहीं होता । रहता है सदा वह विशिष्ट रूप से एक ही । 
अतः वह “विशिष्ठाद्न तः कहत्नाता है। ये तीनों तत्त्व ही नित्य हैं। 
तीनों तत्त्वत्रय के नाम से अभिहित किये जाते हैं। 


रामानंदजी ने भगवान्‌ श्री रामचंद्र को परम पुरुष मानकर 
उनकी उपासना का प्रवतेन बड़े ही आग्रह तथा निष्ठा के साथ 
किया और इसीलिए उनके अनुयायी वेष्णबगण रामावत 
संप्रदाय के अंतगंत माने जाते हैं। राम की उपासना श्रीवेष्णवों 
सें प्राचीन काल में भी प्रचलित थी; परंतु उसका प्रचलन जनता 
में उतना नहीं था जितना होना चाहिए। शठकोपाचाय राम के 
विशिष्ट डपासक माने जाते हैं ।* अ्सिद्धि यद्द है कि राजा कुल्- 
मच अली डक मम मी जप वजन कब मे मल हर 2 लक हलक कपिल नव लक वशिक पक के अलसी 


१ दुःखमात्रोत्तादक सदसत्‌-कमभूत॑ तद्रहितम्‌ उच्चैः ह्थितमेक 


शहर. भागवत संप्रदाय 


शेखर को रामायण की खर दृषण कथा सुनते समय इतनी तन्म- 
यता हो गई कि उन्होंने अपने सेना नायक को समग्र सेना लेकर 
राम की सहायता के लिए हुकुम दिया तथा वे स्वयं धनुष बाण 
लेकर युद्धभूमि में उतर पड़े थे।' रामानुजाचाय ने भी अपने 
गद्यात्मक स्तोत्रों में श्री रामचंद्र की काकुत्स्थ रूप से स्तुति की 
है। अतः आल्ववारों में रामोपासना की कमी न थी, परंतु उसे 
जनता में प्रचार करने का महनीय काय श्री रामानंद स्वामी के 
उद्योग तथा अध्यवसाय का परिशत परिणाम है। वेदों में भी 
राम की महिमा अज्ञात नहीं है। महामारत के टीकाकार नीलकंठ 
चतुधर ने वेद के मंत्रों को एकन्रकर “मंत्र रामायण” नामक सुप्रसिद्ध 
प्रथ का निर्माण आज से चार सौ वर्ष पहिले किया था। इसका 
अनुशीजलन राम उपासना की प्राचीनता दिखत्ााने के लिए पर्याप्त 
माना जा सकता है। 


र्ह्स्यत्रय 
मूल मंत्र, द्वयमंत्र तथा चरम मंत्र इन तीनों को रहस्यत्रय 
की संज्ञा है। इनका निर्देश तथा विवेचन इस ग्रन्थ में ( १० 
श्लोक ४३ श्लोक ) विस्तार के साथ किया गया है-- 
(क) मृत्षमंत्र--श्रीराम षडक्षरमंत्र 5 श्री राँरामाय नमः । 
(ख ) द्वयमंत्र--पंचविशत्यक्षरमंत्र 55 श्रीमद्रामचन्द्रचरणो 
शरण प्रपद्ये, श्रीमते रामचन्द्राय नमः । 


ज्योतिः ल्ोकान्‌ सप्त॒ निगीयोंदीणवन्त॑ मोहहेत्वाकर्षणकतृ यम भटानां 
ऋरविषमच्युतं दशरथस्य सुतं त॑ विनाउन्यशरणवान्‌ नात्मि 
सहलगीति:। ३॥६।८ 


। 


१ द्रृष्टव्य इसी ग्रन्थ का पृष्ठ १६२--१६३ 


रामावत संप्रदाय श्ध्रे 


(ग) चरममंत्र--सक्ृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अमय॑ सवमभूतेभ्यों ददास्येतद्‌ ब्रतं मस ॥ 
इस 'रहस्यत्रय” की सूचना इस पद्म में दी गई है 
जाप्यस्तत्‌ तारकाख्यो मनुवरमखिलेबहिबीजं यदादौ 
रामो ऊ प्रत्ययान्तो रसमितशुभदस्त्वक्षरः स्थान्नमोउन्तः । 
मन्त्रो रामद्वयाख्य: सक्दिति चरमप्रान्वितो गुद्यगुद्यो 
भूताचयुत्संख्यवर्णः सुकृतिभिरनिशं मोक्षकामेर्निषेव्यः ॥| 
( बै० स० भा०, १० श्लोक ) 
ध्यान 
रासानंदजी ने सीता तथा लक्ष्मण से युक्त श्रीरामचंद्रजी 
के ध्यात का. आदेश अपने अनुयायियों को दिया है। इस त्रिमूर्ति 
की अचो का विधान स्वामीजी के विशिष्टाह्नतमत की ओर ही पक्ष- 
पात सूचित कर रहा है। यह त्रिम॒तिं तक्ष्वत्रय का ही बाह्य विग्नह 
है | श्रीसीताजी प्रकृतिस्थानीया है । लक्ष्मणरजी जीवस्थानीय है 
तथा भगवान्‌ श्रीराम ईश्वरतक्त्व के द्योतक हैं | इसी लिए प्राचीन 
रामानंदी मंदिरों में इस सिद्धांत" के अनुसार त्रिमूति की स्थापना 
की जाती थी तथा आज भी कई स्थानों में इसी मूर्ति की अचो 
का विधान सम्पन्न किया जाता है। इस ग्रथ के अनुसार 
श्रीसीवारास जी ( श्री युगल सरकार ) की मूर्ति पधराने की 
व्यवस्था दुतनी शांख्रसम्मत नहीं प्रतीत होती । 
म॒क्ति का साधन 
मुक्ति का साधन एक ही परम पदाथ है भक्ति। जिस प्रकार 
तेल की धारा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती है उसी अ्रकार 
१ प्रसन्नल्ावण्यसुभन्पुखाम्जुर्ज नरं शरण्यं शरणं नरोत्तमम्‌ । 
सहानुजं दाशरथि महोत्सव॑ स्मरामि राम॑ सह सीतया सदा ॥ 
--वै० म० भा०, श्लोक ५८ | 


२६४ भागवत संप्रदाय 


भगवान्‌ श्री रामचन्द्र में नित्य स्मरणपूवक परम अनुराग का 
नाम भक्ति है। स्मरण की धारा में न किस्री प्रकार की तच्रुटि 
होनी चाहिए ओर न किसी प्रकार का व्यवधान; प्रत्युत वह 
तेल्ॉघारा के समान, समान-गति से प्रवाद्चित होनी चाहिए। इस 
भक्ति के जनक सात उपाय हैं--१ विवेक, २ विसोक, रे अभ्यास, 
४ क्रिया, £ कल्याण, ६ अनवसाद, ७ अनुद्धप । तथा उसके 
बोधक यम नियमादि आठ अंग है। विषेकादि के विधान 
बिना भक्ति का उदय नहीं हो सकता । दुष्ट आहार से साक्त्विक 
आहार का विवेचन विवेक' कहल्लाता है। विमोक का अर्थ 
है काम में अनासक्ति ( विमभोकः कामानभिष्बद्धः ) अर्थात्‌ 
विषय के सन्निधान होने पर चित्त में विकार का अभाव। 
इस अखिल ब्रह्मांड के आरंभकतों श्री भगवान रामचंद्र का 
संतत शीलन कहलाता है. अभ्यास ( आरंभणं संशीज्न पुनः 
पुनरभ्यास: )। पंच महायज्ञों का अनुष्ठान क्रिया के अंतर्गत 
आता है तथा सत्य, आज, दान दया आदि की गणना 
'कल्याणः के भीतर स्वीकृत की गयी है। अश्रध्यात्ममाग के 
पथिक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदा उत्साहसंपन्न होना 
चाहिए ( अनवसाद ) | सांसारिक अभित्ञाषाओं की पूर्ति से 
उत्पन्न पुत्रदारादि पदार्थों में उत्पन्न उत्क्रष्ट हष को कहते हैं उद्धष 
ओर इससे विपरीत होता है अनुद्धष। इन सातों ' साधनों के 
अनुशीलन से भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। योग के अष्टांगों 
के द्वारा उद्बुद्ध किया गया यही परम अनुराग भक्ति का 
स्वरूप है। भक्ति ही मुक्ति की एकसान्र साधिका है। आचाय 
का यही मान्य मत हे-- 
सा तेलधारा-समनित्य-संस्म्ृति- 
सन्तानरूपेशि परानुरक्तिः । 


रामावत संप्रदाय २६५ 


भक्तिविंवेका ! दिकसप्त-जन्या 
तथा यमाद्थष्ट-सुबोधकाड्ञग ॥ 
( वं० स० भा० , श्लोक ६५ ) 


आप्य वस्तु 


वेष्णबों के आचार, पूजा विधान तथा काल्नक्षेप के लिए 
अनेक साधनों का वर्णन यहाँ किया गया है | अंत में मोक्ष के. 
द्वारा प्राप्य वस्तु की भी सार्मिक सीसांसा है। भगवान्‌ राम- 
चंद्र ही वेष्णवों के लिए परम प्राप्य वस्तु हैं। वे एक हैं, चेतनों 
के भी चेतन, संसार के भरण-कर्ता, स्वतंत्र, बशी, अशेष दिव्य 
गुणों के सागर--हपनिषदों में प्रतिषाद्य, शरण्य तथा प्रभ्भु है? । 
ऐसे भगवान की प्राप्ति के निमित्त, वेष्णशव को समस्त संशयों के 
छेदक गुरु की शरण में जाना अनिवाय है। गुरु के उपरेशों के 
प्रभाव से भक्त वेष्णव अपने इष्ट देवता के चरणों में समग्र कर्मों 
का न्यास कर कमबंधन से सवधा मुक्त हो जाता है। और खत्यु 
के अनंतर वह अर्चिरादि माग का पथिक बन कर एक से एक 
ऊुध्वे स्थान को प्राप्त होता है तथा अंत में बेकुण्ठरूपी श्री 
अयोध्यापुरी में जा विराजता है। प्रकृतिमण्डल की सीमा जो 
धंवरज़ा' नामक नदी है उसमें वष्णव स्नान करके उस लोक में 
प्रवेश करता है और परखब्रह्म श्रीगयाम की निहंतु की दया का 
भाजन बनकर उनका दर्शन पाता है ओर वहीं श्री अयोध्या 





१ विवेकादि सप्त साधनों के रूप तथा लक्षण के लिए देखिए-- 
वेष्णब-मताब्ज-मास्कर की अथप्रकाशिका टीका, प० १२८-१३४ 
( संस्करण वही ) 

२ वै० म० भा०, श्लोक १७६ तथा १८० | 


) 


२६६ 'मागवत संप्रदाय 


परी में वह सदा के लिए निवास करता है--वहाँ से उसका 
पुनरावतेत नहीं होता । यही वेष्णवों की परमानंदमयी 
मुक्ति है-- 

सीमान्त-सिन्ध्वाप्लुत एवं. घन्‍्यो 

गत्वा परब्रह्म-सुवीक्षितो5निशम्‌ || 

प्राप्प_ महानन्द-महाब्धचिमरनो 

नावतते ज्ञातु ततः पुनः सः || 

वे० स० भा? , श्लोक ८७ 


पूर्वोक्त मत-समीक्षा से स्पष्ट है कि रामानन्द्जी का सिद्धांत 
पूरतया विशिष्टाह्वेतवादी है; उन्हें तर्वत्रय--ईश्वर, चित्‌, 
अचित्‌-सक्तो भावेन मान्य हैं तथा विशुद्ध भक्ति ही भगवान्‌ की 
प्राप्ति का एकमात्र सुलभ उपाय है। उन्होंने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
को परमेश्वर के रूप में म्वीकार किया है । अतएब उन्हीं के 
घढक्षर मन्त्र की दीक्षा तथा जप का विधान अपने सम्प्रदाय में 
प्रचत्नित किया । इसी लिए उत्तरी भारत में रामावत सम्प्रदाय 
के आद्य प्रवतंक श्रीरामानन्द स्वामी ही हैं। 


संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर स्वामी जी का यही दाशेनिक 
सिद्धांत है, परन्तु हिन्दी में उपलब्ध कतिपय पदों तथा रचनाओं 
के अध्ययन से उनके सिद्धांत की एक दूसरी ही दिशा लक्षित 
होती है। हिन्दी में उनके कतिपय पद तथा एक छोटा 'रामरक्षा? 
नामक ग्रन्थ उपलब्ध है जिनके नागरीप्रचारिणी सभा के पुस्त- 
कालय में हस्तलेख सुरक्षित हैं। रामानंद जी रचित हनुमानजी 
की एक प्रशस्त स्तुति मित्षती है-- 
आरति कीजे हनुमान लला की । दुष्ट-दलन रघुनाथ कल्ना की | 
जाके बल-भर ते महि काॉपे। रोग सोग जाको सिसा न चाँपे ॥ 


रामावत संप्रदाय द २६७ 


अजनी - सुत महाबल दायक । साधु संत पर सदा सहायक ॥ 
बाएँ भुजा सब असुर संहारी | दहिन भुजा सब संत डबारी ॥ 
लछिमन धरति में मूरछि पन्‍्यो | पैठि पताल जमकातर तोय्यो ॥ 
आनि सजीवन प्रान जबाय्यो । मही सबन पे श्ुज्ञा उपाज्यो ॥ 
गाढ़ परे कपि सुमिरों तोहीं | होहु दयाल देहु जख मोहीं ॥ 
लंका कोट समुंदर खाई । जात पवन सुत बार न लाई ॥ 
लंक प्रजारि असुर सब माउ्यो | राज्ञाराम के काज सवाज्यों ॥ 
घंटा. ताल भझालरी  बाजें। जगमग जोति अवधपुर छाजे || 
जो हनुमानजी की आरति गाबे | बसि बेकुठ परम पद पावे | 
लंक विधंस कियो रघुराई | रामानंद आरती  गाई ॥ 
सुर नर मुनि सब करहिं आरतो । जे जे जे हनुमाव लाल की ॥ 


६--रामानंद के शिष्य 


स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा से बारह माने जाते हैं 
जिनमें से पाँच अर्थात्‌ सेन नायी, कबीर साहब, पीपा जी, रसा- 
दास ( रेदास ) एवं धन्ना भगत के साथ पद्मावती नामक एक 
शिष्या को भी संमित्नित कर रहम्यन्नयी के टीकाकार ने उन्हें 
छः माना है ओर जितेंद्रिय भी कहा है। आनंदनामधारों इनके 
अन्य सात शिष्य थे--( १ ) अनंतानंद (२ ) सुरसुरानंद (३ ) 
नरहरियानन्द ( 9७) योगानंद (५) सुवानंद (5) भवानंद 
(७ ) गालवानंद । इस प्रकार वस्तुतः: तेरह जान पड़ने वाले 
व्यक्तियों को 'साध द्वादश शिष्या:” कहा गया है" । स्वामी रामा- 


१ राघवानंद एतस्थ रामानंदस्ततोबमवत्‌ | सादं-द्वादश-शिष्याः 
स्थुः रामानंदस्य सदसुरो:। द्वादशादित्य संकाशाः संसार-तिमिशपहाः | भरी 
मदनंतानंदस्तु सुरसुरानंदस्तथा ॥१६॥ नरहरियानंदस्तु योगानंदस्तथैवत्र 


२ द्् भागवत संप्रदाय 


नंद जी के इन शिष्यों की नामावली में बहुधा मतभेद भी पाया 
जाता है। सवंसंमत नामों में सेननायी आदि के उक्त पाँच करे 
अतिरिक्त केवल्न भवानंद, सुरसुरानंद एवं सुखानंद के ही नाम 
लिये जाते हैं | अन्य चार नाम भिन्न भिन्न दीख पड़ते हैं। इन 
समग्र संतों की एककाल्लीनता का निर्णय न होने के कारण उक्त 
मत को सवमान्य नहीं मान सकते। इस त्रिषय का अभी तक 
ठीक ठीक निर्णय नहीं हो सका है। सुरसुरानंद को स्वामी 
रामसानंद जी ने अपने सिद्धांतों की शिक्षा स्वयं दी थी, इस बात 
का निर्णय वेष्णव-मताब्जभास्कर से स्वतः चलता है। आरंभ 
के पाँच शिष्यों के ग्र॒थों के अध्ययन से आजकल आलोचक इस 
निष्कष पर पहुँचते हें कि इनमें से किस्ली ने भी स्पष्ट शब्दों में 
स्वामी रामानसंद को अपना गुरु स्वीकार नहीं किया है और 
उनमें से सब लोगों ने उत्तका नाम तक नहीं लिया है। कम से 
कम पीपाजञ्ञी ने अप्ने को कबीर साहब द्वारा तथा धन्ना ने 
नामदेव, कबीर, रेदास तथा सेननायी की कथाओं के द्वारा प्रभा- 
वित होना स्वीकार किया है। अतः विद्वानों को सेन नाई आदि 
प्रथम निर्दिष्ट पाँचों व्यक्तियों के रामानंद जीं के निश्चित शिष्य 
होने में बड़ा संदेह बना हुआ है? | 


आओ [#] भरता. स्‍रकामातपाक, 





सुखा भाजगालवं च सप्तते नाम ननन्‍्दना: | १७॥ कबीसश्व रमादासः 
सेना पौपा घनास्तथा ॥| पद्मावती तदद्ध श्र षडेते च जितेन्द्रियाः ॥ १८ ॥ 
“भक्तिसुधाबिन्दुस्वाद! ( रूपकला जी, प्रृ० २६४ पर उद्घृत ) । 

१, द्रष्टनय परशुराम चत॒वंदी--उत्तरी भारत की संतपरंपरा, प्र० 
रर३-२२७ | 


दक्षिण के संप्रदाय २६६ 
शिष्यों का संक्षिप्त परिचय 


( १ ) सेन नाई--इनके विषय में दो भिन्न सिन्न सत प्रचल्षित 
हैं। एक के अनुसार ये बीदर के राजा की सेवा में नियुक्त थे तथा 
संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। इनके अनेक मराठी अभंग 
आदि भी प्रचलित हैं जिनमें भगवान्‌ के प्रति इनकी एकांत 
निष्ठा तथा प्रगाह भक्ति सबंत्र लक्षित होती है। दूसरा मत 
सेननाई को बांधवगढ़ नरेश रीचाँ के राजा ) का सेवक होना 
बतल्ाता है तथा इन्हें स्वामी रामानंद का शिष्य भी मानता है | 
नाभादास जी ने इनके विषय में अपने एक छुप्पय में भगवान्‌ 
के द्वारा सेन के स्थान पर चाई का रूप धारण करने, राज्ञा का 
: तैज्ममदेन करने तथा राजा का इनका शिष्य बन जाने का उल्लेख 
किया है। धन्ना भगत ने भी सेन के लिए भगवा द्वारा रूप- 
धारण करने की कथा को अपने समय में घर घर प्रसिद्ध होना 
बतल्नाया है। नहीं कहा जा सकता कि वारकरी भक्त सेन तथा 
रामानंदी सेन एक द्वी अभिन्न व्यक्ति थे या भिन्न मिन्न । गुरु- 
ग्रथ साहब में सेननाई का भी पद आता है जिससें इन्होंने 
स्वामी रामानंद का नाम दिया है ओर उन्हें राम-भक्ति का 
मसेज्ञ तथा पू७ परमानंद का व्याख्याता कहा है। यदि ये दोनों 
मत एक द्वी व्यक्ति को लक्ष्य कर हो, तो संभव है कि सेन पहले 
महाराष्ट्र में रहते थे तथा बारकरी संप्रदाय के अनुयायी थे ओर 
पीछे उत्तर भारत में आ कर स्वामी रामानंद का शिष्यत्व स्वीकार 
किया होगा । दक्षिण भारत के संतों का इस प्रकार उत्तर भारत 
में रमने का दृष्टांत अन्यत्र भी मिलता है। संत नामदेव ने जिस 
प्रकार सराठी अमंगों के साथ साथ हिंदी पदों की रचना की 
थी, उसी प्रकार इन्होंने भी किया होगा। इनका समय चौदहवीं 


२७० भागवत सं प्रदाय 


विक्रमी शताब्दी का उत्तराद्ध तथा पंद्रहर्वी का पूर्वाद्ध माना जा 
सकता है | इनके नाम से सेनपंथः नामक कोई बेष्णव मत भी 
प्रचल्नित था पर उसका विशेष वर्णन नहीं मित्नता । 

(२) पीपा जी-ये राजपूताना के किसी रियासत के 
सुप्रसिद्ध महाराजा थे । कहा जाता है कि इनके बड़े भाई राजा 
अचलदास खीची के साथ राणा कुभा (सं० १०७७४-१४२४ ) 
की बहन का व्याह हुआ था ओर यह उनकी पहली रानी थी | 
इस प्रकार पीपा जी का भी समय पंद्रहबी शताब्दी का उत्तराद्ध 
माना जा सकता है। ये पहले भवानी के उपासक थे, परंतु 
स्वामी रासानंद जी के सम्पक सें आकर ये वष्णव साधु बन 
गये । सुनते हैं कि पीपा जी ने अपनी रानी सीता देवी के साथ 
द्वारिका की यात्रा की ओर अपने परिचित किस्ली भक्त मित्र के 
लिए गाने बजाने का भी काम करके धन्त संग्रह किया | इसी 
यात्रा के स्मारक रूप में पीपामठ नामक ब्ृहत्‌ मठ आज भी 
विद्यमान है । 

ये अंत समय में द्वारिकापुरी में रहते थे । इनके रहने की 
एक कोई गुफा भी बतल्नाई जाती है जो इतनी भयानक है कि 
उसमें प्रवेश करने का किसी को साहस नहीं होता । प्रसिद्ध है कि 
पीपा और उनकी रानी भगवान्‌ के दशन के लिए लालायित हो 
कर एक बार भावावेश में आकर समुद्र में कूद पड़े थे। इन्हें 
वहाँ भगवान्‌ के द्शन हुए और इस घटना का चिह्न-स्वरूप 
अपने शरीर के ऊपर छाप क्गा कर ये बाहर निकले थे। आज 
भी द्वारिकापुरी के यात्री को ऐसी ही छाप दी जाती है। ग्रथ 
साहब में इनका भी एक पद संग्रहीत है जिसमें पिंड ओर ब्रह्मांड 
की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन है। इनकी कोई बानी अभी 
तक प्रकाशित नहीं है । 


रामावत संप्रदाय २७१ 


(३ ) संत रैदास--इनका जन्म काशी में ही किसी चमार 
के घर हुआ था । इस बात का उल्लेख इन्होंने स्वयं किया है कि 
नीच जाति में जन्म क्ेने पर भी भगवान्‌ की हकूपा से थे ऐसे 
सिद्ध पुरुष हो गए कि ब्राह्मण लोग भी इन्हें प्रणाम करते थे? । 
ये संभवत: काशी में ही रह्दा करते थे और बारह वष की 
अवस्था से ही संतों की संगति में आकर मिट्टी की बनी राम- 
जानकी की मूर्ति को पूजने क़्गे थे। स्वभाव से अत्यंत निरपृह 
तथा संतोषी थे और अपने हाथ के बने हुए जूतों को सन्तों को 
पहनाया करते थे । इनके फुटकर पद बहुत से मिलते हैं। गुरु 
पथ साहब में भी इनके बहुत से पद आए हैं जिसकी भाषा 
बेल्बेडियर प्रस से प्रकाशित 'रेदास जी की बानी” नामक अंथ की 
भाषा से बिल्कुल भिन्न है। इनके सिद्धांत बड़े हँचे दज के हैं। 
मीराबाई के पदों में किसी रेदास संत का नाम बड़े आदर के 
साथ लिया गया है जिसके आधार पर कुछ जल्ञोग रेदास को 
मीरा का दीक्षागुरु मानते हें। परंतु मीरा की पदावली के 
अध्ययन से दोनों की एककालीनता सिद्ध नहीं होती । जिस धन्ना 
भगत ने रेदास को अपना एक आदश माना है उन्हीं का उल्लेख 
मीराबाई ने किसी प्राचीन पौराशिक भक्त की भाँति किया है। 
अतः यही प्रतीत होता है कि मीरा ने इन पदों में किसी रेदासी 
महात्मा की ओर संकेत किया है। इनके नाम से रेदासी संप्रदाय 
का प्रचलन बतलाया जाता है, परंतु ऐसे किसी व्यवस्थित पंथ 
का परिचय नहीं मित्नता | 


१ 'भेरी जाति कुय्वां ढल्ा ढोर टोबंता नितहि बानारसी आसपासा। 
अन्न बिप्र परघान तिहि करहि डंडउति, तेरे नाम सरणाई रविदासुदासा ॥ 
“--भ थ साहब पद १, रागु मत्ार 


२७२ भागवत संप्रदाय 


रेदास ने बड़े सीधे साथे शब्दों में अपनी भक्ति तथा साधना 

का वर्णन किया हैं। इस पद के द्वारा वे साधु को भगवान्‌ का 
सच्चा भक्त बनने तथा उसके असली रहस्य जानने का उपदेश दे 
रहे हैं। फकीर का वेश तो बना लिया, पर असली भेद तक नहीं -: 
पहुँच सका | अमृत ले ता लिया, परंतु प्रम विषयों के विष में 
ही पड़ा रहा-- 

भेष लियो पे सेद न जान्यो, 

अम्ठत लेइ, विषे सो मान्‍्यो | 

काम-क्रोध में जनम गेंवायो, 

साधु-संगति मित्ति राम न गायो | 

तिलक दियो, पे तपनि न जाईं, 

माला पहिरे घनेरी लाई । कु 

कह 'रेदास” मरम जो पाऊं; 

देव निरंजन सत करि ध्याऊ। 


( ४ ) कबीरः:--रामानंद जी के शिष्यों में कबीरदास ही 
रतंत्र मत के प्रतिष्ठापक हैं जिनका प्रभाव उत्तर भारत के 
संतों के ऊपर बहुत ही अधिक पढ़ा है । कबीर का जन्म विक्रम 
संवत्‌ १४५६ ब्येष्ठ पूर्णिमा को तथा इनका सृत्युकाल्न संबत्‌ १४७४ 
को माना जाता है। इस प्रकार इनकी आयु १९० वर्ष ठदरती है। 
ये काशी के ही अली या नीरू नामक जुलाहा की संतान माने 
जाते हैं। शमानंद जी के प्रभाव में आकर ये उनके शिष्य बने थे । 
इलके मुसलमान भक्तों का कहना है कि ये प्रसिद्ध सूफी विद्वान्‌ 


: १ 'गुरु मित्रया रैदास जी दीन्हों ग्यान को युट्की? “रैदास संत 
मिले मोहि सतगुरु, दीन्हा सुरत सहदानी?--'मीराबाई की परदावली”'-पद्‌ 
२४, १५६ ( साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) 


रामावत संप्रदाय र्‌छरे 


शेखतकी के शिष्य थे। इनको बानी का संग्रह बीजक के नाम 

से प्रसिद्ध है जिनके तीन भाग किये गये हैं--रमैनी, सबद, और 

साखी। इनकी सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश 
साखी? के भीतर हैं जो दोहों में हैं | पूरब के होने पर भी इनकी 

पदों की भाषा राजस्थानी ओर पंजाबी से मिली खड़ी 
बोली है? । 


इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपांदन एक विचित्र ढंग से 
किया है जो ऊपर से देखने पर तो बड़ा ही अटपटा मालूम 
पड़ता है परंतु उसके सम के समभने पर अत्यंत सुगह और 
व्यवस्थित प्रतीत होता है। कबीरदास अपने अक्खड़पने के 
लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपने उल्नटवांसियों के लिए भी 
विख्यात हैं । इसमें संदेह नहीं कि कबीरदास बड़े ही प्रतिभा- 
शाल्ी व्यक्ति थे जिनका प्रभाव एक प्रकार से समस्त संत- 
साहित्य के ऊपर पड़ा है | 
कबीर की कुछ प्रचलित साखियाँ भी इस परंपरा का समर्थन 
करती हैं कि रामानंद स्वामी उनके गुरु थे-- 
( १ ) भक्ति द्वाविड़ ऊपजो, लाए रामानंद | 
कबीर ने परगट करो, सात दीप नवखंड ॥ 
( साखी अंथ, ए० १०७ दो० १ ) 
( २ ) सतगुर के परतापते, सिटि गए सब दुख इंद। 
कहे कबीर दुविधा मिटी, जब ( गुरु ) मिल्िया रामानंद ॥ 
( दो० ९ ) 


१--कबीर के भाषा के लिए विशेष रूप से द्रष्टव्य पुरुषोत्तम 
लाल श्रीवास्तव--“कबीर साहित्य का अध्ययन?, पृ० ८७-१२२ 
श्प 


२७४ भागवत संप्रदाय 


(२ ) कबोर रामानंद का, सतगुर मिलने सद्दाय | 
जग में जुगति अनूप है सोई दई बताय ॥ ( दो० & ) 
बीजक में भी एक बार रामानंद्‌ का नाम आया हैः-- 
शामानंद राम रस माते कहहिं कबीर हम कद्ठि कहि याके | 
( बीजक ७७ 9 


थंदि हम टीकाकारों का मत मान कर रामानंद का अर्थ 
शुरु रामानंद न मान कर केवल राम नाम के उपासक रामानद 
जन! मान लें, तो कहना पड़ेगा कि तीनों ग्रथों में 
'रामानंद का संकेत कहीं नहीं मित्नता। परंतु इन ग्रथों में 
शामानंद के उल्लेख का अभाव उन्हें कबीर का गुरु मानने में 
ऋथमपि बाधक नहीं हो सकता। जब कबीर ने अपने माता 
पिता कुन्न आदि के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ. भी नहीं लिखा 
है तो गुरु के नांम कां उल्लेख न होना कोई आश्चय की 
बात नहीं है। कबीर साधन तथा संस्कार से सोलहो आने हिंदू 
 हैं। मुसलमान कुल में पत्न कर भी किसी हिंदू गुरु के द्वारा 
प्रभावित होने से द्वी यह काय संभव हो सकता है। ऐसी दशा 
में प्राचीन काल से चली आने वाली गुरुबविषयक परंपरा के 
तिरस्कार करने का कोई उचित कारण नहीं प्रतीत होता, विशेष 
कर जब तत्कालीन मुसलमान लेखक ने इस घटना का उल्लेख 
अपने ग्र थ में निश्चित रूप से किया है। रामानंद के समकालीन 
मोलाना रशीदुद्दीन नामक फकौर ने अपने तजकीरतुल फुकरा! 
नामक ग्रथ में स्वामी जी के बारह शिष्यों में कबीरदास को 
' दी पद्रशिष्य के रूप में निर्दिष्ट किया है। समकालीन होने से 
इस पतक्षपातद्वीन कथन का ऐतिहासिक मददत््व बहुत ही 
अधिक हे । 


रामावत संप्रदाव २७५ 
वैरायी संग्रदाय 


नाभादास जी ने स्वामी रामानंद जी के १२ शिष्यों के नाम 
तथा काम का विशेष वर्णन किया है। इन शिष्यों के नाम पूृवंबर्णुन 
से भिन्न हें“-अनंतानंद, ( २) सुखानंद, (३) सुरसुरानंद, ( ४ ) 
नरहयानंद, (५ ) भावानद, (६) पीपा, (७) कबीर, ( ८) सेन, 
(६ ) घना, (१०) रेदास, (११) पद्मावती और (१२) 
सुरसुरी ( सुरसुरानंद की धमपत्नी )। इन शिष्यों सें से कबीर 
ने अपना स्वतंत्र निगमुण पंथ ही चलाया जिनके पंथ की कहानी 
निगु ण॒ भक्ति-प्ंत्रदाय के इतिहास में अपना विशेष महत्त्व 
रखती है, परंतु सगुण भक्ति के प्रचारक शिष्यों में अनंतानंद्‌ जी 
सबंधा अग्रगण्य है। 

अनंतानंद जी अपनी एकांत-निष्ठा तथा विमल प्रम के कारण 
अत्यन्त विख्यात थे। भ्क्तकाल ( छुप्पय १५३ ) ने इनके ७ 
शिष्यों के नाम बतलाये हें जिनमें ऋष्णद[स पयहारी जी मुख्य 
थे। रसिकर्रिया जी ने अपने रसिक भक्तकाल? में अनंतानंद 

जी की यह्द प्रशस्त स्तुति लिखी है-- 


रामानंद स्वामी जू के शिष्य श्री अरनेतानंद, 
शीतल सुचंदन से भक्तन अनद कर। 

संतन के मानद परानंद मगन सन 
..._ मानसी सरूप छुवि सरसि मराल वर ॥ 

जनक लली को कृपापात्र चारुशिला अली, 
रूप में अभिन्न भुजें रंगभूसि लोला पर । 

ऊपर समाधि उर अमित अगाध नैन, 
असुवा खबत डउमगत मान्रो सुधासर। 


२७६ भागवत संप्रदाय 


कृष्णदास पयहारी--बेरागी संप्रदाय के इतिहास में इनका 
नाम विशेष उल्लेखनीय इस कारण है कि इन्होंने गल्ता? 
( जयपुर रियासत ) में रामानंदी संप्रदाय की मान्य गद्दी स्थापित 
की । रामानुज संप्रदाय में जो महत्त्व तोताद्रि? को प्राप्त है, 
वही महत्त्व इस वरागी सरूंग्रदाय में 'गल्नता? को प्राप्त हुआ | 
इसी से यह “उत्तर तोताद्वि' के नाम से विख्यात है। भक्तमात् 
( छप्पय नं० ३३ ) में इन की कीर्ति का विशेष वर्णन किया 
गया है । ये थे राजपुताने में प्रसिद्ध दाधीच ब्राह्मण और इसी 
लिए नाभादास जी ने इनके काय की तुलना दधीच ऋषि के 
कार्य से की है। राजपुताना बहुत दिनों से नाथपंथी कनफदे 
योगियों का प्रधान अखाड़ा रहा है। अतः भक्ति के प्रभाव के 
प्रसार होने से ये साधु लोग इस नवीन पंथ की ओर श्रत्यंत 
घृणा करने लगे । सुनते हैं कि जब कृष्णदास जी गल्नता में 
धघूनी रमाकर रहने लगे, तब नाथपंथियों ने उन्‍हें वहाँ से उठा 
दिया । तब इन्हों ने धूनो की आग एक कपड़े में रखकर भअन्यत्र 
अपनी धूनी रमाई । इस चमत्कार को तिरस्कृत करने के लिए 





१ जाके सिर कर घरथो तासु कर तर नहिं अब्यो। 
अरप्यों पद निर्वान सोक नि्य करि छुल्बो। 
तेजपुंज' तबल्ल॒ भजन  महाग्रुनि ऊरघरेता । 
सेवत चरन सरोज राय राना श्रुवि जेता ॥ 
दाहिमा वंश दिनकर उदय, 

सन्‍त कमल हित सुख दियो। 
निवंद अवधि कल्लि कृष्णदास 
अन परिहरि प्रयपान कियो। 
“-भक्तमात्न ( छु० 3३३ ) 


रामावत संप्रदाय २७७ 


कनफटों का महंथ बाघ बनकर 2इनकी ओर भ्पटा। पयहारी 
जी झट बोल डउठे--तू कैसा गदहा है। फत्नततः महंथ जी गद्‌हा 
बन गये । ओर आमेर के राजा प्रथ्वीराज के बहुत प्राथना करने 
पर फिर आदमी बनाया गया. । उसी समय वह राजा पयहारी 
जी का शिष्य बन गया और “गत्नता? में रामानंदी वष्ण॒वों की 
मुख्य गद्दी स्थापित हुईं । यह महत्त्व उसे आज भी प्राप्त है । 

कृष्णुदासजी के २४ शिष्यों में से दो प्रधान शिष्य हुए--- 
अग्रदास तथा कील्हदास | इनमें (१) अग्रदास ने अनेक प्रन्थों 
की रचना कर इस माग को भ्रतिष्ठित बनाने में सहायता पहुंचाई । 
इनके ग्रंथों मे मुख्य ग्रंथ हैं--ध्यानमञ्लरी, अष्टयाम, कुण्डलिया 
तथा पदावली आदि । भक्तों में अग्रग्नल्ली के नाम से विख्यात 
हैं। ये १६३२ सं० के आसपास विद्यमान थे। आमेर के राजा 
मानसिंह आप पर बड़ी श्रद्धा रखते थे और रवयं इनसे भेंट 
करने के ज्ञिए इनके स्थान पर गये थे, इस घटना का उल्लेख 
भक्तमाल में किया गया हे। मानसी उपासना के प्रवीण तपस्वी 
थे। इन्हीं के आदेश से इनके प्रिय शिष्य नाभादास जो ने 
“भक्तमाल' की रचना की है जिसका ऐतिहासिक महत्व आज 
भी उसी प्रकार अक्षुण्ण बना हुआ है। अग्रदास जी बगीचा 
लगाने के बड़े शोकीन थे। एक ओर तो अपने हाथ से पेड़ 
रोपते जाते थे ओर दूसरी ओर उनकी जीभ रामनाम की वर्षा 
करती जाती थी-- 





१ श्री भक्तमाल सटीक-श्रीसीताराम शरण भगवान्‌ प्रसाद की-टीका 
के साथ; पृ० ४४५ ( भाग ३ ) 

२ भक्तमात्न छुप्पप ३४ में इन २४ शिष्यों के नाम दिये गये हैं । 
द्रष्टन्य पु० ४०९-४५० | 


र्छ्प्र भागवत संप्रदाय 


प्रसिध बाग सा प्रीति सुहथ कृत करत निरंतर । 
रसना निर्मल नाम मनहूँ बषेत घाराधर ॥ 
( छुप्पय ३६ ) 
अपने गुरु के अनंतर ये गलता की गद्दी पर बेठे थे । 


(२) कील्हदास के पिता भक्तमाल के अनुसार श्री सुमेरदेव जी 
स्वयं एक सिद्ध पुरुष थे | गुजरात के किसी सूबे के वे सूबेदार थे । 
ऐसे पद पर रहते हुए भी इनकी निष्ठा तथा तपस्या उच्च कोटि 
की थी। कील्हदास जी बड़े भारी योगी थे। नाभादास जी ने 
इसकी समता इच्छामसृत्यु भीष्म पितामह जी से दी है। लिखा 
है कि भगवान्‌ की पूजा के निमित्त फूल चुनते समय काल 
सप ने इन्हें तीन बार काटा। मृत्यु की तो कथा अल्लग रही 
किख़िन्मात्र विष भी नहीं चढ़ा? । ब्द्मरंध्र भेद कर प्राण छोड़ने . 
की घटना इन्हें विशिष्ट योगी सिद्ध कर रही है । नाभादास जी 
ने इस घटना का उल्लेख इस छुप्पय में किया है-- 


रामचरन चितवनि, रहति निसि दिन लो लागी। 
स्व भूत सिर नमित सूर भजनानेंद भागी ॥ 
सांख्य योग मत सुचद्ढ कियो अ्रनुभव हस्तामल । 
ब्रह्मंध्ध करे गौन भये हरि तन करनी बल ॥ 
सुमेरदेव सुत जग विदित भूविस्तार॒यो बिसल जस | 
गांगेय झरत्यु गंज्यो नहीं त्यों की ल्ह करन नहि. कालवस ॥ 

( छुप्पय ३५ ) 


इससे सिद्ध है कि कील्हदास जी की उपासनाप्रवृत्ति अग्र- 
दास जी से भिन्न प्रकार की थी। उस समय के धार्मिक वाता- 


२ द्रष्टन्य भक्तमाल्न ३० ४४२-४५३५ 


रामावत संप्रदाय २७६ 


बरण में योग-साधना की पर्याप्त बहुलता थी | फल्नतः इन्होंने 
अपनी उपासना में योग साधना को भी स्थान दिया और इस 
प्रकार रामानंदी बेष्णवों की एक शाखा योगसाधना के कारण 
अपना वेशिष्व्य लेकर भूल शाखा से प्रथक्‌ होकर चली। इस 
शाखा का नाम है तपसी शासत्रा' | अनेक आल्नोचकों का मत है 
कि इसी शाखा वाल वेष्णवों ने अपनी प्राचीनता तथा प्रामाणि- 
कता सिद्ध करने के लिए अनेक योगपरक सिद्धांतों के प्रतिपादक 
ग्रथों की रचनाकर स्वामी रामानंदजी के नाम से प्रचत्तित 
किया ।* कुछ लोगों में यह प्रसिद्धि है कि स्वामी जी ने गिरनार 
पवत पर बारह वर्षों तक योग की साधना की थी | इस कथा का 
प्रचार भी तपसी शाखझ्रा वाले वेष्णवों की सूक बतलाई 
ज्ञाती है।* 


स्वामीजी के हिन्दी ग्रंथ 


हिंदी ग्रथों की खोज में स्वामी रामानंदजी के नाम से 
अनेक प्रथ मिले हैं जिनमें दो प्रथों पर हमारी आस्था बनीं 
हुई है। इनमें एक हे ज्ञान तिलक जिसमें ज्ञान की बातों का 
वरणुन है और दूसरा है रामरक्ता जिसे बरागी-समाज रासानंद 
स्वामी जी की मौत्िक रचना मानता आया है। इसमें योग 
साधना के साथ निगुंण भक्ति की बात स्पष्टतः प्रमाणित होती है । 
हा जी के नाम से मिलते परंतु संदिग्ध पग्रथ नीचे लिखे 

डुंए ह-- 


१ आचाये रामचंद्र शुक्त-हिंदी साहित्य का इतिहास ए० १२२ 
( नवीन संस्करण ) 
५६ वही प्ृ० १२० 


र््‌८० भागवत संप्रदाय 


(१ ) राममंत्र जोग अंथ--२१ दोहा चौपाइयों का एक छोटा 
सा पद है जिसमें राममंत्र के श्रवण तथा जप का सुंदर विधान 
बतत्ाया गया है। इसके अंत में कहा गया है-- 


जेसे पाणी लूंग मिलावा 
असी धुनि में सुरति समावा।१९ 
राम मंत्र अंसी विधि षोजे 
जो कोई षोजे राम 
सतगुरु के परताप तें, 
रामानंदजी हम पाया विसरास ॥२० 


[ यह 'सेवादास की बानी? में संग्रहीत है, नं ८७३, 
पू० ६३३, सं० १६४६ ] 


( २ ) राम अष्टक--यहाँ शब्द्सागर! .अ'थ में ( हस्तल्लेख 
से ६५१, लिपिकाल १८६७, नागरीप्रचारिणी सभा का संग्रह ) 
संग्रहीत है। इसमें ८ छुंदों में श्री रामचंद्रजी की प्रशश्त स्तुति 
की गई है, प्रत्येक छंद के अंत में आता है--'श्रीराम जीव पूरन 
ब्रह्म है! | उदाहरण के लिए पद्म-- 


भाल तिलक विशाल 'लोचन, आनंद-कंद श्रीराम है 
स्यामली सूरति मधुर मुरति श्रीराम पूरन ब्रह्म है ॥ 


अंतिम पद्म-- 


राम अष्टक पढ़त निसुदिन 
सत्य. लोक सोग होते 
रामानंद अवतार अवधु 
श्रीराम जीव पुरन ब्रह्म है । 


रामावत संप्रदाय श्८१ 


(३ ) ग्यानलीला--१: छुंंदों के इस पद में स्वामी जी ने 
भगवान के गुन गाने तथा भक्ति करने का विशेष उपदेश दिया 
है। अंतिम दो छंद-- 

है हरि बिना कूंणा रखवारो। चित दे सुमिरों सिरजन हारो ॥ 

संकट ते हरि लेत जबारी ) निसदिन सुमिरो नाम मुरारी ॥१२ 

नांव न केवल सबसे न्‍यारा। रटत अघट घट होद् उज़ारा । 

रामानंद यूं कहे समुझाई । हर सुमर॒या जमल्लोक न जाई ॥१३ 

( हस्तलेख नं० ७४६, सभा संग्रह ) 


ज्ञानतिलक--सन्‌ १६३१ की खोज में प्राप्त मंथ सख्या १५६ 
वाला ग्रथ है जिसका उल्लेख दिल्ली रिपोट में किया गया है। 


रामरक्षा-रामरक्षा की प्राप्ति अनेक स्थलों से अनेक वर्षों 

में हुई है । यह लघुकाय होने पर सिद्धांतों की दृष्टि से 
अत्यंत महन्त्वशाल्ली है। इस ग्रंथ में गद्य पद्म का विचित्र 
मिश्रण है । कहा नहीं जा सकता कि यह्द पूरे गद्य में है या पद्म 
में या दोनों का मिश्रण है। साधु संतों की चलती भाषा में 
पंजाबी के पुट से युक्त इस भ्रंथ का निर्मण किया गया है| इसका 
अनुशीलन हमें इस निष्कष पर पहुँचाता है कि रामानंद जी 
के उपदेश हठयोग के ऊपर आश्रित थे, क्‍योंकि हठयोग के 
प्रदयात सिद्धांतों का उल्लेख यहाँ विशेषत: उपलब्ध होता हे। 
हठयोगियों की ज्योति के भह्ममलाने तथा अनाहत नाद 
( मनकार ) के सुनने का वणुत इस प्रकार है-- 

अब न देना दसनु लिया 

दिष्ट अरु मुष्ठ मिल भया सेला । 

झलमली ज्योति कनकार रनकत रहे- 

नाद अस बिंदु मिल भया रंग रेला | : 


. श्र भागवत संप्रदाय 


सुन की नेहरा सुन्य सुनता रहे 
शब्द से शब्द बोल्य निरत स्र्‌ निरत लगी रहे । 


अजपा जाप, उनन्‍मनी दृष्टि, शून्य, चंद्रतूय नाड़ी आदि ह॒ठ- 
योगियों के समस्त पारिभाषिक शब्दों की सत्ता यहाँ विद्यमान 
है। नदी में उल्नटी टनाव के चलने तथा चंद्र-पूर्य नाड़ियों का 
क्षोप कर मध्य लाड़ी के अनुगमन की चर्चा यहाँ रपष्ट रूप से 
की गई है-- 


जेसे चित्त सो चित्त मिलि चेतन भया द 
उनसनी दृष्टि ये भाव देखा। 
मिटि गया घोर अधियार तिहुंलोक में 
स्वेत फटकार मनिहरि बेध्या | 
उल्टत नेया नाड चरंत चेना द 
चंद और सूय लोपि रण राखिये। 


उल्नट कर अमी रस का पान ( खेचरोी मुद्रा », भवर गुजार,, 
आदि शब्द भी इसी सिद्धांत के द्योतक हैं कि रामानंद जी का 
सिद्धांत पूणतया हृठयोग पर आश्रित है तथा निगुण ज्ञान का 
प्रतिपादक है। 

इस प्रकार संस्कृत ग्रथों के आधार पर निर्दिष्ट मत तथा 
हिंदी रचनाश्रों में उल्लिखित सिद्धांत में इतना अधिक पार्थक्य है 
कि दोनों एक द्वी अभिन्न रासानंद जी के मत हैं; यह हम सहसा 
विश्वास नहीं कर सकते। तो क्या वस्तुतः दो रामानंद हुए-- 
एक तो विशिष्टाह्ेतबादी तथा दूसरे हृठयोग से मिश्रित निगु ण 
भक्ति के प्रचारक ? कबीर के गुरु होने की योग्यता प्रथम 
रामानंद में प्रतीत नहीं होती । द्वितीय रामानंद के सिद्धांत में 


रामावत संप्रदाय | र्ब्य्३े 


उन बातों का स्पष्ट बीज है जिसका उनन्‍्मीलन तथा उन्मेष कबीर 
के सिद्धांतों में हमें उपलब्ध होता है । 
इस सत की परीक्षा करने पर हम इसी निष्कष पर पहुँचते 
हैं कि एक ही स्वामी रामानंद जी ने जनता की रुचि तथा देश- 
काल की परिस्थिति देखकर दो प्रकार की शिक्षा देने का श्ताघनीय 
उद्योग किया । निगुण संप्रदाय के प्रवतक कबीर दास के गुरु होने 
के कारण यह बात अनुमान सिद्ध होती है कि उनकी शिक्षा में 
योगसाधना तथा निगुण भक्ति की भी बात अवश्यमेब विद्यमान 
थी। सच तो यही जान पड़ता है कि स्वामी जी सगुण-भक्ति- 
धारा तथा निगु ण-भक्ति-घारा उभय भक्ति-धाराश्रों के केंद्र बिंदु 
हैं जिनसे एक ओर तो तुलसीदास आदि राम-भक्तों के द्वारा 
सगुण-भक्ति का प्रचार भारतभूमि में हुआ तथा दूसरी ओर 
कबीर आदि निगुनिया संतों के द्वारा निगुण भक्ति का भी 
प्रचार जनता के बीच किया गया । तत्कालीन धार्मिक वायुमण्डल् 
में योग साधना की विपुल्नता थी | अतः जनता की रुचि का ध्यान 
रखते हुए यदि स्वामी जी ने योग के कतिपय सिद्धांतों को भी 
अपनी शिक्षा में स्थान दिया, तो कुछ अनुचित नहीं जान पड़ता । 
इस्री लिए सिखों के प्रथ-साहब में स्वामी रामानंद जी के नाम 
से यह निगुनिया पद मिलता है-- 
कहाँ जाइए हो घरि ल्वाग्यो रंग। मेरो चित चंचल सन भयो अपंग + 
जहाँ जाइए तहँ जल पषान | पूरि रहे हरि सब समान 
वेद स्मृति सब मेल्हे जोइ। उहाँ जाइए हरि इहाँ न होह । 
एक बार सन सयो उमर । घसि चोका चंदन चारि अंग । 
पूजत चाली ठाईं ठाईं । सो ब्रह्म बतायो “गुरु आप साईं। 
सतगुर में बलिहारी तोर। सकल विकल भ्रम जारे मोर । 
“(ामानंदः रमे एक ब्रह्म | गुरु के एक सबद काटे कोटि क्रम्स । 


श्ष्ड भागवत संप्रदाय 


इस पद में चोवा चंदन घस कर पूजा की सामग्री लेकर 
साधक की बाह्य पूजा का प्रथम संकेत है। जब गुरु उसे बत- 
लाता है कि त्रह्म तो तुम में द्वी निवास करता है, तब शिष्य 
का संदेह दूर हट जाता है ओर बह सवव्यापक ब्रह्म को पह- 
चान लेता है। इस पद में ऐसी कोई बात नहीं है जो वष्णव 
भक्त रामानंद के मत से विरुद्ध पड़े। यह सच है कि रासानंद्‌ 
जी खुले हुए विश्व के बीच भगवान्‌ की कल्ला की भावना करने 
चाल्ले विशुद्ध वेष्णव भक्तिमाग के अनुयायी थे और इसी में 
जनता का कल्याण मानने वाले आचाय थे। परंतु फिर भी 
यदि उन्होंने कहीं कहीं निगु ण ब्रह्म की चर्चा तथा योग-साधना 
की प्रक्रिया का निदेश किया है तो यह उत्तमार्ग से नितांत विरुद्ध 
नहीं पड़ता । रामानंद का भारतीय इतिहास में यही एक विल्क्षण 
वेशिष्टथ है । 


श्रीविष्णव तथा रामानंद्‌ 


स्वामी रामानंद के निजी ग्रंथ 'बष्णवमताब्ज भास्कर! के 
अनुशीलन से किसी भी आल्लोचक को संदेह नहीं रह सकता कि 
उनके सिद्धांतों के ऊपर रामानुन्ञ मत का ही विशेष प्रभाव पड़ा 
है। दोनों के सिद्धांतों में ऐकेमत्य है | अंतर यदि है तो इतना ही 
है कि श्री वेष्णवों के आराध्य लक्ष्मीनारायण के स्थान पर रामा- 
नंद स्वामी ने सीताराम को अपना इष्ट देव स्वीकार किया है। 
इस परिवतन के कारण रामावत संप्रदाय में व्यापकता तथा लोक- 
प्रियता अधिक आ गई है। श्री वष्णवों के लक्ष्मीनारायण क्षीर 
सागर में शेषशय्या पर शयन करने वाल्ले देवता हैं जिसे मानव 
अपनी पहुंच से बहुत दूर पाकर अपनी श्रद्धा दिखलाने में हो 
अवृत्त दोता है। इसके विपरीत मर्यादापुरुषोत्तम रामचंद्र कई 


रामावत संप्रदाय श्व््ष 


लोकरंजक रूप शील, शक्ति तथा सोंदय का मधुर निरेतन बन 
कर मानवों के हृदय को ही आक्ृष्ट नहीं करता, प्रत्युत मानव 
समाज के लिए अनुकरणीय तथा आदरणीय आदर्शों को भी 
उपस्थित करता है। इस प्रकार राम को इष्टदेवता मानने से 
रामावत संप्रदाय की लोकप्रियता विशेष हुईं। यही कारण हे 
कि श्रीसंप्रदाय के नियमों में जहाँ विधि-विधानों का बाहुल्य हे, 
वहाँ रामावत संप्रदाय के अनुसार भक्त का हृदय बाह्य विधानों 
के अच्तरशः पालन पर आग्रह न करता हुआ अपने इष्टदेव के 
भजन तथा गुणगान में विशेष ठृप्त होता है। श्रीवष्णब लोग 
जहाँ वर्णा श्रम के नियमों तथा विधानों पर विशेष आग्रह तथा 
संघवष करते दिखलाई पड़ते हैं, वहाँ रामानंद बेष्णव लोग उदार- 
हृदयता का परिचय देते हुए, अपनी धघसे-क्षत्र को विस्तृत करते 
हैं और प्रत्येक हरिभक्त को अपने में संमिलिंत करने की उदारता 
दिखलाते हैं । रामावत संप्रदाय का श्री बेष्णवों से एक भेद यह 
भी है कि जहाँ श्रीवष्णवों के आचायंगण संस्कृत को ही अपने 
उपदेश का माध्यम बनाते हैं वहाँ रामानंद स्वामी ने हिंदी को 
ही अपने उपदेश का माध्यम बनाकर जनसाधारण के हृदय 
अपनी ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया हैं। इसी धार्मिक उदा- 
रता तथा सहदयता के कारण रामावत संप्रदाय का प्रचार 
उत्तर भारत के कोने कोने में हुआ। हिंदी को धमंभाषा 
मानने से रामानंदी वष्णवों ने जन-साधारण तक ही 
अपने उपदेशों को नहीं पहुंचाया प्रत्युत उसे भारतवषं की 
सा्वेभौम तथा सर्वेजनीन भाषा भी बनाया। रामानंदी बेंष्णव 
लोग ती्थयात्रा के प्रसंग में समग्र भारतवष में घूमते थे। जहाँ 
कहीं वे जाते थे वहीं अपने भजनों तथा उपदेशों के द्वारा हिंदी 
भाषा का प्रचार करते थे । सच्ची बात तो यह है कि इन्हीं वेष्णवों 


श८६ भागवत संप्रदाय 


की कृपा से बिना किसी परिश्रम के ही हिंदी भाषा मध्यकालीन 
घामिक क्रांति तथा आंदोलन की एाध्यम होने से धामिक जगत्‌ 
बे ५ 

में सबन्न समभावेन आहत तथा सत्कृत हुई । 


व्यक्तित्व 


स्वामी रामानंदजी का व्यक्तित्व अलौकिक था। वष्णवधम 
स्वतः उदार है, परंतु स्वामी जी की दृष्टि और भी उदार तथा 
व्यापक थी। वे वर्णाश्रम घम में पूण आस्थावान आचाय थे, 
परंतु भक्तिराज्य में प्रवेश करने के लिए इन्होंने अपने मत का 
द्वार सब प्राणियों के ज्ञि० समानभाव से उन्मरुक्त कर दिया। 
इनके शिष्यों में ब्राह्मण ही न थे, प्रत्युत नाऊ तथा चमार जैसे 
अधम अन्त्यजों का भी प्रवेश था। कबीर जैसे विधर्सी मुसलमान 
भी थे | पुरुषों के समान द्वियों को भी अधिकार इन्होंने भगवत्‌- 
पूजन नथा भगवद्भक्ति के लिए दे रखा था। इनकी सबसे बड़ी 
विशेषता थी--समौज का उत्थान | ये उन आचार्यों में से नहीं 
थे जो केवल व्यक्तिगत कल्याण को ही अपनी तपस्या का केवल 
'फल्नल समभते थे। समस्त हिंदू समाज का अभ्युत्थान स्वामी जी 
के उपदेशों का [परिनिष्ठित फल्न था। समाज के पदस्थानीय 
अन्त्यजों के उद्धार के ओर भी इनकी दृष्टि थी। तभी तो रेदास 
जैसे अन्त्यज को अपना शिष्य बनाने में तथो उसे राममंत्र की 
शिक्षा देने में उन्हें तनिक भी हिचक नहीं हुईं। जनता के हृदय 
को स्पश करने के लिए स्वामो जी के शिष्यों ने देशभाषा के द्वारा 
उपदेश देना आरंभ किया ओर इस भ्रकार हिंदी भाषा के उत्थान 
तथा प्रसार में भी स्वामी जी से कम प्ररणा तथा स्फूर्ति नहीं 
मिली है। हिंदूसमाज़ में इस प्रकार एकत्व की भावना ही नहीं 


रामावत संप्रदाय श्ष््छ 


प्रत्युत पूर्ण एकत्व स्थापित करने में स्वामी जी का बड़ा हाथ था। 
यदि स्वामी जी का संप्रदाय इस भारतमदही पर नहीं होता, तो 
यबनों के विकट आक्रमणों के कारण हिंदू समाज के ह्ास की 
सीमा क्या होती ? यह हम नहीं कह सकते। धर्मोन्ध मुसलमाज्षों की 
तलवारों के सामने फारस से लेकर काबुल तक की संस्कृति तथा 
सभ्यता ध्वस्त होकर परिवर्तित द्वो गई थी। केवल भारत की 
संस्कृति ने हीं उसका मुकाबिला किया ओर सफल मुकाबिला 
किया । इस प्रकार हिंदू. समाज की एकता स्थापित करने में, 
धार्मिक संगठन करने में तथा अपनी संस्कृति बचाये रखने में 
स्वामी रामानंदजी ने जो पवित्र काय किया है उसकी सफल्नता 
भारतवष का अवांतरकाल्ीन इतिहास उच्चस्वर से घोषित कर 
रहा है। स्वामीजी एक युगप्रवतंक महापुरुष थे, इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं है । इसीलिए नाभादासज्ी ने कल्िकाल के सानवों 
को विपत्तिसमुद्र से पार जाने के लिए सेतु को रचना करनेवात्ते 
रामानंदजी की तुलना स्वयं रघुनाथजी से दी है-- 


श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों दुतिय सेतु जगतरन कियो ॥ 
न 8: सेल 


तुलसीदास 


श्री रामानन्द स्वामी के शिष्यों द्वारा देश के बड़े भाग में 
राम-भक्तिकी पुष्टि होती आ रहो थी, परन्तु हिंदो साहित्य के ज्षेत्र 
में इस भक्ति का परमोज्ज्वत्न प्रकाश विक्रम की १७ वीं शताब्दी 
के पूर्वाद्धे में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी के द्वारा स्फुरित 
हुआ | गोसाईंजी निःसन्देह उच्चकोटि के वेष्णव भक्त थे, 
परन्तु रामानन्दजी की शिष्यपरंपरा में कहीं भी इनका नामो- 
ल्लेख नहीं है। रामानन्दजी के साथ इनके सम्बन्ध जोड़ने का 


श्ष्् भागवत संप्रदाय 


उद्योग किया गया है, परंतु उचित प्रमाणों के अभाव में यह 
प्रयास सफल नहीं कहा जा सकता । अतः तुलसीदासजी स्मात 
वष्णव श्रतीत होते हैं--ऐसे वंष्णव, जिन्हें विष्णु के अतिरिक्त 
शिव, आदि अन्य देवताओं में भी पूर्ण आस्था तथा विश्वास है। 

तुलसीदासजी का 'रामचरित मानस” वष्णव भावना से 
प्रेरित उच्चकोटि का प्रबंध काव्य है। मयोदा-पुरुषोत्तम रामचन्द्र 
के शील, सोंद्य तथा शक्ति का चित्रण कर गोसाई' जी ने राम 
का जो लोकरंजक तथा ल्लोकसग्रही रूप प्रस्तुत किया है वह्द 
वस्तुतः श्लाघनीय दहै। भक्ति के निर्मत्ष रूप जानने के लिए 
रामायण कल्पतरु है। भगवान का दिव्य मनोहर रूप, उनका 
भक्तवत्सक्ञ तथा शअआर्तिहर स्वभाव, दीनों के ऊपर रवतः दया 
बरसानेवाला मानस-आदि भक्तिशाख्रीय सिद्धांतों की जानकारी 
के लिए रामायण एक अतुलनीय निधि है। वाल्मीकीय रामायण 
तथा. अध्यात्म रामायण--दोनों प्रसिद्ध रामायणों से तुलसी के 
रामचरित मानस की अपनी विशिष्टता है जिसके कारण यह 
आज हमारे लिए वेदों के समान पवित्र तथा उपादेय हे। 
इन दोनों रामायणों से तुलना करने पर मानस” का वेशिष्ट्य 
स्पष्ट मालूम पड़ता दे । 


वाल्मी किरामायण 


वाल्मीकिरामायण महर्षि वाल्मीकिजी की पुण्यमयी रचना 
है, जिसमें लगभम २४ हजार श्लोक हैं। वाल्मीकि ने श्रीराम- 
चन्द्र का चरित्र आदश पुरुष के रूप में अंकित किया है। मयौदा 
की रक्षा करनेवाला महान्‌ पुरुष जीवन की भिन्न-भिन्न परिस्थि- 
तियों में किस प्रकार का आचरण करेगा ? इसका सच्चा स्वाभाविक 


रामावत संप्रदाय श्ध्ह६्‌ 


वर्णन वाल्मीकीय रामायण में विद्यमान है। यह कमप्रधान | 
महाकाव्य है--ऐसा महाकाठ्य है जिसमें प्रत्येक पात्र के कार्यों 
को विस्तृतरूप से, याथातथ्य प्रकार से, दिखलाया गया है। इस 
कारण इस रामायण में वर्शित पात्रों का ठीक-ठीक रूप, जेसा 
चाहिये बसा हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। श्रीरामचन्द्रजी 
के प्रातःःमरणीय और ज्लाघनीय चरित्र की उदात्तता का जेसा 
नेसर्गिक चित्र वाल्मीकिजी ने खींचा है वसा किसी भी रामायण 
में नहीं मिल सकता । अन्य पात्रों के चरित्र की भी यही दशा 
है। वाल्मीकिरामायण के अध्ययन. करने पर ही हम उनके 
महत्त्व को भली भाँति समझ सकते हैं। उदाहरण के लिये 
सुंदरकांड में वर्णित हनुमानजी के चरित्र को लीजिये। मेरा तो 
कहना है कि सुन्दरकाण्ड का बिना अध्ययन किये हम हनुमानजी 
के अद॒म्य उत्साह, अलोकिक बल, असाधारण धेय और प्रखर 
बुद्धिभव को समझ ही नहीं सकते। समुद्र को पार करना 
कितना विकट काय था, यह वाल्मीकिजी ही ने दर्शाया है। 
जब हलुमानजी ने महेंद्र पंत को आकाश में उड़ने के पू्ष 
अपने चरणों से दबायां, तब मतवाले हाथी के कपोलों के 
तरह उससे जलन की धारा अकस्मात्‌ फूट निकत्ली । जीबों ने भय- 
संचार के कारण इतना हल्ला मचाया कि जान पड़ता था कि 
पृथिवी, दिशाए, वन ओर उपबन सब प्रचरणड नाद से व्याप्त 
हो गये हों; विद्याधरों को जान पड़ा कि यह पहाड़ फट रहा है, 
इसलिये उन्होंने सोने के बरतनों में रक्खे हुए स्वादु भोजनों को 
छोड़ दिया ओर अपनी स्त्रियों के साथ डर के मारे आकाश में चले 
गये | हनुमानजी के इस विकराल रूप और प्रभाव की ब्यंजना 
अन्यत्र कहाँ मिल्लेगी ? लंका विशाल्न दुगंम दुर्गों की रचना के 
कारण सवंथा अगम्य थी, फिर भी इस लंका में प्रवेश कर और 
५१६ 


२६० भागवत संप्रदाय 


तक-वितक कर सीताजी की टोह लगाने में मारुति ने जिस 
चातुय और व्युत्पन्न बुद्धि का परिचय दिया है वह क्या कहीं 
अन्यत्र उपलब्ध हो सकता है ? तुलसीदासजी ने तो मानस में 
हनुमानजी का लंका में प्रवेश करा कर विभीषणजी से भेंट करा 
दी है ओर उन्हीं के द्वारा हतुमानजी को सीता के निवास का 
प्रता दिलवा दिया है-- 

पुनि सब कथा विभीषन कही । जेहि विधि जनकसखुता तह रही ॥ 


पर वाल्मीकि ने हनुमानजी को अपनी प्रखर बुद्धि के बल पर 
सीता का पता लगाते दिखलाया है। अशोकवाटिका में राम- 
चरित का कीर्तेन कर अपना परिचय देने में स्वाभाविकता, पकड़े 
जाने पर रावण की सभा में अपने काय की सूचना देने में 
'निर्भीकता, शत्रुओं से घिरे रहने पर भी निश्चिन्‍्तता धारण करने 
में नैसर्गिक धीरता, रावण से बातचीत करने सें वाकचतुरता, 
लौटने पर वानरों के सामने सीताजी की कुछ गोपनीय बातों को 
छिपाने में राजनीतिज्ञता--आदि जिन गुणों का वर्णन वाल्मीकि 
ने नितांत स्वाभाविक ढंग से किया है वेसा वर्णन अन्यत्र कहीं 
हैं ही नहीं; यह हम बिना किसी संदेह के कह सकते हैं । 
यही प्रकार प्रत्येक पात्र के चरित्र के विषय में सममना 
चाहिये। रावण सीताजी से अपना प्रेम जतला रहा है, उस 
समय जनकनंदिनी ने केबल एक बात कह कर जिस प्रकार 
उसका अनादर किया है ओर अपने पवित्र पातित्रतधर्म के पालन 
की सूचना दी दै वह नितांत उदात्त और महत्त्वपूर्ण है। 
चरणेनापि सब्येन न स्पृशेयं निशाचरस । 
रावण कि पुनरह॑ कामयेयं विगहितस ॥ 
( सुंदरकाण्ड २६ | १० ) 


रामावत संप्रदाय २६ १ 


“इस निंदनीय निशाचर रावण को मैं बायें चरण से भी छू 
नहीं सकती; भला उससे में किसी प्रकार प्रेम कर सकतो हूँ ।” 


जानकीजी का सहस्रों निशाचरियों की ऋर भत्सेना सुनते 
हुए यह वचन कितना महत्त्वपूर्ण है, इसे पाठक सहज ही में 


समभ सकते हैं। वियोगविधुरा स्रीता के वर्णन में वाल्मीकि ने 
उपमाओं की लड़ी रच दी है | उसके देखने से हमें वाल्मीकि की 


ग्रतिभा के साथ - साथ खीदाजी की पवित्रवा का भी पता 
चलता है-- 


संसक्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसो; ॥३२॥ 
तां स्वतिमिव संदिग्धामद्धि निपतितामित्र । 
विहतामिव च श्रद्धामाशां  प्रतिहृतामिंव ॥३३॥ 
सोपसर्गा यथा सिद्धि बुद्धि सकलषामिव । 
अभूतेनापवादेव कोति निपतितामिव ॥३४॥ 
आम्नायानामयोगेन विद्यां अशिथिज्नामिव ॥३८॥ 

( सु० क ० १५ ) 


चरित्र-चित्रणके अतिरिक्त स्थान स्थान पर अनेक आध्यात्मिक 
बातों का भी सन्निवेश किया गया है । समुद्र पार करते 
समय हनुमानजी ने प्राणों का अवरोध कर लिया था ओर डस 
पार पहुँचने पर उन्होंने तनिक भी निःस्वास नहीं लिया--- 


अनिःश्वसन्‌ कपिस्तन्न न ग्लानिमधिगच्छति । 


ये सूचनाएँ वाल्मीकि के गहरे ज्ञान की बोधिका हैं। इस 
प्रकार वाल्मीकीय रामायण रामचरित की विशाल्ता, उदात्तता 
तथा महत्ता को पर्याप्त मात्रा नें बतलानेवाला अलोकिक काव्य- 
माधुरी से संपन्न महाकाव्य है, जिसका अध्ययन प्रत्येक भारतीय 


श्६२ भागवत संप्रदाय 


को अपने प्राचीन गोरव ओर संस्क्रति को समभने के त्िये 
करना नितांत आवश्यक है। द 
२८ ३८ २ २ 


अध्यात्मरामायण 


इसके नाम से ही इसके वर्णन की सूचना मिलता है। इसमें 
श्रीरामचंद्र का चरित्र अध्यात्मज्ञान के आधार पर वर्शित किया 
गया है। इसमें रासजी श्रयोध्या के अधीशरूप में वर्णित नहीं 
किये गये हैं ओर न जानकी जी केवल उदात्तचरित्र जनक की 
नंदिनीमात्र हैं; उनके इस रूप की ओर रचयिता का कुछ भी 
ध्यान नहीं हे। उनका समग्र ध्यान राम-सीता के आध्यात्मिक 
रूप के प्रदर्शन में लगा हुआ है। राम पुरुष हैं, सीता प्रकृति 
हैं; राम परमत्रह्म हैं और सीता उनकी अनिबचनीया माया 
है। इन्हीं की लीला का विकास संपूर्ण विश्व है! ब्रह्म और 
माया ने ही देवताओं के द्वारा प्रथ्वी के महान्‌ भार को उतारने 
की प्राथना किये जाने पर इस संसार में आकर अपनी लीता 
का विस्तार दिखाया है। पूरा रामचरित इस्री ब्रह्म-माया की 
अनोखी विचित्र चरितावल्ली का मनुष्य समाज के उपकार के 
लिये किया गया पावन चित्रण है ; इसकी सूचना भ्रथारंभ के 
संगलश्लोक से स्पष्टतः हो जाती है-- 

यः पृथ्वीभरवारणाय दिविजः संप्राथितश्रिन्मयः 

सम्जातः प्रथिवीतले रविकुले मायामनुष्यो5व्ययः । 
निश्चक्क हतरात्सः पुनरगाद्‌ बह्मत्वमायं स्थिरां 
कोति पापहरां विधाय जगतां त॑ जानकीशं भजे | 

आगे चल कर उत्तरकांड के सुप्रसिद्ध 'रामगीता? में तो 

 अद्वत-वेदांत की प्रख्यात पद्धति से 'तत्‌” और तत्व” पदार्थों के 


रामावत संप्रदाय .. रहरे 


परिशोधन और ज्ञान का वर्णन बड़ी विशुद्धता और विशदता 
के साथ किया गया है। इस प्रकार अध्यात्म-रामायण ने ज्ञान 
को मूलभित्ति मान कर रामचंद्र के चरित्र का वर्णन किया है। 
इस रामायण की यही अपनी विशेषता है। 


रामचरितमानस 


इन दोंनों देववाणी में लिखे गये रामायणों की विशेषता पर 
ध्यान देने से मानस की महत्ता सहज ही में मानी जा सकती है । 
तुलसीदास ने मानस में राम के चरित्र का बणन करने के लिये 
भक्तिपक्ष का आश्रय लिया है। भक्ति की मूलभित्ति पर 
रासमचरित को खड़ा किया है। श्रीरामचंद्र के विषय में 
तुलसीदास की कोन-सी भावना थी ? इसे उन्होंने अपने ग्र॑थ में 
अनेक स्थानों में स्पष्टरूप से प्रदर्शित किया है। श्रीरामजी स्वयं 
भगवान्‌ के रूप हैं और श्रीजानकीजी साक्षात्‌ शक्तिरूपा है। 
राम से हो क्यों ? राम के रोम-रोस से करोड़ों विध्णु-त्रद्मा और 
शिव की उत्पत्ति होती रहती है; उसी प्रकार श्रीसीताजी के 
शरीर से करोड़ों उमा, रमा और त्रह्माणी का आविर्भाव हुआ 
करता है। ये दोनों साक्षात्‌ भगवान्‌ और भगवती के आकार 
हैं; दो शरीर होनेपर भी उनमें नेसर्गिक एकता बनी हुई है । 
सीताराम की परिदृश्यमान अनेकता में मी अंतरक्ल एकता का 
: वर्णन तुज्लसीदासजी ने बड़ी मार्मिकता के साथ किया है-- 
गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत मिन्न न॒मभिन्न । 
बंदड सीता राम पद जिन्हहि. परम प्रिय खिन्न ॥ 


जिस प्रकार वाणी और श्रथ में एकता बनो हुई है और 
जल तथा वीचि ( लहरी ) में एकता बनी हुई है, यद्यपि ये 


२६४ भागवत संप्रदाय 


दोनों देखने में भिन्न-भिन्न प्रतीत हो रही हैं, उसी प्रकार 
सीता और राम में भी बाह्य भिन्नता को बाधित करती हुई 
अभिन्नता विद्यमान है | सीता-राम का अ्भेद दिखलाते समय 
गोसाइजी ने इस तरह दो छउदाहरणों को रक्‍खा है। इनके 
रखने में सोसाई जी ने अपने हृदय की बात व्यक्त कर दी है! 
पहली बार गिरा-अथ का दृष्टांत है, जो महाकवि कालिदास के--- 


वागर्थाविव सम्पक्ती वागथप्रतिपत्तये | 
जगतः पितरो बन्दे पावंतीपरमेश्वरों ॥ 


-पद्य में दिये गये दृष्टांत से मेष खाता है। वाणी और 
अथ की अभिन्नता को समझना सवसाधारण का काम नहीं है, 
प्रत्युत शब्दशासत्र के तत्त को सममने वाले विद्वानों का काम है । 
अतएवं सवसाधारण की प्रतीति के लिये उन्होंने सबेत्र दृश्यमान 
. और सहज में बोधगम्य जलतरंग की अभिन्‍नता का उदाहरण 
पेश किया है। इस प्रकार सूक्ष्म से स्थूल पर आते समय भी 
गोसाइंजी ने शब्दयोजना की विशेषता के कारण एक चमत्कार 
पेदा कर दिया है। पहली बार ख्लीलिबड्दद्योतक उपमान पहले 
रस्खा गया है ओर दूसरी बार पीछे । शक्ति के उपासकों के लिये 
शक्ति की प्रधानता है, शक्तिभान्‌ की गौणता। पर शक्तिमान्‌ 
( भगवान्‌ ) के उपासक के त्िये शक्तिमान्‌ की द्वी प्रधानता है, 
शक्ति की गोणता। इस प्रकार दो प्रकार के उदाहरणों को रखते 
समय गोसाइजी ने इन्हें सबेसाघारण के लिये बोधगम्य ही नहीं 
बनाया है, प्रत्युत शक्तिहपिणी सीता ओर शक्तिमान्स्वरूपी राम 
के द्विविध उपासकों को प्रथक्‌ रूप से पर्याप्त मात्रा में संतुष्ट कर 
दिया है। इस तरह युगल सरकार की मनोरम जोड़ी की वास्त- 
विक एकता को गोसाइजी ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है । 


रामावत संप्रदाय २६५ 


यही कारण है कि रामचरित का वर्सन करते समय तुल्लसी- 
दासजी ने उनके वास्तविक रूप को कहीं भी नहीं म्ुुलाया दे, 
बल्कि पाठकों को बारंबार याद दिलाया है कि केवल नर-लीला 
करने के विचार से ही सरकार ऐसा चरित कर रहे हैं। अन्यथा 
ब्ैतो साज्षात्‌ परसात्मा ठद्रे, उनको किसी प्रकार का क्षोभ 
नहीं, किसी पर क्रोध नहीं; सुबररोमृग पर भी किसी प्रकार का 
लोभ नहीं, इत्यादि | मायाम्ृग के पीछे मनुष्यत्लीज्ञा करने के 
लिये जो दोड़े चले जा रहे हैं वे वही हैं जिनके विषय में श्रुति 
नेति-नेति कह कर पुकार रही है ओर शिवजी भी जिनको ध्यान 
में नहीं पाते -- 
निगम नेति सित्र ध्यान न पावा। 
मायास॒ग पाछे खो धावा ॥ 


ऐसे प्रसज्ञों की बहुलता को देख कर कुछ आलोचक गोसाई' 
जी पर तरह-तरह का आज्षेप किया करते हैं। उनसे मेरा यही 
कहना है कि उन लोगों ने तुलसीदास के दृष्टिकोण को भत्तीभाँति 
परखा द्वी नहीं; यदि उन्होंने उनकी श्रीरामविषयक भावना का 
का ऊहापोह किया द्वोता, तो वे इस प्रकार की अनगंल आलोचना 
करने का दुःसाहस नहीं करते । व्यापक दृष्टि से देखने पर मानस 
में कोई भी प्रसड्ग आक्षेप करने के ल्ञायक नहीं हे । 

गोसाइ जी ने उत्तरकारड में ज्ञान और भक्ति के विषय में 
अपने विचारों को स्पष्ट रूप से बड़ी खूबी के साथ दिखलाया है । 
उस प्रसंग के अवलोकन करने से भक्ति की प्रधानता स्पष्ट ही 
प्रतीत होती है । 'ज्ञानदीपक' के देखने से ज्ञान की दुरूहता का 
पता भल्नीभाँति क्ग जाता है। ज्ञान के जिस दीपक के जलाने 
के लिये इतने परिश्रम और प्रयास करने पड़ते हैं. बह थोड़ी दी 


२६६ भागवत संप्रदाय 


विध्न-बाधाओं के सामने बुक जाता है। ओर उधर भक्ति २ 
भक्ति तो साज्ञात्‌ चिन्तामशि! की तरह सुंदर है। उसका परस 
प्रकाश दिन-रात बना रहता हे और न तो उसक लिये दीपक 
चाहिये, न घृत और न बाती। लोभ का वायु उसको बुझा भी 
नहीं सकता। प्रबल अविद्या का अधकार उसक आगे मकठ से 
मिट जाता है, कामादि खल उसके निकट नहीं फटकते, मान- 
खिक रोग भी उसे व्याप्त नहीं करते, जिसके पास यह भक्ति- 
चिंतामणि विद्यमान रहता है। अतः भक्ति और ज्ञान में आकाश 
ओर ज़मीन का अंतर है--महान्‌ भेद है। इसी कारण गोसाई' 
जी ने अपना सिद्धांत स्पष्ट शब्दों में प्रदर्शित किया है-- 


सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि | 
भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारि ॥ 


परिशिष्ट 
चेतनदास 


इनकी रची हुई प्रसंगपारिजात” नामक एक रचना के 
विवरण लिए गए हैं, जो अपने विषय की एक विलक्षण कृति 
है। इसकी रचना बाड़ी प्राकृत (देश बाड़ी प्राकृत ) में 
पिशाच भाषा के सांकेतिक शब्दों के योग से अदला छदों में 
हुई है। इसमें स्वा० रामानंद का समस्त जीवन-कऋत दिया है। 
रचनाकाल संवत्‌ १५१७ है, ओर लिपिकाल संवत्‌ १६६७ 
वि० । रचनाकाल्ञ इस प्रकारं दिया है-- 


वासासिव आसिंग ब॒ुगी | दिति और साहित मिद् चुचो ॥ 
छुपसंग पारिजातुगी । हिहणेशु रामचु पालुगी ॥ 


छ की २... “ शक 
ज्ञानभूमिका चंद सिवमुख सच्िदाचंद अर्थात्‌ १५१७ 
( पंद्रह सो सतरह ) गुर जन्मदिन माघ कृष्ण सप्तमी गुरुवार 
को यह प्रसंग पारिजात रामनाम लेकर समाप्त हुआ | 


रचयिता ने अपने संबंध में इतना ही लिखा है कि संवत 
१५१७ में स्वा० रामानांद जी की जंन्म तिथि पर एक बृहदूभंडारे 
की आयोजना हुई थी जिसमें स्वामी जी के शिष्यों ओऔर 
परशिष्यों के अतिरिक्त चारों ओर के अनेक सिद्ध महात्मा जुटे 
थे। उस अवसर पर स्वामी जी के जीवन के चमत्कारों की 
अच्छी तरह चर्चा की गई थी जिससे उपस्थित संतमहात्मश्रों 
का संभ्रदाय विशेष रूप से आनंदित हुआ । उन महात्मा गणों 


श्ध्ध्य भागवत संप्रदाय 


द्वारा रचयिता को यदह्द श्राज्ञा हुई कि वह चचों को जिसमे 
रहस्य की और प्रकट न करने की अनेक बातें थीं लिपिबद्ध करे | 
साथ ही यह अआ्रादेश भी मिला कि रचना विचित्र छुंद ओर 
विचित्र भाषा में रची जाय जिसको विना सममकाए कोईन 
सममः सके; क्‍योंकि कुछ बृतांत ऐसे थे ज्ञो प्रकट नहीं किये 
जाने चाहिए थे ओर कुछ ऐसे थे ज्ञिनकों उस समय तक: 
छिपाना थां जबतक वे घटनाएँ घटित न हो जाती जिनका 
निश्चय तत्कालीन सिद्ध हो सकता। फल्नतः यह वृतांत माला 
देशबाड़ी प्राकृत में पिशाच भाषा के सांकेतिक शब्दों के योग 
से अदणा छूुंदों में संग्रह्वित की गईं। ग्रंथांत में यह भी लिखा 
है कि जो इन प्रसंगों को समय से पहले खोलेगा वह पागल 
हो जाएगा | परंतु प्रकट होने पर < रचना में वश्शित समस्त 
घटनाओं के घटित हो जाने के पश्चात्‌ ) जो इसका पाठ करेगा 
उसको तत्व-ज्ञान की प्राप्ति होगी और चतुबंग जनित कामनाएं 
खिद्ध होंगी । 


यद्यपि इस रचना की भाषा हिंदी से भिन्न दोने के कारण 
यह विवरण लेने योग्य नहीं थी तोभी इसका संबंध स्वा० 
रामानंद, कबीर, रेदास, खुसरों ओर पीपा से होने के कारण 
इसका विवरण लिया गया है। कबीर से तो इसका घनिष्ट संबंध 
है ओर यदि इस रचना में उल्लिखित बातें प्रामाणिक ओर सत्य 
सिद्ध हो गईं तो इन संत कवियों के संबंध मे भी बहुत सी विवाद- 
ग्रस्त बातों का ठीक ठीक निरेय हो जायेगा । इसमें एक भविष्य 
कथन भी है जो कबीर के वृत्त में दिया जाएगा । नीचे इसके 
संबंध रे जो कुछ लिखा गया है वह संक्षेप में क्रम-पूवक दिया 
जाता दै-- 


रामावत संप्रदाय रध्हः 


स्वामी रामानंद 

ऋषिकेश में एक सारस्वत दंपति रद्दते थे जो भरतमंदिर 

में पूजा किया करते थे । उन्होंने बद्री-बन ( उत्तराखंड, बद्रीनाथ ) 
में जाकर विष्णु भगवान्‌ की तपस्या की जिसपर भगवान प्रसन्न 
हुए और उनको वर माँगने को कहा। उन्होंने कहा, आप 
हमारे पुत्र हों ओऔर हमें प्रसन्न कर!। भगवान्‌ ने “तथास्तु 
कहकर उनकी मनोकामना पूर्णो की | परंतु केवल बारह 
बष तक ही जीवित रहने का बचन दिया । काल्लांतर में ये दंपति 
न्यकुब्ज वाजपेयी वंश में उत्पन्न हुए ओर प्रयाग में रहने 
लगे । समय पाकर भगवान्‌ इनके पुत्ररूप में प्रकट हुए जो आगे 
स्वामी रामानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए | जन्म से ही इनके अलो 
किक कार्यों का आभास मिलने लगा था । बारहव॑ वष में इनका 
प्राणांत हो गया । पर स्वा० राघवानंद के आशीर्वाद और प्रयद्ञों 
तथा इनके माता पिता एवं इष्टमित्रों द्वारा अपनी अपनी आयु का 
कुछ अंश देने पर ये फिर जीवित हुए । फलतः अपने जीवनदाता 
स्वा० राघवानंद के ये शिष्य हो गए। मातापिता ने इनके लाख 
मना करने पर भी इनके विवाह का प्रबंध क्रिया, परंतु जिस 
कन्या के साथ विवाह निश्चित हुआ था उसका विवाह होने पर 
बंधव्य योग था, अतः उसने विवाह्न न कर जीवन-पर्यन्त कुमारी 
रहने का प्रण किया । स्वा० रामानंदजी से उसने दीक्षा लेली 
आर तपस्विनी का जीवन व्यतीत करने त्ञगी तथा थोड़े दी समय 
पग्चात्‌ स्वगे भी सिघार गई। इस प्रकार स्वा० रामानंदजी की 
विवाह्द न करने की इच्छा अपने आप पूर्ण हो गई । वे काशी में 
रहने लगे और बहुत द्वी शीघ्र चारों ओर प्रसिद्ध हो गए । उनन्‍्दोंने 
अपना अलग संप्रदाय चलाया जिसमें जात-पांत, ऊंच-नीच 
ओर छुआ छूत का कुछ भी भेदभाव नहीं था संसार के सभी 


३०७० भागवत संप्रदाय 


मनष्यों के लिए वह सुज्ञम था। जो उसमें दीक्षित होता घह 
आनंद और शांति से जीवन व्यतीत करता । उसकी आध्यात्मिक 
शक्ति भी पूर्ण रूप से विकसित हो जाती। कबीर जैसे जुलाहे 
ओर रेदास सरीखे अछूत स्वा० रामानंदजी के प्रौढ़ शिष्यों में से 
थे। पहले तो बड़े बड़े पंडितों, विद्वानों और कमंकांडियों ने 
इस विचार-धारा का विरोध किया; परंतु जब स्वा० रामानंदजी 
ने उन्‍हें अनेक युक्तियों ओर चमत्कारों द्वारा निरुत्तर कर द्या तो 
वे लोग चुप हो गए। बहुत से उनके अनुयायी भी हो गए | 
दक्षिण के विद्यारण्य मुनि उनके समथक थे। इन विद्यारण्य मुनि 
पर स्वामी जी ने भविष्य की बातें प्रकट की थीं ( यह भ्रविष्य- 
वाणी ओर एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना जो हिंदुओं पर 
मुसलमानों के अत्याचार, तेमूर का हत्याकांड और लखनोती 
के उपद्रव से संबंधित है, आगे कबीर के वृत्त में दिए जाएंगे ) 
कविवर खुसरो श्री स्वामी जी से मिलने आये थे। शिष्यों सहित 
समस्त देश का भ्रमण कर ओर दिग्विजय प्राप्त कर तथा दोधौयु 
भोगने के पश्चात्‌ संवत्‌ १५०४ में श्री स्वामीजी का साकेतवास हो 
गया । 


कबीर 


ज्योतिमंठ के अधिपति (शंकराचाय) ने कैबल्य का ल्ञाभ कर 
ही लिया था कि इंद्र के द्वारा अघटित घटना हो गई। प्रतीची 
नाम की देवांगना ने विन्न उपस्थित कर दिया। महात्मा उसपर 
मोहित हो गए ओर उसके साथ यथेष्ट विहार ओर रति-क्रीड़ा 
की | अप्सरा ने भक्त प्रह्माद को गभे में धारण किया। उसने 
शिशु को जन्म देकर उसे कमल पत्रों में रख लहरतालाब (काशी) 
में तैरा दिया। जुल्लाह्य दंपति नीरू और नीमा के आने तक वह 


रामावत संप्रदाय ३०१ 


उस नवजात शिशु की अलद्य रूप में रक्षा करती रही। यह 
बात संवत्‌ १४४४ वि० ज्येष्ठ पूर्णिमा की है। दंपति को सहवास 
के पूब ही पुत्र॒लाभ हुआ । उनके छूने से शिशु की द्युति मत्रिन 
हो गई जिसपर वे उसको मोमिन के पास ले गए। मोमिन ने 
कहा, तुम्हारे धन्य भाग्य हैं कि ऐसा पुत्र मित्ा!। उसने शिशु 
को उसकी ठुड्डी पकड़ कर पूछा, 'किसका बेटा है ।” उसने कहा, 
मैं बीरानंद के औरस ओर दिव्या के जठर से जन्मा शिशु हूँ ।? 
माता पिता को इस पर दृढ़ विश्वास हो गया | मोमिन ने अरबी 
भाषा की शब्दावल्ञी छानबीन कर उसका नाम कबीर रखा। 
यह बात सारे शहर में फेल गई । पड़ोस की कर्मादेवी ब्राह्मणी ने 
जिसकी जठर से उत्पन्न कन्या एक सास पहले गत हो चुकी थी 
दूध पिलाना स्वीकार किया। एक वेश्य ने विआई हुईं गाय भेज 
दो | परंतु शिशु ने किसी के दूध को ग्रहण नहीं किया। तीसरे 
दिन शिशु की रक्ा और माता पिता की चिंता दूर करने के लिए 
स्वा० रामानंदजी ने प्रिय शिष्य अनंतानंदजी के द्वारा 'सुधामुची? 
नाम की जड़ी भेजी जिसे शिशु मुख में डालकर चूसने लगा। 
यह बूटी 'कबीर बूटी? नाम से प्रसिद्ध हुईं। इससे कबीर की 
द्युति फिर ज्यों की त्यों हो गई । 


२५ २५ २५ 


काशी के पंडित स्वामी जी के पास गए ओर कहा, 'कबीर 
जुलाहे ने कंठी तित्क, माला और छाप लगा लिया | वह अपने 
को आपका शिष्य बतल्ाता है। क्या यह सच है ? यदि ऐसा 
है तो अनर्थ है। स्वामी जी ने शंख बजाया। इससे सबको 
दंषाधि बुक कर शांत हो गई | तब रवामी जी ने कहा, वह मेरा 
शिष्य है। भगवान सबके हैं ओर भगवत शरणागति का सबको 


३०२ भागवत संप्रदाय 


समान अधिकार है |! इतने में कबीर भी आ गए । उनके मुख 
पर ऐसा प्रकाश था कि उससे प्रभावान्वित होकर वे सब लोग 
उठ खड़े हुए ओर परदा भी, जो स्वामीजी अदि अन्य लोगों 
के बीच में लगा रहता था, हटा दिया गया। साक्षात्‌ दशन ने 
उनके अंतःकरण को स्वच्छ ओर प्रकाशित कर दिया | स्वामी 
जी ने कहा, हुसेनवंशी माता द्वारा शुद्ध सात्विक भोजन से पत्ना 
जिसने तकी (शेख तकी ) के प्याले को अनिच्छा-पृवक लौटा 
दिया उसको हेय दृष्टि से कबल्न वद्चल व्यवसाय क कारण देखना 
सिथ्या अभिमान का ही काम है। ऐसे सत्पात्र को जो शैशवा- 
वस्था में अपने माता पिता का परिचय दे चुका है मोक्ष-मार्गीय 
दीक्षा से वंचित करना किसी भी समदर्शी जगदुगुरु के लिए 
उचित काय नहीं है ।? “हमने व्यथ ही महद्दात्मा को कष्ट दिया”, ये 
बात उन विद्वानों क शुद्ध हृदय में अपने आप ही स्फुरित द्वोने 
लगीं । उन्होने क्षमा माँगी और बिदा हुए । 


२५ २८ +५ 


दिल्ली में तेमूर का हत्याकांड (१४५४ वि० ) और लखनौती 
का उपद्रव ( १३३८ वि० ) होने के पश्चात्‌ चारों ओर क श्रद्धालु 
स्वामी जी क पास आय | .उस समय अजान के साथ मौज्नबी 
ओर मुल्लाओं के कंठ बंद हो गए। सब बड़े विकत्ष थे । उन्होंने 
इसकी जड़ कबीर को समझा (ऐसा विदित द्वोता है कि उन्होंने 
कबीर पर अवश्य अत्याचार किया था ) और उसकी ओर इंगित 
किया। इब्बनूर और तकी आदि मौलवी राजाज्ञा के साथ सेंट 
ओर उपहार लेकर कबीर के पास गए | कबीर ने भेंट और उप- 
द्वार को गंगा जी में फिंकवा दिया; परंतु बहुत अनुनय विनय के 
पश्चात्‌ वह उनके साथ गुरु रामानंद के पास गया। स्वामी जी 


रामावत संप्रदाय ३०३ 


ने उपदेश दिया, ईश्वर मुसलमानों का द्वी नहीं, सबका है। वह 
किसी का पक्तपाती नहीं। यही मुस्तफा का आदेश है । केवल 
पूजा के विधान में भेद होने से दूसरों पर जजिया लगाना अलु- 
चित है | मंदिर बनवाने में ओर उपासना करने में प्रतिबंध हटा 
देना चाहिए। मंदिरों को ध्वस्त नहीं करना चाहिए। मसजिद 
के सामने वर को उतारा जाय । यह पक्षपातपूर्ण ओर पुरानी 
धमंनीति के विरुद्ध तथा पारस्परिक प्रीति को बिगाड़ने वाला 
है । गाय की कुबीनी अनावश्यक है। जब आचाय ने ही प्राण- 
रक्षा के लिए उसे अहण नहीं किया तो ओर मुल्लाओं को आम्नाय 
के प्रचार में रुकावर्ट न डालनी चाहिए। धरम पुस्तकें न जलाई 
जाँय, देव मंदिर न ढद्वाये जाय ओर न किसी का जी जलाया 
जाय । मुद्रम में त्यौहारपव मनवाने में प्रतिबंध न रहे.। ब््रियों 
-का सतीत्व नष्ट न किया जाय | कथा आदि में शंख बज्ञाने का 
“निषेध न रहे । कुंभादि पर्वों पर यात्रियों से कर न लिया जाय । 
कोई हिंदू किसी फकीर के पास जाय तो उसको उस्री के धर्मा- 
नुसार उपदेश दिया जाय। यदि इन बारह प्रतिज्ञाओं में से 
किसी का उल्लंघन होगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। उन्होंने इन 
प्रतिज्ञाओं को उचित जान कर मान तलिया। शर्तों को लिपिबद्ध 


करके उस पर बादशाह की मुहर लगाई गई। तब सब ठीक 
हो गया। 


५८ ॑<्‌ ३८ 
काँचीवरम्‌ ( दक्षिण ) के लोगों ने वर्णाह्ंघ के कारण 
रैदास और कबीर की निंदा की। स्वामी जी के जमात का 


किसी ने भी स्वागत सत्कार नहीं किया | पुरी के उत्तर विद्याधर 
अजेश ने भोजन सामग्री की व्यवस्था की और स्वयं भी सेवा 


३०४ भागवत संप्रदाय 


में उपस्थित हुआ । एकद्न उसके वापिस आने में देर हो जाने 
के कारण उसकी छ्ली सीता अनुधीता स्वयं पति की खोज में 
जमात की ओर चली । सामने ही शुरवानी गोदादेवी जा रही 
थी | उसने साथ की ख्लरियों से रानी को इंगित करके कहा, “वह 
कबीर की जोय जा रही दै।छू न जाना। बच के जाना? | 
पतित्रता को इस पर बड़ा क्रोध आया और उसने शाप दिया, 
पतेरे इस भगवतापराघ के कारण ८ जुलाहे के रूप में भागवत 
की निंदा की) इस कारण सारे देश में वस्ननिमौण के उपकरण नष्ट 
हो जाएंगे | दरिद्रता का विस्तार होगा ओर तेरे समान विचारवाले 
म्लेच्छ योनि में पतित होंगे। नक्षत्र तिलमिलाते, वायु विषेत्ती 
बहेगी । प्रृथ्वी फटे ओर तू खटे” | तत्काल प्रथ्वी फटी ओर गोदा- 
देवी उस्री में समा गई । हाहाकार मच गया । दूसरे दिन से धर्म- 
दंड चला | लोग जब रसोई बनाएं तो चौके में कबीरदास प्रकट 
दिखाई दे । कोई भोजन न करे इस प्रकार दो दिन ओर दो 
रात भूखे रहने पर सबका अभिमान दूर हो गया। सब नमित 
भाव से स्वामी जी के पास गए। विद्यारण्यमुनि भी शिष्यव्ग 
ओर राजमंत्री सहित उपस्थित हुए। शापालुग्रह की प्राथना 
की | स्वामी जी ने कहा, “यह धमदंड भविष्यकल्याण के लिए 
था। अब ऐसा न द्दोगा। पतित्रता का शाप व्यथ न जाएगा। 
भगवान भी उसे नहीं टाल .सकते | जब यह विषवृत्ष फल्षेगा 
तब देशवासी बड़े कष्ट सें पड़ंगे। शाप के प्रभाव से इसी 
किना रे से वशिक-समाज आयेगा और करधां चरखा घर घर 
से मिटाकर सब व्यवसाय हस्तगत करके देश को महा कंगाल 
बना देगा । दरिद्रता के कारण धीरज छूट जाएगा ओर 
धरम ग्लानि उपस्थित हो जाएगी। ऐसे ही समय में बढदेद्दी के 
वरदान का फलीभूत होने का योग लगेगा । उस समय कबोौर 


रामावत संप्रदाय ३०५ 


दास की ब्योति वणिककुल्न में मोहनदास (?गाँची जी ) के 
नाम से उत्तरेगी । चरखा का प्रचार करेगी और रामनाम के 
प्रताप से सब दुःख दारिद्रथ भगावेगी-- 


तिध्वप कबोरा कारुओं | छंदास सोहन गारुआं | 
विद्यांत सडपड़फारुआं | रासेति पुहपुण पारुआं ॥ 


विद्यारए्य स्वामी ने प्रश्न किया, दरिद्रता सदुगुण का नाश 
ओर दुगु णे की वृद्धि करती है तो क्या उस कठिन समय में 
निःसीम धर्मग्लानि की रोक-थाम करने के लिए “कम पूत्रधार” 
की ओर से कोई विशेष आयोजन होगा? । स्वामी जी ने मुस्करा- 
कर कहा, 'परित्राणाय साधूनां? के प्रमाण से आप ऐसा प्रश्न करते 
हैं। सो आप जैसे सहृदय ज्ञानी पुरुष से छिपा नहीं रह सकता। 
पंचनद देश में विदेह (? नानक ) और बंग में राधा जी के 
परस प्रम का मर्म जानने के लिए श्रीयादवराज ( गौरांग-महा- 
प्रभु) स्वयं अवतरित होंगे ओर घमरक्षा की व्यवस्था करेंगे | इस 
प्रकार पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों खूँट में धमंरक्षा का 
कंटकाकीण पथ कम घृत्र धार भगवान ही प्रशस्त कर देंगे । 

विद्यारण्यमुनि को परम संतोष हुआ । मनकी मलिनता दूर 
हुई । रहस्य को प्रतिज्ञा करके अपने व्यक्तित्व के विषय में पूछा । 
स्वामी जी ने एक पुष्प दिया। विद्यारण्य मुनि ने दलों पर 
एकांग्र दृष्टि से देखा और सब जान लिया, भविष्य भी 
देख लिया । 


रेदास 


इनका केवल नामोल्लेख हुआ है जो कबीर के वृत्त के 
अंतर्गत है । 
ब्० 


३०६ भागवत संप्रदाय 
खुसरों 


ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अपने शिष्य कवि खुसरो 
के हाथ एक विचित्र पत्र भेजा जो सुनहरे वेलबूटों से खूब 
सजा था । ध्यान देकर देखने पर उसमें अरबी भाषा का सूत्र 
लिखा था जो उनके पृज्यग्रंथ में है--'इल्लाब जिमु अल्लाह ततमैन 
उलकुलूब'--अथौत्‌, भगवत के सुमिरन भजन से ही आत्मा 
को शांति प्राप्त होती है। सुचतुर कवि ने इसका परिचय दिया 
ओर टीकाटिप्पणी सद्वित इसकी पूरी व्याख्या की जिसे सुनकर 
समुपस्थित सब्जन बहुत प्रसन्न हुए। भगवत्त भागवत को 
सन्‍मयता पर एकत्ता भासित हुई | तब वह बहुमूल्य पत्र स्वामी 
जी के चरणकमलों में इस प्रकार युक्तिपृबषक परदे के भीतर 
'पहुँचाया गया कि उसका कोई भी भाग या कोना दबा मुड़ा 
नहीं । गरद से धव्बा भी नहीं पड़ा। फिर प्रतीक्षा करते देर 
दो गई | तब कविवर खुसरो ने एक ऋसीदा प्रमरस से पूर्स 
सुनायां जिसका प्रथम पाद फारसी भाषा में ओर हितीय चरण 
हिंदी भाषा में था। उसमें गुरुबर को दयालुता को नायिका 
मानकर उसके प्रति अगाध प्रेम प्रकट किया गया था। इतने में 
स्वामी जी ने दशन दिया। कवि आत्मानुभव का सुख लूटने 
लगा । स्वामी जी ने खुसरों का आदर किया और पाटंबर पर 
एक मंत्र अंकित कर श्रद्धुत पुष्पलताओं से खचित अश्रक की 
मंजूषा में रखकर उसके हाथ वह्‌ ख्वाजा जी के पास भेजा 
गया । पीपा जी को भी साथ सें भेजा गया । क्‍ 


पीपा 


गागरोन के राजा पीपा स्वामी जी के पास देवी की आज्ञा 
र्‌ः्‌ कर ० के 4५ २ 
से दशंन को आए । बड़ी कठिनाई से अनंतानंद जी के कद्दने 


रामावत संप्रदाय ३०७ 


पर स्वामी जी की आज्ञा हुई कि कुएं में गिर जाओ । पीपाजी 
बिना विचारे कुएं में गिर पड़े। वहाँ अनेक प्रकार के दृश्यों को 
देखा । पश्चात्‌ स्वामी जी के चरण-दशशन हुए और दीक्षा 
मित्नी। काशी में उनकी बड़ी ख्याति हुईं। कुछ समय पश्चात्‌ 
पीपा जी स्वामी जी को जमात सहित अपने राज्य सें ले गए। 
चारमास तक उनकी सेवा की । पीछे राज्य त्याग करके उन्हीं के 
साथ हो लिए । उनकी स्ली ने भी उनका अनुगसन किया। 
द्वारिका जाकर ये दंपति समुद्र में प्रविष्ट हुए। वद्दाँ उनको 
राधाऋृष्ण का दर्शन मिला और जब बादह्दर निकले तो शांंख 
चंद्र की छाप उनके वदन पर विद्यमान थी | 


३८ >( ५ ८ 
हस्तलेख के मुख पृष्ठ पर इस प्रकार लिखा है-- 
श्री रामोजयति 
अथ असंग पारिजात 
.. जिसमें 
भगवान रामानंदाचाय के दि्व्यचरित तथा सदुपदेश 
प्रणेता 


श्री श्रीचेतवनदासजों कृत श्रीमोनिक महाराज्ोक्त अनिल्लनामक 
हिंदी अनुवाद समन्वित 
इदं प्राप्त: 
श्रीविनायक जी महाराज संवत्‌ १९५२८ वि० 
आोपरमहंस जी राममंगलदास गोकुल भवन अयोध्याने संवत्‌ १९८४ 
में पाया। 
संबवत्‌ १९९७ में मलूक जो ( केवल बहादुर, प्र थस्वामी ) को मित्ना । 
--$-- 





(७) 


निंवाके संप्रद॒त्य 
. तथा 


हरिदासी मत 


(१ ) निम्बाक ५ 
(२) मत के : प्रसिद्ध आचाय 
( ४) तातक्त्विक सिद्धांत 

( ४ ) साधना-पद्धति 

(५ ) हरिदासी मत 


नियमति निजभक्तान्‌ क्लेशकर्मादि-जालात्‌ 
दिशति पदमजस्रानन्दमोक्गं समन्तात्‌ । 
स जयति नियमानन्दाख्यया55्चायवयों 
यदुपतिकरगं त॑ चक्ररूप ग्रपय ॥ 
--अनन्तराम 


कृष्णभक्ति का प्रचार 


पहले कहा गया है कि रामाश्रयी भक्ति के प्रचार का प्रधान 
स्थान था काशी और ऋष्णभक्तिके प्रसारका मुख्य स्थान था वृंदा- 
वन | कृष्ण के उपासक वष्णव संप्रदायों ने भगवान्‌ श्री ऋष्णचंद्र 
की जन्मभूमि तथा केलिस्थल्ली मधुरा-बृंदावन को अपने विशिष्ट 
मतों के प्रचार के ज्ञिए उपयुक्त केंद्रस्थली बनाया था । १६ वीं शत्ती 
में ऋष्णभक्ति के अभ्युदय तथा विज्ञास का मुख्य स्थल्ष था यही 
वृंदाबन, जहाँ निवास करनेवाले पवितन्रात्मा वष्णव भक्तों ने 
अपने आचार से, तपस्या से तथा ग्रंथों से भगवान्‌ ब्रजनंदन की 
प्रमामक्ति का प्रचार जनता के भीतर किया | वुंदावन अत्यन्त 
प्राचीन काल से नंदनंदन की अभिराम जन्मभूमि होने के 
कारण पवित्र तीथे॑ माना जाता था; धनी मानी भक्तों की श्रद्धा 
ओर निष्ठा के प्रतीक कमनीय कल्लेवर विशाल्षकाय विष्णुमंद्रि 
थे जहाँ भारत के भावुक भक्त पधार कर भगवान्‌ के ललित 
विग्रहों का दशन कर अपने लोचनों को और रम्य चरितावली 
का कीतनी कर अपने जीवन को कृतकृत्य बनाते थे । 

परतु मथुरा भी काशी के समान ही विधर्मी यवनों के कोप 
तथा आक्रमण का अनेक शताब्दियों तक भाजन बनी रही। 
१०१७ ई० (२ दिसंबर) में सुलतोन महमृद ने इस नगरी के ऊपर 
प्रबल आक्रमण कर धन जन की विशेष क्षति पहुँचाई । भारतीय 
इतिहास इसका प्रबल साक्षी है कि इसी काल में प्राचीन सु दर 
मंदिरों का ध्वंस संपन्न हो गया था | अगली तीन शतियों में यह्द 


३६१२ भागवत संप्रदाय 


स्‍थान अभी पनपने भ्री नहीं पाया कि बादशाह सिकंदर 
लोदी ( १४८५-१४१३ ई० ) के आक्रमणों ने इसे पुनः ध्वस्त कर 
दिया | इसी शती में ऋष्णमक्तों ने मथुरा के तीर्थों का उद्धार कर 
उसे प्रबल्ल भक्तिकंद्र बनाया | इस काय में सबसे बंड़ा अध्यव- 
स्रायी संप्रदाय था श्रीकृष्ण चेतन्य का जिन्होंने प्राचीन मंदिरों 
के मूल स्थान को खोज्ञ कर तथा मूत्न-विश्रह का पता लगा कर 
ब्रज॒मंडल के प्राचीन गोरव का पुनरुद्धार किया | उस समय यह 
स्थान एक विराट बीहड़ अरण्य था जहाँ मंदिरों की खोज चथा 
प्रतिष्ठा, मूतियों का वंदिक विधि से अर्चा तथा पूजा का काम 
गैडीय वंष्ण॒वों ने. बड़े उत्साह, लगन तथा निष्ठा के साथ. किया 
था | इसी संमय वल्लभाचाय ने भी. अपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा 
इसी स्थान पर की। निबाक संप्रदाय भी कृष्ण भक्ति का दी 
प्रचारक है | इन दोनों संग्रदायों से पहिले ही निंबाक संग्रदाय 
ने अपने प्रचार का केंद्र मधुरा मंडल को बनाया था। निंबाक 
ने ही स्वयं इस नगरी में अपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा की। मेरी 
दृष्टि में निंबाक संप्रदाय की त्रजमंडल में प्रतिष्ठा दोनों की अपेक्ता 
निःसंदेह प्राचीनतर है। चेतन्यमत माध्वसंप्रदाय की ही 
शाखा है जिसकी संयोजक खबला के रूप में माधवेन्द्रपुरी 
विराजमान है जो माध्वमतानुयायी होकर चैतन्य की साज्षात्‌ 
शुरुपरपरा में थे। वल्लममत ब्रजमंडल में ही. अंकुरित तथा 
पल्लवित हुआ । 


१--निवाके 
वंष्णवसंप्रदायों में निंबाक मत का एक विशिष्ट महत्त्व 


है दाशंनिकता की दृष्टि से द्वी नहीं, श्रत्युव प्राचीनता की दृष्टि से 
भी । इस सत का इतिहास अभी गंभीर अध्ययन का विषय है । 


| 


2 
(४ 


था 


हर 


00७४:04९५०११॥७०९५५१०९३4॥७१०१४३॥९१५४४१७/आस'/स्थाए७:88७8७+९५००७७९०५५७७७८४७ ० ए५६०:३७३/९५१:-५१//१४ #३३॥/ क७+वधन 66 धमफे#क॥0॥ (९५/4६/००७७ १३ 7५५/ |कलि?१/८५, ८:५३ (५०५ ०0९० ५४4४२, ५५-४७ '*६, 


4 
002 


४! 
0, 500, 
९९] 





निंबाक संप्रदाय ३१३ 


समुचित सामग्री के अभाव में अभी तक मोटे प्रश्नों का भरी 
समाधान नहीं हो पाया है। यह मत कब उत्पन्न हुआ ? तथा 
कहाँ उत्पन्न हुआ ? तथा किस प्रकार विकसित होकर वतमान 
दशा मैं पहुँचा ? हिंदी साहित्य के विकास में इस संप्रदास के 
कवियों ने कितना महत्त्वपूरो काय किया ? ये कतिपय प्रश्न अभी 
भी अपनी मीमांसा के निमित्त अवसर खोज रहे हैं 


इतना तो निश्चित है कि इस वध्णव मत के ऐतिहासिक 
प्रतिनिधि श्री आचार निबाक हैं। इस सत के सवप्रथम 
उपदेश हंसावतार भगवान हैं जिनके शिष्य सनत्कुमार हें 
जिन्होंने इसका उपदेश श्री महर्षि नारदजी को दिया और 
नारद जी से ही यह उपदेश निंबाक को प्राप्त हुआ | श्रीमद्भाग- 
बत ( ११ रक० १२ अऋ० ) से ज्ञात होता दे कि सनत्कुमार के 
योगविषयक प्रश्नों का उत्तर भगवान्‌ ने हंस” का अवतार 
धारण कर दिया था* । अतः वे ही इसके आद्य प्रवतंक हैं 
श्रीहेंस भगवान्‌ की प्राकख्य तिथि कार्तिक शुक्ता नवमी ( अक्षय 
नवमी ) मानी जाती है और उस दिन प्रातः काल इनका 
जन्मोत्सव मनाया जाता है। सनक आदि चतुः सनों का 
आधिर्भाव-काल भी इसी ही तिथि को माना जाता है। नारद 
जी सनत्कुमार के शिष्य थे; इसका प्रमाण छांदोग्य 
लपनिषत्‌ से देखा जा सकता है | इनका प्राकल्य मागशीष शुक्ला 
१२ ( व्यंजन द्वादेशी ) दे । 





१ सा मामचिन्तयद्‌ देवः प्रश्नपारतितीषया | 
तस्याहँ हंसूूपेण सकाशमगम्म तदा ॥ 
“--भाग० ११॥१ २१६ 


३१४ मागवत संप्रदाय 


इस परंपरा के कारण यह संप्रदाय हंससंप्रदाय, सनकादि 
सप्रदाय ( या सनातन संप्रदाय ) देवर्षिसंप्रदाय आदि सिन्न 
भिन्न नामों से पुकारा जाता है | 


इनकी जन्मतिथि कार्तिक शुक्त पूर्णिमा मानी जाती है 
ओर तत्संबद्ध इसी दिन उत्सव मनाये जाते हैं। 


निंबाक का देशकाल आज भी अज्ञानान्धकार के भीतर 
आवृत है ) सुना जाता है कि ये जात्या तैलंग ब्राह्मण थे और 
दक्षिण के बेलारी जिला के निवासी थे, परंतु निंबाक मत का 
तनिक भी संबंध तेलंग देश से आज्ञ नहीं है। न तो उनके 
अनुयायी द्वी उस देश में पाये जाते हैं न उनके किसी संबंधी 
का ही उधर पता चलता है। निंबाक वष्णवों का अखाड़ा है 
वृंदावन ह्वी । आज भी गोवधन के समीपस्थ “निम्बग्राम? 
इनका प्रधान स्थान बतल्लाया जाता है। उत्तर भारत 
में, विशेष कर मथुरा मण्डल में, ही इन वंष्णवों की स्थिति 
निंबाक का संबंध ब्रजमण्डल से ही जोड़ती है। इनके जीवन 
की एक द्वी घटना सबत्र प्रसिद्ध दीखती है। य स्वभाव से ही बढ़े 
तपस्वी, योगी तथा भगवद्भक्त थे। कहा जाता है कि दक्षिण 
देश में गादाबरी के तीर पर स्थित बेदूयपत्तन के निकट अरुणा- 
श्रम में श्री अरुणमुनि की पत्नी श्री जयंती देवी के गभसे इनका 
जन्म हुआ था। ये भगवान्‌ के प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र के 
अवतार माने जाते हैं। सुनते हैं कि इनके उपनयन-संस्कार के 
समय स्वयं देवर्षि नारद ने उपस्थित होकर इन्हें गोपाल मंत्र की 
दीक्षा दी एवं श्री-भू-ल्ीला” खहित श्री ऋष्णोपासना का उप- 
देश दिया । इनका प्रथम नाम नियमानंद था। नियमानंद को 
निंबाक नाम से प्रसिद्धि की कथा भक्तमाल के अनुसार इस प्रकार 


निंबाक संप्रदाय क्‍ ३१५ 


बतलाई जाती है। मथुरा के पास यमुनातीर के समीप भर व- 
क्षेत्र में स्वामी जी विराजमान थे। तब कोई संन्‍्यासी आपके 
पास आया। अश्राध्यात्मिक चर्चा में आचाये इतने तल्लीन दो 
गये कि उन्हें पता न चला कि अंशुमाली अस्ताचल के शिखर 
से नीचे चले गए । संध्या हो चल्ली। अपने अतिथि को भोजन 
कराने के लिए उद्यत होने पर इन्हें पता चला कि रात्रिभोजन 
निषिद्ध होने से संन्‍्यासी जी रात को भोजन न करेंगे। इस 
अतिथि-सत्कार की त्रुटि से इन्हें बड़ी वेदना हुईं। एक विचित्र 
घटना घटी । अतिथि ने देखा और स्वयं आचाय ने देखा कि 
आश्रम के नीम वृक्ष के ऊपर सूर्य भगवान्‌ चमक रहे हैं। | प्रसन्न 
होकर अतिथि को भोजन कराया । तदनंतर सूयथ अस्त द्वो गये 
ओर घनघोर अंधकार सवत्र छा गया। इस चमत्कार तथा 
भगवत्कृपा के कारण इनका नाम निबादित्य अथवा निबाक पड़ 
गया तथा इसी नाम से ये प्रसिद्ध हो मये | 


घमय 


इनका झआविभाव कब हुआ ? यह एक विषम पहेली है 
जिसका सुल्षकाना वतमान ज्ञान की दशा में एकांत असंभव सा 
प्रतीत होता है। इनके अनुयायियों के मंतव्यानुसार श्नका उदय 
कलियुग के प्रारंभ में हुआ था । ये वेदव्यास के समकालीन बत- 
लाये जाते हैं | इधर नवीन गवेषक इनका समय १२ वीं शती या 
उसके भो पीछे मानते हैं । 


१ गोवधन के निकट जिस अरुणाश्रम में श्रीनिंबाक ने दण्डी को 
इस विचित्र घटना का दशन कराया था, आज भी वह स्थान निम्बग्राम 
नाम से प्रसिद्ध है। 


३२१६ द भागवत संप्रदाय 


डा० भंडारकर से गुरु परंपरा की छान बीन करके इनका 
समय ई० सन्‌ ११६२ के आस पास माना है ।* और नवीन 
विद्वानों की दृष्टि में यही इनका प्राचीनतम काल है। परंतु केवल 
गुरुपरंपरा के आधार पर काल निणेय करना बिना अन्य सहा- 
यक तथा पोषक सामग्री के नितांत आरमक है। गुरुपरंपरा बीच 
बीचसमें छिन्न-भिन्न भी हुआ करती है। अतः ठीक ठीक पीढ़ियोंका 
पता नहीं चल्नता | दूसरे एक पीढ़ी के लिए कितने वर्षों का समय 
माना जाय ? इसका भी निर्णय करना नितांत दुष्कर है । 
निम्बाकोनुयायी पंडितों का कथन है कि हमारे आचाय योगा- 
भ्यासी होने के कारण विशेष दीघेज्जीवी थे तथा दो सौ तीन सौ 
वर्षो की आयु उन्हें प्राप्त थी। फल्नतः इसी आधार पर हम किसी 
निर्णय पर नहीं पहुँच सकते ।* 


हमारी दृष्टि में यह संप्रदाय वेष्णव संप्रदायों से प्राचीनतम 
प्रतीत होता है। निम्बाक-कृत वेदांतभाष्य ( बेदांत पारिजात 
सौरभ ) बड़ा द्वी संक्षिप्त है और इसमें किसी के सत का खंडन 
नहीं है, केवल अपने द्वेताह्नत सिद्धांत का प्रतिपादन ही लघ्वक्षरों में 
किया गया है। भाष्य का यह रूप निःसंदेह इसकी प्राचीनता का 
औओतक है | यह संप्रदाय स्वभावतः मंडनप्रिय होने क कारण किसी 


न्‍जअर+क8५०म५भ० कक ताआकाक-तनककसनक न न न प५ १रकलगइ+ तककनन नल न कक न ननननननननननननन+५५८५५५७५५५५ ३७५५» ८५+५५+३--+लनन++न--न-+०-१५७५५५३५५५३नकक न +नननन न ननननन- न ननननन-म न 3५भमनक«नानननन+ वतन न अनगिनत नननिन नितिन ननान--343+4०५+33५<3५3433333333«333333433.०००७०3७३333००833०33.334>3433334333. 


१ भंडारकर--वेष्णविज्म शैविज्म० पु० ८७ | 

२ विद्याभूषण श्री ब्रजवज्लम शरण वेदांताचायं जी ने अनेक पुष्ठ 
प्रमाणों से इस मत की प्राचीनता सिद्ध करने का छाघनीय प्रयत्ञ किथा 
है । द्रष्न्य गीताघम (काशी, नव०तथा दिसि० १६४८) पृ० ६२४-६३०। 
उद्योग बहुत अच्छा हे, परंतु स्थान स्थान पर संदिग्ध होने से प्रमाण 
अकास्य नहीं हे । 


निंबाक संप्रदाय ३१७ 


से शाख्रार्थ के लिए विशेष रूप से नहीं उल्लकता | कम से कम 
प्राचीन भाष्य तथा वृत्तियों की यही दशा है । 

इस संप्रदाय की प्राचीनता के विषय में स्रविष्य पुराण का 
यह पद्म भी उद्घृत किया जाता है जिसमें एकादशी के निर्णय 
के अवसर पर निम्बाक का मत उद्धत किया गया है ओर अति 
शय आदर प्रदर्शन के लिए वे भगवान्‌! शब्द के द्वारा अभिहित 
किये गए हैं-- 


निम्बाकों भगवान येषां वाब्छिताथफलप्रदः । 
उदय-व्यापिनी ग्राह्या कुले तिथिरुपोषणे ॥ 


इस पद्म को कमलाकर भट्ट ने अपने “निर्णय सिंधु में ओर 
भधोजि दीक्षित ने भी में भविष्य-पुरायीय कह कर सादर 
उल्लिखित किया है ।* 


निम्बार्क के चार शिष्य बतत्ञाए जाते हैं-- 


(१ ) श्री निवासाचाय--आप प्रधान शिष्य थे। इनका 
निवास-स्थान मथुरा जिला गोवर्धन से कोख दूर (श्री राधाकुण्ड) 
ललितासंगम पर माना जाता है। जन्म तिथि वसंत पंचमी 
ग्रंथ-( १ ) 'वेदांत कोस्तुभ! नामक शारीरक मीमांसा भाष्य | 
( मुद्रित ) ( ९ ) लघुस्तवराज सभाष्य ( मु० )। ख्याति-निर्णेय, 
पारिजात कौस्तुभ भाष्य तथा रहस्य-प्रबंध नामक ग्रंथों का निदृश 
मित्रता है, परंतु अभी तक ये अप्राप्य हैं । 


(२) ओदुम्बराचाय--वासस्थान कुरुक्षेत्र के पास | मुख्य 


१ द्रष्टब्य भरी संकषणशरणदेव रचित “बेष्णवघम सुरहुममंजरी' 
घु० १५२४-१३ ० 


श्श्प्र भागवत संप्रदाय 


गंथ (१) ओदुंबर संहिता (लिखित); (२) श्री निम्बाके 
विक्रांति ( मु० ) | 

(३) गौरसुखायाय--वासस्थान  निमिषारण्य । ग्रंथ 
निम्बाकसहस्त्र नाम ( लि० ) 

(४ ) लद्मणभद्द-इन्होंने त्रह्मसूत्र पर एक रवतंत्र सूक्ष्म 
वृत्ति लिखी है जो अभी तक हस्तलिखत रूप में उपलब्ध है | 

निम्बाकाचाय द्वारा निर्मित मंथ-- 

(१ ) पारिजात सोरभ--ब्रह्मसूत्र के ऊपर नितांत स्वल्पकाय 
वृत्ति | 

£ २ ) दशश्लोकी--सिद्धांत-प्रतिपादक देश झोकों का 
संग्रह जिसपर हरिव्यासदेव रचित व्याख्या प्राचीन तथा महत्त्व- 
शालिनी मानी जाती है। 


(३ ) श्रीकृष्ण्स्तवराज--निम्बाक मत के प्रतिपादक २५ 
श्ल्ोकों का स्तुतिपरक ग्रन्थ जिसकी श्रुत्यन्तसुरद्युम, श्रुतिसिद्धान्त- 
मंजरी तथा श्र॒त्यन्तकल्पवल्ली नामक व्याख्यायें श्रकाशित हैं । 

(४) मन्च्रहस्यषोडशी--इसमें १८ छोक हैं जिनके प्रथम 
१६ श्लोकों में निम्बाके मत के पूज्य मन्त्र--अष्टादशाक्षर गोपाल 
सन्त्र--की विस्तृत व्याख्या है। इसके ऊपर सुन्दर भटद्टाचाय ने 
मन्त्राथरहस्थ व्याख्या नामक टीका लिखी है ( मु० ) | 

( ५ ) प्रपन्नकल्पवल्ली--इस सम्प्रदाय में ( १ 9 श्री मुकुन्द- 
शरण मन्त्र की ( नारदपबत्बरात्रानुमोदित ) तथा (२ ) अ्रष्टादशा- 
चर गोपात्नमन्त्र की दीक्षा की पद्धति परंपरा से प्राप्त है। 
 आचाय निम्बाक ने इन दोनों मन्त्रों का उपदेश गुरुवर्य नारदजी 
से प्राप्त कर इनकी व्याख्या के निमित्त दो ग्रन्थों की रचना की | 
पूवे अन्थ में गोपाल मन्त्र की विस्तृत व्याख्या है। प्रस्तुत मनन्‍्थ 


निंचाक संप्रदाय ३१६ 


में शरण मन्त्र के रहस्य का उद्घाटन है। इसके ऊपर सुप्रसिद्ध 
सुन्दर भद्टाचाये ने 'प्रपन्नसुरतरुमञ्ञरी” नामक विस्तृत भाष्य 
लिखा है| हिंदी अनुवाद के साथ मुद्रित' । 

आचार्य निम्बाक की पूर्वोक्त रचनायें सवंत्र प्रसिद्ध हैं, परंतु 
पुरुषोत्तम तथा सुन्दर भट्ट आदि अबवान्तरकालीन लेखकों के 
उल्लेखों से पता चलता है कि इन्होंने ( ६) गीतावाक्याथथ, 
(७) प्रपत्तिचिन्तामणि तथा (८) सदाचारभप्रकाश नामक 
तीन प्रन्थों का भी निर्माण किया था, परंतु अभी तक ये ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं हुए हैं । 


२--मत के प्रसिद्ध आचाय 


पुरुषोत्तमाचाय--निंबाक से सप्तम पीढी में स्थित-आचाय 
कत दशशछोकी पर 'वेदांत सरल मंजूधषा! नामक बृहदुभाष्य 
के रचयिता । इन्होंने ही सवप्रथम दशश्लोकी तथा रहस्य-प्रबंध 
पर विवरण लिखा । ईसीलिए 'विवरणकार” नाम से प्रसिद्ध हें । 
दूसरा ग्रंथ दै-अ्र॒त्यंतसुरद्रुम जिसमें आचाय के श्रीकृष्णस्तवराज 
की पांडित्यपूर्रो व्याख्या है । 

देवाचायें--ऋपाचायके शिष्य श्रीदेवाचायं की सवश्र ष्ठ 
रचना है (सिद्धांत जाहवी” जो ब्रह्मयसूत्र का विस्तृत समीक्षा- 
त्मक भाष्य है। इस ग्रंथ में (प्ृ० ४६ ) वेदांतरत्न मंजूषा 
का उल्लेख मिलता है। अतः ये अवांतरकाल्ीन लेखक 
हैं। गुरुपरंपरा में संख्या १६। गुजराधिप राजा कुमारपाल के 
अभिषेक काल मे बतमान माने जाते हैं । देवाचाय जी तक एक 


१ श्री शुकदेव नाराययसिंह कृत हिंदी अनुवाद, सं० २००७, 
छुपरा ( बिहार ) 


३२० भागवत संप्रदाय 


ही शिष्य परंपरा थी, परंतु इनसे दो धारा हो जाती है--प्रधान 
शाखा में सुदर भट्टाचायं। दूसरी शाखा में वजभूषण 
देवाचाय । द द 

खुंद्र भटद्टाचाय--निंबाक मत के प्रौढ़ दाशंनिक माने जाते 
हैं। देवाचाये जी के शिष्य । गुरु के जाहृबी श्रथ पर "सेतु? 
नामक विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किया। प्रथम तरंग चतुःसूत्री 
तक प्राप्त तथा मुद्रित; शेष अल्भ्य | आचाय-रचित प्रथ 
सं० ४ तथा ४ पर प्रामाणिक पांडित्यपूर्ण व्याख्यायें लिखी । 

केशव काश्मीरी--ये इस संप्रदाय में नितांत प्रौढ दिग्विजयी 
विद्वान हुए हैं । इनके ग्र'थ संप्रदाय की अतुल संपत्ति हैं। इनके 
प्र॑थ हैं--- 

(१ ) तत्त्वप्रकाशिका-गीता का निंबाक सतानुयायी 
भाष्य ( मु० ) | 

(२ ) कोस्तुभप्रभा-वेदांत कौस्तुम का निठांत पांडित्य- 
पूर्रो व्याख्यान जिसमें परमत का खण्डन बड़ी युक्तियों के साथ 
साम्रह किया गया है। (मु०) 

(३ ) प्रकाशिका--दशोपनिषद्‌ पर भाष्य जिसमें केवल 
'मुण्डक? का भाष्य प्रकाशित है, शेष अभी अलब्ध हैं; 

( ४ ) भागवत टीका--केवल वेदस्तुतिका साष्य डउप- 
लब्ध तथा प्रकाशित | द 

( ५ ) क्रदीपका--सतितल्ञक (मु० )। क्‍ 

इनके देशकाल़ का मलीभाँति परिचय नहीं मित्रता । सुनते 
हैं इन्होंने तीन बार दिग्विजय कर 'द्विग्जयी? की उपाधि प्राप्त 
की थी | काश्मीर में अधिक दिनों तक निवास करने के कारण 
काश्मीरी नाम से विख्यात थे। ये अलाउद्दीन खिन्नजी ( शासन- 


निंवाक संप्रदाय, ३२१ 


काल ( १२६६ ई०-१३२० ई०) के समकालीन माने जाते हैं। 
कहते हैं कि मधुरा के किसी मुसलमान सूबेदार के शआदेशा- 
है 

नुसार एक फकीर ने लाल दरवाजे पर एक मंत्र टाँक दिया 
जिसके प्रभाव से जो भी हिंदू उघर से निकलता उप्तकी शिखा 
कट जाती ओर वह मुसलमान बन जाता | काश्मीरीजी सूचना 
पाकर उस स्थान पर अपने शिष्यों के साथ पहुँचे ओर अपने 
प्रभाव से उस यंत्र को व्यथ बना डाल्ना । ये मथुरा में 
भुवटीले पर निवास करते थे। इनके अन्तधोन का स्थान मथुरा 
में नारदटीला है जहाँ इनकी समाधि बनी हुई है। इनका 
जन्मोत्सव ज्येष्ठ शुक्ल्न चतुर्थी को मनाया जाता है। इनके एक 
शिष्य संकषशशरणदेव ने “वेष्णधमंसुरदुममझ़्री? की रचना 
को थी जिसमें इस मत की श्रेष्ठता तथा ब्रतादि का वर्सन है। 
काश्मीरीजी के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है-- 


वागीशा यस्य वदने हृत्‌-कन्जे श्री हरिः स्वयस्‌ 
यस्यादेशकरा देवा मन्त्रराज प्रसादत: ॥ 


नाभादासजी ने इसके पूर्वोक्त चमत्कार तथा सबंत्र दिग्विजय 
की सूचना में यह छ॒ुप्पप लिखा है-- 


कासमीर की छाप पाय तापन जगमंडन 

इंढ हरि-भक्ति-कुडटार आनमत विटप विहंडन | 

मथुरा मध्य मलेच्छु बदल करि वर बट जोते 

काजी श्रजित अनेक देस्त्रि परचे भय भीते । 

विद्त बात संसार सब संत साखि नाहिन दुरी । 

श्री 'केशवभट” नरमुकुट सरणि जिनकी प्रभुता निस्तरी ॥ 


( छुप्पय ७५ 
ब्१ ) 


३२२ भागवत संप्रदाय 


श्री भट्द 


आप केशव काश्मीरी जी के अंतरंग शिष्य थे । इनके गुरु- 
देव भगवान्‌ के ऐश्वय भाव के उपासक थे, तो ये माधुय मकरंद 
के सच्चे मधुत्रत थे। आप माधुयरसोपासक थे और नित्य- 
विहारी श्री राधामाधव जी की दिव्य लीलाओं के आनंद में 
सदा बिभोर रहते थे। आपने द्वी निबार्कीय आवचार्यों में सबे- 
प्रथम त्रजभाषा में कविता की ओर इसीलिए इनका 'जुगलसतकः 
आदिबानी के नाम से संप्रदाय में विख्यात है। इनके यथार्थ 
समय का पता नहीं चलता। जुगल्लसतक के रचना काल्न के 
ज्योतक दोहे का रूप भिन्‍न भिन्‍न मिलता है-- 
नेन बान पुनि राम ससि, गिनौ अंक गति बाम । 
जुगल सतक पूरन भयो संवत्‌ अति अ्रभिराय ॥ 


यही यदि शुद्ध पाठ हो तो ग्रथ का रचनाकाल १३५२ 
संवत्‌ ( 5१२६५ ई० ) ठहरता है, परंतु सभा में उपलब्ध हस्त- 
लिखित प्रति में 'राम” के स्थान पर 'राग? पाठ मिलता है जिसके 
कारण इसका निर्णय काल तीन सो वष पीछे १६५२ संबत में 
चला जाता है। इसकी भाषा उतनी प्राचीन नहीं है कि यह 
१३वीं शती की रचना साना जाय । 

श्रीभट्ट जी पहुँचे हुय भक्त थे। भगवान की रासलीजा का 
आनंद उनके जीवन का दिव्य बनाये हुये था। अपनी मधुर 
साधना की माँकी वे अपने ही रुंदर शब्दों में दिखला रहे हैं-- 

सेव्य हमारे श्रीप्रिय प्यारे व्ृंदाविपिन-विज्नासी 
नंदनदनवृषभानु-नंदिनी-चरन अनन्य उपासो ॥ 

मत्त अनय बस सदा एक रस विविध निकुज निवासी । 
श्रीभट जुगल रूप बंशोवट सेवत सब सुखराशी ॥ 


निंब्राक संप्रदाय ३२३ 


इनकी कविता ऊचे दज की है। भक्ति से सिक्त हृदय का 
उद्गार कामतल पदावली के माध्यम द्वारा प्रकट होकर किसके 
हृदय को रससिक्त नहीं बनाता ? जुगल सरकार के उपासक 
श्रीभट्ट जी की कविता की सधुरिसा इसीलिए हमें किसी दिव्य 
आनंद का आप्वाद देती है । एक दो पद द्वी उदाहरण के निमित्त 


पर्याप्त दोंगे-- 
जुगल किसोर हमारे ठाकुर । 
सदा सचेंदा हम जिनके हैं, जनम जनम घर जाये चाकर ॥ 


चूक परे परिहरे न कबहूँ सबही भाँति दया के आकर | 
जें श्रोभट्ट प्रगट त्रिभ्रुवन में प्रनतनि पोषत परम सुधाकर ॥ 


भींजत कब देखों इन नेना । 

स्यामा जू को सुरंग चूनरी, मोहन को डपरेना | 
स्यामा-स्यथामस क़ुजतर ठाढ़े, जतन कियो कछु में ना ॥ 
श्रीभट डसमड़ि घटा चहूँ दिसि ते घिरि आईं जल सेना ॥ 


सुनते हैं. श्रीभट्ट जी ने अपने इन्हीं लोचनों से वर्षोकाल 
में भीजते हुए श्यासा-श्याम को देख कर इस पद्‌ की रचना की 
थी । इनकी उदात्त भक्तिभावना से प्ररित होकर ही नाभादास ने 
ठीक ही लिखा है-- 


मधुर-साव संवलित ललित लोला सुबलित छुबि। 

निरषत हरषत हृदय प्रेम बरषत सुकलित कवि ॥ 
भव निस्तारन हेत देत इढ़ भक्ति सबनि नित। 
जासु सुजसु ससि डदे हरत अति तम अ्रम सुभचित || 
आनंदकंद. श्रीनंदसुत श्री बृषभानुसुता-भज्ञन। 
ओभद्ट सुभट प्रगव्यो अघधट रस रखिकन-सन-मोद-घन ॥ 


३२४ आगवत संप्रदाय 
हरिव्यास जी 


आप श्रीमद्दजी के अंतरंग तथा प्रधान शिष्य थे। आपका 
जन्म गौड़ ब्राह्मण कुल में हुआ था। वर्षों तक तपस्या तथा 
भजन के उपरांत योग्यता-संपन्न होने पर गुरु जी ने इन्हें अपना 
शिष्य बनाया ।! नाभादास जी ने इनकी उत्कट वष्णवता, 
उद्दाम भक्तिभावना का वर्रोन करते हुए लिखा है कि इन्होंने 
देवीजी को वष्णवी दीक्षा दी थी। पंजाबप्रांत के किसी 
टगढ़यावल् नामक ग्राम में देवी के बलिनिमित्त एकत्र निरीह 
बकरों को देखकर इनके हृदय सें दया का भाव इतना उसड़ा कि 
स्वयं देवी का स्वप्न पाकर राजा ने ही इनसे बेष्णवी दीक्षा नहीं 
ली, बल्कि देवी ने भी" | आज भी उधर बेष्णवी देवी के यहाँ 
जीवों का बलिदान नहीं होता ! 

गुरु के आज्ञानुसार इन्होंने युगलशतक के ऊपर एक विस्तृत 
भाष्य लिखा जो 'महाबानी” के नाम से विख्यात है। जुगल- 
सतक के दोहों में जो भाव संक्षेपमें वर्णित हैं उन्हीं का कमनीय 
विस्तार इनके गेय पदरूपी भाष्य में उपलब्ध होता है। ये 
सर्वप्रथम उत्तर भारतीय संप्रदायाचाय माने जाते हैं। इनके 


१ खेचर नर की शिष्य निपट अचरज यह आवे 
बिदित बात संसार संतमुख कीरति गाबै। 
वैरागिन के ढंंद रहत संग स्थाम सनेही । 
ज्यों जोगेस्वर मध्य मनो सोभित बैदेही [ 
श्रीमट्ट चरन रज परसि के सकल स॒ष्टि जाकी नई ! 
श्रीहरिव्यासतेज हरि-भजन-बल देवी को दीक्षा दई ॥ 
( छुप्पय ७७ ) 


निब्राक संप्रदाय .. इश्भ 


पहिले आचाय दाजक्षिणात्य बतलाये जाते हैं। ये निंबाक 
संप्रदाय के भीतर 'रसिक-संप्रदाय” नामक शाखा के श्रवतक हैं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के श्ृंगारी रूप की उपासना ही इस मत का 
सबरव है | अत्थन्त प्रभावशाली होने के कारण इस शाखाके संत 
लोग 'हरिव्यासी” के नाम से प्रख्यात हैं । 

इनका समाधि-स्थान मथुरा में 'नारद टीला' है जहाँ नारद 
जी की मूर्ति विराजमान है। इनका जन्मोत्सब कार्तिक बदी 
द्वादइशी को मनाया जाता है। इनके संस्कृत ग्रंथों में नाम हैं-- 
(१) सिद्धांतरह्लाब्जलि--दशश्ज्ञोकी की ब्हत्‌ टीका ( मु० ) 
(२) प्रेम भक्तिविवर्धिनी--निंबाक अ्रष्टोत्तरशत नाम की टीका 
(मु० )) (३) तत्त्वार्थपंचक ( ल्ि०) (४) पंचसंस्कार- 
निरूपण ( लि० ) । 

इनके प्रधान १२ शिष्य हुए जिनके नाम पर संप्रदाय के १२ 
द्वारे (अर्थात्‌ शाख़ायें) चल्ले--( १) स्वभूदेवाचाय, (२) 
वोहितदेवाचाय (२) मदन गोपाल देवाचाय, (४) उद्धव 
देवाचाय, ( £ ) बाहुबल देवाचाय, ( ६) परशुराम देवाचाय, 
( ७ ) गोपाल देवाचाय, ( ८) हृषीकेश देवाचाय, ( ६ ) माधव 
देवाचाय, ( १० ) केशव देवाचायं, ( ११) गोपाल देवाचार्ये, 
(१२ ) मुकु दरेवाचाय | 

इनके समय का अंदाजा लगाया जा सकता है। इनकी 
आठवीं पीढ़ी में प्रसिद्ध कब रसिकग्रोबिद्‌ हुए! जिन्होंने 
जिन्होंने अपने ग्रोविदानंद्घन नामक ग्रथ की रचना १यश्८ 





१ द्रष्टन्य बल्देव उपाध्याय--रसिक्रमोविंद और उनकी कविता 
पृ० १३ 


३२२६ भागवत संप्रदाय 


संवत्‌ के वसंत पंचमी को की* ( ८१८०१ ई० ) । यदि एक 
पीढ़ी के लिए २५ वष का समय मान लिया जाय, तो हरिव्यास 
जी का समय उनसे २०० वबष पहिले अर्थात्‌ १६०० ई० के 
आसपास होना चाहिए । इस प्रकार हरिव्यास जी महात्मा 
तुलसीदास जी के समकालीन ठहरते हैं। इनके गुरु श्रीमइजी 
का समय इस पद्धति से १४५० के आसपास होना चाहिए। 


महावाणी--हरिव्यास देव जी को एकमात्र हिंदी रचना है 
ओर नितांत उत्कृष्ट रचना है। गुरु श्री भट्टजी के आ्रादेशानुसार 
इन्होंने इस 'महाबाएी? को उनके “युगल शतक?” के भाष्य रूप 
में लिखा है। इसमें राधाकृष्ण की नित्य विहारलीला का 
बड़ा ही मार्मिक, तत्तनरपर्शी, हृदयग्राह्दी वर्सन किया गया है। 
वर्णोन अक्तकवि की अनुभूति की सरस वर्सनमयी अभिव्यक्ति 
है। पदों को भाषा कोमल वजभाषा है। पढ़ने से प्रतीत द्वोता 
है कि हरिव्यास देव जी इन अलौकिक तल्ीलाओं का स्वतः 
साज्षात्कार कर ही इसे ल्िख रहे हों । यह पदावली लिखी हुई 
दिव्य मानसिक दशा में-भावावेश में जिसमें कवि विषय के साथ 
तादात्म्य स्थापन कर उसमें नितांत लीन हो जाता है। यह 
माधुय की खानि है तथा राधा और सर्वेश्वर की दिव्य लीलाओों 
की माधुरी की पूर्ण प्रकाशिका है । 


श्री महावाणी में पाँच सुख हैं--सेवा; उत्सव, सुरत, सहज 


९ भ््ु ० है| 
१ वसु सर वसु ससि अंक रवि दिन पंचमी वसंत | 


रच्यो गोविंदानन्दघन, बृंदावन रसवंत ॥ 


नित्राक संप्रदाय ३२७ 


तथा सिद्धांत । सेवासुख में नितव्यविहारी श्री राधाकृष्ण की 
अष्टयास-सेवा पदों द्वारा वर्शित है। सखी-भावावेश में तन्‍्मय 
होकर एक रूप से भी श्यामा श्याम की अष्टप्रहर सेवा में निमग्न 
रहने का ही नाम 'सेवा-सुख” है| उत्सव-सुख में नाना प्रकार के 
नेमित्तिक उत्सवों से उत्पन्न आनंद की झलक है। सुरतसुख के 
अनुसार नित्यविहारी श्री राधा-कृष्ण परस्पर एक एक के सुरत- 
सागर में निमझ रहते हें--यह रस की चरम परिपक्क दशा है। 
सहजसुख सें स्वाभाविक प्रेमावस्था,में आनंद-बिभोर होने का 
सुंदर वर्णन है। परस्पर एक दूसरे के पास रद्दने पर भी वियोग 
के भय से कभी विह्न॒लता है , कभी भावावेश में निम्न होते हुए 
अत्यंत शीघ्रता से मिलने के लिए अधीरता है। सिद्धांत-सुख 
स्वभाव से ही अ्र॒त्यंत गंभीर है | इसमें बेष्णव सिद्धांतों का जैसे 
उपास्य तत्त्व, धामतत्व, सखी-नामावल्नी आदि का गूढ़ वर्णन 
है। इस सिद्धांत के अतुसार अपार साधुय की मूर्ति, सौंदये-रसा- 
सृत मूर्ति श्री स्वेश्वर ऋष्णचंद्र ही एकमात्र परात्पर तत्त्व हैं। 
निराकार, शुद्ध चैतन्य निगुण ब्रह्म तो इस नित्यविहारी जी के 
चिदंशमात्र हैं | वृंदावन धाम में ये ही सर्वेश्वर अपनी आह्ादिनो 
शक्तिहपा श्री राधारानी के साथ नित्यविहार का सुख अनुभव 
करते है। स्वयं श्रीकृष्ण के द्वारा अराधना किए जाने के कारण 
ही आह्यदिनी शक्ति 'राधा? पद से वाच्य मानी जाती है। इनका 
कभी वियोग नहीं होता । शक्ति तथा शक्तिमान के नित्य संबंध 
के समान युगलसरकार सबंदा ही एक साथ विहार करते हैं तथा 
आनंद-सागर में संतत निमग्न रहते हैं । महाबाणी का यही 
विषय है। 


हरिव्यास देव जी मधुरभाव के उपासक थे। कविता में 


श्स्ष्र भागवत संप्रदाय 


अपना नाम हरिप्रिया! रखते थे। उदाहरण के लिये एक - दो 
पद नीचे दिए जा रहे हैं ।१--- 
विल्सी दोड लाल मेरे हियसदन सुखसने । 
सुरत रसलीन अंग - अंग नागर नवल् 
कमल की माल लह ली डहडह तने | 
मुकुट को लटक अरविंद पद परसिनी 
 सरसनी समर अद्भुत सुआनेंद धने। 
श्री दरिप्रियाः ललित उर सो मिली मिलमिलो 
'दिलमिली दीपति दुति जोर जोवन जने ॥| 


राधाकृष्ण की अद्वतता का यह कितना मधुर वर्शन है-- 
सदा सवदा जुगल इक, एक जुगल तन धाम | 
आनंद अरु अहलाद समिलि, विलसत हे हें नाम ॥ 
एक स्वरूप सदा हे नाम । 
आनंद के अहल्ादिनि स्थामा अहलादिनि के आनंद स्याम 
सदा सवंदा जुगल एक तन एक जुगल तन विल्सत धाम | 
“श्री हरिप्रिया? निरंतर नितश्रति कामरूप अद्भुत अभिरास || 


श्री राधिका के रूप बणन मे हरिप्रिया जी की अद्भुत प्रतिभा 
भलकती है-- 
जयति जय राधिका रसिक रस मंजरी 
रसिक सिरमोर मोहन. बिराजें । 
नल कक पा 
१ विशेष उदहरणों के ल्विए देखिए--.- 
विद्दरैशरण रचित “निम्बाक माधुरी? पृ० ३२९---६८ 
( बृंदावन, सं० १६६७ ) 


. निबाक संप्रदाय ३२६ 


रसिकिनी रहसि रसधाम द्ृंदाविपिन 
रसिक रसरसी  सहचरि समाजे ॥ 
रसिक - रस - प्रेस सिंगार रंग रंगि रहे 
रूप आगार सुखसार साजे । 
मधुर माधुय सोंद्यता व्य पर 
के ९ - तर 
कोटि ऐश्वय को कला लाज || 
चातिकी कृष्ण की स्वाति की बारिदा 
बिता न 
बारिधा रूप -गुन ग जं। 
मदन मद मोचिनी रोचिनी रतिकल्ा 
रतन मनि कुडला जगमगा जे॥ 


निम्बाकमतावलंबी कवियों में श्री हरिव्यास देवजी का वही 
स्थान है जो वल्लममतानुयायी कबियों में सूरदास जी को प्राप्त 
है। दोनों ही हिंदी-कविता-कामिनी के कलेवर को शोमभित करने 
वाले दो रत्न हैं तथा अपने मकक्‍्तिसंप्रदाय के जाजब्वल्यमान 
द्वीरक हैं | 


परशुरामाचार्य 


हरिव्यासजी के १२ शिष्यों में से सबसे अधिक प्रख्यात 
शिष्य आचाय परशुरामजी थे। ये आदिगौड ब्राह्मण कुल में 
उत्पन्न श्रीवासुदेवजी के पुत्र थे। बाल्यकाल में ही माता पिता से 
हीन होने पर ये हरिव्यासजी के शरण में आ गये ओर उनके 
शिष्य हो गये । गुरुजी की इनके ऊपर अपार कृपा थी और उनके 
गोलोक सिधारने पर ये ही उनके उत्तराधिकारी हुए । 

सुनते हैं कि एक बार अजमेर के पास किसी सलीमशाह 
नामक फकीर को इन्होंने युद्ध में परास्त किया । वह इनकी 


३३० भागवत संप्रदाय 


सिद्धियों के सामने नतमस्तक हो गया। युद्ध का स्थान परशुराम- 
पुरी के नाम से विख्यात है जहाँ इन्होंने सबश्बरज्णी का विशाल 
सन्दिर बनवाया। पुष्करक्षेत्र में इनके द्वारा पुनरुद्धारित यहीः 
आचायपीठ ( परशुरामपुरी, सलेमाबाद, किशनगढ़ राज्य » 
सम्प्रदाय का आज सबवप्रधान पीठ माना जाता है। यहीं इनकी 
समाधि है जिस पर के शिल्ाल्ेख से पता चल्नता है कि श्री पर- 
शुरामदेव के पद्दशिष्य श्रीहरिवंशदेवाचाय ने समाधि के निकट 
एक मन्दिर बनवाया। शिलालेख का समय है १६८६ वि० 
( १६३२ ई० ) जिससे पूव इनकी मृत्यु समझनी चाहिए । ये 
तुललीदासजी के समकालीन प्रतीत द्वोते हें । 
ये त्रजभाषा के बड़े भारी कवि प्रतीत होते हैं। इनके १३ 
अ्न्थों का पतां हाल की खोज में चलता है। ये निर्गुणवादी 
ओर सगुणवादी दोनों विचारधाराशओं से प्रभावित हुये जान 
पड़ते हैं। इन्होंने कबीर की तरह निगुण ब्रह्म पर भी कवितायें 
की हैं। ऋष्णभक्त होने से सगुण उपासना तो इनकी निजी 
सम्पत्ति थी । इसीलिए अधिक ग्रन्थ सगुणमक्ति मार्ग के संबंध 
में ही हैं। इनके चार अ्रंथ ( १ ) तिथि ल्ञीला, (२) बारलीला, 
(३ ) बावनी लीज्ञा तथा (७) विप्रमतीसी विषय और नाम- 
साम्य के विचार से कबीर के कहे जाने वाले इन्हीं नाम वाले 
प्रंथों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। (५) 'नाथ त्ीलए में 
महात्माओं तथा दिव्य पुरुषों के नाथांत नाम गिनाये गये हैं। 
(६ ) पदावलो” में बजलीला तथा भगवान्‌ की श्रनन्य भक्ति 
का वर्णन है, (७) रोग रथनाम लीला निधि ( परमतत्त्व का 
विवेचन ); (८) खाँच निषेध लीला ( ईश्वर चिंतन की सारता 
तथा अन्य कृत्यों की व्यथता का वर्णन )। (६) हरिलीला 
( भगवान्‌ की लीला का दशनिक विवेचन ) १० लीलासममनी 


निंवाक संप्रदाय ३३१ 


( विश्व के प्रपंच का रूपदशन ) ११ नक्षत्र लीला ( नक्षत्रों का 
दार्शनिक विवेचन ) १९ निज रूप लीला ( भगवान्‌ के रूप 
का विच्रेचन ) १३ निर्वाण ( संसार में त्याग तथा भगवदू- 
भक्ति का डपदेश )-ये ही ईनके उपल्ज्ध समस्त ग्रंथ हें । 
इन्हीं का एकत्र संग्रह 'परशुराम सागर! के नाम से विख्यात है । 
कविता में उपदेश की प्रधानता है। राजस्थान के निवासी 
होने के कारण भाषा में राजस्थानी का पर्याप्त मिश्रण हे । कबीर 
के समान हिंदू तथा मुसलमानों में ऐक्यमाव उत्पन्न करनेवाल्ञीं 
कवितायें इन्होंने कही हैं । 
भाई रे का हिंदू का सुसलमान जो राम रहीम न जाणा रे | 
हारि गये नर अनस बादि जो हरि हिरदे न समाणा रे ॥ 
जठरा अगिनि जरत जिन राष्यो गरम संकट गंवाणा रे | 
तिहि श्रोर तिन तज्यों न तोकू तें काँहे सु भ्ुल्ाणा रे ॥ 
भक्तिपरक पदों की भाषा अधिक मधुर तथा सु'दर है-- 
गोबिंद में बंदीजन तेरा। 
प्रात समें उठि मोहन गाऊं तौ मन माने मेरा । 
कतंस करम भरम कुल करणी ताकी नाहि न आसा । 
करूँ पुकार द्वार सिर नाऊँ गाऊं ब्रह्म विधाता । 
'परसराम” जन करत बीनती सुणि प्रश्चु अविगत नाथा' ॥ 


बीहड़ राजस्थान में निवास करते हुए परशुराम जी ने जंगली 
लोगों को भगवान्‌ का भक्त बनाया; हिंसा से उनको वृत्ञि रोकी 
तथा वेष्णव धम में दीक्षित किया। उनके इस व्यापक प्रभाव 
का संकेत नाभादास जी ने अपने एक छुप्पय में किया है-- 


१ इनके ग्रंथों से उद्धरण के लिए द्रष्टव्य नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
वर्ष ४५, अंक ४ ( माघ १६६७ ) पृ० ३३२-३४०. 


३३२ भागवत संप्रदाय 


ज्यों चंदन को 'पवन नींब पुनि चंदन करई । 
बहुत काल तम निविड़ उद॒य दीपक ज्यों हरई ॥ 

: श्रीभट पुनि हरिव्यास संत सारग अनुसरई। 
कथा कीरतन नेम रसनि हरियुन डच्चरई । 
गोबिन्द भक्ति गदरोग गति तिलक दाम सद बेद हद । 
जंगली देस के लोग सब श्री परसुराम किये पारषद ॥। 


यहाँ प्रधान आचार्यों का ही वर्णन है। पूरी प्रामाणिक 
आचाय परंपरा के लिए देखिए:--- 


( १ ) अनंतराम देव शर्मा--अआचाय परंपरा स्तोत्र ! 


(२) पं० किशोरदास जी--आचाय परंपरा परिचय; प्रका- 
शक पं० रामचंद्र दास, वृंदावन सन्‌ १६३६ | 

निंबाक संप्रदाय ने हिंदी साहित्य का बड़ा ही उपकार किया 
है। इस मत के माननेवाले कवियों ने हिंदी में प्रशस्त काव्यों 
की रचना कर हमारे साहित्य को महती प्रतिष्ठा दी है। 
अजकाव्य वष्णव काव्य है। अष्टछ्वाप की प्रधानता के कारण 
हमारी यह साधारण मान्यता है कि तब्रजसाहित्य की अभिवृद्धि 
में वल्लभाचाय के संप्रदाय ने ही संबसे अधिक काय किया है 
किंतु निंबाक मत का भी काय इस विषय में कम महत्तवपूरों 
नहीं है | निबाक कवियों में भी अ्रष्टछ्लाप से टक्कर लेने वाक्ते 
अनेक कवि विद्यमान हैं, परंतु दुःख है कि विशेष अनुसंधान 
के अभाव में निंबाक कवियों को काव्यप्रतिभा के जोहर अभी 
तक सहृदय आल्नोचकों के सामने नहीं आये। जो रचनायें 
अभी तक प्रकाश में आई हैं वे कम महत्त्वशाली नहीं हैं । 


निंबाक कवियों के काव्य माधुय तथा सरसता की दृष्टि से 
किसी से घटकर नहीं है। राधाकऋृष्ण की त्तित लीज्ाओं के 


निंबाक संप्रदाय ३३३ 


वर्णन में वे अपनी तुलना नहीं रखते । वल्लममतानुयायी कवियों 
का विशेष चमत्कार कृष्ण की बाललीलाओं के विशद्‌ वर्णन में 
तथा शूगाररस की मधुर अभिव्यंज्ञना में दृष्टिगोचर होता है, 
परंतु निंबाके कवि के राधाकृष्ण की अष्टयास सेवा के पद अपनी 
भावभंगी में तथा कमनीयता में एकदम बेजोड़ हैं--इस अलुप- 
मेयता का रहस्य ख्ू गार-भावना में अंतनिहित है। निंबाके कवि 
राधाकृष्ण की श्र॒गार ज्ञीज्ा का ही एकदम उपासक है, उधर 
वाह्ममकवि बालकृष्ण की माधुरी पर रीमता है। इसीलिए 
कष्णभक्ति से मुग्ध होने पर भी दोनों में यह सूक्ष्म अंतर प्रतीत 
होता है। हिंदी के हमारे परिचित महाकवि विहारी लात, 
केशवदास, घनानंद," रसिक गोविंद,* रसखान सभी निबाके 
सतानुयायी वष्ण्ध कवि हैं। इनके अ्रतिरिक्त रूपरसिक देव 
जी, वृंदावन देवजी, गोविंद्देवजी, नागरीदास जी, शीवल्लदासजी 
आदि अनेक भक्त कवियों ने अपने कमनीय काबव्यों के द्वारा 
त्जमाधुरी का सवस्व प्रस्तुत किया है तथा साथ ही साथ 
भगवान्‌ क्ृष्णचंद्र के बिसल यश का गायन कर अपने को ऋृत- 
कृत्य बनाया है। अतः निम्बाक मत के कवियों की पूरी छानबीन 
इस विषय में नितांत अपेक्षित है ।२ 


१ धनानंद की निबाक परंपरा के लिए द्रष्टन्य विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र--धनानंद कवित्त [ भूमिका; द्वितीय सं० ] 

२ द्रष्ग्य बलदेव उपाध्याय--रसिकगोविंद और उनकी 
कविता; प्र० बलिया नागरीप्रचारिणी सभा । 

३ इस विषय में श्लाघनीय कार्य किया है ब्रह्मचारी विहारीशरण 
जी ने अपने निंबाक माधुरी” के द्वारा जिसमें इस मत के कवियों का 


३३४ भागवत संप्रदाय 


निम्बार्कीय कवियों के एक दो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये 
गए हैं । 
तब तो छुवि पीवत जीवत हे अब सोचनि लोचन जात जरे | 
हित पोस के तोषतु प्रानपलले बिललात महादुख दोष भरे। 
घन आनंद मीत सुजान बिना सबहो सुख साज समाज <८रे | 
तब हार पहार से लागत हे, श्रब आनि के बीच पहार परे । 
--धनानंद 
देखो सुंदरता की सीबा। 
जमुना - तोरो कदम की छुहियाँ दे ठाढ़े भुज ज्ीवाँ॥ 
वह बंसी वह मधुर - मधुर सुर गावत राग उचारी। 
वह मोहन वह धघज को खजनी वह मोहनी महारी ॥ 
दुरी कुज दे ओट लखोौ रो धन्य प्रहर पल घरी। 
'रूपरसिक' वह स्थाम सुंदर ॒ वह राधे रूप भरी || 
-“ रूपरसिक । 


३--सिद्धान्तविवेचन 
( क ) भेदाभेद का ऐतिहासिक परिचय 


५ आचाये निंबाक ब्रह्म तथा जोव के संबंध में भेदाभेद या 
द्वेताह्नत के श्रतिपादक हैं। उनकी मान्य संमति में जीव अवस्था- 
भेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है तथा अभिन्न भी। भारतीय 
दाशनिक जगत्‌ में यह भेदाभद सिद्धांत नितांत प्राचीन है। 





जीवनचरित तथा उनके काव्यों का समीक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत किये 
हैं। ग्रथ बड़े परिश्रम से लिखा गया है। संग्रहकर्ता हमारे धन्यवाद के 
भाजन हैं। प्रकाशक-- दूृंदाबन, सं० १६६७ । 


निंचाक संप्रदाय ३३५ 


शंकराचाय के पहले ही नहीं, अपि तु बादरायण के पूव भी इस 
मत के पोषक आचाय विद्यमान थे । बादरायण से पूष 
झाचाय झडुलोमि तथा आचाय आश्मरथ्य भेदाभेदवादी थे | 
ओडुलोमि के मत में अवस्थाविशेष से ब्रह्म-जीव में भिन्नतत्र॒ तथा 
अभिन्नत्व की उभयविधि कल्पना संघटित होती है | संसारदशा 
में नानात्मक जीव तथा एकात्मक ब्रह्म में नितांत भेद है , 
परतु मुक्तिदशा में चेतन्यात्मक होने से जीव ओर ब्रह्म अभिन्न 
हैं ( त्र० सू० १।४।२१ )। आचाय आश्मरथ्य का सिद्धांत है कि 
कारणात्मना जीव तथा ब्रह्म की एकता हे, परंतु कार्योत्मना दोनों 
को अनेकता है, जिस प्रकारकारणरूपी सुवर्स की एकता बनी 
रहने पर भी कायरूप कटक, कुंडलादरूपमें दोनोंमें भिन्नता रहती 
है ( ब्र० सू० १।४।२० ) | 'श्रुतिप्रकाशिका? के रचयिताके कथन से 
प्रतीत द्वोता है कि आश्मरथ्य के भेदाभद को परवर्ती काल में 
याद्वप्रकाश ने ग्रहण कर पुष्ट किया । निंबाक के सात्षात्‌ शिष्य 
श्रीनिवासाचाय ने अपने "“वेदांतकौस्तुभ' में काशक्ृत्स्म को भी 
भेदाभेदी बतलाया है ( तदेव॑ मुनित्रयमतद्वारा प्रसंगात्‌ भेदाभेद- 
प्रकारो भगवता दर्शित: १।४।२२) पर शंकराचार्य के कथनानुसार 
ये अद्व तबादी सिद्ध द्वोते हैं ( तत्र काशकृस्नीयं मतं श्र॒त्यनुसारीति 
गम्यते १।४।२३ शा० सा० )। 

भतृप्रपश्च--आचाय शंकर से पूव वेदांताचार्यों में भतृभ्रपन्न 
भेदासेद सिद्धांत के पक्तपाती थे। आचाय ने उनके मत का 
उल्लख तथा खंडन बृहदारण्यक के ( २।३॥।६, २।४॥१, ३।४।२, 
४।३।३० ) भाष्य में किया है । इनका मत है कि परमार्थ एक 
भी है तथा नाना भी हे--त्रह्मरूप में एक है ओर जगद्भूप में 
नाना हे। जीव नाना तथा परमात्मा का एकदेशमात्र है। 
काम, वासनादि जीव के धम् हैं। अतः घम तथा दृष्टि के भेद 


निंबाक संप्रदाय ३३७ 


नाचाये ( ६८७ ई० ) ने न्यायकुसुमांजलि में और वाचस्पति ने 
भामती में इनके मत का खण्डन किया है। अतः इनका समय 
झ्रष्टमशतक मानना चाहिए। इनके मत में ब्रह्म सगुण, सल्नक्षण, 
बोधलक्षण और सत्यक्षानानंत लक्षण है। चेतन्य तथा रूपांतर- 
रहित अद्वितीय है । प्रत्यावस्था में समस्त विकार ब्रह्म में लीन द्वो' 
जाते हैं। ब्रह्म कारणरूप में निराकार तथा कायरूप में जीवरूफ 
ओर प्रपत्चमय है। ब्रह्म की दो शक्तियाँ भोग्यशक्ति तथा: 
भोक्ठशक्ति होती हैं ( २१।२७ भारकरभाष्य )। भांग्यशक्ति हो 
आकाशादि अचेतन जगत्रूप में परिणत होती है। भोक्तशक्ति 
चेतन जीवरूप में विद्यमान रहती है। ब्रह्म की शक्तियाँ पारमा- 
थिंक हैं, वह सर्वेज्ष तथा समग्र शक्तियों से संपन्न है । 


भास्कर त्रद्म का स्वाभाविक परिणाम मानते हैं। जैसे सूय 
अपनी रश्सियों का विक्षेप करता है, उसी प्रकार ब्रह्म अपनी 
अनंत और अचित्य शक्तियों का विक्षप करता है*। ब्रह्म के 
स्वाभाविक परिणाम से ही यह जगत्‌ है। भास्कर का स्पष्ट मत 
है कि निरवयव॒ पदार्थ का ही परिणाम होता है, सावयव का 
नहीं । अच्युतस्वभाव तन्तु का परिणाम पट है तथा अच्युतस्व- 
भाव आकाश से वायु उत्पन्न होता है, उभी प्रकार अच्युतस्वभाव 
ब्रह्म से यह जगत्‌ उत्पन्न होता है ( चेतनस्य सर्वेज्षस्य सवशक्त: 





१ ब्रह्म स्वत एव परिणमते तत्स्वाभाव्यात्‌ | यथा क्षीरं दधिभावाय 
अम्मो हिमभावाय न तु तत्राप्याग्चनमाधारभूतं च द्रव्यमपेक्ष्यते | 
“-२|१।२४ भा० भा० | 
२ अप्रच्युतस्वरूपस्थ शक्तिविज्ञषेपलक्षणः । 
परिणामो यथा तन्तुनामस्य पटतन्तुब॒त्‌ | 


क्‍ क्‍  “>मभा० भा० पृ० ६६ | 
बुर 


रे भागवत संप्रदाय 


स्वतंत्रस्य शाख्रेकसमधिगम्यस्य परिणामों व्यवस्थाप्यते। स हि 
स्बेच्छुया स्वात्मानं लोकहिता्थ परिणमयन्‌ स्वशकत्यनुसारेण 
परिणमयति--२।१।१४७ भा० भा० )। जीव अणखुरूप है तथा 
ब्रह्म का अग्निविस्फुलिंगवत्‌ अंश है। यह जीव ब्रह्म से अभिन्न 
है तथा भिन्‍न भी । इन दोनों में अभेदरूप स्वाभाविक है, भेद 
लपाधिजन्य है (स च भिनन्‍्नाभिननस्वरूप: अभिन्नरूपं स्वाभा- 
विकम्‌, ओऔपाधिक तु भिन्नरूपम--२।३।४३ भा० भा० ).। उपाधि 
के निवृत्त हो जाने पर भेदभाव छूट जाता है--यही मुक्ति 
अथवा शुद्ध परमात्मरूप में स्थिति है। कायकारणों में भी यह 
भेदाभेद संबंध रहता है। समुद्ररूपेण एकत्व है, तरब्भरूपेण 
नानात्व है। भास्कर ने १।१।४ के अपने भाष्य में इस सिद्धांत 
न्‍क्ा स्पष्ट प्रतिपादन किया है-- 


कायरूपेण. नानात्वमसेदः कारणात्मना । 
हेमाव्मना यथा$मेदः कुण्डलाद्यात्मना मिदा ॥ 


भास्कर मुक्ति के लिए ज्ञान-कर्म समुच्चयवाद को मानते हैं । 
शुष्क ज्ञान से मोक्ष का उदय नहीं होता, परंतु कम-संवलित ज्ञान 
से। उपासना या योगाश्यास के बिना अपरोक्षज्ञान का लाभ 
नहीं होता | इन्हें सद्योमुक्ति और क्रमसुक्ति दोनों अभीष्ट हैं । 

यादव--ये भी भेदाभेदवादी हैं । यदि ये रामालनुज़ के गुरु 
यादवप्रकाश से अभिन्‍न हों, तो इनका समय ११वीं शर्ताब्दी 
का अंतिम भाग होगा । रामानुज ने “वेदार्थ-संग्रह! ( प्ृू० १४ ) 
में, वेदांतदेशिक ने 'परमतभज्ञ” में ओर व्यासतीर्थ ने “तात्पय- 
चंद्रिका? में इनके मत का उल्लेख किया है। इन्होंने ब्रद्मसूत्र ओर 
गीता पर भेदासेद्सम्मत भाष्य का निर्माण किया था ।थे निगुण- 
* अह्म तथा मायावाद नहीं मानते । इनके मत में ज्ञानकम समुश्यय 


निंबाक संप्रदाय ३३६ 


मोक्ष का साधन है। ब्रह्म भिन्‍नाभिनन है । भारकर भेद को 
ओपाधिक मानते हैं, पर यादव उपाधिवाद नहीं मानते। ये 
परिणामवादी हैं तथा जीवन्मुक्ति को अस्वीकार करते हैं । 

यादव के लगभग सौ वष के अनंतर निंबाक का जन्म हुआ 
ओर इन्होंने भेदाभेद के लुप्त गौरव को पुनः प्रतिष्ठित किया । 
भास्कर तथा यादव के सिद्धांत लुप्तप्राय से हो गये हैं, परंतु 
निम्बाक का कष्णोपासक संप्रदाय भ्रक्तिभाव का प्रचार करता 
हुआ आज भी भकक्‍्तजनों के विपुल समादर का भाजन बना 


हुआ है। 
( ख.) निंबाक-पदार्थभमीमांसा 


निंबाक-संमत चित्‌, अचित्‌ तथा ईश्वर का स्वरूप रामानुज 

मत के अनुरूप है। चित्‌ या जीव ज्ञानस्वरूप है, उसका स्वरूप 
ज्ञानमय हे। 

इंद्रियों की सहायता बिना, इंद्रियनिरपेज्ष जीव विषय के 

जीब ज्ञान प्राप्त करने में समथ है ओर “प्रज्ञानघनः 'स्वयं . 

जोति: तथा ज्ञानमयः? आदि शब्दों का जीव के विषय में प्रयोग 

इसी अथ में किया. गया है। जीव ज्ञान का आश्रय--ज्ञाता भी 

हैं। अतः.वह- ज्ञानस्वरूप तथा ज्ञानाश्रय दोनों एक दी काल में 

इसी प्रकार है), जिस प्रकार सूय्य प्रकाशमय है तथा प्रकाश का 

आश्रय भी है। जीव का स्वरूपभूत ज्ञान तथा. गुणभूत ज्ञान 





१ शानस्वरूप॑ च हरेरघोनं शरीरसंयोगवियोगयोग्यम । 
अगुं हि जीवं प्रतिदेहमिन्नं ज्ञातृत्ववन्तं यदनन्तमाहुः । 
दशश्लोकी १. 


३४० भागवत संप्रदाय 


यद्यपि ज्ञानाकारतया अभिन्‍न ही हैं, तथापि इन दोनों में ध्म- 
धर्मिभाव से भिन्‍नता है । 

(१) 'जीव कर्ता है । प्रत्येक दशा में जीव में कतृत्व का सद्भाव 
है । संसारी दशा में कर्ता होना तो अच्ुुभवगम्य है, परंतु मुक्त 
हो जाने पर भी कठृत्व की सत्ता जीव में श्रुतिप्रतिपादित है । 
“कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीवेच्छतं समाः” 'स्वगंकामों यजेत्‌! 
आदि श्रतियाँ जिस प्रकार संसार-दशा में आत्मा में कतृत्व 
प्रतिपादित करती हैं, उसी प्रकार 'मुम॒क्॒त्र ह्योपासीतः, शांत 
उपासीत' आदि श्र तियाँ मुक्तावस्था में भी उपासना को प्रतिपा- 
दिका होने से उक्त आत्मा को कर्ता बतलाती हैं! । 


जीव अपने ज्ञान तथा भोगण की प्राप्ति के किए स्वतंत्र नद्ढो 
कर ईखर पर आश्रित रहता है। अतः चैतन्यात्मक तथा ज्ञाना- 
श्रय रूप से ईश्वर के समान होने पर भी जीव में एक विशेष 
व्यावतंक गुण रहता है--नियम्यत्व । ईश्वर नियंता है। जीव 
 नियम्य है। ईश्वर के वह सदा अधीन है, मुक्त दशा में भी यह 
ईश्वर के आश्रित रहता है । 
जीव परिमाण में अर तथा लाना है| वह हरि का अंशरूप 
है| अंश शब्द का श्रर्थ अवयव या विभाग नहीं है, प्रत्युत कौसतुम 
के अनुसार अंश का अर्थ शक्तिरूप हे (अंशो हि शक्तिरूपो 
ग्राह्म---॥४२ पर कोस्तुभ) | ईश्वर सवशक्तिमान्‌ है अतः वह 
अंशी है । जीव उसका शक्तिरूप हे। अतः वह अंश-रूप है । 
अघटनघटनापटीयसी ग़ुणमयी प्रकृतिरूपिणी माया से आबृत 
होने के कारण जीव का धसभूतज्ञान संकुचित हो जाता है। 
भगवान के प्रसाद से जीव के सच्च स्वरूप का ज्ञान को सकता 





१ कर्ता शास्राथत्वात्‌ । ब्र० सू० २।३॥२२। पर 'पारिजातसौरभ? । 


निंबाक संप्रदाय ३४१ 


है! ( वेदांतरत्रमज्नघा प्रृ० २०-२३ ) । बद्ध जीव मुमुक्त 
( मुक्ति का इच्छुक ) तथा बुभुक्षु ( विषयानंद का इच्छुक ) 
भेद से दो प्रकार का है। मुक्त जीव भी नित्यमुक्त ( अनंवादि 
भगवत्पाषंद ) तथा मुक्तरूप से दो प्रकार का होता है। 

(२) अचित्‌ चेतनादह्दीन पदाथ को कहते हैं | यह तीन प्रकार 
का होता है* ( १११ पर वेदांतकोस्तुभ )--( १) प्राकृत'-- 
महत्त्व से लेकर महाभूत तक प्रकृति से उत्पन्न जगत्‌। (२) 
“अप्राकृतः-प्रकृति के राज्य से बहिभूत जगत्‌, जिसमें प्रकृति 
का संबंध किसी भी प्रकार से नहीं है जेसे भगवान्‌ का लोक 
जिसकी श्र्‌ तियों में 'परम व्योमन्‌? “विष्युपदः 'परमपद” आदि 
भिन्‍न भिन्न संज्ञाय हैं। (३) 'काल!ः--काल अचेतन पदाथ 
माना जाता है। जगत्‌ के समस्त परिणामों का जनक काल 
उपाधियों के कारण अनेक प्रकार का होता है। काल जगत्‌ का 
नियामक होने पर भी परमेश्वर के लिये नियम्य ही है। काल 
अखंडरूप है । स्वरूप से वह नित्य है, परंतु कायरूप से अनित्य 
है । काल का काय औपाधिक है | इसके लिए सू्य की परि- 
अमणरूप क्रिया उपाधि है। 


(३) ईश्वर--निंबाक के मत में ब्रह्म की कल्पना सगुणरूप से 
की गई है । वह समस्त प्राकृत दोषों (अविद्यास्मितादि) से रहित 


१ अनादिमायापरियुक्तरूप॑ ल्वेने विदुर्व. भगवद्मसादात्‌-- 
दशकोकी २ हे 
२ अप्राइृतं प्राकृतरूप्क च कालस्वरूपं तदचेतनं मतम्‌। 
माया प्रधानादिपदप्रवाच्यं शुक्लादिमेदाश्र समेडपि तत्र । 
दशश्ल्ोकी ३। 





३४२ भागवत संप्रदाय 


ओर अशेष ज्ञान, बल आदि कल्याणगुर्णों का निधान है"? । इस 
जगत्‌ में जो कुछ दृष्टिगोचर है या श्रुतिगोचर है, नारायण उसके 
भीतर तथा बाहर व्याप्त होकर विद्यमान रहता है*। नियम्य 
तथा परतंत्र सत्त्वाश्रय चिद्चिद्रूप विश्व ईश्वर के. ऊपर 
अवलंबित दहोनेवाला है। परमात्मा को ही परबत्रद्म, नारायण, 
भगवान्‌ कृष्ण, पुरुषोत्तम आदि संज्ञायं हैं। जीव और ब्रह्म में 
भेदाभेद संबंध स्वाभाविक ओर प्रत्येक दशा में नियत है। 
बद्धावस्था में व्यापक, अग्नच्युतस्वभाव तथा सवज्ञ ब्रह्म से अगु 
परिणाम, अल्पज्ञ जीव के भिन्न होने पर भी वृक्ष से पत्र, प्रदीप 
से प्रभा, गुणी से गुण तथा प्राण से इन्द्रिय के समान प्रथक 
स्थिति ओर प्रथक प्रवृत्ति न होने के कारण वह उससे अभिन्न भी 
है। मोक्षदशा में भी इसी प्रकार त्रह्म से अभिन्न होने पर भी 
जीव स्वरूप की प्राप्ति करता हे (स्वेन रूपेणामि निष्पय्यते छा० 
८।३।४ ) और अपने व्यक्तित्व को खो नहीं डालता | ( १॥७४।२१ 
पर वेदांतकोस्तुम )। 

प्रपत्ति के द्वारा भगवदनुप्रह् जीवों पर होता है । अनुग्रह से 
भगवान्‌ के प्रति नेसगिक अनुरागरूपिणी भक्ति का उदय होता 
है। यह भक्ति भगवत्साक्षात्कार को उत्पन्न करती है जिससे -जीव 
भगवत्‌भावापन्न होकर समस्त कलेशों से मुक्त हो जाता है। 


+... 32७८७७७८८एर"शशनशशशशशशशशश#शशथश्््क्‍क॥00॥0एएेऑनशशशशआनआ॥आशआ्रशणशणणथााणणणननननाणनआणननाानााााानणननननणाथानाणश्णणणाणथाआााा॥%८%% 


१ स्वभावतोड्पास्तसमस्तदोषमशेषकल्याणगुण कराशिम्‌ । 
व्यूहा्विनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम क्ृष्णं कमलेक्षणं हरिम।। 
“-देशश्लोकी ४:। 
. २ यच्च किश्विज्जगत्यस्मिन. दृश्यते श्रयतेडपि वा। 
अन्तबहिश्च तत्‌ सब व्याप्य नारायण स्थित: ५ 
“-सिद्धान्तजाह॒वी पृ० ५३ पर उद्धृत । 


निद्माक संप्रदाय ३४३ 


शरीर संबंध रहने पर भगवदूभावापत्ति असंभव हे। इसीलिए 
निंबाकमत में भी जीवन्मुक्ति की कल्पना मान्य नहीं है ( दश- 
होकी! के ६ पद्म पर वेदांतरत्रमजूषा ) | 


४०---साधनततक्त 


भक्तों के ज्िण भगवान श्री कृष्ण॒चंद्र की चरणसेवा छोड़ 
कर अन्य उपाय नहीं है। कष्णचंद्र ही परमेश्वर के रूप हैं जिनकी 
वंदना त्रह्मा, शिव आदि समस्त देवता किया करते हैं। उनकी 
शक्तियाँ अचिंतनीय हैं जिनके बत्न पर वे भक्तों का कलश दूर 
कर देते हैं । कृष्ण ही परम उपास्य देवता हैं-- 


नान्‍या गतिः कृष्णपदारविन्दात्‌ 
संदश्यते ब्रह्मशिवादि-वंदिताव्‌ । 
भक्तेच्छुयोपात्त -सुचिन्त्य-विग्रहा-- 
दचिन्त्यशक्तेरविचिन्त्यसाशयात्‌ । 
( दशशछोको, छोक ८ ) 


तस्मात्‌ कृष्ण एवं परो देवः, ठ॑ ध्यायेत्‌ तं॑ रसेत्‌ त॑ भजेत त॑ यजेत्‌ 
श्रों तत्‌ सदिति ( दशछोकी टीका-हरिव्यास, छ० ३६ ) 


कृष्णु की प्राप्ति का साधन है--भक्ति, जो पाँच भावों से 
पूर्ण कही जाती है-शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा उज्ज्वल । 
उज्ज्वल रस के भक्त हैं गोपी तथा राधा | वल्लम तथा चैतन्य 
मत के अनुसार इस मत में उब्ज्बल अथवा मधुर भाव को 
उत्कृष्टता दी गई है। निंबा्क ने युगल उपासना के साथ भगवान्‌ 
की माघुय तथा प्रमशक्ति रूपा राघा की उपासना पर जोर 
दिया था, क्योंकि वे राधा में ही भक्तों की सफल कामनाओं के 


३४४ भागवत संप्रदाय 


पूर्ण करने की शक्ति मानते हैं ।* निंबाके मत से द्वी राधा की 
प्रधानता देनेवाले राधावल्लभी तथा हरिदासी मतों का दद्टम 
वृंदावन में संपन्न हुआ | 


निंबाकमत की साधना-पदति 


इस मत में आराध्यदेव हैं सर्वश्वर श्रीकृष्ण तथा उनकी 
आहादिनी शक्ति हैं श्री राधा । राधा के स्वरूप का विवेचन इस 
संप्रदाय के शास्त्रीय ग्रथों में विशेष रूप से किया गया है। श्री 
निंबाकाचाये ने. राधा जी को अनुरूप सौभगा? माना है अर्थात्‌ 
उनका स्वरूप कृष्ण के अनुरूप ही है। जैसे वे सवश्वर हैं, वेसी 
राधिका भी स्वश्वरी हैं। संमोहन-तंत्र में इसी आशय को 
व्यक्त करते हुए कहा गया है कि क्रीडा के निमित्त एक ही. ब्रद्य 
से दंपतिभाव से दो विग्रह उत्पन्न हुए--राघा ओर कृष्ण (तस्मा- 
ज्ज्योतिरभूद्‌ दधा राधा-माधवरूपकम्‌ ) | पुराणों में लीलारूप 
से राधाऋृष्ण का दांपत्यभाव अंगीकृत किया गया है, परतु यह 
केवल सममाने के ही लिए है। वस्तुतः ज्ञोकिक दांपत्य से यह 
नितांत विज्षक्षण है। जैसे शक्ति ओर शक्तिमान्‌ में अविनाभाव 
संबंध मान्य होता है वेसे ही राधा और कृष्ण में भी यह संबंध 
विद्यमान रहता है। भागवत के अध्ययन से भी ऋष्ण का गोपियों 
के साथ आत्मा-आत्मीय भाव एवं बिंब-प्रतिविंब भाव प्रकट 


१ अक्षतु वामे वृषभानुजां मुदा 
विराजमानामनुरूपसो मगाम । 
सखी-सहर्ेंः परिसिवितां सदा, 
स्मरेम देवीं सकलेष्ट-कामदाम || 
( दशख्छोकी, कोक ५ ) 


निंबाक संप्रदाय इ्डप्‌ 


होता है"।। प्रतिबिंब सदा बिब के अधीन रहता है ओर उसे 
छोड़ कर वह एक क्षण के लिए भी प्रथक नहीं रहता । ऐसी 
दशा राधा की कृष्ण के साथ है। राधा तथा ऋष्ण का अप्रथक 
सिद्ध संबंध है | राधा ( आत्मा ) ओर कृष्ण ( आत्मारास ) का 
यही तादात्म्य संबंध आचारयों को यहाँ मान्य है। 


श्रीभागवत से साज्ञात्‌ रूप से इस सिद्धांत का समथन होता 
है। भागवत का वचन अनपायिनी भगवतः श्रीः सातज्षादात्मनो 
हरेःः--ऋष्ण तथा श्री के अविनाभाव संबंध का धूचक है। श्री 
के दो रूप वेदों में कहे गये हैं" --श्री तथा लक्ष्मी | इनमें श्री का 
आविभाव बृषभानुकन्या राधा के रूप में हुआ था और लक्ष्मी 
का रुक्मिणी के रूप में । वेष्िणवशाखर की मान्यता है कि 
भगवान्‌ के रूप के साथ साथ श्री भी अपना नाना रूप ग्रहण 
किया करती हैं ।३ देवल्नोक में वह देवी के रूप में प्रकट द्वोती हैं 
ओर मनुष्यज्ञोक में मानुषी के रूप में | ऋष्ण रूप के आविर्भाव 
के साथ श्री के भी इस सनुष्यत्ञोकमें दो रूप हुए। हन दोसलों 
में से राधिका द्वी श्र छ है । इस विषय में श्रुति तथा पुराणों के 


१ रेमे रमेशों व्जसुंद्रीभियथाइमकः स्वप्रतिबिंत-विश्रमः | 
“-भाग० १०।३३॥३७ 
कृत्वा तावन्तमात्मानं यावती-गोपियोषितः३ । 
रेमे स भगवांस्ताभिरात्मारामोडषि लौलया ॥ 
»भाग० १०।३ ३।२० 
२ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्नयावहो रात्रे | पुरुषसूक्त 
३ देवत्वे देवदेहेयं मानुषत्वे तु मानुषी | 
विष्णोदद्ानुरूपां च करोत्येवात्मनस्तनुम्‌ ।॥ 


३४६ मागवत संप्रदाय 


मतों में ऐकमत्य है। 'ऋक परिशिष्ट' राधा और कृष्ण के 
अभेद का प्रतिपादन करता है तथा दोनों में भेद देखनेवात्ते 
साधक को मुक्ति का निषेध करता है-- 
राधया सहितो देवो साधवेव च॑ राधिका । 
योअनयोसेदं पश्यति स संखतेमुक्तो न भवति ॥ 


ब्रह्म बेबते,* बृहद्‌ गौतमीयतंत्र, ब्रह्मसंहिता, संमोहन तंत्र 
आदि समस्त ग्रथों में इसी सिद्धांत का विस्तृत तथा स्पष्ठतर 
प्रतिपादन हमें उपलब्ध होता है । 
राधा का स्वकीयात्व--राधा के परकीयात्व की कल्पना 
केवल गोडीय वष्ण॒वों में द्वी मुख्यतया है । इस सिद्धांत के 
उद्धावक आलोचकों की दृष्टि में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ही माने 
जाते हैं जिन्होंने 'उज्जवत्न नीलमणि” की टीका में इस मत का 
समथन किया है। प्राचीन आचाय इस कल्पना क्रे नितांत 
बिरोधी हैं । श्री जीव गोस्वामी राधा के स्वकीयात्व के ही 
समथक हें | 'राधाकृष्णाचेन दीपिका” में उनका स्पष्ट कथन है कि 
अवतार-लीजला में जहाँ कहीं श्री राधा के परकीयात्व का आभास 
- मित्रता है, वह किसी रसविशेष के पोषणाथ' ही समझना 
चाहिए। निम्बाक संप्रदाय के संस्कृत कवि ( जयदेव » तथा 
कुछ भाषाकवि (श्री बृंदावन देवाचाय आदि) का राधा 
का अभिसारवर्णान परकीयात्व का सूचक नहीं है, अपितु बाल्य- 
कालीन लीलापरक है जो सहज स्वकीया का ही द्वो सकता है | 
अतएव राधिका को कृष्ण की स्वकीया पटरानी मानना ही न्‍्याय- 


१ लक्ष्मीवाणी च तत्रेंव जनिष्येते महामते। 
वृषभानोस्तु तनया राघा श्रीमंबिता किल ॥ 


निंबाक संप्रदाय ३४७ 


संगत है। राधिका ऋष्ण की विवाहिता थीं। अवतार-लीला में 
राधा का विवाह त्रह्मवेवर्त तथा गर्गसंहिता के प्रमाणों से 
सिद्ध है। राधा के लिए 'कुमारिका! शब्द का प्रयोग अवि- 
वाहिता-सुचक न होकर अवस्थासूचक है। उपासना शास्त्र में 
किशोरावस्था तक की ही अवस्थाओं के ध्यान आदि का विधान 
मित्रता है । फल्नतः कुमारी का प्रयोग किशोरावस्था का सूचक 
है। निष्कर्ष यह है कि नित्यलीला में नित्य संबंध के सिद्ध होने 
पर विवाह की चर्चा ही नहीं उठती, परंतु अवतारलीला में 
राधिका की विवाहलीला ही शासत्र-सिद्ध है। पुराणों में छाया 
राधिका? की कथा अवश्य मिलती है जिसे लौकिक दृष्टि से पर- 
कीया कह सकते हैं। अतः राधा के परकीयात्व के आभास 
वाले स्थानों पर 'छाया राधा? की बात माननी चाहिए; निम्बाक 
का यही मतहे । 

भक्ति--भक्ति के विषय में निम्बाक मत में पर्याप्त विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है। इस मत में साधकों के लिए किसी विशेष 
भाव के स्वीकार पर आग्रह नहीं है। साधक की अभिरुचि के 
अनुसार बह दास्य, सख्य तथा माधुय को अपना कर अपनी 
साधना अग्रसर कर सकता है। इस मत में भक्ति, प्रपत्ति आदि 
का तो पर्याप्त विवरण उपलब्ध होता है, परंतु रसों का वर्णन 
नितांत स्वल्प तथा संक्षिप्त हैं। विक्रम की १५वीं शती में होने 
वाले आचारयों ने उसकी विशेष चर्चा की है। श्री हरि व्यासा- 
चार्य जी ने श्री निम्बाकऋत 'वेदांत कामघेनुः (६ वें श्लोक) 
की सिद्धांत रज्लाञजलि टीका में शांत, दास्य, वात्सल्य, सख्य 
तथा माधुये इन पाँचों रसों का सुंदर परंतु संज्षिप्त वणन भ्रस्तुत 
किया है। माघुये रस की उत्तमता सिद्ध होने का यह अर्थ 
कथमपि नहीं है कि अन्य रस हेय दृष्टि से देखे जाते हें। 


३४८ भागवत संप्रदाय 


साधना साधक के हृदय की व्यंजना है। उसके चित्त का रुकान 
जिस ओर है, वह भाव उसके लिए हितकर है तथा सद्यः 
लाभप्रद है। इस मनोवेज्ञानिक रहस्य से परिचित आचार्यों 
ने साधकों के लिए किसी भावविशेष पर अधिक आग्रह करने का 
अनोचित्य कभी नहीं दिखलाया है | इसी लिए श्रीभइ्ट जी तथा 
श्री हरिव्यास देवाचाय जी ने भी, जो माघुय रस के ह्वी मान्य 
उपासक माने जाते हैं, वात्सल्यादि भावों का भी श्रनुसरण किया 
है। 'जुगल किशोर हमारे ठाकुर” में दास्यमाव की भल्क है, 
तो 'भींजत कब देखों इन नैना? पद में वात्सल्य भाव की मुख्यता 
है। युग्ञ जोड़ी को गोद में लिये हुए बेठे श्रीभद्ट जी का चित्र 
भी आप को वात्सल्य भावना के अतिशय को शअ्रभिव्यक्त कर रहा 
है। श्री महाबानी आदि भाषा ग्रथों में सत्य भाव की इतनी 
अधिकता है कि साधारण व्यक्ति यही समझे बेठा है कि निवाक- 
मत में सख्यन्भाव ही अपनाया गया है। 

वास्तव में यह्द संप्रदाय प्रेमलक्षणा अनुरागात्मिका परा- 
भक्ति को ही साधनामाग में सवश्रष्ठ मानता है। आबचार्यों ने 
इस पराभक्ति का लक्षण भी बड़े ही सुंदर रूप से दिया है-- 
रूपादिविषयक--इंद्रिय-वृक्तिवद्न वच्छिन्तस्वाभाविक-भगवत्स्व रूप 
गुणदिविषयक-यावदात्मबृत्तिमनोबृत्ति:ः अर्थात्‌ भगवान्‌ के रूप, 
गुण आदि के विषय में समग्रचित्त को व्याप्त कर. लेने वाली 
मनोबृत्ति उत्कृष्ट भक्ति है। ऐसी चित्तवृत्ति के अभ्युदय पर 
आम्रह है चाहे वह सख्यभाव से द्ो अथवा दास्य आदि किसी 
अन्य भाव से हो। निंबाक मतानुयायी विद्वानों का कथन है कि 
मौलिक शास्रदृष्टि से गोडीय वेष्णवों की साधन-प्रणाली 
निंबार्कों से भिन्न नहीं है, क्‍योंकि वह उससे अनेकांश में ग्रह्दीत 
दहै। पीछे से बलदेव विद्याभूषण तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ने 


निंबाक संप्रदाय ३४६ 


+ म न कक 
स्वतंत्रता की भावना से प्ररित होकर नवीन तथ्यों को अपना 
हा ७ हा डा दे 
कर कुछ अंतर करना आरंभ कर दिया, परंतु यहाँ भी माधघुय॑ 
भाव के साथ ही साथ अन्य भाव भी अपनाये गये हैं। संप्रति 
$ के ९5 
निंबाक संप्रदाय में सख्य रखपूथंक माधुयं रस की ओर ही 
सांप्रदायिक साधकों का विशेष मुकाव है । 
वष्ण॒वों में पाँच संस्कार मुख्य हें--ताप", पुण्ड्र, माला, 
मन्त्र ओर याग जिनमें याग के भीतर ही भक्ति का अंतर्भाव 
माना जाता है। 'सिद्धांत रत्नांजलि! में भक्ति के नाना 
कक श 
प्रभेदों का वर्णन उपलब्ध होता है जिसका ज्ञापक चित्र नीचे 
दिया जाता हैः-- 


१ तापः पुणड्रस्तथा नाम मन्त्रो यागश्च पञग्चमः | 
अमी ते पंथ्वसंस्काराः परमेकांति-हेतवः ॥ 


भागवत संप्रदाय 


है३.० 


42/2॥2 

















बहु के - ी द९]४ . - ४४७०३६४४ ७8 छाह[4॥ .. फलकाओ -- हा स 
बज लिन लि 5 आह 
हा . ूः 
कट ॥8॥8)०४)६ फ्लाशांड 
॥रधि न 
है | 
(2॥02५३]%:20२23 (७३२)]०४४ 
| | 
की 
॥0:%02% ॥93.2030/9 
| | 
॥४809 ॥22॥५ ७8 0%% 
। | | | 
ही 282] 
॥29||2|॥७ | 
. | | 





निबाक संप्रदाय इप१ 


५--सखी संग्रदाय 


वृंदावबन का सखी संप्रदाय निंबाक मत की ही एक अवांतर 
शाखा है। इस शाखा का उदय रवामी हरिदास जी के नाम 
से संबद्ध है। स्वामी जी प्रथमतः निंबाकंमत के ही अनुयायी 
ओे, परंतु भगवसत्प्राप्ति के ज्षिण गोपीभाव को एकमात्र उन्नत साधन 
मानकर उन्होंने इस स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की । इस संप्रदाय को 
“ बड़े बड़े मद्दात्माओं ने अपने जन्म से तथा कृतियों से अलंकृत 
किया था तथा ब्रज्न-साहित्य का एक विशाल अंश हरिदासी 
वेष्णबों की भावुकता तथा भक्ति के विल्लास का सुपक्त फल है। 
भक्त-सिंघु अंथ के आधार पर मिस्टर प्राउस ने इनका 
चरित्र यों लिखा है| हरिदासपुर के एक सनाठ्य. ब्राह्मण कुल में 
इनका जन्म हुआ था । वंशवृक्ष इस प्रकार दै--ब्रह्मथीर-- > 
ज्ञानधी र-- > आशधीर--- > हरिदास । आशधीर का विवाह 
वृंदावन के निकट राजपुर गाँव के निवास्री गंगाधर की पुत्री 
से हुआ था | इनके जन्म संवत्‌ के विषय में एकमत नहीं है। 
जन्मतिथि कोई भादों सुदी अष्टमी सं० १४४१ मानते हैं, तो कोई 
सं० १४८५ । स्वभाव से ही विरक्त थे। पचीस व्ष की अवस्था 
में ही ग्रहत्यागी बनकर बूंदावन में मानसरोवर पर पीछे निधुवन 
में रहते थे। वहीं पर उन्हें बाँकेबिहारी जी को मूर्ति मित्री 
जिसका बहुत बड़ा मंदिर अबतक अश्रीवृंदावन में विराज- 
मान हे: । 
इस संप्रदाय के वेष्ण॒वों ने वेदांत के किसी विशिष्ट वाद के 
प्रचार में अपना समय नहीं बिताया,. प्रत्युत वृंदावनचंद्र की 





१ द्रष्टव्य राधाकृष्णदास संपादित श्र वदासकृत “भक्त नामावल्नीः 
( सभा का संस्करण, १६०१ ३०, काशी ) ४० १४-१५ | 


३२५२ भागवत संप्रदाय 


सखी भाव से उपासना ही उनके साधन का एकमात्र लक्ष्य था। 
इस प्रकार यह भक्ति संप्रदाय का एक साधनमाग है। इस 
संप्रदाय के विशेष प्रवतक थे स्वामी हरिदास जी। नाभादास 
जी ने स्वामी जी की भक्तिपद्धति के विषय में बड़े महत्त्व की 
बातें लिखी हैं । उनका कहना है-- 


अआसधीर उद्योत कर 'रसिक? छाप हरिदास को। 
जुगल नाम सों नेम, जपत नित कुज बिहारी। 
अवलोकत रहे केलि सुखी सुख को अधिकारी | 
गान-कला-गन्धव स्याम-स्यामा को तोथें। 
डत्तम भोग लगाय, मोर मरकट तिमि पोरषें। 
नृपति द्वार ठाढ़े रहें, दसन आसा जास की। 
आसधीर उद्योत कर, रखसिक छाप हरिदास की ॥ 


. यह छुप्पय रवामी जी की उदार मनोवृत्ति, उदात्त भक्ति- 
भावना तथा उन्नत वल्ला-ज्ञान का पर्याप्र परिचायक है। स्वामीजी 
श्रीराधाक्ृष्ण के युगल रूप के उपासक थे तथा वे इनकी ललित 
लीलाओं का अवलोकन सखी भाव से किया करते थे तथा 
आनंद में मस्त रहते थे। वे गांधव विद्या में नितांत विचक्षण थे 
आर संगीत के द्वारा वे श्यामा-श्याम को सतत संतष्ठट किया 
करते थे । उनकी कल्ाावदषी की इतनी अधिक ख्याति थी कि 
राजा लोग भी उसके दशन की आशा हृदय में लिए दरवाजे पर 
खड़े रहते थे | नाभादास जी का यह कथन अचक्षरशः सत्य है। 
रवामी हरिदास जी के ही शिष्य थे वह तानसेन जिनकी तान ने 
अकबर जेसे गुणग्राही बादशाह को भी अपना चेला बना 
रखा था । 


निबाक संप्रदाय ३५३ 


अकबर भी स्वामी जी की ख्याति सुनकर उनसे मिलने आया 
था | इसी घटना की ओर नाभादास जी ने ऊपर संकेत 
किया है-- 


नृपति द्वार ठाढे रहें दर्शन आसा जास की 


वह राजसी ठाठबाट को छोड़कर एक साधारण जिज्ञासु के 
समान तानसेन के साथ स्वामी जी के दशेन के लिए वृंदावन में 
आया। ये सिवाय भगवान्‌ के और किसी को अपना संगीत 
सुनाते ही न थे परंतु इनका गायन सुनने की ल्ञालसा से ही 
अकबर आया था| फल्नतः एक युक्ति रची गई। तानसेन जान 
बूककर गाने में गल्लतियाँ करने लगा जिसे सुधारने के व्याज्ञ से 
हरिदास जी को शुद्ध संगीत सुनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। 
अकबर संगीत सुनकर इतना मुग्ध हुआ कि वह इनसे कुछ माँगने 
के लिए दठ करने लगा। निःस्परहता की मूर्ति हरिदास जी को 
राजा तथा महाराजा से माँगने की आवश्यकता ही क्‍या थी? 
परतु इधर था बादशाह का घोर शआ्याग्रह । इस पर उन्होंने यमुना 
जी के टूठे घाट की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसे इसी 
प्रकार की सरम्मत करा दे यदि तुम्हारा सेवा करने का हठ द्दी 
है। अकबर के आश्चय का ठिकाना न रहा जब उसने अपनी 
खुली आँखों से देखा कि घाट नीलम, पुखराज, मोती आदि 
अनुपस, असंख्य, अनमोल रत्नों से बना हुआ था। इन्ही रव्नों 
से घाट की मरम्सत करना क्‍या था समूचे विशाल राज्य को 
बेंच कर भी उपहास्यास्पद बनना था। स्वामी जी के चरणों पर 
वह गिर पढ़ा। उसे पता चल्न गया कि उस कल्ावंत के चोले में 
महनीय सिद्ध मद्दात्मा की आत्मा विज्ञांस कर रही थी। इस 
सच्ची घटना से स्वामी हरिदास जी की गानविद्या में निपुण॒ता 

र्३ 


३५१४ भागवत संप्रदाय 


के साथ उनकी विरक्तता तथा निपट निःर्रहता का परिचय 
आलोचकों को भत्नी भाँति ज्ञग जाता है। 


. नाभादासजी ने हरिदास जी को 'आसधीर उद्योतकर” लिखा 
है। ये आसधीर कौन थे ? सहचरिशरण जी की 'गुरुप्रालिका' 
के अनुसार आसधीर जी स्वामी जी के गुरु थे-- 

आसधीर गम्भीर विप्र सारस्वत ख्रति पर) 
जनम अलीगढ़ मध्य मधुर बानी प्रमोद कर । 
गुरु अनुकूल अतूल कूल बन निधिबन माँहीं । 
सत्तर लो तनु राखि साखि जगकी मित नाहीं || 


कहा जाता है कि ये आसधीर जी निंबाक संग्रदाय के 
महात्मा हरिदेव जी के शिष्य थे। सत्तर वर्ष की आयु तक 
ये बूंदावन के 'निधिबनः नामक कुंज में भगवान्‌ की पूजा में 
दत्तचित्त रहे । 
स्वामीजी के विषय में सहचरि-शरणजी का वर्सन ध्यान- 
योग्य है । क्‍ 
श्रीस्वामी हरिदास रसिक-सिरमौर अनीहा । 
द्विज सनाव्य सिरताज सुंजसु कहि सकत न जीद्वा ॥ 
गुरु-अनुकंपा मिल्‍यो ललित निधिबन तमाल के ॥ 
सरारलों तरूु बेठि गने गुन प्रिया लाल के || 
इससे स्वामी जी का सनाह्य ब्राह्मण होना सिद्ध होता है। 
ये अपने गुरु आसधर के साथ ही उसी निधिबन में निवास 
करते थे तथा ७० वष की उम्र में इनका गोलोकवास होना 
जान पड़ता है। कतिपय लोग आसधीर को द्रिदास जी का 
पिता भी मानते हैं, परंतु सहचरिशरण जी के कथन से विदुद्ध 
होने के कारण यह उचित नहीं जेचता। आसधोर सारस्वत 


निंबाक संप्रदाय डे५9, 


ब्राह्मण कहे जाते हैं, हरिदासजी सनाढ्य त्राह्मण। पुत्र होने पर 
यह भेद कैसा ? संप्रदाय में स्वामी जी के ब्राह्मणबंश को लेकर 
आज भी विवाद चलता है। कोई सारस्वत मानता है, तो कोई 
सनाढ्य; परंतु यह विवाद निरर्थक तथा आ्रामक है। सिद्ध महा- 
स्माओं के विषय में इस प्रकार का वाग्जाल जल्पना ही है। आस- 
घीर तथा हरिदास जी दांनों का जन्म अलीगढ़ के पास दी 
“हहरिदासपुर” नामक गाँव में हुआ था" | अकबर के समकाल्लीन 
होने से स्वामी जी वल्लभाचाय जी तथा अष्टछाप के कवियों के 
समसामयिक सिद्ध होते हैं। टटटी संस्थान तथा उसकी गद्दी 
वतमान काल में ब॒ज में प्रचलित है। 

स्वामी दरिदास की पदावली सिद्धांत तथा विहार दोनों के 
विषय में मिलती है। विहारविषयक पदावली किलिमालौ” के 
नाम से विख्यात है। इनकी कविता में बाहरी शाब्दिक आकषण 
का अभाव भत्ते हो, परंतु वह अंतरंग भावभंगी से नितांत स्निग्ध 
तथा संपुटित है। तथ्य यह है कि हरिदासजी की पदावल्ी गाने 
की वस्तु है, पढ़ने की चीज़ नहीं। इसीलिए साधारण रीति से 
पढ़ते समय उसमें पिंगल की त्रुटि लक्षित होती है। ऐसे सिद्ध 
महात्मा की रसपेशल्न बानी का एक दो नमूना देखिए-- 


कल्याण 


प्रेमससुद्त रूपरस गहिरे, कैसे लागे घाट। 

. बेकारयौ दे जानि कहावत, जातिपनों की कहा परी बाट ॥ 
काहू को सर पन्‍यो न सूधो, समारत गालत्न गल्ली-गली हाट । 
कह 'हरिदास” बिहारिहें जानो, तको न ओऔघट घाट ॥| 





१ गुत्त अष्टछाप इ० ६६ | 


३२४६ भागवत संप्रदाय 


यह पद ज्ञान की व्यथता तथा अनुपादेयता का सूचक है। 
गंभीर प्रेम-समुद्र के पार जाने के लिए ज्ञान एक बेकार उपाय 
है| ज्ञान ( जानिपनों ) में पार लगाने की क्षमता कहाँ ? गली 
गली में गाल बजाते भत्ते रहिए, अहंकार से युक्त किसी अभिमानी 
का पुरुषार्थ क्‍या कभी सफल हुआ है ? स्वामी जी का अंतिम 
उपदेश है--बिहारी जी को जानो, ऋष्ण की भक्ति में अपने को 
निछावर कर दो। माग कुमाग को मत ताको। पार जाने की 
यही समर्थ नोका हे--बिहारी जी की प्रेमानुगा भक्ति । 


'कैलिमाला' के इस कमनीय पद में श्री राधाकृष्ण की एक- 
रूपता का कितना सुचारु चित्र खींचा गया है-- 


प्यारी जैसे तेरी आँखिन में हों अपनपो 
देखत, तेसे तुम देखति हो किथों नाहीं?। 
हों, तोखों कहों प्यारे, आँखि मूँदि 
रहों, लाल निकसि कहाँ जाहीं!। 
मोकों निकसिबे को ठौर बताओ, 
साँची कहों, बलि जाऊं, लागों पाहीं? । 
भीहरिदास के स्वामी श्यामा, 
.... तुमहिं देखत चाहत और सुख लागत नाहीं । 


आनंदकन्द की एक भव्य काँकी लिखिए--- 


आज तृन टूटत है री, ललित त्रिभंगी पर | 
चरन चरन पर, मुरत्नि अधर पर, 

खितवनि बंक छुबोौली भुव पर। 
चलहु न बेगि राधिका पिय पे 

जो भई चाहति हो सर्वोपर। 


निंबाक संप्रदाय ३५७ 


श्रीहरिदास समय जब नोको, 
हिलि-मिलि केलि अटल रति भू पर ॥ 

स्वामी हरिदास जी के टट्टी संस्थान! के भक्त महात्माश्रों ने 
अपनी रचनाओं से वृज़्भाषा के साहित्य का जो झूंगार किया है 
वह देखने की वस्तु है। उसके लिए चाहिए रस से स्निग्ध हृदय 
तथा भक्ति से पूरित भावुक विज्षोचन | सखीभाव की उपासना 
माधुय का भंडार है, प्रम का आगार है तथा मधुर रस का 
भाण्डागार है। 

स्वामी जी के प्रधान शिष्य हुए उनके मामा विट्ठल विपुल् 
झौर तब से “टट्टी संस्थान” के वष्ण॒वों की परंपरा आरंभ होकर 
बतेमान काल तक विद्यमान है। इस गही की परंपरा निम्नलिखित 
प्रकार से है ।३-- क्‍ 

१ श्री स्वामी हरिदास जी 


२ श्री बिल विपुल्ष जी 

३ श्री बिदारनि देव जी 
४ श्री सरसदेव जी 

४ श्री नरहरिदेव जी 

६ श्री रसिकदेव जी 

७ श्री कजिदसिलोरोी जी 
८ श्री लज्षितमोहिनी जी 


१ द्रव्य वियोगी इरि--त्रजमाधुरी सार पृष्ठ रं८३ । 


रफ्प् .. भागवत संप्रदाय 


| 
६ श्री चतुरदास जी (सगवत रसिक जी इनके गुरु 
भाई थे ) 


१० श्री हा जी 

११ श्री राधिकादास जी 

१२ श्री हा ( >सहचरिशरण » 

१३ श्री राधाप्रसाद जी 

१४ श्री भमगवानदास जी ( बतमान महंत ) 
. भगवत रसिक 


इन मद्दात्मा का जन्म संवत्‌ १७६५ (-१७शे८ ई०) में 
सागर जिले के गढ़कोटा स्थान में हुआ था। टट्टी संप्रदाय के 
धअष्टाचार्यों में से सबसे अंतिम आचाय थे श्री ललित मोहिनी जी 
आर इन्हीं के शिष्य भगवत रसिक जी थे। ये आरंभ में गणेश 
जी के उपासक थे। इनकी एकांत निष्ठा तथा अनन्य उपासना से 
प्रसन्न होकर गणेश जी प्रत्यक्ष हुए और श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
की प्रमलक्षणा भक्ति सखीभाव?” से करने के लिए उपदेश दिया। 
इसकी सूचना इस पद में मिलती है-- 


हमें बर गुरु गनेस हे दीनों। 
जस भरि सू ड फिराय सोस पर संसकार खुभ कीनों । 
आनेंदघन को पद दरसायो, दम्पति - रति - रस भीनों 
“गवतरसिक” लड़ेती-लालन ललित भ्रुजन भरि ल्लोनों ॥ 


निंबाक संप्रदाय ३५६. 


श्री ललित मोहिनी जी के परलोक सिधघारने पर भक्त 
सहानुभावों के अत्यंत आग्रह करने पर भी इन्होंने गद्दी का अधि- 
कार नहीं लिया | ये जन्मभर निलिप्त भाव से श्री जी की सेवा 
में लगे रहे। इनकी रचनाओं में एक ओर तो बेराग्य का भाव 
भरा है और दूसरी ओर अनन्य प्रेम-रस छलकता है। इसीलिए 
सखी संप्रदाय के भक्त भावुक महाकवियों में उनका आसन श्रेष्ठ 
माना जाता है। इनकी पाँच रचनायें बतलाई जाती हैं--( १ ) 
अनन्यनिश्रयात्मक, (२ ) श्री नित्य बिहारी युगल ध्यान, ( ३० 
अनन्य रसिकाभरण, (४) निम्वयात्मक प्रंथ उत्तराध, ( ५) 
निर्बोध मनरंजन। इनका संग्रह 'भगवत रखिक की बानी” के 
नास से वतमान महंथ ने प्रकाशित किया है। 


“रसिक? की परिभाषा कितनो सुदर है-- 


जीव ईस मिल्ति दोय, नाम रूप गुन परिहरे। 
रसिक कहावै सोय, ज्यों जल घोरें सकरा ॥ 
दिया कहे सब कोय, तेल - तूल - पावक मिले | 
तमहि नसावै सोय, वस्तु मिलें भगवत रसिक्क || 


ये सचमुच श्री रसिक-शिरोमशि के सच्चे रसिक भक्त थे। 
इसीलिए इनकी अनुभृतियों में प्रेम की तल्लीनता का यथार्थ 
चित्रण हमें मिज्रता है। श्रीकृष्ण के मुखचंद्र की ओर भक्त के 
नयनचकोर कितनी तन्मयता से लगे हुए हैं, इसका सरस वर्णन 
इस कमनीय पद में मधुर शब्दों में विन्‍्यस्त किया गया है-- 


तव मुख - कमल नयन अ्रत्नि मेरे । 
पफ्लक न लगत पलक बिनु देखे 
अरबरात अति फिरत न फेरे। 


२३६० भागवत सं प्रदाय 


पान करत मकरन्द रूप रस 
भूल नहीं फिर इत -उत्त हेरे। 
भगवत  रसिक भये. मतवारे।.... 
घूमत रहत छुके मद तेरे ॥ 


सख्री संप्रदाय की निजी उपासना के विषय में इनका 
कथन है-- 
अआरचारज ललिता सखी, रसिक हमारी छाप । 
निव्य किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप । 
जुगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन को बानी । 
श्री बूंदाबनन धास, इष्ट स्थासमा महरानी। 
प्रेम देवता मिले बिना सिधि होइ न कारज । 
“भागवत सब सुखदानि, प्रगट भे रसिकाचारज ॥ 


भगवान्‌ श्री वजनंदन के मुखचंद्र में अनुरक्त नयनचकोरों 
की दशा निरखने ही योग्य है-- 


तुव मुख चंद चकोर ये नेना। 
अति आरतु अनुरागी लम्पट, 

भूल गई गति पलहूँ लगे ना। 
 अरबरात मिलित्रे कौ निसुद्िन 

मिलेदइ रहत मनु कबहूँ मिले ना। 
भगवत रसिकः रसिक की बार्ते 

रसिक बिना कोउ समुक्ति सके ना ॥ 


अतृप्ति ही अभिलाषा की सच्ची पहचान है। भक्त के नेत्र 
दिनरात रहते तो सामने ही हैं, परंतु श्रम की तृप्तिन द्वोने के 
कारण सदा यही शंका बनी रहती है कि अभी मिल्ले हैं या नहीं । 


निंब्राक संप्रदाय ३६१ 


अंतिम चरण रसिक जी ने अपने आलोच क की ओर संकेत किया 
है कि रसिक ही उनकी बानी का रस ले सकता हे । 


'सहचरिशरण--ये भी अपने समय के ख्यातनामा महात्मा 
थे। इनका दूसरा नाम था सस्लीशरण | संप्रदाय के ११व 
आचाये श्री राधिकादासजी के शिष्य तथा उत्तराधिकारी थे । 
समय ?१६ वि० शती का उत्तराद्ध । फटकर पदों के अतिरिक्त 
इन्होंने दो स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं--( १ ) ललित प्रकाश; (२) 
सरसमंजावली। इनमें ल्त्तित प्रकाश में टट्टी संप्रदाय के वष्णवों 
के चरित, सिद्धांत तथा उत्सव आदि आवश्यक विषयों का प्रामा- 
णखिक वर्णन है। ल्त्तित प्रकाश” के गुरू प्रणालिका अंश में संप्र- 
दाय के अष्टाचायों का ( स्वामी दरिदास जी से लेकर श्री लक्तित 
मोहिनीजी तक ) सुंदर वणन हे तथा “आचार्योत्सव” में आचायों 
के चरित, जन्म तथा मरण तिथि आदि ऐतिहासिक विषयों का 
सुंदर समावेश है। इस प्रकार यह ग्रथ संप्रदाय तथा इतिहास 
उभय दृष्टियों से उपादय तथा ग्ाह्य है। इनकी कविता ब्रज- 
माधुरी से मत्त भक्त का मसार्मिक हृदयोद्वार है जिसप्रें बाह्य 
आडंबर के घटाटोप का सवंथा बहिष्कार कर हृदयसंवेद्य भावों 
का चारु चित्रण है। 


पीर को हटानेवाले साँवलिया बेच्य की ओर कितना मधुर 
संकेत है सहचरिशरणजी के इस पद्य में-- 


उर में घाव, रूप सों सेंके, हित की सेज बिछावें। 

दुग डोरे सुइयाँ वर वरुनो टाँके ठीक लगावे। काठ 
मधुर सचिकन अंग-अंग छुबि हलुआ सरस खबावे | 

स्थाम तबीब इलाज करे जब तब घायल सखुपावे ॥ 


श१६२ भागवत संप्रदाय 


प्रेम के घायल के आराम पाने की व्यवस्था हमारा भक्तकवि 
यहाँ कर रहा है। जब श्यामसु दर स्वयं बद्य बनकर घायल का 
इलाज करेंगे तभी वह आराम पा सकता है। हृदय के घाव को 
रूप की आग से सेकें, प्रम की सेज लेटने के लिए बिछाई जाय, 
चिकने अंगों की छबि-रूपी मीठा हलुआ खिलाया जाय; तमी 
रोगी को आराम पहुँच सकता है, अन्यथा नहीं । यह पद्म 'मीरा 
की तब पीर मिटेगी, जब बंद साँवलिया होय? का मार्मिक भाष्य 
प्रतीत होता है । क्‍या ही सुंदर व्यवस्था की गई है घायल प्रेमी 
को आराम पहुँचाने की !!! 


जीवनलक््य की यह सरस विवेचना कितनी तथ्य तथा 
यथाथ है 


सय असमलादि पिया न पिया, सुख श्रेम पियूष पिया रे । 
नाम अनेक लिया न लिया, रति स्यामा स्याम लिया रे । 
आन सुदान दिया न दिया, वर आनंद हुलसि दिया रे | 
जप जग्यादि किया न किया, हिय पर-उपकार किया रे ॥ 


ठीक है। सच्चा दान केवल्न बाहरी वस्तुओं का दान नहीं है, 
बल्कि हृदय में आनंद का दान है ओर जप यज्ञ का विधान ही 
सच्ची क्रिया नहीं है, प्रत्युत परोपकार द्वी सर्वोत्तम दान है।" 

इसी प्रकार इस संप्रदाय के अन्य महात्माओं ने वज्ञ साहित्य 
के भंडार को अपनी कमनीय कृतियों से पूर्ण तथा सरस 
बनाया हैे। 


१ इनको अन्य करिताओं के लिए द्रष्टन्य वियोगी हरि--त्रजमाधुरी- 
सार, १० ३८२--३६४ ८ तृतीय संस्करण, १६६६ वि०, प्रयाग ) 


(८) 


श्री वल्लम मत 
( पुश्मागे ) 


( १ ) विष्णु स्वामी का परिचय 
(२) आचार्यों का विवरण 

(३ ) पुष्टिमाग का सिद्धांत 

(४ ) पुष्टि-मक्ति 

(४ ) पुष्टिमार्गीय साहित्य 

(६ ) अ्रष्टद्ाप 


निदोंष-पूर-गुण-विग्रह आत्मतन्‍्त्रो 
निश्वेतनात्मकशरीर-गुणेश्व हीनः । 
आनन्दमात्र-कर-पाद-सुखोदरादिः 
सत्र च त्रिविध-मेद-विवजितात्मा । 

द --वल्लभाचाय 


रुद्र-संग्रदाय 


वृंदावन की पुण्य-भूमि में पनपनेवाला दूसरा वष्णव संप्रदाय 
है आचाये वल्लभ का शुद्धाह्वती संप्रदाय जिसने उत्तर प्रदेश, राज- 
स्थान तथा गुजरात प्रांत को कृष्ण भक्ति की पावन धारा से 
आप्यायित तथा आस्ावित कर दिया था। भारत की विख्यात 
वष्णव संप्रदाय-चतुष्टयी में वल्लम संप्रदाय रुद्र संप्रदाय के नाम 
से विख्यात है । इस संप्रदाय के मुख्य प्रवतेक थे विष्णु स्वामी 
तथा इसके मध्ययुगी प्रतिनिधि थे आचाय वल्लभ जिन्होंने विष्णु 
स्वामी की उच्छिन्न गद्दी पर आरूढ़ होकर उनके सिद्धांत का 
प्रचार किया । अतः वल्लभाचाय के व्यक्तित्व से परिचय पाने से 
पहिले विष्णुस्वामी का परिचय नितांत आवश्यक है। 


१--विष्णुस्वामी का परिचय 


भारत के धार्मिक इतिहास में विष्णुरवामी स्वयं एक विकट 
समस्‍या हैं जिसका उचित प्रमाणों के आधार पर अभी तक 
यथाथ समाधान नहीं हो पाया है। उनका व्यक्तित्व तथा ऐति- 
हासिक अ्रस्तित्त अज्ञान की गहन तमिस्रा में अभी तक अज्ञात 
पड़ा हुआ है। विष्णुस्वामी के देश तथा कालह्न की यथार्थ विवे- 
चला अभी तक नहीं हो पाई है। अनुमान की निबल भित्ति पर 
उनका परिचय अवश्य खड़ा किया गया है, परंतु यह परिचय 
कल्पना के आवरण को भेद कर सत्यता की भूमि पर नहीं आ 


३६६ मागवत संप्रदाय 


सका है। बेष्णव संप्रदाय में प्रसिद्धि है कि विष्णुस्वासी द्रविड़ 
देश के किसी ज्ञषत्रिय राजा के ब्राह्मण मंत्री के सुपत्र थे। बालक- 
पन से ही उनकी चित्तवृत्ति अध्यात्म की ओर लगी थी। उन्‍होंने 
उपनिषदों का केवल पारायण ही नहीं किया था, बल्कि उनमें 
वर्णित तथ्यों को अपने व्यावहारिक जीवन में कार्यान्वित करने 
की उनको हृढ़ अभिल्लाषा थी। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ४७ ) 
में वर्शित अंतर्यामी भगवान्‌ के साज्ञातूकार करने की उनके 
हृदय में बढ़ी इच्छा थी । उपासना के सफल्न न होने पर उन्होंने 
अन्न-जल का प्रहदण करना छोड़ दिया। सांतवें दिन उनका हृदय 
दिव्य ब्योति से भर गया ओर किशोरमूर्ति वेणशुवादन-तत्पर 
श्वंगारशिरोमणि श्री श्यामसुदर के दशन का अलभ्य लाभ उन्हें 
प्राप्त हुआ | बाल्नकृष्ण ने स्वयं उन्हें उपदेश दिया कि मेरे ही 
दोनों रूप हैं। निराकार रूप में होने पर भी भक्तों की रक्षा तथा . 
अपनी लीला के आस्वादन के निमित्त साकार रूप ग्रहण करता 
हं। भक्ति भेरी प्राप्ति का सबसे सुल्रम तथा सुगम उपाय है ।' 
विष्णुस्वामी की उपासना फलवती हुए | उन्होंने भगवान श्री 
कृष्ण की बालमूति का निर्माण करा कर प्रतिष्ठा की तथा अपने 
अनुयायियों को भक्ति की विमल्न साधना का उपदेश दिया | इस 
मत के सात सो आचार्यों की बात सुनी जाती है जिनमें आचाय 
बिल्वमंगल एक महनीय उपदेशक थे । जिस युग में शंकर तथा 
कुमारिल ने ज्ञान तथा कमकाण्ड की महत्ता प्रतिपादित कर भार- 
तोय धम का पुनरुद्धार किया, उसी काल में विल्वमंगल ने भक्ति 
के द्वारा मोक्षोपलब्धि के तथ्य का विपुत्त प्रचार किया। विष्णु 
स्वामी का समय युधिष्ठिर से साढ़े दो हजार वष पीछे ( अर्थात्‌ 
विक्रम पूर्व पंचक शती ) में बेष्णव ्ञोग मानते हैं. तथा बिल्व- 
मंगल का अटष्टम शती में। विल्वमंगल आचाये ने स्वप्न में 


श्री बल्लम मत २३६७ 


बल्लभाचाय को विष्णुस्वामी की शरण में आने का उपदेश दिया 
जब वे उपदेश की कामना से साशंकचित्त हो रहे थे । 

नाभादास जी के इस प्रसिद्ध छप्पय के आधार पर कतिपय 
ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी की जा सकती है-- 


नाम तित्लोचन शिष्य, सूर ससि सदस उजागर । 
गिरा गंग-उनहारि काव्यरचना प्र माकर ॥ 
आचारज हरिदास अतुलबल आनंद दाइन । 
तिहि मारग वज्ञसभ विदित प्रथु पधित पराइन | 
नवधा अधान सेवा सुहृद मन वच क्रम हरिचरण रति । 
विष्णु स्वामि सम्प्रदाय दृढ़ ज्ञानदेव गम्भीर मति ॥ 


( छुप्पय ४८ ) 


इस संप्रदाय में त्रिलोचन, नामदेव तथा ज्ञानदेव आदि 
विख्यात संत पंदा हुए थे तथा वल्लभ ने इसी माग का अनुसरण 
कर अपना शुद्धाद्वेतमूलक पुष्टिमाग चल्लाया। यह कथन ऐदति- 
हासिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वशाली है । ज्ञानदेव ( १९७४ ई०-- 
१२६६ ई० ) तो महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संत हैं जिन्होंने गीता के 
ऊपर अपनी ज्लानेश्वरी १२१२ शक सं० में लिखकर मराठी 
साहित्य का ही प्रारंभ नहीं किया, प्रत्युत अध्यात्मतत्तव के जिज्ञा- 
सुओं के सामने एक महनीय ग्रंथ अस्तुत किया । अतः नाभाजी 
की मान्यता के अनुसार विष्णुस्वामी का समय इंस्बी की 
तेरहवीं सदी से प्राचीन होना चाहिए। कुछ बिद्वान्‌ वेदभाष्य 
के कर्ता आचाय सायण तथा माधवाचाय के विद्यागुरु विद्या- 





१ संप्रदाय प्रदीप ए० १४, ३० । 


इ्६८ भागवत संप्रदाय 


शंकर को ही विष्णु स्वामी मानते हें*, परंतु यह कथन काल- 
दृष्टि से नाभाजी के पूर्वोक्त कथन से मेल्न नहीं खाता । सायणाचाय 
का समय चतुदंश शतक का मध्यभाग है। अतः उनके गुरु के 
समय १४७ शतक का आरंभ काल या १३ शतक का अंतिम काल 
हो सकता है। नाभ्राजी उन्हें ज्ञानदेव से पृववर्ती मानते हैं। 
विद्याशंकर तथा विष्णुस्वामी को अभिन्नता प्रमाणुं से पुष्ट नहीं 
की जा सकती। नाभाजी का ग्रथ केवल अनुश्रतियों के ऊपर 
आधारित होने से पूर्णतया प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। 

विष्णुस्वामी का काल्न निणंेय करते समय स्वर्गीय डा० 
रामकृष्ण मंडारकर ने पूर्वोल्लिखित नाभाजी के छप्पय के आधार 
पर इनका समय १३ वें शतक का आरंभ काजञ्ञ माना है, परंतु 
नाभादास जी के भक्तमाल को पूर्णतया ऐतिहासिक मानना कथ- 
सपि उचित न होगा। इस ग्रंथ में इतिहास तथा अनुश्र॒ ति का 
विचित्र मिश्रण है। विशेषकर जब ज्ञानदेव विष्णुस्वामी को 
अपना गुरु न सानकर नाथपंथ से अपना नाता जोड़ते हैं, तब 
नाभादासजी का विश्वास कैसे किया ज्ञाय ९ 

विष्णुस्वामीकी अनेक रचनायें बतलाई जाती हें, परंतु इनमें 
“सवज्ञसृक्तः द्वी एकमात्र ऐसी रचना है जो प्रमाण कोटि में अंगी- 
कृत की गई है। श्रीघर स्वासी ने इस ग्रथ का अत्यधिक उपयोग 
अपनी रचनाओं में किया है । श्रीधरी टीका में विष्णुस्वामी के 
कतिपय पिद्धांतोंका भी आभास मिलता है | विष्णुध्वामीके ईश्वर 
सच्चिदानंद रबरूप हैं तथा वे अपनी 'हादिनी संवित' के द्वारा 
आश्टष्ट हैं तथा साया उन्हीं के अधीन रहती है। ईश्वर का 
प्रधान अवतार नृसिंद रूप बतलाया गया है। कुछ लोग विष्णु 





१ गोडीय दशम खंड पृ० ६२४, ६२६ | गुस--अश्रष्टाप पृ० ४१ 


श्री वल्लम मत ३६६ 


स्त्रामी को नस्सिंह तथा गोपाल दोनों का उपासक मानते हैं। 
श्रीधर स्वामी नसिंह के उडपासक थे, इसका परिचय हमें मागवत 
की श्रीधरी टीका से भत्नी भाँति ज्गता है। ऐसी दशा में श्रीधर 
स्वामी को विष्णुस्वामी मत के अनुयायी मानने में विशेष 
विप्रतिपत्ति न हो नी चाहिए | 


विष्णुस्वामी की समस्या सुलमाने के अभिप्राय से अनेक 
लोगों ने अनेक विष्णुस्वामी की कल्पना की है, परंतु इसफे 
समस्या उलमती ही गई है | कतिपय आलोचकों की सम्मति में 
कम से कम तीन विष्णुस्वामी का उल्लेख मिलता है-- 
(१) देवतचु विष्णुस्वामी (३०० ई० पू०) मथुरा से रहते थे । 
पिता का नाम था देवेश्वर भट्ट । इन स्वासी जी के सात सौ 
वष्णव त्रिदंडी संन्यासी इस मत का प्रचार करते थे ।(२) 
काग्बीनिवासी राजगोपाल विष्णुस्वामी (जन्म ८३० ई० ) 
जिन्होंने विष्णुकाञ्वी में राजगोपाल देवजी अथवा वरदराज जी 
की प्रसिद्ध मूर्ति की स्थापना की । विल्वमंगल्न इन्हीं के शिष्य 
थे। (३) विष्णु स्वामी--वल्लमाचाय के उपदेष्टा पू्वेपुरुष। 
अतः यह निर्णय करना श्रत्यंत कठिन है कि विष्णुस्वामी की 
स्थिति किस काल में हुई । 


त्रिल्लोचन 


नाभादास जी के छुप्पय में उल्लिखित चिलोचन नामक संत 
का विशेष परिचय नही मिलता । नामदेव के समान ये भी महा- 
: राष्ट्र के प्रख्यात संतों में अन्यतम थे; इसका परिचय हमें गुरुत थ 
साहब ( संकलन काल १६०४ ई० ) में संकलित उनके अनेक पदों 


की भाषा से अच्ची तरह लगता द्वै। ग्रथ साहब में इनके कुछ 
ब्छ क्‍ 


३७० भागवत संप्रदाय 


पद्‌ उद्धृत मिलते हैं जिससे इनकी विपुल ख्याति तथा लोक- 
प्रियता का अन्तुमान लगाया जा सकता है । 
अंतरु सज्ति निरमलु नहिं कोन्हा बाहरि भेख उदासी। 
हिरदे कमलु घटि बहसु न चीन्हा काहे भइआ संन्‍्यासी ॥ 
भरमे भूली रे गे चंदा। 
नही नहीं चिन्हिआ परमानन्दा | 
घरि घरि खाइआ पिंड बधाइआ खिथा मुंदा माइआ । 
. आमि मसाण की भसम लगाई गुर बिनु ततु नहि पाइआ ॥ 
काडू जपडु रे, काइ तपहु रे, काइ बिलोवहु पाणो । 
लख चडरासीह जिनि उपाई सो सुमरहु निरवाणी ॥ 
काइ कमंडलु कापड़ीआरे अठसठि काइ फिराही । 
बद॒ति त्रिलोचनु सुनु रे आणी कण विनु गाहु कि पाही? ॥ 


इस पद में बाह्य आडंबर की निंदा कर हृदय के धोने तथा 
निर्मल बनाने का उपदेश है। ढंग वही निगुनिया संतों का दी 
है। एक अन्यपद में ( प्रष्ठ ६६४ ) त्रिलोचन उन गँवार मानवों 
की निंदा करते हैं जो अपने बुरे कर्मों के फल चखते समय 
नारायण की निंदा किया करते हैें। वे नहीं जानते कि मनुष्य 
झपने भविष्य का स्वयं उत्तरदायी है। शोभन कर्मों का फल 
नितांत शोभन द्ोता है ओर बुरे कर्मों का फल्न बुरा ही होता 
है । इस पदकी भाषा मराठी है जो पंजाबी गुरुओं की कृपा से 
नितांत विकृत बन गई है, परंतु उसका मराठीपन आज भी शेष 
है। पद की एक टुकड़ी द्वी इस मराठीपन को सिद्ध कर रही है-- 





१ श्रीगुरु अथ साहिब, प्रकाशक स्वहिंद सिक्ख मिशन, अमृतसर, 
सन्‌ १६३७ | ६० '१२४--२१२६ | 


श्री वलल्‍्लभ मत ३७१ 


दाघीले लकागरु उपाडीले रावण बसु 
सल्लि विसलि आणि तोखीले हरि। 
करम करि कछुउटी मफीटलि ( १ ) री ॥ 


 नाभादास के छप्पपय से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं 
कि विष्णुस्वामी दक्षिण भारत के, विशेषत सहागाटड्र प्रांत के ही 
मान्य आचाये थे जिनकी शिष्य परंपरा में नामदेव, त्रिलोचन 
तथा ज्ञानदेव जैसे मद्दाराष्ट्र संत दीक्षित थे । परंतु नामदेव ओर 
त्रिज्षोचन तो निगुण मतानुयायी संत थे और बिष्णुस्वामी 
सगुणोपासक आचाय थे। ऐसी दशा में उन दोनों के साज्षात्‌ 
शिष्य होने की बात तो समझ में नहीं आती। उनके सिद्धांतों 
का प्रभाव अनुमान-सिद्ध हो सकता हैं। नामदेव का व्यापक 
काय महाराष्ट्र तक ही सीमित न द्वोकर उत्तरीय भारत में भी, 
विशेषतः पंजाब में भी फेल्ाा था। कुछ ज्ञोग इसीलिए अनेक 
नामदेवों की कल्पना करते हैं। जो कुछ भी तथ्य हो, बारकरी 
संप्रदाय वाले महाराष्ट्ररेशीय नामदेव के गुरु तो विसोबा खेचर 
नामक एक तद्देशीय ही संत थे। मालूम नहीं नाभादास ने किस 
आधार पर इन्हें विष्णुस्वामी के संप्रदाय के अंत््ुक्त बताया 
है। नाभादास के इस उल्लेख से विष्णुस्वामी के व्यक्तित्व तथा 
ऐतिहासिक परिचय का विशेष पता नही चलता । 


(२) 
श्रीवल्लभाचाय 


श्री आचाय-चरण के विस्तृत जीवनचरिंत तथा उनके 
साक्षात्‌ शिष्यों का परिचय हमें इस संप्रदाय की नाना पुस्तकों से 


३७२ भागवत संप्रदाय 


मिलता है। श्रीवल्लभाचाय का जन्म १५३५ सं० में वेशाख 
कृष्णा एकादशी को मध्य प्रांत के रायपुर ज़िल्ला के चंपारन 
नामक स्थान में हुआ। इनके पिता माता तैल्ञंग ब्राह्मण थे 
ज्ञिनके नाम थे लक्ष्मण भट्ट और एल्लमागारु । लक्ष्मण भट्ट 
काशी में ही हनुमान घाद पर रंहते थे, पंरंतुं यवनों के आक्रमण 
को आशंका से काशी छोड़ कर दक्षिण जा रहे थें, तभी रास्ते में 
यह घटना घटी । वल्त्ञभ के समस्त संस्कार, शिक्षा दीक्षा, पठन- 
पाठन काशी में ही हुआ । “गोपाल ऋष्ण इनके उपास्य कुल-देवता 
भे। फलत॑: विद्यावृद्धि के साथ साथ इनकी. आध्यात्मिकता में 
भी वृद्धि हुई और इन्होंने श्री मद्भागवत के आधार पर एक नवीन 
भक्ति संप्रदाय का जन्म दिया जो 'पुष्टिमाग” कहलाता है। दाशं- 
निक जगत्‌ में इलका मंत 'शुद्धाह्त” के नाम से प्रसिद्ध है। इनके 
जीवन की घटनायें काशी, अडल ( प्रयाग के यमुना पार का एक 
गाँव ) तथा वृंदावंन में घटित हुई । राजनैतिक पुरुषों के ऊपर 
भी इनका व्यापक प्रभाव बतल्ाया जाता है। दिल्‍ली के बाद- 
शाह अकबर ने इनके पुत्र श्री बिह्ुनज्नाथ जी की तपस्या तथा 
आध्यात्मिकता से. प्रभावित होकर कालांतर में गोंकुज्ञ तथा गोब - 
धन की भूमि इन्हें दे दी जहाँ संप्रदाय के अंतर्गेत अनेक मंदिरों 
का निर्माण किया गया.। वल्लभाचाय की मंत्रसिद्धि से तत्का- 
लीन दिल्ली बादंशाह 'सिकंदर लोदी इतना प्रभावित हुआ था कि 
उसने बष्ण॒व संप्रदाय के साथ किसी प्रकार के जोर-जुल्म न करने 
की मुनादी फिरवा दी थी 
वल्लभाचाय के जीवन की सर्वाधिक महत्त्वशालिनी घटना 
विजयनगर के महाराजा ऋष्णदेव राय के द्वारा विहित “कनका- 
भिषेक! हे | वल्लभ ने ऋष्णदेवराय की विशाज्ञ सभा में उपस्थित 
नारितिकों को परास्त कर मायावाद का भी प्रामाणिक खंडन 





&४ हु 'क # छा ड़ | ढ“' भ्ष 
भर 


कि 


ओआचल्नभाचाय 





श्री वल्लभ मत ३७२३ 


किया था | यह सभा मध्वमतके आचाय व्यासरायके सभापतित्व 
में हुई थी | वल्लभाचाय ने शुद्धाद्व त का प्रतिष्ठापन श्रू,तियों तथा 
युक्तियों के सद्दारे इतनी सुंदरता के साथ किया कि दिद्वानों को 
इनका गंभीर पांडित्य स्वीकार करना पड़ा और महाराज ने भी 
“कनकाभिषेक' के द्वारा इनका विशेष सत्कार किया। इन्होंने 
भारतवष के तीर्थों की यात्रा अनेक बार की तथा अपने सत का 
प्रचार किया | व॒ज में भी इस प्रसंग में थे पधारे ( सं० १५४६ 
- १४६२ ई० ) तथा अंबाले के एक घनी सेठ पूरनमल खत्री 
ने श्रीनाथजी का एक मंदिर ( १५९६ वि०८ १५०० ई० ) बनवा 
दिया । यहीं रहकर आचार्य जी ने पुष्टिमाग की अर्चो तथा सेवा 
विधि को पूर्ण व्यवस्था को। ४२ वर्ष की अवस्था में इन्होंने 
काशीधाम में दी अपना शरीर त्याग किया ( १५८७ वि०८ 
१४३० ई० ) क्‍ क्‍ 

आचाय चरण ने शुद्धाढ्ेत सिंद्धांत के प्रकाशन के लिए अनेक 
विद्वत्तापूर्ण ्रथों का निर्माण संस्क्रत में किया जिनमें मुख्य 
हैं--. १) अणभाष्य-त्रद्मसूत्र पर भाष्य केवल अढ़ाई अध्यायों 
पर (२) पूर्व मीमांसा भाष्य, (३) तत्त्वदोप निबंध-- 
( शाह्यार्थ, सव-निर्सय तथा भागवतार्थ प्रकरण ओर उनकी 
टीका )। (४) खुबोधिनी-( श्री समदूभागवत की आध्यात्मिक 
भावापन्न गंभीर टीका और कारिकायें जो केवल प्रथम, द्वितीय 
_ तृतीय, दशम तथा एकादश स्कंधों पर ही उपलब्ध द्वोती है ) 
(५ ) षोडशग्न थ-सखिद्धांत विवेचक १६ श्रकीरों प्रथ। इनके 
अतिरिक्त श्र्‌तिगीता, गायत्रीभाष्य, भगवत्पीठिका, शिक्षाश्लोक 
सेवाविवरण भी इनके अन्य भ्रथ हैं । 

श्री विदुलनाथ गुसाई जी--( १५७२ सं०--१६४२ सं० ) 
आप आचाय जी के छोटे पुत्र थे, परंतु जेठे पुत्र गोपीनाथजी 


३७४ भागवत संप्रदाय 


के अकाल में द्दी कालकवलित द्वोने पर गद्दी के अधिकारी हुए । 
इनका भी बाल्य जीवन काशी, चुनार तथा अडेल में ही व्यतीत 
हुआ ओर यहीं इनकी शिक्षा-दीक्षा हुईं | पुश्टिसंप्रदाय की वृद्धि, 
विस्तार तथा व्यवस्था का सब श्रय इन्हीं को है। ये बड़े दी 
विद्वान तथा आध्यात्मिक व्यक्ति थे। फल्नतः अकबर से तथा 
उनके प्रधान दरबारी राजा टोडरमल्ल तथा राजा वीरबल्न से 
इनकी गाढ़ी मित्रता थी तथा इसी प्रभाव से वशीभूत होकर 
अकबर ने गोकुल्न तथा गोवधेन की भूमि इन्हें भेंट कर दी थी 
जिससे संबद्ध दो फरमान आज भी मिलते हैं । इनसे वृजमंडल में 
गाय चराने आदि कितने ही करों फी माफी का बादशाही 
हुक्म गोसाइ जी को प्राप्त हुआ | इनकी गाढ़ विद्धत्ता तथा 
शाख्रीय अनुशीजलन के घुचक इनके लिखित प्रौढ़ अंथ हैं । इन्होंने 
वल्लभाचाय जी के ग्रंथों का गूढ रहस्य ह्वी नहीं समभाया, प्रत्युत 
नवीन प्र थों की रचना कर संप्रदाय की साहित्यिक श्रीवृद्धि की । 
इनके प्र'थ प्रौढ़, युक्तिपूणें तथा विवेचना-मंडित हैं। मुख्य ग्रथों 
के नाम हैं--( १ ) अग्ुभाष्य--अंतिम डेढ़ अध्यायों की रचना 
से ग्रथ की पूर्ति की। (२) विद्वन्मंडन; (३) भक्तिहंस; (७) 
भक्ति निर्णय, ( ५) निबंध प्रकाश टीका, (६) सुबोधिनी- 
टिप्पणी ( ७ ) श्वृंगार-रस-मंडन । 


गोपीनाथजी संप्रदाय की गद्दी पर सं० १४८७ से लेकर सं० 
१६२० तक विराजमान रहे ।। तदनंतर उनकी मृत्यु के बाद 
१६२० विक्रमी में आचाय पद पर आरूढ़ होकर इन्होंने भ्रमण 
कर अपने मत का विपुत्न प्रचार किया। विशेषतः गुजरात में 
वल्लभ संप्रदाय के विशेष प्रचार का श्रय विट्वल्ननाथ को ही है 
जिन्होंने इस काये के लिए छः बार गुजरात में यात्रा की तथा 


श्री वल्लभ मत ३७५ 


भ्रमण किया । आज़ इस संप्रदाय में जो सेवापद्धति व्यवस्थित 
से ३ 5 कप €्‌ . 

रूप से दृष्टिगोचर होती है उसका श्रेय गोसाइ जी को है। पुत्र- 

संपत्ति भी इनकी विशेष थी | इनके सात पुत्र हुए और इन सातों 

को भगवान्‌ के सात रूपों की सेवा तथा अचना का अधिकार देकर 

इन्होंने संप्रदाय के विस्तार तथा परिव्धेन की सुव्यवस्था कर दी । 

इनके नाम गदह्टियों के साथ नीचे दिए जाते हैं-- 


पुत्र स्वरूप विराजने का स्थान 
( १ ) गिरिधर जी श्री मथुरेश जी कोटा 
(२) गोविंदराय जी श्री विद्वक्ननाथ जी नाथद्वारा 
(३ ) बालकऋष्ण जी श्री द्वारिकाधीश जी कांकरोली 
(४ ) गोकुलनाथ जी श्री गोकुल्ननाथ जी गोकुल 
(४ ) रघुनाथ जी श्री गोकुलचंद्रमा जी कासवन 
( ६ ) यदुनाथ जी श्री बाल्कष्ण जी सूरत 
(७ ) घनश्यासम जी श्री मदनमोहन जी कामवन 


श्री गुसाई जी जहाँ घर्म के आचाये, मुगलशासन के न्याया- 
घोश तथा शाख््रों के प्रकांड विद्वान थे, वहाँ त्रज्रभाषा के महनीय 
उन्‍नायक भी थे। वृज॒भाषा की वर्तमान साहित्य समृद्धि का गौरव 
आप दोनों पितापुत्रों को देना चाहिए । वजभाषा उस समय तक 
असंस्कृत तथा परिमाजन-विद्ीन, साहित्य क्षेत्र से बहिभूत भाषा 
थी; परंतु आपके ही निरंतर उद्योग तथा प्रोत्साहन के बल्न पर यह 
सबमान्य साहित्य से समृद्ध भाषा बनी। “अश्रष्टद्धाप” के कवियों 
में सूरदास, परमानंद्दास, कुंभनदास तथा ऋष्णदास वल्लभाचाये 
जी के शिष्य थे। नंददास, चतुभ्नुजदास, छीत स्वामी तथा 
गोविंददास श्री विट्ठल्ननाथजी के शिष्य थे | 


३७६ भागवत संप्रदाय 


पुष्टिसंँ्रदाय का सवंसान्य प्रथ श्रीमद्धागवत है जिसे व्यास 
जी की समाधि भाषा का महनीय अभिधान प्राप्त हुआ है । पिता- 
पुत्र दोनों इसके मसेज्ञ रसिक विद्वान थे। इन्होंने जिन जिन 
स्थानों पर भागवन का सप्नाह्द या पारायण किया वह संप्रदाय में 
'बेठक” के नाम से विख्यात है। ऐसे बैठक आचाय जी के ८४ 
हैं तथा गोसाइ जी के २८ हैं'। वह संप्रदाय काव्य, चित्रकला 
आदि नाना लक्तित कलाओं के प्रोत्साहक तथा स्फूर्तिदाता के 
रूप में चिरस्मरणीय रहेगा। भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र की सेवापद्धति . 
का जो विस्तृत तथा व्यवस्थित विधान इस संप्रदाय में पाया 
जाता है वह अन्यत्र दुलेभ है। इस पद्धति के तीन अंश हैं-- 
सेवा, शआरगार तथा कीतन । समग्र व्ष 'नाना पर्वों तथा उत्सवों 
में बाँदा गया है ओर प्रत्येक उत्सव में भगवान्‌ का श्वृगार किस 
प्रकार का होना चाहिए, उनके पूजन में क्या विशिष्टता होनी 
चाद्विए तथा नित्य पूजन में कब किस पद का कीतेन करना 
चाहिए, इसका विस्तृत वर्यगन नाना ग्रंथों में किया जाता है तथा 
उसके अनुसार दैनिक तथा वार्षिक पूजा बड़े ठाटबाद तथा 
समारोह के साथ को जाती है । उदाहरणा्थे प्रबोधिनी एकादशी 
के दिन भगवान्‌ के मंस्तक पर गल्ले में तथा हाथों में नाना प्रकार 
के माशिकजटित भूषण पहनाने का विधान द्वे | तथ्य यह है कि 
बालगोपाल की यह पूजा इतने राजसी ठाट बाट से द्वोती हैं, 
इतनी समृद्धि का उपभोग किया गया है, इतने कीतन तथा गायन 





१ इनके नाम तथा परिचय के ल्िए द्रष्टन्य 'कांकरोल्ी का इतिहास 
द्वितीय भाग एृ० ६५-७५ तथा पएृ० १११-प० ११३। 





श्री बहलभ मत ३७७ 


की व्यवस्था की गई है" कि इसका सामान्य रूप भी अन्यत्र 
मिलना एकदम दुलभ है। 


( है ) 
सिद्धांत 


दाशनिक जगत्‌ में श्रीवल्ञलभाचाय जी का सिद्धांत 'शुद्धाददेतः 
के नाम से प्रसिद्ध है। आचाये शंकर के अद्वेत से भिन्नता 
दिखलाने के लिए द्वी अद्वेत के साथ 'शुद्ध/ विशेषण दिया गया 
है। अद्व त मत में मायशबल्लित ब्रह्म ज़गत्‌ का कारण माना 
जाता है, परंतु इस मत में माया से अलिप्त, माया संबंध से 
विरहित, अतएव नितांत शुद्ध त्रह्म जगत्‌ का कारण माना जाता 
है* | ब्रह्म ही इस विश्व में एकमात्र सत्ता है जिसके परिणामरूप 
होने से जगत्‌ तथा जीव की भो सच्षा है। इसीलिए इसकी 
दाशनिक दृष्टि शशुद्धाह्न तः की नितांत यथार्थ है। 

शंकराचाय उपनिषदों के आधार पर ब्रह्म के द्विविध रूप 
रवीकार करते हैं । एक तो है नामरूप-उपाधिविशिष्ट सगुण ऋ्द्म 
तथा दूसरा रूप है उपाधिरदित निगुण ब्रह्म । इन दोनों में शंकर 
निगुण ब्रह्म की ही श्र पता मानते हैं तथा सगुण ब्रह्म को माया- 
शर्बांलतई मानकर उसकी हीनता स्वीकार करते हैं, परंतु 


१ द्रष्टव्य “श्री द्वारकाधीश की सेवा-शंगार प्रणात्वी! तथा 'णहकीत॑न 
प्रणाल्िका,? प्रकाशक श्री विद्याविभाग; कांकगेल्नी सं० १६६४ 
२ मायासम्बन्धरहितं शुद्धमित्युच्यते बुधेः। 
कायकारणरूपं हि शुद्ध ब्रह्म न मायिकम्‌ ॥ २८ 
--शुद्धाद्ेत मातंरड 





३७ष् भागवत संप्रदाय 


बल्लमाचाय की सम्मति में ब्रह्म के दोनों ही रूप सत्य हैं। पर- 
ब्रह्म विरुद्ध धर्मों का आश्रय रहता है। वह एक ही समय 
निगुंण भी रहता है तथा सगुण भी | नि्धमेक प्राकृत गुणों से 
विरद्दित होते हुए भी सघमंक अथौत्‌ दिव्यधर्मों से युक्त होता 
है। वह है अणोरणीयानः तथा 'महतो महीयाव!। वह 
ऋ्रकर्मो का कर्ता होने पर भी दयारहित नहीं है, प्रत्युत घनीभूत 
सेन्धववत्‌ बाह्याभ्यंतर सदा एकरस रहता है । इसी कारण बह 
कतुम्‌ अ्रकतुम्‌ तया अन्यथा कतुम्‌ अर्थात्‌ सबभाव धारण में 
समथ होता है । ब्रह्म अविकृत होते हुए भी भक्तों पर कृपा के 
द्वारा परिशामशील होता है। ब्रह्म के इस ट्विविध रूप पर 
आचाय का विशेष आग्रह है-- 


निर्दोष-पूर्ण-युणविग्रह आव्मतन्त्रो 

निश्चेतनाव्मक शरीरगुणेश्व हीनः | 
आनन्दमात्र-कर-पाद-मुखोदरादिः 

सवत्र च त्रिविध-सेद-विवर्जितात्मा । ( निबन्ध ) 


श्री ऋष्ण ही यह परत्रह्म है। उनका शरीर सब्चिदानंद्मय 
है| जब वह अपनी अनंत शक्तियों के द्वारा श्रपनी आत्मा में 
धआंतर रमण किया करता है तब वह “आत्माराम? कहलाता है । 
जब बाह्य रमण की इच्छा से वह अपनी शक्तियों की बाह्य अभि- 
व्यक्ति करता है तब वह कहलाता है 'पुरुषोत्तम', | इस रूप सें 
आनंद;की चरम अभिव्यक्ति के कारण वह आनंदमय” 'अगणि- 
तानंदः तथा 'परमानंद स्वरूप' कहलाता है। यही आनंद घर्मो 
वाला उन्तका बाह्य प्रकटरूप “पुरुषोत्तम' नाम से अभिद्धित किया 
जाता है। वल्लभाचाय ने इस परात्पर पुरुष का “पुरुषोत्तम! 
नाम गीता के आधार पर दिया है, क्योंकि गीता की दृष्टि में 


श्री वल्लभ मत ३७६ 


च्रपुरुष को अतिक्रमण करने तथा अक्षर ब्रह्म से उत्तम होने 
के कारण यह पर पुरुष पुरुषोत्तम” के नाम से विख्यात 


होता है! । 


श्री ऋष्ण अपनी अनंत शक्तियों से वेष्टित होकर अपने 
भक्तों के साथ “व्यापी बेकुठ' में नित्य लीला किया करते हैं। 
यह लोक विष्णु के बेकुंठ से ऊपर अवस्थित है और 
गोलोक भी इस व्यापी बेकुण्ठ का एक अंशमात्र है। 
भगवान्‌ में अनंत शक्तियाँ तद्धीन रहती हैं। जिनमें श्री, 
पुष्टि, गिरा, कान्त्या आदि बारह शरक्तियाँ मुख्य हैं। कीड़ा के 
निरमित्त भगवान्‌ का समग्र परिवार तथा लीलापरिकर इस 
भूतल पर अवतीण होता है | तब व्यापी बेकुठ ही गोकुल् के 
रूप में बिराजता दे और द्वादश शक्तियाँ श्रीस्वामिनी, चंद्रावल्ी, 
राधा, यमुना आदि आधिदेबिक रूपों में प्रकट होती हैं | बज की 
गोपियाँ के रूप सें भगवान के रस्न-कल्लोज़्का सद्यः आस्वाद 
प्रहण करने के लिए श्र्‌ तियाँ ही अवतीर्ण हुई हैं। यह समग्र 
लीला नित्यरूप से आविभूत होती है। इसीलिए इनके निर्देशक 
मंत्रों में बतेमान काल के सूचक पद पाये जाते हैं। इसी फारण 
उस अंधे भक्त सूरदास ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस लीला का 
बस कर भगवान्‌ के निसदिन विहार करने की बात 
लिखी है।-- 


१ यस्मात्‌ क्रमतीतो इहमक्षरारपि चोत्तमः। 
अतो इस्मि त्रोके वेदे च प्रयितः पुरुषोत्तमः ॥ 
“-गौता 


३८० _भागवत संप्रदाय 


जहाँ वृन्दावन आदि अजर जहाँ कुज लता .विस्तार । 
तहाँ बिहरत प्रिय-प्रियतम दोडः निगम भ्टरंग गुंजार ॥ 
रतन जटित कालिन्दी के तर अति पुनीत जहाँ नोर । 
सरस-हंस-चकोर-मोर खग कूजत कोकिलकीर ॥ 
जहाँ गोवर्धन पर्वत मनिसय सघन कन्द्रा सार। 
. गोपिन मंडल मध्य विराजत निसदिन करत बिहार ।॥॥ 


ब्रह्म तीन प्रकार का होता है-- 

(१ ) आधिभौतिक > जगत्‌ 

(२ ) आध्यात्मिक - अक्तर ब्रह्म 

(३ ) आधिदेविक - पर त्रह्म ( या पुरुषोत्तम ) 

अक्षर ब्रह्म सें आनंद अंश का किचिन्म्ात्र में तिरोधान 
रहता है, परंतु परत्रह्म आनंद से सर्वथा परिपूर्ण रहता है। 
ब्रह्म के इस उभय रूप में केवल्ल म्वरूप का ही अंतर नहीं है, प्रत्युत 
इनकी प्राप्ति के साधनों में भी भेद है। अक्षर ब्रह्म केवल विशुद्ध 
ज्ञान के द्वारा ही गम्य तथा प्राप्य होता है, परतु पुरुषोत्तम की 
प्राप्ति का साधन तो केवल अनन्या भक्ति है। आचाय गीता की 
समीक्षा करने पर इसी सिद्धांत पर पहुँचते हैं । गीता कहती है-- 


बअह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। 
समः सर्वेष. भूतेषु .मद्भक्ति लभते पराम्‌ ॥ 
( गोता १८॥१४ ) 


इस पद्म का स्वारस्थ यही है कि ब्रह्मभाव की प्राप्ति के अनंतर 
भगवदूभाव की प्राप्ति संभव है। “पुरुष: स परः पाथ भकतया 
लभ्यस्त्वनन्यया? > अनन्य भक्ति ही पर ( श्रेष्ठ ) पुरुष की प्राप्ति 
का भुख्य साधन है । ज्ञानमार्गीय साधकों को ज्ञान के द्वारा अक्षर 


श्री वल्लभ मत ३८१ 


ब्रह्म की ही उपलब्धि होती है । पुरुषोत्तम को उपलब्धि के अधि- 
कारी भक्तिमार्गीय ही उपासक होते हैं। इसीलिए आचाय का 
- भक्ति की उपादेयता पर इतना आग्रह है! । 


जीव -जब भगवान्‌ को रमण करने की इच्छा उत्पन्न होती 
है, तब वह अपने आनंद आदि गुणों के अंशों को तिरोहित कर 
स्वयं जीवरूप ग्रहण करता है | इस व्यापार में भगवान्‌ की केवल 
इच्छा ही प्रधान कारण है-माया का संबंध तनिक भो नहीं 
रहता । ऐश्वय के तिरोधान से जीव में दीनता उत्पन्न होती है, 
यश के तिरोधान से सवहीनता, श्री के तिरोधान से वह समस्त 
आपत्तियों का भाजन बनता है ओर ज्ञान के तिरोधान से देहात्म- 
बुद्धिका बह पात्र बनता है। आतंद अंश का तिरोभाव प्रथमतः 
ही संपन्न होता है जब ईश जीवभाव को प्राप्त करता है ।* ब्रह्म 
से जीव का आविर्भाव उसी प्रकार होता है जेसे अम्नि से स्फुलिंगों 
का। आविभूत जीव नित्य होता है। यह व्युच्चरण” कहलाता 
है जो उत्पक्ति से सबंथा भिन्न होता है | व्युचरण होने पर भी 
जीव की निध्यता में कथमपि हास नहीं होता | जीब ज्ञाता, ज्ञान 
रूप तथा अर होता है। सचिदानंद भगवान्‌ के अविक्रत सदंश 
से जड का निर्गमन द्ोता है तथा अविक्ृत चिदंश से जीव का 
झ्ाविर्भाव | जीव के निर्गमन काल में केवल आनंद अंश का तिरो- 





१ पुरुषःस पर पाथ” ( गीता ८२२ ) इत्यनेन अक्षरात्‌ परस्य 
स्वस्थ भक्त्येकल्ञम्यत्वमुक्तम्‌ । तेन ज्ञाननमार्गोयाणां न पुरुषोत्तमप्रासि- 
रिति सिद्धम्‌। 

“-अशखाु भाष्य २।३।३३ 

२ पराभिध्यानात्‌ त्र० सू० ३।२।५४ का अगुभाष्य देखिए । 


रे८र भागवत संप्रदाय 


भाव रहता है, परंतु जड़ के निगमन काल में चितू तथा आनंद 
उभय अंशों का तिरोधान रहता है। इस वशिष्य पर ध्यान 
देना आवश्यक है।" 

जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप को लेकर वेदांत संप्रदाय में 
महान्‌ मतभेद दै। ब्रह्मसुत्र इस विषय में कहता है--अंशो 
नाना-व्यपदेशात्‌ ( २३।४३ ) इस “अंश” शब्द की व्याख्या 
टीकाकारों ने नाना प्रकार से की है। शंकराचाय ब्रह्म को 
निष्कत्त तथा निरवयव बतल्ञानेवाले उपनिषद्वाक्यों को 
प्रमाण मानकर त्रह्म का अंश होना असंभव मानते हैं और 
“अंश” को अंश इब? के अथ में प्रहदण करते हैं। “यथाग्ने: छुद्रा 
विस्फुलिंगा:ः इस उपनिषदू-वाकक्‍्य तथा पूर्वोक्त ब्रह्मसूत्र के प्रमाण 
पर वल्लभ जीव को त्रक्म का वास्तव अंश मानने हैं | इसकी युक्ति 
का भी निर्देश अशुभाष्य में किया गया है* । 

जीव अनेक प्रकार का होता है--( १) शुद्ध (२) जुक्त 
( हे ) संसारी । ऊपर कहा गया है कि नि्गंमन के समय आनांद 
अंश का तिरोधान होने पर अविद्या के साथ संबंध हो जाता है। 
उससे पू्व जीव शुद्ध कहलाता है। अविद्या के साथ संसर्ग होने 
पर जीव संसारी नाम से पुकारा जाता है। यह जीव भी दो 





१ प्रमेयरत्नाणव पृ० ७-६ 
२ विस्फुलिंगा इंवाग्ने्टि जड़जीवा विनिगताः। 
सवंतः पाणिपादान्तात्‌ सबतो 5च्चिशिरोमुखात्‌ ॥ 
निरिद्धियात्‌ स्वरूपेण ताहशादिति निश्चयः 
सदंशेन जड़ाः पूष. चिदंशेनेतरे अपि। 
अन्यधर्मतिरोभावा मुलेच्छातो स्वतन्त्रिणः ॥ 
२।३॥४३ का अशुभाष्य । 


श्री वल्लभ मत रेणर 


प्रकार का होता है--दैव तथा आसुर | मुक्त-जीबों में कोई तो 
जीवनमुक्त होते हैं और कुछ केवल-मुक्त । जब संसारी दशा 
में पुष्टि सांग के सेवा से भगवान की स्वाभाविकी दया जीवों पर 
होती है तब उनमें तिरोहित आनंद का अंश पुनः प्रादुभूत होता 
है। अतः मुक्त दशा में जीव आनंद अंश को प्रकटित कर स्वयं 
सश्चिदानंद बन जाता दे ओर भगवान्‌ से अभेद प्राप्त कर 
ज्ञेता है । 
जगंत--वल्लभाचाय अविकृत परिणामवाद के सिद्धांत को : 
मानते हैं। निगु ण॒ सबिदानंद त्रह्म ही अविकृत भाव से जगदू- 
रूप सें परिणत द्वो जाता है। लोक में भी यही बात देखी जाती 
है । कुंडल आदि रूपों में परिणत होने पर भी जिस प्रकार सोने 
में विकार उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार जगदूरूप से परिणत होने 
पर भी ब्रह्म में किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता। 
आचाय जगत्‌ की उत्पत्ति तथा विनाश नहीं मानते। प्रत्युत 
आविर्भाव तथा तिरोभाव मानते हैं। अन्चुभावयोग्यता होना ही 
आविर्भाव है तथा अनुभावयोग्य न होना ही तिरोभाव का 
लक्षण है। ईश्वर की इच्छा से ही यह सृष्टि आविभूत होती है । 
वन्नभाचायें जगत्‌ ओर संसार में खूद्म भेद मानते हैं। भगवान्‌ 
के सदंश से प्रादुभूत पदार्थ जगत्‌ है परंतु अविद्या के कारण 
जीव के द्वारा ही कल्पित मसतारूप पदार्थ संसार है। अविद्या 
की सत्ता होने पर संसार दे जो ज्ञान के उदय होने पर स्वयं नष्ट 
हो जाता है। परंतु जगत्‌ जीव तथा ईश्वर के समान दी नित्य 
पदार्थ है। 
पुश्मिर 

अब आचाय के साधन-पक्ष की ओर दृष्टिपात करना 

आवश्यक है । “पुष्टि! ही शब्द का अर्थ है भगवान का अनुग्रह 


इेप४ भागवत संप्रदाय 


( पोषणं तदनुग्रह:--भागवत्‌ २।१०)। आचाय ने प्राणियों के 
अनुसरण के लिये तीन मार्ग कहे हैं--(१ ) पुष्टि.मा्ग (२) 
प्रवाह-मार्ग ( ३ ) सयौदा-माग । भक्ति-माग ही पृषश्टिमाग है 
जो सर्वोत्तम है। केवल वेद-प्रतिपादित कम और ज्ञान के संपादन 
का मार्ग भर्यादा-माग्ग है। संसार के प्रवाह में पड़कर लोकिक 
सुख और भोग के लिये प्रयत्न करते रह्दना प्रवाह-माग है । अंतिम 
मार्ग तो संसारी जीवों के निमित्त द्वोने से त्याज्य ही है परंतु 
प्रथम दो मार्गों में भी नितांत भेद है। मयौदा-मा्ग वेदिक है 
जो अक्तर-त्रह्म की वाणी से उत्पन्न हुआ है । परंतु पुष्टि-माग 
साक्षात-पुरुषोत्तम के शरीर से निकला हुआ है। मर्यादा-मार्ग 
का साधक ज्ञान के द्वारा सायुज्य-मुक्ति को ही अपना ध्येय 
मानता है। परंतु पुष्टिमाग का उपासक आत्म-समपंण तथा 
रसात्मिका प्रीति की सद्दायता से आनंद-धाम भगवान के 
अधरामत के पान को ही अपनी उपासना का फल्न मानता है। 
पुष्टिमार्ग की यही विज्षक्षणता है कि यह केवल भगवान के एक- 
मात्र अनुग्रह से ही साध्य होता है। 

भक्ति भी इसी कारण दो प्रकार की होती है। मर्यादा 
भक्ति में फल को अपेक्षा बनी रहती है। परंतु पुष्टि भक्ति 
फलत्न की आकांक्षा से रहित रहती है। यदि प्रथम का लक्ष्य 
है सायुज्य की प्राप्ति, तो दूसरे का फल है अभेद-बोघन। 
वल्लभाचाय का यह आम्रह है कि वर्ण, जाति तथा देश आदि 
के भेदों से रहित होने के कारण पुष्टि-मार्ग द्वी इस कलि-काल के 
जीबों के लिये एकमात्र सुलभ या सुगम मांग है। पुष्टि-मार्ग भी 
अन्य ,क्ष्ण-सक्तिप्रधान मार्गों के समान श्रीमद्भागवत्‌ की 
महती देन है। इसी लिये डपनिषद्‌, गीता तथा ब्रह्मसूत्र के 
समान द्वी श्रीमदूभागवत भी “प्रस्थान चतुष्टयी” में गिना जाता 


श्री वल्‍्लभ मत श्प्य्ष्‌ 


है। यह व्यास जी की समाधि-काल में उद्‌बुद्ध बाणी है (समाधि 
भाषा व्यासस्य ) | इसी लिये आचाय के ग्रंथों में अख्यु भाष्य की 
अपेक्षा सुबोधिनी का. कद्दीं अधिक आदर है-- 


नाश्ितो वछमाधीशो न च दृष्टा सुबोधिनी। 
नाराधि राधिकानाथो द्रथा तज-जन्म भूतले ॥ . 


“-+:--- हु । 6 
(४) 
पुष्टभाक्त का स्वरूप 


श्री वल्लमाचाय ने भक्ति का दो प्रकार बतत्नाया है--( १) 
मर्यादा - भक्ति, तथा (२) पुष्टि-मक्ति । जो भक्ति साधनों के 
सापेक्ष, भजन, पूजन आदि साधनों की सद्दायता से जिसकी 
उपलब्धि होती है वह तो मर्यादा-भक्ति कहलाती है, परंतु जो 
साधननिरपेक्ष होकर भगवान्‌ के अनुग्रहमात्र से स्वतः प्रादुर्भाव 
पाती है, जिसमें जीवों पर स्वयं दया करके भगव्रान्‌ अपने 
अनुग्रह की अभिव्यक्ति करते हैं, वह पुष्टिभक्ति अथवा. रागात्मिका 
भक्ति कहलाती है। जेसे भगवान्‌ अनंत हैं. बेसे ही उनके गुण 
'ऐश्वर्यादि भाव भी अनंत हैं। वह लीलापुरुषोत्तम अपनी लीला - 
के हेतु दी इस रृष्टि का सज़न करता है. तथा स्वयं अवतार 
लेकर नाना प्रकार की ल्ञ्षित क्रीड़ायेंं किया करता है। लीला को 
छोड़कर इस ब्रह्मांड के आविर्भाव का कोई भी अन्य प्रयोजन 
नहीं। परंतु लीला किसे कद्दते हैं ? वल्लभाचाय ने इसकी सुदर 
'व्याखस्या भागवत तृतीय स्कंध की सुधोधिनी में की है। उनका 
श्र क 


३८६ भागवत संप्रदाय 


कथन है*--लीला विल्ञास की इच्छा का नांम है। काय के विना 
ही यह केवल व्यापारमात्र होता है अथोत्‌ इस कृति के द्वारा 
बाहर कोई भी काय उत्पन्न नहीं किया जाता। उत्पन्न किए गए 
काय में किसी प्रकार का अभिप्राय नहीं रहता | कोई काय 
उत्पन्न हो गया, तो होता रहे । इसमें न तो कर्तों का कोई उ 
-' रहता है; न कर्ता में किसी प्रकार का प्रयास ही उत्पन्न होता है । 
लीला की अभिव्यक्ति अंतःकरण में पूण आनंद के उदय को 
चित करती है। उसी के उल्लास से कार्योत्पत्ति के समान कोई 
क्रिया उत्पन्न होती है | यही भगवान्‌ की लीला है। 
सग-विसर्ग आदि जिस प्रकार भगवान्‌ पुरुषोत्तम की लीलाए 
, हैं, उसी प्रकार भक्ति, अनुग्रह या पुष्टि भी भगवान्‌ की लीला 
है। भर्यौदा-माग में भगवान्‌ साधन-परतंत्र रहता है, स्वतंत्र नहीं 
क्योंकि इस मार्ग में समगवान्‌ को अपनी बँधी हुईं - मर्यादाओं की 
रक्षा करना अभीष्ट होता है। पुष्टि-मागे में वह किसी खाधन का 
परतंत्र न होकर स्वयं स्वतंत्र होता है। अनुप्रह भी भगवान्‌ की 
लनिव्यलीला का अन्यतम वित्लास है। भागवत तथा गीता दोनों 
अंथों में इस उस्रयविध मार्गों का विवरण है। 


अनुप्रह की दशा में जीव की स्थिति केसी रहती है १ तब 


आनंदस्वरूप भगवान्‌ प्रकट होकर जीव को अपने स्वरूप-बल 
से ही अपने किसी भी प्रकार के, संबंधमात्र से स्वरूप दान करते 


१ लीला नाम विल्लासेच्छा । कारयव्यतिरेकेश कृतिमात्रम। न तया 
कुत्या बहिंः काय जन्यते। जनितमपि काय नामिप्रेतम्‌॥। नावि कतरें 
प्रयासं जनयति । किन्तु अन्तःकरणे पूण आनन्दे तदुल्लासेन कायजनत्त- 
सदशी क्रिया काचिदुल्द्यते । 

“-सुबोधिनी ( भागवत, तृतीयस्कंघ ) 


श्री वल्लभ मत ३८७ 


हैं अर्थात्‌ जीव के देह, इन्द्रिय तथा अंतः करण में अपने आनंद 
का स्थापन कर उसे अपने स्वरूप में स्थित कर देते हैं । यही जीव 
की मुक्ति है अथोीत्‌ अन्यथाभाव को छोड़ कर स्वरूप से, आनंद 
रूप से, अवस्थान होना ही मुक्ति है।' इस्र प्रकार जीव को 
आनदमय बना देना ही प्रभु की प्रकृति, प्रकृष्ट कृति, या स्वभाव 
है। गीता के अनुसार भगवान्‌ इसी प्रकृति को स्वीकार कर 
प्रकट होते हें--प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ( गीता 
४ अ०, झछो० ६ ) 
भगवान्‌ के अनुग्रह की महिमा बतल्ञाते हुए वल्लमाचाय 
श्रीमद्भागवत के सिद्धांत को स्वीकार कर कहते हैं कि जीवमात्र 
को निरपेक्ष मुक्ति दान करने के लिए ही भगवान्‌ का. प्रादुभाव 
है। भगवान्‌ सवश्वर्ण-संपन्न, अपराधीन, -कर्मछालादिकों के 
नियामक तथा सवनिरपेक्ष हैं। ऐसी दशा में अवतार लेने का 
प्रयोजन हो कया ? दुष्ट-दत्लन तंथा सबत्जन - रक्षण का काय तो 
अन्य साधनों से भी खिद्ध हो सकता है, दब उनके अवतार का 
प्रयोजन कया ? मानवों को साधन-निरपेक्ष मुक्ति का दान ही 
भगवत्माकल्य का जागरूक प्रयोजन है अथात्‌ साधक के बिना किसी 
साधना की अपेक्षा रखतें हुए मी सगवान्‌ स्वतः अपने ल्ीला- 
विज्ञास से, अपने अनुम्ह से, उसे स्वरूपापत्तिरूपी मुक्ति प्रदान 
करते &्‌ 
नणां निःश्र यसाथाय व्यक्तिभंगवतो भुवि ॥ 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निगुणस्य गुणात्मनः |[-भाग० १०।२९।१४. 


१ मुक्तिहित्वाइन्यथा भावं स्वरूपेश व्यवस्थितिः -भाग० 
२ अतः स्वपरप्रयोजनाभावात्‌ यदि साधन-निरपेक्षां मुक्ति न 
प्रयच्छेत्‌, तदा व्यक्तिः प्रादुर्भावः प्रयोजनरहितैव स्थातू । --सुनोधिनी 


कक भागवत संप्रदाय 


पुष्टिमाग की पुष्टिसक्ति का यही प्रकृत यथाथरूप है । 

 आचाये वल्लम ने भक्तिशास््र के ऊपर, कोई स्व॒तन्त्र अंथ नहीं 
लिखा है, परन्तु प्रकीर्ण अंथों में भक्ति के रूप तथा प्रकार का 
वर्णन बड़ी सुंदरता के साथ किया है । भक्ति के सामान्य लक्षय्ण 
में ईश्वर के प्रति सुदृद तथा उत्कट प्रेम के साथ साथ बल्लभा चायो 
जी ने ईश्वर की महत्ता के निरन्तर ज्ञान और ध्यान पर भी 
आग्रह रक्‍्खा है' । वल्लम को नवधा भक्ति मान्य है, परन्तु 
यह साधंन भक्ति है जिसकी उपादेयता मर्यादासार्गीय जीव के . 
ही लिए मान्य है। पुष्टिमार्गीय जीवों की रहृष्टि केवल भगवान्‌ 
की स्वरूप-सेवा के ही लिए है, क्‍योंकि पुष्टिमार्गीय जीव के लिए 
भगवान का अनुम्रह द्वी समग्रकार्यों का नियामक दोता है | भगा- 
वान्‌ के अनुग्रह के बिना रागानुगा अक्ति का आ्राविभांव ही 
असम्भव है। अतः जीव का यही परम कतेठ्य हे कि भगवान्‌ 
के अनुमह की सिद्धि के लिए उनकी सेवा एकांतनिष्ठा तथा शुद्ध 
अनुराग के साथ करे | भागवत के अनुसार ऐसा कोई भाव नहीं 
है जिसका आश्रय लेकर' सगवान्‌ की कृपा का सम्पादन नहीं 
किया जा सकता। भगवान्‌-का संतत निरंतर ध्यान तथा निष्ठा 
ही मुख्य वस्तु है और इस निष्ठा के उत्पादन के त्लिए अनेक आाचों 
का आश्रय लिया जा सकता है। “जो कोई भगवान्‌ में 
काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक्ये अथवा सौहाद भाव रखता है 
बह भगवान्‌ का ही रूप बन जाता है”--भागवत को इस 





१ माहात्म्यज्ञानपूथस्तु सुददः सवतोडघिकः । 
स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिन चान्यथा ॥ 
--तत््वदीपनिबन्ध, शास्त्राथप्रकरण श्तोक० ४६ 


- श्री बल्लभ मत शेप 


उक्ति) की समीक्षा में आचार्ण ने कहा है कि काम सत्री भाव में, 
क्रोध शत्रु भाव में, भय वधिक भाव में, स्नेह सम्बन्धियों में, ऐक्थ 
ज्ञान दशा में, तथा सौहादे सौख्य भाव में विद्यमान रहता है; परंतु 
भावों का यह परिगणन उपलक्षणमात्र है । जिस किसी भावसे हो, 
भगवान का भजन ही जीव का एकमात्र धर्म हे। ऐहिक तथा 
तथा आमुष्मिक कामना की भावना से विरहित जीव को भगवच्चवरण . 
में अपने को अपेण कर भगवान्‌ की अनुकंपा पर अपने को छोड़ 
देना चाहिए ।. स्ंसमथ भगवान्‌ उचित फल्ल का संपादन अब- 
श्य करेंगे; इसकी सामान्य भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं 
होती । भक्तों का तो एकमात्र पुष्टिसार्गीय उपदेश है आचाये 
चरण का-पूर्ण निष्ठा से भगवान्‌ का सवेथा तथा सबंदा भज्ञन । 


स्वदा स्वभावेन भजनीयो. त्रज्माधिपः | 
स्वस्यथायमेव धर्मों हि नान्‍यः क्वापि कदाचन क्र 
--चतुः श्लोकी, श्कोक १ 


सेवा तीन प्रकार की होती है*--( १ ) तन्नुजञा--अपने शरीर 
से; भगवान्‌ के निभित्त ही अपने शरीर तथा उसके व्यापारों का 
एकनिष्ठा से समपण। (२) वित्तज्ञा--अपने धंन से तथा 
संपेत्ति से । ( ३) मानसी--मन के द्वारा भगवान्‌ की सेवा । 


१ काम क्रोध भयं स्नेहमेक्यं सौहृदमेंव च 
नित्यं हरी विद्धतो यान्ति तन्‍्मयतां हि ते ॥ 
““मभाग० १०।२६।१५ 
२ चेतस्तत्पवर्ण सेवा ततसिद्धथा तनुवित्तजा | 
ततः .. संसारदुःखस्य . निवत्तिब्रह्मचोषनम ॥२॥ 
| “+सिद्;ांत मुक्तावली 


३६० भागवत संप्रदाय 


मानसी सेवा सवश्रष्ठ तथा एकांत उपयोगिनी बतलाई गई है" 
क्योंकि मानस-निरोध -के द्वारा ही यह सेवा साध्य होती है | 
अतः सच्चे भक्त का यही परम कतव्य दे कि वद्द इन त्रिविध 
सेवाओं के द्वारा भगवान की उपासना में दत्तचित्त होकर रहे। 


वल्लभाचाय के अनुसार भगवदनुगप्रह की सिद्धि के ज्ञिए भक्त 
के हृदय में उत्कट प्रंम की सत्ता निंतांत आवश्यक है। भगवान 
से मिलने के लिए आतुरता तथा उसके वियोग में नितांत व्या- 
कुज्षता का होना भक्ट हृदय की विशिष्ट घटना है जिससे भगवान 
की नसर्गिकी कृपा स्राधकों के ऊपर होती है। इसीलिए आचाय 
श्रीकृष्ण के विरह में नंदजी, यशोदाजी तथा गोपषियों के 
हृदय में उत्पन्न. होनेवाले दुःख की कामना करते हैं ।* प्रम के 
परिपाक में इस विरह के गोरव से साधक परिचित हैं और इसी 
विरह-भावना को पुष्टि के लिए संन्यास तथा गृहृत्याग को आवश्य- 
कता होती है। बल्लमाचाय का स्पष्ट कथन है कि विरद् के अलु- 
. भ्रव के जल्षिए गृहत्याग उत्तम द्ोता है ओर इस दशा सें ऐसा वेष 
धारण उचित होता है जो अपने बंधनरूप स्त्री पुत्रादिकों से निवृत्ति 
का सुत्रक हो । शआचाय जी ने प्रम को तीन अवस्थाश्रों का 





'१ कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता। 
--वही, छोक १ 
२ यज्च दुःखं यशोदाया नन्‍्दादीनां च गोकुले । 
. गोपिकानां च यद्‌ दुःख तद्‌ दुःखं, स्थान्मम क्चितू ॥ 
कक द “निरोघलक्षण 
३ विरहानुभवाथ तु । परित्याग: सुखावह: 
“स्वीयबन्धनिवृत्यथ वेषः सोडत्र न चान्यथा | 
--संन्यासनिणय, छोक ७। 


श्री वल्लम मत ३६१ 


वर्णन किया है--स्नेह, आसक्ति और व्यसन। ये तीनों ही 
भावनायें भगवान्‌ के प्रति हमारी भक्ति के दृढीकरण तथा निरंतर 
पुष्टि के निमित्त ही आवश्यक मानी गई हैं। भगवान्‌ में जब 
भक्तत का स्नेह होता है, तब संसार के विषयों में होनेवात्ते राग 
का नाश हो जाता है । जब स्नेह आसक्त के रूप में परिणत हो 
जाता है तब घरबार के कामों से अरुचि उत्पन्न हो जाती है, 
क्योंकि अब साधक के लिए गृह, दारा आदि पदाथ बाधक प्रतीत 
होने लगते हैं। व्यसन से तात्पय है भगवान्‌ में निरंतर अनायास 
प्रमभाव .से जिसकी - प्राप्ति होने पर जीव कृताथः हो जाता है। 
इस प्रकार र्नह को आसक्ति के अनंतर व्यसन में परिणत द्वोने 
पर जीव की क्तकायता संपन्न हो जाती है ।" आचायचरण का 
यह मनोवेज्ञानिक विश्लेषण बड़ा ही मार्मिक तथा अंतरंग साधना 
का सूचक है। द 

. श्री वल्लभाचाय जी भगवान्‌ श्री ऋष्ण के बालरूप के उपासक 
थे ओर इसीलिए उन्होंने वात्सल्य भक्ति का ही प्रथमत: प्रचार 
फिया। उन्होंने स्वस्थापित श्री गोवधननाथ के मंद्रि में भगवान्‌ 
की पूजा - अर्चा की व्यवस्था तथा सेवा का विधान अपने पूव 
निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार ही किया और आज भी वल्लममत 
: से संबद्ध मंदिरों में बालगोपाल को पूजा अज्लुण्ण भाव से 





१ व्यावृत्तो 5पि हरी चित्त श्ररणादोी यतेत्‌ सदा। 
. ततः प्रेम तथासक्तिव्यंसनं च तथा भवेत्‌ ॥रे 
र्लेहाद्‌ रागविनाशः स्यादासकृत्या स्थाद्‌ णह्ारुचि: ।४ 
गृहस्थानां बाघकत्वमनात्मत्वं च मासते। 
यदा स्वाद व्यसन कृष्णे कृताथः स्वात्तदव हि ॥३ 
“-भक्तिव्धिनी _ 


३६२ द ह भागवत संप्रदाय 


प्रचल्नित है। परंतु गोस्वामी विद्वल्ननाथ जी ने अपने समय में 
किशोर ऋष्ण की युगल लीलाओं तथा युगल स्वरूप की उपासना- 
विधि का भी समावेश पीछे से सांप्रदायिक भक्तिपद्धति में कर 
. दिया। कुछ लोग इस प्रकार की मधुर भाव की भक्ति का समा- 
बेश चेतन्य महाप्रभ्ु के अनुयायी वष्णवों के संपक का सद्यः फत्न 
मानते हैं*, परंतु अनेकों के मत में इस भावना का उदय स्वतः 
संप्रदाय में हुआ ओर इसके लिए यह किसी अन्य संप्रदाय का 
ऋणी नहीं है। इस प्रश्न की मीमांसा के ल्षिए तत्कालीन कृष्णा- 
श्रयी संप्रदायों के परस्पर संबंध की गहरी छानबीन अपेक्षित है। 
जो कुछ भी हो, इतना तो निश्चित प्रतीत होता है कि गोसाईं 
विट्वलनाथ जी ने मधुर भावना की उपासना का प्रचार किया 
जिसका शास्त्रीय वर्णन उन्होंने अपने 'श्वंगास्मंडन” में किया है। 
राधा की उपासना का समावेश भी इस्री युग की घटना है, 
क्योंकि विद्चलनाथ जी के राघा की स्तुति में 'स्वामिन्यष्टक” तथा 
स्वामिनी स्तोत्र! नामक दो स्तोन्नग्रंथों की रचना को है। श्री 
अल्लभाचाय जी के ग्रंथों में श्री राधा के इतने स्पष्ट उल्लेख का 
प्राय: अभाव सा दृष्टिगोचर होता हैं। 
... गौडीय वष्णवों के विपरीत वल्लभ संप्रदाय में राधा परकीया 
न होकर स्वकीया ही मानी जाती हैं |. गोपियों के नाम, धाम 
तथा प्रकार आदि का भी विवेचन इस मांग में बड़ी ही 
मार्मिकता से 'सुबोधिनी? में किया गया है। 
अन्य वष्णवमतों के अनुरूप प्रपत्ति या शरणागति ही इस्र 
संप्रदाय में भी नितांत उपादेय तत्त्व है। भक्ति तथा ग्रपत्ति में स्पष्ट 
पार्थक्य है। भक्ति में साधनों की अपेक्षा रहती है, परंतु प्रपत्ति 


. १ गुप्त-अश्टछाप ओर वल्लम संप्रदाय पृ० ५४२६-५४ २८ 


श्री वल्लभ मत ३६३ 


में साधनों की कथमपि आवश्यकता नहीं होती । इसमें साधना- 
नुष्ठान का स्वीकार नहीं है; केवल भगवान्‌ का ही स्वीकार है। 
इसका अर्थ नहीं कि भजन पूजन आदि का न्षिध है, परंतु ये 
कार्य आवश्यक, अवश्यमेव करणीय, नहीं हैं । प्रपत्ति भी द्विविध 
प्रकार की मानी गई है--( १). मयौदिकी प्रपत्ति ओर (२) 
पुष्टिमार्गीय प्रपत्ति | मर्यादिकी प्रपत्ति में साधक के द्वारा कम 
का अनुष्ठान सवधा आवश्यक होता है, परंतु पुष्टिमार्गीय 
प्रपत्ति में भगवान्‌ का पूर्ण आश्रय, पक्का सहारा रहता है; कम का _ 
अनुष्ठान रंचकमात्र भी करना नहीं पड़ता । द्विविध भेद की 
पुष्टिमार्गीय व्याख्या श्रीवेष्णवों में भी ठीक इसी प्रकार है। 
तथ्य यह हे कि शुद्ध प्रपत्ति कम की शअ्रपेज्ञा नहीं रखती । यह 
तो साधक की वद्द मानसिक दशा है जिसमें वह भगवान्‌ को 
छोड़ कर किसी अन्य को अपना आश्रय नहीं मानता और 
भगवान्‌ के पादारबिंद में अंपने को सर्वात्मना संमपंण के 
अतिरिक्त कुछ नहीं जानता | सर्वात्मना सवंधा सवंदा समपण 
ही पुष्टिमार्गीय प्रपत्ति का स्वरूप है । 


पृष्टिमागं--आवश्यकता तथा विशिषश्ता 


यह संसार विपत्तियों का आगार है| चारों, ओर से विपत्तियाँ | 
आकार दहमें थपेड़ा मार रही हैं। जिधर दृष्टि डालिये उधर ही 
हमारे लिये दुःख का सागर उमड़ रहा है। अतः सब आचार्यों 
'के खामने सब-समय यही विकट प्रश्न उपस्थित होता आया है 
कि इस जगत्‌ के त्रिवित्र दुःखों से सदा के लिये ( आत्यंतिकी ) 
निवृत्ति किस प्रकार होगी । कौन ऐसा सुगम उपाय है जो मानव 
जीवों को इन बंधनों से छुड़ाकर आनंद के मागपर लगा देगा 


द ३६४ मागवत संप्रदाय 


प्राचीन आचार्यों ने ज्ञान, कम तथा भक्ति के माग मुमुक्ुजनों 
के लिये इन दुःखों से छुटकारा पाने के लिये ही निर्दिष्ट किये' 

| वल्लभाचाय इन मार्गोकी उपयोगिताको मानते हैं, परंतु ंनकी 
दृष्टि में इन साधनों का ठीक-ठीक आचरण इस कक्षिकाल सें 
नहीं हो सकता । महाप्रश्ु ने अपने कृष्णाश्रय-स्तोत्र में इस कुटिल 
काल का बढ़ा द्वी सजीत्ञा वर्गन किया है। समस्त देश म्तेच्छों 
के आक्रमणों से ध्वस्त हो गये हैं; गंगादि तीर्थों को पाषियों ने 
' घेर रकखा है तथा उनके अधिष्ठातृदेवता अंतर्धान हो गये हें। 
ऐसे विपरीत समय में क्या ज्ञान की निष्ठा हो सकती है ? यज्ञ- 
यागादिकों का यथोचित अनुष्ठान हो सकता है ? अथवा भक्ति 
मार्ग का ही क्या आचरण भली-भाँति हो सकता है ? कभी 
नहीं । यदि हो भी सकता है, तो केवल वेदाध्ययननिरत त्रिवरों 
के पुरुषों को ही हो सकता है | शूद्रों तथा स्त्रियों “की- मुक्ति मत्रा 
इन दुर्गम मार्गों के अनुसरण से कभी हो सकती है ? . उनके लिये 
तो कोई सीधा राजमाग होना चाहिये जिस पर चल्ञष कर बे 
लोग-निराश्रय तथा निःसद्दाय जन-इस संसार के समस्त बंधनों 
से अनतायास ही मुक्त हो जायं। इन निराश्रयों का उद्धार सदा 
की भाँति आज भी एक विषम समस्या है। महाप्रभु ने इन्हीं 
लोगों के कल्याण के लिये अपना पुश्टिमाग चलाया। इस मार्ग 
में परत्रह्म श्रीकृष्ण भगवान्‌” का अलुग्नह ही एकमात्र साधन 


१ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परमसत्तारूप है। देखिये-- 
( क ) पर ब्रह्म तु ऋष्णो हि सच्िदानन्दक बृहत्‌ ॥ हे ॥ 
€ सिद्धान्तमुक्तावली » 
ख )» कृष्णात्परं नास्त्रि दैवं वस्तुतो दोषवर्जितम्‌ ॥ १ !॥ , 
( अन्त/करण प्रचोध » 


श्री बल्लम मत ३६५ 


है। जो लोग प्रसिद्ध साधनत्रय के निष्पादन में अपने को 
असमर्थ पाते हैं, उन्हें चाहिये कि अपनी समस्त वस्तुएँ, अपना 
सवस्व भगवान्‌ के चरणारविंदों में समपण कर दें। यदि पूर्ण 
भक्ति के साथ दम श्रीकृष्ण के पादप्ों में अपने निराश्रय आत्मा 
को डाल दें, तो क्या वह करुणावरुणालय हमारा उद्धार न 
करेगा ? क्या वह विश्वम्भर हमारा भरण-पोषण न करेगा ९ 
क्या वह वजविहारी हमारे आत चित्त को अपनी मधुर वंशी 
की तान से आप्यायित न कर देगा? अवश्य करेगा, जरूर 
करेगा। परंतु हम में चाहिये उसके अनुग्रह में पूरा विश्वास, 
उसकी अलोकिक कृपा पर नितांत भरोसा । 

वल्लभ ने पुष्टिसा्ग की मर्यादामाग से विशिष्टता स्पष्ट रूप 
. में दिखल्नाई है। मर्यादामाग में जीव फल के लिये अपने कर्मों के 
' अधीन है। जैसा वह् कर्म करेगा, वंसा फल्ल भ्रगवान 
उसे देंगे। कर्मानुरूप फलम? मर्यादामार्ग का प्रसिद्ध सिद्धांत है 
परंतु पुष्टिसार्ग में कम की क्‍या आवश्यकता" ? मर्यादामाग में 
शाखविहित ज्ञानकर्म के आचरण से ही मुक्तिरू्पी फत्न मित्षता है 
परंतु पृष्टिमाग में ज्ञानकम की नितांत निरपेक्षतां बनी रहती है* । 





१ फल्दाने कमपिक्षः | कमकारणे प्रयत्रापेक्षः । प्रयत्नें कामापेक्षः । 

. कामे प्रवाहपेक्चः । इति मर्यादासरक्वाथ वेद चकार। ततो 

ब्रह्म॑ण न दोषगन्धोल्‍पि । न चानीश्वरत्वम्‌ । मर्यादामार्गेत्य 

तयैव निर्माणात्‌ ।. यत्रान्यथा स॒पुष्टिमध्य इति। ८ ब्रह्म सूत्र 

२॥।३। ४२ पर अगशुमाष्य ) 

२ अ्रत एवं पुष्टिमागडज्ञोकृतस्य श्ञानादिनैरपेक्यं सर्यादायामज्गी- 
कृतस्य तु तदपेक्नितत्वमत्र युक्तमेवेति भाव: । 

( ब्र० सू० ३ । ३। २६ पर अशुभाष्य ) 





२३६६ भागवत संप्रदाय 


इसी कारण से सब निराश्रय दीन जीवों का एकमात्र मोक्ष 
साधन तथा- उद्धारोपाय है--पुष्टिमागं, जिसमें भगवान्‌ अपने 
में केमेगा मनसा वाचा आत्मसमपणशील जीवों का प्रपंच से 
उद्धार अपनी दया के बल से कर देते हैं" । अतः यह माग सब 
जीवों के लिए--वर्ण, जाति, देश किसी भी भेदभाव के विना-- 
सर्वेदा तथा सर्वथा उपादेय है। यही इस मांग की विशेषता 
है। मर्यादामाग से इस मार्ग की यही विशिष्टता हैड्ढे । 


ब्रह्मसंबंध का अनुष्ठान 


यह तो हुआ पुृष्टिमार्गीय सिद्धांत, परंतु अब इस खिद्धांत को 
व्यवद्दार में किस प्रकार ल्ञाने की व्यवस्था आचायं-चरणों ने 
बतलाई है ? उसका विचार करना भी समुचित है। इसे व्याव- 
हारिक रूप जिस विधि के द्वारा दिया जाता है उसका नाम इस 
संप्रदाय में है त्रह्म-संबंध? । इस अनुष्ठान का विधान वल्लभाचाय 
मा अल 
: १ पुष्टिमार्गोोज्नुग्रहैकसाध्यः प्रमाणमार्गादिलकऋषणः। 
(तब० सू० ४ । ४६ पर अ० भा० ) 
२ इस संबंध में विशेष जानने के लत्रिये देखिये श्री हरिराय जी 
कृत पुष्टिमार्गोय कारिकाएँ-प्रमेयरल्ाणव पृ० १८ | २४ नमूने 
के तौर पर एक कारिका नीचे दी जाती है- द 
समस्तविषयत्याग: सर्वभावेन यत्र हि। 
समपंणं च देहादेः पुष्टिमागंः स कथ्यते ॥ 
ब्रह्मसम्बन्धकरणात्‌ सर्व्धा देहंजीवयोः । 
सर्वदोषनिवृत्तिहि . ,.. . . . . . ... ,-- ०००००: । २. 
( सि० २० ) 


श्री बल्ल्ेभ मत ३६७ 


जी को स्वयं भगवान्‌ ने बतलाया था; इसका उल्लेख इसमें उंतके 
सिद्धांतरहरुय नामक स्तोत्र में ( पहले खछोक में ) मिलता 
है। इस अनुष्ठान के द्वारा गुरु प्रत्येक शिष्य का भगव्रान्‌ के 
साथ संबंध करा देता है। मुमुछ्ु शिष्य को ज्ञाननिरत तथा 
भागवत-तस्तवज्ञ गुरु की खोज करनी चाहिये। अनुरूप गुरु को 
प्राप्ति हो जाने पर उसे अपना अभिप्राय बतलाना चाहिये। 
. तब गुरु उसे सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रीकृष्ण दी हमारे शरण हैं 
अर्थ वाला “श्रीकृष्ण: शरणं मम? मंत्र बतलाते हैं। इसे 'शरण 
मंत्र! के नाम से पुकारते हैं। वल्लमाचाय जी ने नवरत्न में स्वयं 
इम मंत्र के विषय में कहा है--- 


तस्मात्‌ सर्वोत्मना नित्य श्रीकृष्णः शरण मम | 
वददूमिरेव सतत स्थेयमित्येव मे मतिः॥ ९॥ 


इसके अनंतर वह गुरु शिष्य को भगवान्‌ के विग्रह् के पास 
ले जाता है, तुलसी की माला देता है तथा दीक्षा-मंत्र का 
उपदेश करता है तथा शिष्य से उच्चारण कराता है। यह मंत्र 
नितरां गोप्य माना जाता है। इस मंत्र की आत्मनिवेदनमंत्र 
के नाम से प्रसिद्धि है। इसमें म"क्त अपनी समस्त वस्तुओं को, 
अपनी देह, इन्द्रिय, प्राण, अंतःकरण को उनके धर्मों के साथ 
अपनी आत्मा को भगवान्‌ को निवेदन कर देता है। यह 
मंत्र यों है-- 

सहस्नपरिवत्सरमितकालजातकृष्णवियोगजनिततापकू शानन्दतिरो- 
भावो5ह॑ . सगवते . कृष्णाय. देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणानि तदूधर्माश्र 
दारागारप॒त्राप्तवित्तेद्वापाणि आत्मना सह समपयामि “दासोडु॑ह कृष्ण 
तवास्मि । 


श्ध्द । भागवत संप्रदाय 


प्रसिद्धि है कि श्रीकृष्ण ने यह मंत्र आचायजी को स्वयं 
बतल्ाया था । इस मत्रो पदेश के अनंतर उस्र नवीन श्रद्धालु भक्त 
को गोपियों को अपना आदर्श समान कर अपना समपंणनिरत 
जीवन बिताना चाहिये तथा भगवान की पूजा-अर्चा ही में 
अपना कालयापन करना चाहिये | उसे अपने जीवन पर तनिक 
भी समता नहीं, स्वतंत्रता नहीं। वह तो अब भगवान का 
दास बन गया। जीवन भी भगवान्‌ ही का है। उसके जितने 
. कम हैं, चेष्टाएँ हैं, मन-वंचन-कर्म के जितने विंधिध विधान 
हैं, वे सब श्रीकृष्ण को ही समपंण किये जाते हैं | इस प्रकार वह 
- सर्वोत्मना भगवान्‌ का दास बन कर अपनी ऐहिक लीला की 

समाप्ति के अनंतर भगवनुग्रह से गोलोक की विपुल शांति में जा 
विराजता है । का द द 


पुश्मिर्ग की प्राचीनता 


श्री भगवान्‌ के अनुप्रह को ही मुक्ति का एकमात्र साधन 
बतलाने का सिद्धांत आधुनिक नहीं है। यह तो वेदकाल से चला . 
आता है। यह उपनिषदों में यत्र ततन्र सूत्ररूप से पाया जाता 
है। मुंडक उपनिषद्‌ ने औत्मा की उपलब्धि का कारण बतलाते 
समय न तो प्रवचन्र को कारण माना है, न भेधा को और न 
. बहुशास्रश्रवण को, प्रत्युत यही बतलाया है. कि जिस पर उस्रकी 
कृपा होती है वह्नी उसे प्राप्त कर सकंता है-- 


नायमाव्मा. प्रवचनेन. लग्यो.. क्‍ 
न मेघया न बहुना श्रुतेन। 

यमेवेष वृरुते तेन. ल्म्य- द 
स्तस्येष आत्सा विवृणुते तनूं स्वाम्‌ ॥ 


श्री वल्लभ मत ३६६ 


कठोपनिषद्‌ में भी (१।२।२०") “तमक्रतुः पश्यति बीतशोको 
धातुप्रसादान्महिमानमात्मान:” कहकर भगवान्‌ के प्रसाद से ही 
आत्मस्वरूप के दर्शन करने की बात कही गयी है। अतः 
भगवदलुग्रह का यह सिद्धांत अत्यंत प्राचीन है, बंदिक है, परंतु . 
आचार्यचरण ने इसे ही मुक्ति की भूलभितज्ति मानकर अपना जो 
पुष्टिमार्ग चल्नाया उसमें श्रीमद्भागवत ही प्रधान कारण प्रतीत 
होता है। भागवत में वेदिक सिद्धांतों की ही तो बिस्तृत 
व्याख्या है। श्रुति में जो सूत्ररूप से है उसका आाष्य हमें 
भागवत में उपलब्ध होता है। भागवत में भगवदनुपह को बढ़ा 
महत्त्व दिया गया है। ज्यों ही भक्त भगवान्‌ के संमुख होता है, 
भगवान दया करके उसके समस्त पातकों को जल्ञाकर उसे ' 
अपना लेते हैं तथा दुःखों से मुक्ति की व्यवस्था कर देते हैं । 
वह तो भक्तव॒त्सल ठहरे | भागवत का कहना है कि भगवान्‌ 
ऋलपतरु-से स्वभाववाले हैं-- 


चित्र. तवेहितमहो5मितयोगमाया- 
लीलाविसष्टमुवनस्यथ. विशारदुस्य । 

सर्वाव्मनश समदशो विषमः स्वभावों 
भक्तप्रियो यद्सि कल्पतरुस्वभावः || 


( भाग० ८ । २३। ८) 


जो कामी भक्त हैं और भगवान्‌ से याचना करते हें उन्हें तो 

वे उनका मुँह-माँगा फल दे ही देते हैं, परंतु अनिच्छुक अकामी भक्तों 

को भी स्वयं अपना चरण-कमल प्रदान कर देते है, जिससे उनकी 

सब इच्छाएं ही आप-से-आप समाप्त हो जाती हैं। भगवान्‌ को 
जीवों पर कपालुता असीम द्वोती है-- 


९०० ' भागवत संप्रदाय 


सत्यं दिशव्यर्थितमर्थितो नूयां 
नेवाथदो यव्पुनरर्थता यतः | 
स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छता- 
मिच्छापिधानं निज्रपादपछवम ॥ 
( भाग ० ५। ११ । २७ » 


आत्मनिवेदन की विशिष्टता 


भक्ति के द्वारा ही भयवान्‌ का अनुग्नह इसमें प्राप्त हो सकता 
है | बिना भक्ति के ज्ञान और कम इहम्तिस्नान की तरह . बिल्कुल 
निष्फल हैं। प्रह्मदजी ने दान, त्रत, शौच आदि को व्यर्थ बतला 
कर भगवान के प्रीतिसंपादन करने के लिए निर्त्ला तथा निष्काम 
भक्ति को ही एकमात्र साधन बतलाया है-- 


न॒ दाने न तपो नेज्या न शौच न ब्रतानि च । 
प्रीयतेइसलया भक्तया हरिरन्‍्यद्‌ विडम्बनस्‌ ॥ 
( भाग० ७। ७। ५२ ) 


परंतु भक्ति तो नवधा ठहरी। श्रवण, कीतन, वंदनादि के 
द्वारा भक्ति की जाती है, परंतु श्रवंणादि भक्ति के बहिरंग साधन 
के समान प्रतीत होते हैं। इनमें भक्त की भगवान से प्रथक ही 
सत्ता बनी रहती है, तादात्म्य 'का पक्का रंग श्रभी तक चढ़ा 
हुआ नहीं दीख पढ़ता । 'एकात्मता” की ऊँची सीढ़ी अभी दूर ही 
दृष्टिगोचर होतीं है। इसके लिए अंतिम भक्ति-प्रकार आत्मनिवे- 
दन ही सबश्रष्ठ साधन है । गीता मे इसका सूत्र मिलता है, 
भागवत में इसका भाष्य। भागवत ने आत्म-निवेदन से सद्यः 
अमृतत्वल्ञाभ तथा कृष्णेकात्म्य की प्राप्ति बतलायी-है। एकादश 
में भगवान का स्वयं कहना है-- 


श्री बल्लभ मत ४०१ 


मर्त्यों यदा त्यक्तसमस्तकर्मा 
निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे । 
तदाम्तत्व प्रतिपद्यमानो 
मयाव्मभूयाय च कल्पते वे ॥ 
. ( १$१। २६ । ३४ ) 


जब तक भगवदपण नहीं किया जाय, वेद्विहित त्रिवर्ग एक- 
दम मिध्या हैं, वह प्रह्ददज्षी का कथन (७।३।२६ ) बिल्कुल 
सत्य है। अतः भक्ति के सब प्रकारों में आचाय जी ने आत्म- 
निवेदन को जो अपना मंत्र बनाया, वह भागवत के सर्वेथा संमत 
ही है। 


शरणागति 


श्री ऋष्ण के शरण में बिना गए मनुष्य का कल्याण साधन 
नहीं हो सकता। 'सवधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज” गीता 
बतलाती है | भागवत में भी इस विषय का बड़ा ही प्रभावोत्पादक 
वर्गान हम पाते हैं । जो मनुष्य मगवान को छोड़कर दसरे की 
शरण में जाता है, वह मूख कुत्त की पूछ पकड़ कर समुद्र को पार 
करना चाहता 
अविस्सितं त॑ परिपुणकाम 
स्वेनेव लासेन सम॑ प्रशान्तम्‌ | 
विनोपसपत्यपरं द्टि बालिशः 
खलाहुलेनातितितति सिन्चुम ॥ द 
( भाग० ६। ९। २२ ) 
तापत्रय से संतप्त मनुष्य के लिए भगवान का पादप ही तो 
एकसात्र शरण है| उद्धवजी का कथन है-- 
२६ 


४०२ भागवत संप्रदाय 


तापत्रयेणामिहतस्य धोरे 
सनन्‍्तप्यमानस्य भवाध्चनीश । 

पश्यामि नान्यच्छुरणं तवाहःप्रि- 
इन्द्रातपत्रादर्तामिवर्षात्‌ ॥ 
| ( भाग० ११ । १९। ९ ) 


ऐसे मनुष्य को क्लेश किसी प्रकार की बाघा नहीं पहुँचाते 
( भाग० ३। २२। ३४ ) तथा अपनी भृकुटि से समस्त विश्व को 
ध्वंस करनेवाला यमराज भी ऐसे मनुष्य को अपने प्रभाव के 
बाहर समभाता है ( भाग० ४ | २४७। ४५६ )। ऐसा होना उचित 
ही है, क्योंकि भगवान्‌ के पादपद्य अभय! सवंतो भयशूल्य हैं, 
+ऋतं? अविनाशी हैं तथा “अशोक? नितरां शोकरदह्वित हैं-- 


शरणद समुपेतस्त्वत्पदाब्ज पराव्म- 
न्‍नभयमतमशोक पाहि' मापन्‍नमीश || 


( १०।५१।५६ ) 


जब तक हम भगवान्‌ के शरणापन्न नहीं हें, तभी तक ही 
यह गृद्द कारागृह है, राग-द्वष चौर हैं, मोह पादबंधन है। शरणा- 
गति के अनंतर तो भगवड्गक्ति के साधक होने से इनमें रवाथ के 
कीड़े मर जाते हैं; ये सब पराथ होने से श्लाघनीय बन जाते हैं । 


तावदू रागादयः स्तेनास्तावद्‌ कारागह गृहम्‌ । 
तावन्मोहो5छम्निनिगडो यावत्‌ कृष्ण न ते जनाः ॥ 


अतः मुक्तिसाधन में शरणागति का बड़ा उपयोग हे। महा- 
प्रभुजी ने शरणमन्त्र को अपना कर अपनी भागवत-त्त्वज्ञता 
का गहरा परिचय दिया है । 


श्री वल्लभ मत . ४०३ 


अब तक के विवेचन से यह बात किसी भी आलोचक को 
स्पष्ट मालूम पड़ जायगी कि पुष्टिमांगं का उपरिविवेचित रूप 
भागवत के आधार पर है। इसी लिये इस मत के आचार्यों ने 
प्रस्थानत्रयी के बाद व्यास की समाधि भाषा?-भागवत-को भी 
प्रमाण-चतुष्टय में ठीक द्वी गिनाया है" । 


(४) 
पुश्मिर्गीय साहित्य 


पुष्टिमार्गीय साहित्य मात्रा में कुछ कम नहीं है, परंतु उसके 
मूलभूत ग्रंथ दो ही माने-जा सकते हैं जिनकी व्याख्या-सम्पत्ति 
ने इस साहित्य को समृद्ध तथा मांसल बनाया है। एक है ब्रह्म- 
सूत्र और दूसरा है श्रीद्धागवत । वल्लभाचाय ने इन दोनों ग्र'थ- 
रत्नों की प्रभा को अपने अग॒ुभाष्य तथा सुबोधिनी के द्वारा बड़ी 
ही सरसता तथा विद्धत्ता के स्राथ प्रकटित किया है। प्रतीत 
होता है कि आचाये-चरण के ये दोनों ग्रन्थ मूलतः पूरणोथे, 
परंतु उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ की म्र॒त्यु के अनंतर उनके 
परिवार में उत्पन्न अव्यवस्था के कारण ये ग्रंथ छिन्न-भिन्न हो गए । 
श्रीविद्दनननाथ जी को ब्रह्मसृत्र के आदि के केवल अढ़ाई श्रध्यायों 
के ऊपर ही अग॒ुभाष्य उपलब्ध हुआ ओर उन्होंने स्वयं अंतिम 
डेढ़ अध्यायों के ऊपर भाष्य लिखकर इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की 
पूर्ति की। सुबोधिनी आज भी खंडित हो उपलब्ध होती है। 


१ वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससूत्राणि चेव हिं। 
समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तचतुष्टयम | ७६ ॥ 
ञ् ५ * 
( शुद्धाद्तमातरड पृ० ४६ ) 


४०४ भागवत संप्रदाय 


प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दशम रकन्धों पर पूरी तथा एकादश 
स्कन्ध के कतिपय शअ्रध्याथों पर ही सुबोधिनी प्राप्त होती है । 


अरुसाष्य ही पुष्टिमाग का सबस्व है। इसकी व्याख्या- 
सम्पत्ति भी विपुल्ञ है। विद्वलनाथजी की मृत्यु ( सं० १६४२ ) 
के लगभग सौ वर्षों के अनंतर पुरुषोक्तमजी ने सर्वप्रथम 
अगुभाष्य के ऊपर 'साष्यप्रकाश” नामक पांडित्यपूर्ण व्याख्यान 
लिखा जिसे हम अणुभाष्य की सवप्रथम तथा सर्वोत्तम 
व्याख्या कह सकते हें। इनका जन्म वल्लभाचाय से सातवीं 
पीढ़ी में सं> १७२४ सें हुआ था-। इनका आरंभिक जीवन 
मथुरा में तथा पश्चात्‌ सूरत सें बीता। भाष्यप्रकाश”ः पर 
इनके गुरु कृष्ण॒चंद्र महाराज की ब्रह्मसूत्र-वृत्ति ( भावप्रकाशिका ) 
का विशेष प्रभाव पड़ा है। भाष्यप्रकाश अगुभाष्य के गूढारथे 
के प्रकाशक होने के अतिरिक्त अन्य भाष्यों का तुलनात्मक 
विवेचक भी है ओर यंह्ी इस ग्रंथ-रत्न की विशिष्टता है। 
पुरुषोत्तम जी के अन्य मान्य ग्रथों में ( १) सुबोधिनी प्रकाश, 
(२) उपनिषद्दोपिका, ( ३ ) आवरणभंग, (४) प्रस्थान-रत्नाकर, 
. (५) खुवर्णसूत्र ( 'विद्वन्मंडनः की पांडित्यपूर्ण विब्ृक्ति ) (६) 
अमृत-तरंगिणी (गीता की पुश्मिर्गीय टीका ) तथा (७) 
घोडशग्र थ-विवृत्ति मुख्य हे। इनका निधन १७८१ सं० में माना 
जाता है। अरुभाष्य को ओर आक्ृष्ट होने वाल्ते पंडितों में 
 सथुरानाथ तथा मुरत्लीधर जी का भी नाम उल्लेखनीय है। 
प्रथम ने प्रकाश” तथा द्वितीय ने सिद्धांत प्रदीप” लिखकर 
अणशुभाष्य के सिद्धांत को बोधगम्य बनाया। ये दोनों टीकार्ये 
पुरुषोत्तम जी की व्याख्या से स्वतंत्र हें। 

भाधष्यप्रकाश” के ऊपर 'रश्मि! नामक पांडित्यपूर्ण व्याख्यान 


श्री वल्लभ मत ४०प्रू 


लिखकर गोपेश्वरजी ( सं० १८३६-१८६७ सं० ) ने संप्रदाय कें 
लिए बड़े हित की बात की। यह रश्मि भाध्यप्रकाश के गूढ़ 
स्थलों पर ही अपनी प्रभा नहीं बिखेरती है, प्रत्युत अगुभाष्य 
को भी विस्तार से समम्माती है। इस प्रकार प्रकाश की न्लुटि की 
माजना करनेमें वह ऋतकाय होती है । गोपेश्वरजीके शिष्य काशी 
गोपाल-मंदिर के स्वामी गिरिधर जी महाराज ने भी अणुभाष्य 
को अपनी पांडित्यपूर्ण टीका से मंडित किया। ये व्याकरण के 
ममन्न विद्वान होने के अतिरिक्त पाठभेद के प्रवीण समीक्षक 
थे | अतः अशुभाष्य में अनेक पाठों का विवेचन कर मूल ग्रथ 
के विशुद्ध पाठ को इन्हों ने ठीक किया है। इनका विख्यात 
अंथ 'शुद्धाह्त मातण्ड” शुद्धाद्वेत के सिद्धांतों के प्रकाशन में 
सचमुच मातंड ही है । 


अनेक विद्वानों ने पुष्टिमाग॑ से सिद्धांतनुसार बद्मपृत्र के 
ऊपर स्वतंत्र वृत्तियाँ भी लिखी हैं जिनमें दो मुख्य हैं-- 


(१ ) कृष्णचंद्र महाराज की भावप्रकाशिका वृतक्ति | ये 
पुरुषोत्तम जी के मान्य गुरु थे। संभव है कि इसकी रचना में 
योग्य शिष्य का भी कुछ हाथ हो । मात्रा में यह वृक्ति अगुभाष्य 
से भी बढ़कर है। 

(२) भट्ट ब्ज़नाथ की मरीचिका--यह वृत्ति मुल अथ 
के समझने में बड़ी ही उपयोगिनी है. तथा अणुभाष्य के ऊपर 
अवलंबित है | 


आाचाय वल्लम तथा उनके सुयोग्य पुत्र विद्ज्नाथ जी ने 
उभय प्रकार के ग्रथों का प्रशयन सामान्य जन तथा विशिष्ट 
विद्वानों के लाभ के लिए किया। आचाय चरण के ग्रंथ तो 
संप्रदाय के लिए मूल ग्रंथ के समान मान्य तथा श्लाघ्य हैं। 


४०६ भागवत संप्रदाय 


इनके प्रसिद्ध प्रथ ये हें--( १) ब्रह्म सूत्र फा भाष्य ( अरु- 

भाष्य ), (२) तर्वदीप निबंध (भागवत के सिद्धांतों का 

प्रतिपादक विशिष्ट प्रथ ), (३) सुबोधिनी (भागवत की 

मार्मिक टीका ), (४ ) भागवत सूह्रमटीका, ( ५ ) पूर्व सीमांसा 

भाष्य ( ज्रुटित ) (६ ) त्घुकाय सिद्धांत-प्रतिपादक षोडश ग्रथ। 
विद्ठलनाथ जी के प्रथों में मान्य ग्र'थ ये हैं-- 

( १ ) निबंधप्रकाश, (२) बविद्वन्मंडन, ( ३ ) श्ृंगाररस- 
मंडन (४) सुबोधिनी टिप्पण (५) अशुभाष्य के अंतिम 
डेढ़ अध्यायों के ऊपर भाष्य जिसे लिख कर इन्होंने भाष्य की पूर्ति 
की । पूबनिदिष्ट होने पर भी यहाँ उनका उल्लेख विषय की पूर्ति 

के लिए किया गया है। द 


(६) 
अध्छाप 


सूरदास--अष्टछाप के कवियों ने भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी ललित 
लीलाओं के कीतनविषयक नाना श्रकार के पदों की रचना कर 
भक्ति-साहित्य को ही अग्रसर नहीं किया, प्रत्युत त्रजमाषा को भी 
सुगढ़ साहित्यिक भाषा का रूप दिया । इनमें सबसे श्रष्ठ कवि 
निःसंदेह खूरदासजी थे । इनका जन्म आगरा मथुरा की सड़क 
पर स्थित 'रुकनता” नामक गाँव में १५३५ विक्रमी की वेशाख सुदी 
पंचमी को हुआ था । श्रोवल्लभाचाय जी इन्तके पदों के ल्ालित्य 
से इतने मुग्ध हुये कि उन्होंने श्रीनाथजी के कीतेन के निमित्त 
अपने साथ बृंदावन लेते गये | सं० १४८० विक्रमी के आसपास 
ये आचार्य जी के शिष्य हुए और श्रीनाथजी के सामने कीतेन 


श्री वल्लभ मत ४०७ 


गाने का काय उनके अधीन किया गया। उनकी मृत्युतिथि 
के विषय में भी काफी मतभेद आलोचकों में बना हुआ है । कोई 
उनकी मृत्युकाल १६२० वि० मानता है, तो कोई १६१८ बवि०। 
यदि पिछली तिथि ठीक दो तो उस समय इनकी आयु लगभग 
१०३ वष की ठद्दरती है । 


सूरदासजी का 'सूरसागर” वास्तव में ब्रज साहित्य का 
मुकुट-मणि है जिसकी आभा समय के परिवरतेन तथा आलो- 
चना की नई दिशा के उत्पन्न दोने पर भी फीकी नहीं हुई 
है। इस प्रंथरत्न में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बालरूप का वर्णन इतना 
साह्लोपाड़ तथा लत्लित भाव से किया गया है कि इस जोड़ी का 
वर्णन साहित्यमें,दूसरा नद्दीं है। तुलसीके समान सूरदासका काव्य- 
क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं था कि मानव जीवन की विविध दशाश्रों 
में समावेश यहाँ किया जा सके, परंतु सीमित होने पर भी इनकी 
. वाणी ने उस क्षेत्र का कोई भी कोना अछूता नहीं छोड़ा । 
खुंगार ओर वात्सल्य की सृष्टि में अंधे सूर को जो सूझमी वह किसी 
भी चह्तुष्मान कवि को नहीं सूक्री । बालकाव्य वल्लभमतानुयायी 
कवियों का निजी क्षेत्र है जहाँ उनकी प्रतिभा अपना कमनीय 
जोहर दिखलाया करती है। इस विषय में सूर सबके अग्रणी हैं । 
बालचेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बढ़ा भंडार 
ओर कहाँ मिलेगा ? इसी प्रकार गोपियों के प्रम तथा विरह के 
चित्रण में सूरदास एकदम बेजोड़ हैं। ये मानव-हृदय के भीतर 
प्रवेश कर इतनी स्वभाविकता से उसकी वृत्तियाँ का चारु चित्र 
प्रस्तुत करते हैं कि देखनेवाला दंग रह जाता है। गोपियों के मुख 
से भ्रम के विलास की कितनी सार्मिक अभिव्यंजना सूरदास ने 


कराई है। 


ड०्टर भागवत संप्रदाय 


प्रेम के कारण दुःखमय जीवन बितानेवाली विरहिणी गोपियों 
का यह कथन कितना सटीक तथा सयुक्तिक है-- 


प्रीति करि काहू सुख ना ल्यो । 
प्रीति पतज्न करी दीपक सों आपे श्रान दुह्मो ॥ 
अलिसुत प्रीति करी जलसुत सों संपति हाथ गद्यो | 
'सारंग औति करी जो नादसों सनमुख बान सलद्यो॥ 
हम जो प्रीति करी माघों सों चलत न कछू क्यो । 
सूरदास प्रभु बिल्नु दुख दूनों नेननि नीर बच्चो ॥ 


राधाकृष्ण के प्रम के प्रादुर्भाव की कैसी स्वाभाविक परिस्थिति 
का चित्र है; यह देखियेः-- 


घेनु दुहत श्रति द्वी रति बाढ़ी | 
एक धार दोहनि पहुँचावत एक धार जह प्यारी ठाढ़ी ॥ 
मोहन कर ते धार चलति पय, मोहनि सुख श्रति हो छुबि बाढ़ी । 


संध्या होने पर कभी तो गोपियों को यह स्मरण आता है-- 
द एहि बेरियाँ वनते चल्ि आवते । 
दूरहि तें वह घेनु अधर धरि बारम्बार बजावते || 


कभी कभी अपने उज़ड़े हुए नीरस जीवन के मेल में न होने 
के कारण वे बुन्दाबन के हरे-भरे पेड़ों को कोखती हैं-- 


मधुवन ! तुम कस रहत हरे ? 
विरह वियोग स्थाम सुन्दर के ठाढ़े क्‍यों न बरे ॥ 
तुम हो निल्ज, ल्ाज नहिं तुमको फिर सिर पुहुप धरे । 
कौन काजञ्ञ ठाढ़े रहे वनमें काहे न उकढि परे ॥ 


श्री बल्लम मत ४०६ 


जब उद्धव बहुत-सा वाग्विस्तार करके निगुण ब्रह्म कौ 
उपासना का उपदेश बराबर देते चलते जाते हैं, तब गोपियाँ 
बीच सें रोक कर इस प्रकार पूछती हैं-- 


निग्युगव कौन देश को बासी ? 
मधुकर हँस समुराय, सोंह दे बृरति साँच, न हाँसी ॥| 
रेख न रूप बरन जाके नहिं, ताको हमें बतावत । 
अपनी कहो दरस ऐसो को तुम कबहूँ हो पावत | 
मुरली धरत अधर है सो, पुनि गोधन वन वन पारत । 
नैन विशाल भोंह वंकट करि देख्यो कबहूँ निहारत। 
तन त्रिमंग करि, नटवर वपु घरि पीतांबर तेहि सोहत। 
सूर स्याम ज्यों देत हमें सुख व्यों तुमको सोड मोइत | 


. सूरदास की सृत्यु सं० १६३८ विक्रमी ( १५८२ ई०) में 
अनुमान से सानी गई दै। उस समय इनकी आयु लगभग 
१०३ बष की थी" । 

परमानन्द दास--इनका निवासस्थान कन्नौज जिला फरुखा- 
बाद में था । आप कनौजिया ब्राह्मण थे | ये ग्रृहस्थी के प्रपन्न में 
कभी नहीं फंसे क्योंकि इन्होंने अपना विवाह तक नहीं किया 
था। ये बड़े ही भारी कीतनकार तथा काव्य-रचयिता थे। 
इनके काव्य तथा कीतेनां का ऐसा प्रभाव पड़ता था कि सुनने- 
वाले भावमग्न हो जाते थे । वल्लभाचायंजी को ये एक बार ब्रज 
जाते समय अपने गाँव ले गये थे ओर वहीं उन्होंने विरह्द का 
यह पद इतनी भावभज्जी से सुनाया कि आचायजी उसको सुनकर 
तीन दिन तक ध्यानावस्थित रहे | वह सुप्रसिद्ध पद यह है-- 





१ दीनदयात्र गु्त-अष्टछाप प० २१६ । 


४१० भागवत संप्रदाय 


हरि तेरी लीला की सुधि आवे। 
कमल नयन मन मोहनो मूरति मन मन चित्र बनावे || 
एक बार जेहि मिलत मया करि सो कैसे बिसरावे । 
मुख सुसुकानि बंक अ्रवल्लोकनि चाल मनोहर भावे ॥ 
कबहुँक निबड़ तिमिर आलिंगित कबहुँक पिक सुर गावे | 
कबहूँक संभ्रम क्वासि क्वासि कहि सद्गहीन उठि धावे ॥ 
कबहुँक नयन मूंदि अन्तरगति मनि माल्ला पहिरावे । 
परमानन्द श्रभ्ु श्याम ध्यान करि ऐसे विरह गमावे ॥ 


अष्टक्ाप में सूरदास ओर परमानंद दास ये दो ही सब- 
श्र ्ठ माने जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने द्वी कृष्ण की सम्पूर्ण 
लीलाओं का गान सबसे अधिक मार्मिक शब्दों में किया था। 
इसीलिये गोस्वामी जी ने सूर और परमानंद दोनों को दी 
सागर! कहा है। आप लोग बड़े ही सुंदर कीत॑न गाते 
“थे | इसलिये आप के पास भावुक भक्तों की सदा भीड़ त्गी 
रहती थी । इन्होंने अपनी समग्र काव्यशक्ति वल्लभाचाय के 
पुष्टिमाग के प्रचार और प्रसार में लगाया | ये प्रथम कोटि के 
वेष्ण॒व थे जिन्हें नंद और यशोदा से विरहित दह्ोने के कारण 
बकुंठ की भी तनिक ल्ञालसा न थी। इन्होंने एक पद में 
गाया हे-- 

कहा करों बेकुण्ठहिं जाय । 

जहें नहिं नन्‍्द जहाँ न यशोदा नहि जहँ गोपी ग्वाल न गाय । 

जहे नहिं जल जमुना को निर्मल और नहिं कदमन का छाय | 

“'परमानन्द? प्रभु चतुर ग्वालिनीं ब्रज रज तजि मेरी जाय बलाय । 


वल्लभ संप्रदाय में यदह्द विश्वास हृढ़मृूल है कि सूरदास 
आचाय चरण के समवयरक थे, परंतु परामनंद दास जी उनसे 


श्री वलल्‍्लभ मत ४११ 


१४ वष छोटे थे । इसी मान्यता के आधार पर इनका जन्मकाल 
१४५० वि० सं० ( १५३४५ वि० + १४ » ठहरता है। १५७६ वि० 
में लगभग २६ वर्ष की अवस्था में ये वल्लमाचाये के शिष्य बने 
अर्थात्‌ सूरदास के शरणापन्न होने के अचंतर ही ये संप्रदाय 
में आये । इनकी मृत्यु का अनुमान १६४० सं० में किया जाता 
है। सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार परमानंद जी दिन को 
गोचारण लीला में 'तोकः सखा और रात्रि की कुजलीला में 
ध्यंद्रभागा? सखी माने जाते थे। इनके पदों का संग्रह “परमानंद्‌ 
सागर? के नाम से प्राप्त द्वोता है, परंतु अभी तक प्रकाशित नहीं 
हो सका है । 
कु भनदास जी--ये जाति के ज्ञत्री थे। श्रीगोवधन के निकट 

जमुनावत' गाँव में रहते थे ओर वहीं इनका जन्म भी हुआ 
था। उन दिनों जमुनाजी का प्रवाह इस गाँव के निकट था। 
उनका खेत पारखोली चंद्र सरोवर के ऊपर पढ़ता था ओर बहीं 
ये खेती करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। आप पूरे विरक्त 
ओर घधनमान मर्यादा को इच्छा से कोरसों दूर थे। अकबर 
बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतहपुर सिकरी जाना पढ़ाथा। 
वहाँ उनका बढ़ा सम्मान हुआ। परन्तु बादशाह के सामने जाने 
का इन्हें इतना विषाद हुआ कि इन्होंने अपनी विषण्ण दशा का 
वर्णोन तत्काल रचित इस पद में प्रकट किया-- 


भक्तन को कहा सीकरी सो काम । 
आ्रावत जात पन्‍्हैया टूटी, बिसरि गयो हरि नाम | 
जाको मुख देखे दुख लागे ताको करन परी परनाम ॥ 
“ऊुम्मनदास” लाल गिरिधर बिन यह सब कमूठेो घास ! 


४९१९२ भागवत समदाय 


इनके पद बड़े ही सुंदर तथा रोचक होते थे जिंनको सुनने 
की लालसा से हित हरिवंश तथा स्वामी हरिदास जेसे संत 
महात्मा इनके यहाँ आते थे। इतने निःस्प्ृह् थे कि जेपुर के राजा 
मानसिंद ने इनका दशंन कर मोहरों की थैज्ी देनी चाही जिसे 
इन्होंने स्पष्ट इन्कार कर दिया । यह अंतिम पद गाते हुए इन्होंने 
अपना शरीर त्याग किया-- 


रखसिकनी रसमें रहत गढ़ी | क्‍ 
कनकबेलि वृषभानु-नन्दिनी स्याम तमाल चढ़ी [ 
बिहरत श्रीगिरिधरल्लाल संग कोने पाठ पढ़ी । 
कु भनदास प्रभु गोवद नधर रति रसकेलि बढ़ी | 


वार्ताओं के आधार पर इनका जन्मकाल लगभग १४५२५ 
विक्रमी, तथा शरणागरति काल १५४६ वि० है । कुम्मनदास जी 
सूरदास जी की मृत्यु के समय ( स्ं० १६३८ ) जीवित थे तथा 
परमानंद दास जी के गोलोकवास से पू ही इनका निधन हो 
चुका था । अतः इनका निधन दोनों के बीच में अर्थात्‌ १६३६ 
विक्रमी में माना जाना चाहिए । 


कृष्णदासजी--ये भी वल्लभाचाय जी के शिष्य और अष्ट 
छाप में थे ।. इनका जन्म गुजरात के 'चिलोतरा” नामक ग्राम 
में कुनबी के घर हुआ था । ये जाति के शूद्र थे । परंतु आचाय 
जी के बड़े कपा-पात्र थे और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गये 
थे | चौरासी वेष्णवों की वार्ता' में इनका बिस्तार से वृत्त दिया 
गया है। एक बार गोसाइ विट्वल्ल जी से किसी बात पर अनबन 
हो जाने के कारण इन्होंने उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। 
इस पर गोसाई जी के कृपापात्र बीरबल ने उन्तको कैद कर 


श्री वल्लम मत ४१३ 


लिया। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुःखी हुये ओर इनको 
कारागार से मुक्त करा कर प्रधान के पद फिर ज्यों का व्यों 
प्रतिष्ठित कर दिया । 


आपने भी राधाकृष्ण के प्रेम को लेकर श्व्‌ गार के बड़े सु दर 
पद गाये हैं । “जुगल-मान चरित्र” नामक एक छोटा सा ग्रथ 
आपका सिल्ता है। भ्रमरगीत ओर प्रमतक्त्व-निरूपण नाम 
के इनके दो और ग्रंथ बतल्ाये जाते हैं। आपका पद यहाँ 
दिया जा रहा है। कहते हैं इसी पद को गा कर ऋृष्णदास ने 
शरीर छोड़ा-- 


मो मन गिरवर छुबवि पर अटक्यो। 
लक्नित त्रिभंग चाल पें चलिके चित्रुक चारू गढ़ि ठटक्यों ॥ 
सजन स्यास घन बरन लीन हे फिरि चित अनत न भट््यो | 
. कृष्णदास किये प्राव निछावर यह तन जग सिर पटक्यो ॥ 


वल्लम संप्रदाय के इतिहास में ऋष्णदास जी संदिर के अधि- 
कार तथा सुव्यवस्था के कारण इतने प्रसिद्ध हैं कि आजतक 
श्रीनाथ जी के स्थान पर क्ृष्णदास अधिकारी” की ही मोहर 
लगतो है ओर इनके नाम के नीचे काम करनेवाले अधिकारी 
के हस्ताक्षर रहते हैं । 

श्री वल्लमाचाय जी मे श्रीनाथ जी को सं० १५६६ की अक्षय 
तृतीया (बंशाख शुक्ल ठृतीया) के दिन नवीन मंदिर में प्रविष्ट किया 
था; यह घटना सप्रमाण सिद्ध हे । उसी के कुछ ही दिन पहले 
कृष्णदास जी आचाय जी के शरण में आये थे। सुनते हैं कि 
उस समय इनकी उम्र १३ वर्ष की थी | अतः इनका जन्मकाल 
१४४५२ वि० के आसपास मानना चाहिए । सं० १६३१ बि० तक 
इनके जीवित रहने का अन्नुमान लगाया गया है। 


४१४ भागवत संप्रदाय 


नंददास--अष्टछ्लाप के कवियों में सूरदास के अनंतर इनकी 
ही विमल ख्याति भक्त तथा कबि के रूप में सबंत्र जागरूक है । 
इनके जीवनचरित के विषय में वातो-अंथों ने बड़ा घपला कर 
रखा है जिससे सत्य का ठीक ठीक पता नहीं चलता । बातो में 
ये तुलसीदास के छोटे भाई बतलाये गये हैं, परंतु अभी तक 
तुलसीदास तथा गोस्वामी तुलसोदास को अभिन्नता स्पष्ट 
प्रमाणों पर सिद्ध नहीं हो सकी है। य विट्ठलनाथ जी के शिष्य 
थे। काव्य-कला में विशिष्ट चातुरी के कारण ही ये आलोचक- 
समाज में 'जड़िया? की उपाधि से मण्डित किये गये हैं । अन्य 
कवि लोग तो हैं केवल गढ़िया, गढ़ने वाले, परंतु नंददास जी 
थे जड़िया, जड़नेवाले, कविता कामिनी के श्रृंगार को जड़नेवाल्ते, 
कलावंत | इनके ग्रथों की संख्या काफी अधिक है। संस्कृत के 
अच्छे पंडित होने के कारण इन्होंने संसक्रत से अनभिज्ञ भगवद्‌- 
भक्तों के लिए भागवत के दशम रकंध का पूरा अनुवाद हिंदी में 
प्रस्तुत किया । इनकी सर्वोत्तम रचनायें हैं--रास पंचाध्यायी तथा 
श्रमरगीत । इनके समकालीन पभ्रवदास जी ने इनकी भक्ति- 
रखिकता को सु दर पंक्तियों में अंकित किया है-- 


नंददास जो कछु कह्यो, रागरंगमें पागि । 
अच्छुर सरस सनेहमय, सुनत होत हिय जागि ॥ 
रसिक दूसा अद्भुत हुती, करत कवित्त सुढ़ार । 
बात प्रेम को सुनत ही, छुटत प्रेम-जल धार ॥ 


नंददास जी परम भागवत तथा उच्च प्रतिभावान्‌ कवि थे । 
इनका जीवन-काल लगभग १४५६० वि०---१६४० बि० के बीच 
माना जा सकता है। इनकी कविता तथा भक्तिभावना की 


श्री वलल्‍्लभ मत डश्प्‌ 


बात से आकृष्ठ होकर अकबर ने अपनी वजयातन्ना के प्रसंग में 
बीरबल के द्वारा नंददास को बुलाया था तथा उनसे भेंट की थी 
यह वार्ता से स्पष्ट प्रमाणित है" । 


अमरगीत में! उद्धबभः के 'निगुण” डपदेश पर गोपियाँ 
कहती है-- 


जो उंनके गुन नाहिं, ओर गुन भये कहाँ ते । 
बीज बिना तरू जमें, मोहि तुम कहो, कहाँ ते ॥ 
वा गुन की परदॉह री, माया दरपन बीच | 
गुन ते गुन न्‍्यारे भये, अमल बारि जल कीच ॥ 

सखा सुन श्याम के ॥ 


करुनामई रसिकता है तुम्होी सब मूठो। 
जब ही ज्यों नहि लखो तबदहि लों बाँधी मूठी ॥ 
मैं जानो ब्रज जायकें, तुम्हो नि्दंय रूप | 
जो तुमको अवलंब हीं, ताको डारो कृप ॥ 

कौन यह धरम है। 


छीत स्वामी--आप पहले मथुरा के एक सुप्रसिद्ध सुसम्पन्न 
पंडा थे । राजा बीरबल जैसे लोग इनके यजमान थे। पंडा होने 
के कारण ये बड़े अक्खड़ ओर उद्दड थे। पीछे गोस्वामी विद्ठल- 
नाथ जी से मंत्रदीज्ञा लेकर परम शांत भक्त हो गये ओर 
श्रीकृष्ण का गुणानुबाद करने ल्गे। सं० १६१२ के लगभग 
झापने रचनाएँ की । इनके फुटकर पद द्वी लोगों के मुख से 





१ नंददास की ग्र थावल्ली नागरी प्रचारिणी सभासे हाल में ही प्रका- 
शित हुई हे | 


४१६ भागवत संप्रदाय 


खुने जाते हें या इधर उधर संग्रहीत मित्ते हैं। इनके पढों में 
गार के अतिरिक्त ब्रज॒भूमि के प्रति प्रम-व्यन्जना भी अच्छी 
पायी जाती हे-- 


है विधना ! तोसों अंचरा पसारि मांगौ 
जनम जनम दीजो याही बज बसियो | 


यह आप का द्वी पद है। इनके पदों में सरसता और 
मधुरता ओत-प्रोत है। 


भोर भये नव कुझञ्ष-सदन ते आवत लाल गोवर्धन धारी। 
लटपटि पाग, मरगजी माला, सिथिल अंग, उगसग गति न्यारी। 
बिनु गुन माल विराजति उर पर नखछुत हेज चंद अनुहारी । 
छीत स्वामि जब चितये मो तन तब हों निरखि गये बलिहारी । 


गोविद स्वामी--श्रीगोविंद स्वामी श्रंतरी के रहनेवाल्ते 
सनाह्य ब्राह्मण थे | ये विरक्त होकर महावन में रहने 
क्षगे थे। पीछे गोखाई विट्ज्ञाथ जी के शिष्य हुए 
जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर अष्टछ्वाप में लिया । 
इनका रचना-काल सं० १६०० से १६२४ तक मानाजा सकता 
है। ये गोवधन पवत पर रहते थे और उसंके पास ही आपने: 
कदंबों का एक उपवन लगाया था,जो आज तक भी “गोविंद 
स्वामी की कदंब खंडी” कहलाता है । ये कवि होने के अतिरिक्त 
बड़े पक गवेये थे | तानसेन कभी "कभी इनका गाना सुनने के 
लिये भी आया करते थे। 


श्री वल्लम मत द ४१७ 


गोचिंद स्वामी गोकुल में रहते थे। पर श्रीयमुना जी में 
पांव नहीं देते थे। वह यमुना जी को साक्षात्‌ श्रीस्वामिनी जी 
मानते थे | श्रीयमुना जी का दशन करते, दंडवबत करते; उसका 
जलपान भी करते परंतु पांव कभी न धोते। एक दिन कई 
संतों ने मिज्ञकर इन्हें बल्ात्‌ यमुना जी में नहत्ञाना चाहा। 
इस पर इन्होंने प्राथना की कि यह मलमृत्र से भरा शरोर मां 
यमुना के योग्य नहीं है। यमुना जी तो सक्षात्‌ श्रीस्वामिनी जी 
हैं। अतः इस अधम देद्द को रपश न कराये*। श्रीयमुना जी में 
तो स्रिफ उत्तम सामग्री अ्रपंण करनी चाहिये। यह सुनकर 
सब संत चुप हो गये | 


गोविंद स्वामी भक्त तथा उच्च कोटि के कबि होने के 
अतिरिक्त एक उदच्चकोटि के गायक थे | वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित 
होने से पहिले भी इनके अनेक शिष्य गानविद्या के अनुशीलन में 
हो गए थे ओर इसी आचायत्व के कारण ये 'स्वार्मी! पदवी से 
विभूषित किये गये थे। वार्ता का कथन है कि अकबरी दरबार 
का गायक-रत्न तानसेन भी हरिंदास स्वामी जी के शिष्य होने 
पर भी इनसे गाना सीखने आता था। स्वामीजी के सहस्नावधि 
पद सुने जाते हैं परंतु आजकल केवल २५२ पदों की ही उपलब्धि 
वष्णव घरानों में होती है। संप्रदाय कल्पदुम” के अनुसार 
गोविद स्वामी. विक्रमी १५६२ सं० ( ८१४३६ ईस्वी) में 
गोसाई विट्रलनाथ जी के शरण में आये थे । उस समय इनकी 
काव्यकत्ञा तथा गानविद्या की ख्याति पर्याप्त रूप से हो चुकी 
थी। १६४२ वि० ( ८१५८६ ईं० ) में विद्जननाथ की स॒त्यु के 
कुछ दी बाद इनका भी निधन संपन्न हुआ | बालकृष्ण की भव्य 
मॉकी इस पद सें देखिए--- 

२७ 


ना भागवत संप्रदाय 


प्रात समें डडि जसुमति जननी, गिरिधर सुतको डबटि न्हवावति । 
करि अंगार बसन भुूषन सज़ि फूलन रचि-रचि पाग बनावति। 
छुटे बंद बागे अति शोमित बिच-बिच चोव अरगज़ा ल्ावति ॥ 
सूथन लाल फूंदुना सोमित आज्ु कि छुबि कछु कहति न आवति। 
विविध कुसुम की माला उर धरि भीकर मुरली बेत गहावति | 
ले दरपन देखे श्रीमुख को गोविंद प्रभु॒ चरननि सिर नावति ॥ 
चंतुभुजदास--अष्टछाप के ही पूववर्शित कुंभनदास जी के 
बसे छोटे पुत्र थे। पिता की वष्णब भक्ति तथा निर्मत्न 
आचार का प्रभाव पुत्र के ऊपर पूरी मात्रा सें पड़ा था। ये 
श्रीनाअथ जी के द्वी समक्ष गाया करते थे तथा दूसरे किसी के आगे 
ये कभी गाते द्वी न थे । सुनते हैं कि एक बार बड़ी 
सुंदर रास चल रही थी । गोसाई जी के पुत्र श्रीगोकुलनाथ जी 
ने इनसे गाने के लिए कहा, परंतु इन्होंने इस लिए अरबीकार कर 
दिया कि अभी तक श्रीनाथ जी का इस स्थान पर प्राकल््य नहीं 
हुआ है। भक्त की बानी को सिद्ध करने के लिए श्रीनाथजी के 
आगमन दोने पर दी इन्होंने आनंदमग्न चित्त से गाया-- 
अद्भुंत नट सेस घरे जमुना तट स्यथामसु दर 
गुननिधान गिरिवरधर रासरंग , राचे ॥ 
इनका जन्मकाल तथा शरणागति का संबत्‌ एक ही 
माना जाता है वि० सं० १५६७ ( 5१५५१ ३० )।. केवल ५७ 
वर्ष की अवस्था में सं० १६५२ में इनका निधन हुआ। ये 
गोसाई बिट्ठलननाथ जी के मान्य शिष्यों में थे । चरित था 
एकद्म उदार, हृदय था भक्तिभावना से पूरित तथा काव्य था 
भगवान्‌ की स्वानुभूत लीला के वण्न से रसस्निग्ध। अपने 
पिता के समान ही पुष्टिमाग की पुष्टि में निरंतर लगे रहे । 
हनन+ पृटरि नाना / 


(6६) 


राधावल्लभीय संप्रदाय 


(१) आचाय हितदरिवंश जी 
(२) अन्य आचायगण 
(३ ) संप्रदाय के सिद्धांत 


राधाकरावचित-पन्नव-बन्नरीके 
राधापदाब्ज-विलसन्म॒धुरस्थलीके । 
राधायशोग्रुखर-मत्तचगावलीके 
राधाविहार-विपिने रमतां मनो से । 
“--हितहरिवंशजी 


रान्ह् 











शोक १० 


,.... रसिकाचाय्यवय्य अनन्तश्रों गोस्वामी 
श्रीहित दरिवंशचन्द्र महाप्रभु 





२ -:हितहरिविंशजी 


राधावल्लभीय संप्रदाय को कुछ लोंग निम्बाक सत की बृंदावनी 
शाखा मानते हैं ओर कुछ लोग चैतन्य मत का; परंतु वस्तुतः यह 
एक स्वतंत्र वेष्णव संप्रदाय है जो ठेठ त्रजमंडल में ही उत्पन्न 
हुआ और यहीं खूब फूज्ना फल्ला । इसके अनुयायियों का प्रधान 
अखाड़ा आज भी ब्रजमंडल द्वी है। संप्रदाय की साधना-पद्धति 
इसे एक स्वतंत्र वष्णव संप्रदाय मानने के लिए बाध्य करती दे। 
नाभादासजी ने भी इस पंथ की सेवापद्धति या रसचर्यो को . 
साधारण मानवों के लिए नितांत दुष्कर तथा कठिन बतलाया है| - 

इस संप्रदाय को जन्म देनेवाले महात्मा श्रींद्वितहरिवंशजी थे 
जो वेष्णबमतानुसार श्रीकृष्णचंद्र की मुरली के अवतार माने, 
जाते हैं। उनकी कविता इतनी सरंस तथा स्तिग्ध है कि आगश्वये 
नहीं भक्तों के कर्णकुहरों में वह वंशीनिनाद के समान डी सुधा- 
रख बरसाती है। इन महद्दापुरुष के जन्मस्थान तथा आविर्भाव- 
काल के विषय में विद्वानों में अभी तक ऐकमत्य नहीं है । कुछ 
लोग इन्हें सद्दारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान का निवासी 
मानते हैं) । परंतु बात यद्द ठीक नहीं है । इनके पिता देवबंद 
में रहते जरूर थे, परंतु इनका जन्म हुआ था ब्रज॒मंडल, मथुरा 
से चार कोस की दूरी पर स्थित बाद”! नामक आम में; क्योंकि 
गोसाईं जी के अनन्य शिष्य 'सेवक जी? इसके प्रमाण हैं-- 





१ मिश्र विनोद पु० २५० ( द्वितोय संस्करण ) 


४२२ भागवत संप्रदाय 


घमरहित जानी सब हुनो । 
जहाँ “बाद” प्रगटे जगधनी ॥ 


ये गोड़ ब्राह्मण थे ओर आज भी इनके वंशज देवबन्द तथा 
. वृदावन दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। इनके पिता का नाम था 
. केशवदास मिश्र, उपनास व्यासजी तथा माता का' तारावती | 
व्यासजी असल में सहारनपुर के पास देवबंद के निवास्री थे | 
वे बड़े पंडित थे। बादशाह के साथ' दौरे में अपनी पत्नी तारावती 
देवी के साथ घूम रहे थे। इसी समय “बाद” ग्राम में श्रीहरिवंश 
जी का प्राकख्य हुआ | थोड़ी अबस्था में ही इन्हें श्रीराधिका जी 
से स्वप्न में गुरुमंत्र की दीक्षा मिल्ष गई थी। देवबंद में ही पहिले 
रहते थे। वहाँ इनके घर के पासही एक कुआ था जिसके 
भीतर से इन्होंने श्रीरंगल्लालजी की मूर्ति को निकाला तथा मंदिर 
बनाकर उसकी पूजा श्रचों किया करते थे । 
.... इनके जन्म-संवत्‌ के विषय में भी इसी प्रकार मतभेद पाया 
जाता है। मिश्र - बंधुओं के अनुसार इनका जन्म १४३० संवत्‌ 
में हुआ था", परंतु इन्हीं,के संप्रदायानुसारी भगवत्‌मसुद्ति नामक 
भक्त द्वारा निर्मित हित हरिवंश चरित्र” प्रथ के अनुसार इनका 
जन्म संबत्‌ १४५४६ ( १५०३ ई० ) में हुआ था । हितदरिवंश जी 
अपने गाँव देवबंद में रहकर गाहस्थ्य जीवन में ही भगवान्‌ को 
अरचा-पूजा में निमग्न रहते थे। अनंतर श्रीराधिकाजी की आज्ञा 
से ये घरवार छोड़ बृंदावन के लिए चल्ले पड़े। रास्ते में 'चिड़- 
थावल” नामक ग्राम के निवासी आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने 
अपनी दो कन्याएँ तथा साथ में श्रीकृष्णचंद्र की एक सुंदर मूर्ति 


न फलमनननमीनम ]। ॥तर+>-ू०>कअज--कक 


१ वही ० २४१ ह "9१ 9 


राधावलल्‍्लभीय संप्रदाय डर्रे 


अर्पित की । यह राधावल्लभ जी का विग्रह था जिसे हरिवंश जी 
ने वृंदावन में मंदिर बनवा कर स्थापित किया" । 


उसी की पूजा-अर्चो में ये सदा मस्त बने हुए जीवन यापन 
करते थे । १४६१ विक्रमी में इस मंदिर का प्रथम 'पट महोत्सव” 
हुआ था जिसकी सूचना भगवतूमुद्त के पूर्वोक्त ग्रंथ से 
चलती है* | ये राधा-कष्ण की युगल मूर्ति के उपासक थे तथा 
युगल उपासना का उपदेश इनके सिद्धांत का सार अंश था | ऋष्ण 
की अपेक्षा श्रीराधारानी की पूजा तथा भक्ति को इन्होंने अधिक 
महत्त्वशाल्िनी तथा शीघ्र फलदायिनी अंगीकार किया है । कहते 
हैं कि श्रीहरिवंशजी ने स्वप्त में श्रीराधिक्रा जी से मंत्र ग्रहण कर 
उनका शिष्यत्व स्वीकार किया था| ये ग्रहस्थ थे । इनके चार 
पुत्र तथा एक कन्या मानी जाती हैं। परंतु ग्रहस्थ होकर भी ये 
विरक्तों में भी विरक्त थे । पचास वर्ष की आयु में संवत्‌ १६०६ 
विक्रमी की शारदीय पूर्णिमा के दिन आपने अपनी अंतरंगलीला 
में प्रवेश किया । | 


मार्य की विशिष्टता 
भगवान्‌ राधावल्लम जी की उपासना तथा उनकी भ्रेमाभक्ति 
का उपदेश द्वी हितजी के जीवन का सवस्व था और भक्ति-पक्त 
राधावल्लम की सधुर उपासना था | * 
भक्तवर नाभादास जी की दृष्टि में गोखाई जी की प्रेमाभक्ति 
का यह प्रकार नितांत कठिन तथा दुरूह है । उनका कहना है-- 


१ द्रष्टव्य राधा सुधानिधि की भूमिका प्ृ० ३४--३७ 
२ पन्द्रह सौ इकक्‍यानबे सुहायो कातिक सुदि तेरस सुख छायो। 
पट महोत्सव ता दिन कियो, याचक गुनियन बहु घन दियो ॥ 


द ४२४ .. भागवत संप्रदाय 


श्री हरिवंश गुसाइ भजन की रीति सुकृत कोड जानि है । 
श्री राधाचरण प्रधान हद अ्रति सुदृढ़ .उपाली । 

कुज केलि दम्पति तहाँकी करत पषवासो ॥ 

सवंस महाप्रसाद असिद्धता के अधिकारी । 

विधि निषेध नहिं, दास अनन्य उत्कट ब्रतधारी ॥ 

श्री व्यास सुवन पथ अनुसरै सोई भले पहिचानि है. 
श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीति सुकृत कोड जानि है? | 


यह छप्पय इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हितहरिबंश जी 
की प्रमाभक्ति का परिचय पाना साधारण जन का नहीं, किसी 
पुण्यसंपन्न संत का दी अधिकार है। इस भक्ति में न तो विधि 
के लिए स्थान है ओर न निषेध का निरोध | राधा के चरणारविंद 
की अनन्य उपासना ही भक्त के जीवन का लक्ष्य है और राधा- 
कृष्ण के केलिकुंज की खबासी करना--चाकरी करना ही भक्त 
का प्रधान काय है । माघधुय रस से स्तरिग्ध यह उपासना विषयी 
मानवों की शक्ति तथा समम के बाहर की बात है और इसी 
' लिए इसका अधिकारी - वही हो सकता है जो गोसाइ जी के 
पवित्र पथ का पथिक हो । 
प्रियादास जी के अनुसार भी इस माग में कऋष्ण की अपेक्षा 
' राधा का ही गौरव, सम्मान तथा भजन अधिक है जिसको लाखों 
में भी विरत्ञा ही मनुष्य समझ सकता है। जिसका हृदय बज- 
चंद्र की भक्ति- चंद्रिका से स्निग्ध तथा पेशल् नहीं हुआ है उसके 
लिए इस 'परम रस माधुरी”? का स्वाद जानना असंभव ही है। 
प्रियादास जी का यह महत्त्वपू्ं कथन इस प्रकार है-- 


ग्त्त्क्ल्क्तक्तम्म्झजःए३३.२8३3३२२०२०3>+फफंऊक०उ़्ूू 
१ भक्तमाल छुप्पय नं० ६० 


राधावल्लमीय संप्रदाय... ' इश्प 


श्री हित॑ जू की रति कोऊ लाषनि में एक जाने | 
राधाई प्रधान माने पाछे ऋष्ण ध्याइए ॥ 
निपट विकट . भाव होत ,न सुभाव ऐसो | 
उनहीं को कृपा इृष्टि नेकु क्‍यों हुँ पाइए।॥। 
बिधि और निषेध छेद डारै, प्रान प्यारे हिए। 
जिये निजदास निस दिन वहे गाइए ॥ 
सुषद चरित्र सब रसिक विचित्र नीके। 
जानत असिद्ध महा कह्दि के सुनाइए ॥ 

इनके अंथों में अध्यात्मपक्ष का विवरण कम है, प्रत्युत राधा- 
ऋष्णु की कुज-केलि तथा वनविद्दार का नितांत ललित तथा 
शगारिक वर्सन भक्तों के मानस को बरबस आक्ृष्ट करता है। 
राधावललभीय मत शख्ृगार में संयोग पक्ष का ही पक्तपाती है, 
वह विरद्द-पक्त की वेदना, पीड़ा तथा क्श से नितांत अपरिचित 
है। राधा तथा ऋष्ण का मिलन नित्यवृंदाबन में संपन्न होने 
वाली नित्य लीला है--बहाँ वियोग के पैर रखने की भी जगह 
नहीं । इसीलिए माधुरी भाव की इस भव्य उपासना में वियोग 
भावना का अस्तित्व नहीं । 

ढ अंथ 

गोस्वामी हित हरिवंश जी के दो प्रधान ग्रंथ हैं-- 

(१ ) राधा सुधानिधि (२७० पद्म )। यह संस्कृत सें 
श्री राधारानी की प्रशस्त प्रशस्ति है। राधा के सॉदय, सेवाभाव 
तथा परिचर्यातक्त्व का मार्मिक वर्णन कर हरिवंश जी ने अपने 
प्रकृष्ट भक्ति तथा काव्य-प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया है । 


१ हिंदी अनुवाद के साथ, इसका प्रकाशन बाबा हितदास ने बाद आम 
(६ पोष्ट बरारी, जिला मथुरा ) से किया है | 


५४२६ भागवत संप्रदाय 


(२) हित चोरासी ( ब्रजभाषा' में निबद्ध चौरासी पद )। 
इसके ऊपर अनेक प्राचीन टीकायें उपलब्ध होती हैं--( क ) 
हित धरणीधर की टीका १६ वीं शती; ( ख ) गोस्वामी सुखल्ाल 
जी की १७ वीं शवी, ( ग) ल्ोकनाथ जी की, ( घ ) श्री जुगल 
दास की, (# ) प्रमदास जी की, (च ) केलिदास की श्८्वीं 
शती, (छ) श्री रतनदास जी॥की आदि। इसमें सिद्धांत के. 
पदों की विशेषता है तथा राधाक्ृष्ण की रूप-माधुरी तथा सेवा- 
माधुरी का उत्कृष्ट कवित्वमय वर्णन है । 

इसके अतिरिक्त आशास्तव, चतुःछोकी, श्री यमुनाष्टक तथा 
राधातंत्र ग्रंथ भी इनके नाम से प्रसिद्ध हैं । 


काविता 


श्री हितजी की कविता भावुकता तथा भक्ति की दृष्टियों से 
नितांत उद्ात्त, रसपेशल तथा ललित भावमयी है। उसमें मुख्य- 
 तया हृदय - पक्ष का ही प्राबल्य है। कल्ञा - पक्त अ्रस्तित्वहीन न 
होने पर भी हृदयपक्ष का ही पोषक तथा संवधक है। श्री राधा- 
रानी की सुषमा का निरीक्षण की जिए-- 
त्रज नव तरुनि कदुमत्र मुकुट मनि स्यामा आज बनी । 
नख शिख लों अग-अंग-माधुरी मोहे स्याम धनी | 
यों राजत कबरी ग्ूथित कच कनक कंजबदनी। 
चिकुर चंद्रकनि बीच अरध बिघु मानों असत फनी ॥ 
(जे श्री) हितहरिबंश प्रसंसित स्यामा कीरति बिंसद घनो । 
गावत खबननि सुनत सुखाकर बिस्वदुरित दवनी ॥ 
स्वामी जी की भक्तिभावना द्वी डदात्त न थी, प्रत्युत वह 


स्वयं प्रेमाभक्ति की जीवन्त मूर्ति थे। भक्तवर व्यास जी का यह 
पद गोसाईं हित जी के सरस व्यक्तित्व की भव्य व्याख्या है-- 


राधावल्लमीय संप्रदाय ४२७ 


हुतो रसरसिकन को आधार | 
बिन हरिबंसहि सरस रीति को, का पे चलिहे भार ? 
को राधा दुललरावे गावे बचन सुनावै चार। 
बंदावत की सहज माघुरो, कहि है कौन उदार ॥ 
पद रचना अब का पे हे है ? निरस भयों संसार । 
बढडो अभाग अनंन्य सभा को, डठिगो ठाठ सिंगार॥ . 
जिन बिन दिन छिन जुग सम बीतत, सहज रूप आगार । 
'ब्यास' एक कुल-कुमुद-चंद बिचु उडुगन जूठो थार ॥ 
इनके उपदेश का सारांश इन दोहों में मिल सकता दै जिसे' 
हरिवंशी मत की चतुःसृत्री कह सकते हैं-- 
तनहि राखु सतसंग में, मनहि प्रेस रस भेव । 
सुख चाहत हरिबंश नित, कृष्ण कल्पतरु सेव ॥ 
सबसों हित निहकास मन, दुंदाबन विश्राम । 
राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नास ॥ 
श्री राधारानी के अनन्य उपासक हित जी की कविता 
माघुय तथा सरसता का ज्वलंत प्रतीक है। श्री राधा जी की 
नाना अवस्थाओं का भव्य चित्र प्रस्तुत करने में इनकी समता 
शायदही अन्यत्र मिले । मिलन-कुज में प्रवेश करने से पूरे 
श्री राधिका जी के मधुरदशन की एक प्यारी मत्षक ल्ीज्षिए-- 
आजु नीकी बनी राधिका नागटी। 
त्रज॒ जुबति जूथ में रूप अरू चतुरई ॥ 
सील सिंगार गुनं सबनि तें आगरी | 
कमल दच्छिन भुजा बामभुज अंसु सखि, 
गावती -सरल मिल्लि मधुर सुर राग री | 
सकल विद्याविदित, रहसि हरिबंस हित, 
मिलत नव कु ज बर स्थाम बड़ भाग री | 


ड्रस्द हि भागवत संप्रदाय 
(२) 
अन्य आचायंगण. 


श्रीव्यास॒ जी 


जय जय विशद व्यास की बानी 

मूलाधार इृष्ट रसमय, उत्कर्ष भक्तिरस सानी । 

रस अंगार सरस यमुना सम वर धारा घददरानी *१" 
विधि चिषेध तरुवर तरु तोरत हरिजस जलधि समानी ॥ 
जुगल बिहार विटप सों लिपटी सुबरन बेलि निवानी 
लगे रंगीले सुमन जासु में फल रसमय निर्बानी ॥ 
द --नील सखी 


श्रीनीज्सखी जी की यह उक्ति वास्तव में यथाथ है। श्री 
डयासजी की कविता युगज्ञ रस की माधुरी में सिक्त भकक्‍त हृदय 
का मधुमय उद्धार है। व्यासजी वृदावन की भक्तित्ीला के 
यौवनकाल में आविभूत हुए । यह वह्द पावन समय था जिसने 
हरिदास स्वामी, स्वामी हितहरिवंश, रूप गोस्वामी, सनातन 
गोस्वामी जेसे तपस्वी भक्तों की मधुमय साधना को अपनी 
आँखों से निरखा था। मीराबाई ने अपने भावुक भजनों से उस 
काल के क्षण क्षण को गुंजारित किया था । सूरदास तथा परमानंद 
दास ने अपनी भक्तभावना को लल्नित, पदों के द्वारा भक्तमंडल्ी 
के सामने आविभू त किया था। मध्ययुग का यह पवित्र समय 
भक्ति के इतिहास में एकदम बेजोड़ है। इसी काल में वृंदावन के 
केलिनिकु ज में अपनी सरस मस्ती में गानेवालते श्रीव्यासजी की 
चाणी मुखरित हुई थी । 


राधघावल्लमभीय संप्रदाय डर६ 


भकतशिरोमणि व्यास जी का पूरा नाम था हरिराम शुक्ष । 
यास” तो उनकी उपाधि थी जिसे काशी के पंडितों ने उनकी 
कविता से मुग्ध होकर उन्हें प्रदान किया था। सं० १५६७ 
(<> १४१० ई० ) मागशीष शुक्ला पंचमी को हरिरामजी का 
' जन्म ओडुछा के निवासी श्रीसुमोखन शुक्त के घर उनकी घम- 
पत्नी श्रीपझावती देवी के कोख से हुआ था। ओड़्छा नरेश 
के दरबार सें इनके पिता का बड़ा आदर सम्मान था। फल्नतः 
इनके पिताईका घर अतुल संपत्ति तथा विशाल वभव के लिए 
लितांत विख्यात था और ओडइछे में “ब्यासपुरा” अपने अतीत 
गोरव के लिए आज भी प्रसिद्ध है। ये सनाठ्य ब्राह्मण थे । 
इनके पिता परम वेष्णव थे तथा चैतन्य महाप्रश्भु के युरुभाई 
माधवदास जी के शिष्य थे | हरिराम जी ने अपने पूज्य पिताजी 
से बेष्णव दीक्षा ग्रहण की थी, इसके पोषक अनेक प्रमाण इनके 
पग्रथ में उपलब्ध हैं । इन्होंने अपनी 'व्यासबायणी” के मंगलाचरण 
में अपने गुरु शुक्तजी का स्पष्ट निदेश किया हैः-- 


बन्दी श्री सुकल पदपंकजन 
सत्त चित्‌ आनंद की निधि, गई हियं की जरन | 


अन्यत्र भी 'जय जय श्री गुरु शुकल मोद्दि सरबस दियो! 
आदि पदों के अध्ययन से इनके गुरु के विषय में भ्रम नहीं रहता । 
ऐसी स्पष्ट परिस्थिति में हितहरिवंशजी से इनका गुरु-शिष्य का 
नाता जोड़ना एकदम अनुचित है। हितहरिवंश तथा हरिदासजी 
को तो ये अपना परम प्रेमी सखा मानते थे। ओड्छे में रहते 
समय भी व्‌ दावन में निवास करने की लालसा का सूचक यह 
पद इस तथ्य को स्पष्ट द्वी प्रकट कर रहा है-- 


- ४३० भागवत संप्रदाय 


हम कब होहिगे ब्रज़वासी। 
ठाकुर नंदकिसोर हमारे ठकुराइन राधा सी ॥ 
कब मित्रि हैं वे सखी सहेली हरिवंसी हरिदासी | 


हरिवंश जी के पीछे हरिव्यास जी इस मत के एक सम्मान्य 
आचाये हुए जिनके विषय में पध्रवदास- जी की यह प्रसिद्ध 
लक्ति है-- 
वरकिशोर दोड लाड्ले, नवल् प्रिया नव पीय । 
प्रगट देखियत जगत्‌ में, रसिक व्यास के हीय । 


हरिव्यास जी के गुरु के विषय में मतभेद दीख पढ़ता है। 
इन्होंने अपने पिता जी को ही अपना गुरु लिखा है, परतु 
भ्र वबदास जैसे समकालीन ग्र थकार के साक्ष्य पर ये हित हरिवंश 
जी के शिष्य तथा राधावल्लभजी के उपासक माने जाते हें--- 


सेवक की सरि को करे भजन सरोवर हंस । 
मन बच के घरि एक ब्रत गाए श्री दरिबंश ॥ 
--भक्तनामावलो दोहा ४४ 


दोनों में समन्वय किया जा सकता है। पिता जी इनके 
विद्यागुरु थे तथा हरिवंश जी दीक्षागुरु | ये वृंदावन में आकर 
गोस्वामी हरिवंश जी के दशन से ऐसे मोहित हुये कि उनके 
शिष्य बन गये । वृंदावन में ही .रम गये और पन्नानरेश के 
स्वयं आकर ले जाने पर भी पन्ना नहीं गये । 


गृहस्थी में जीवन बिताते हुए भी ये श्रीयुगलकिशोर 
सेवा तथा अलौलिक प्रेम से कभी विचलित नहीं होते थे । 
तत्कालीन ओडछानरेश मधुकरशाह इनके मंत्रशिष्य थे। सं० 
१६१२(७ १५५५ ई० ) में ये अपना जन्मस्थान छोड़कर सदा के 


राघावल्लभीय संप्रदाय ३१ 


लिए बूंदावनचंद्र के लिए निकुंज में चले आये । वृदावन 
से इन्हें लोटाने के उद्योग में स्वयं मधुकर शाह व्यास्र जी 
के पास आये, परंतु व्यास जी अपने निश्चय से तनिक 
भी नहीं डिगे। वृदावन में ही अपना अलौकिक जीवन 
बिता कर भक्ति तथा कविता उभयविध साधना के लिए वे एक 
अनुपम आदश छोड़ गए । व्यास जी के दो ग्रंथ मिलते हैं-- 


( १ ) नवरत्रः--संस्कृत में रचित, संप्रदाय के सिद्धांतों का 
निदशक ग्रंथ ( अप्रकाशित ) 


. (२) व्यासवाणी--त्रजभाषा में निबद्ध लगभग ७०० पदों 
का अनुपम ग्रथ ( प्रकाशित 9) 


व्यासवाणी में दो खंड हैं। प्रथम खंड (२६१ पद ) में 
भक्तिसिद्धांत का सनोरम वर्णन है | द्वितीय खंड ( ४५६ पद ) 
राधाकृष्ण की ललित लीलाओं का वर्णन द्वोने से रसखंड के 
नाम से विख्यात है। व्यास जी चेैतन्य-संप्रदाय के बेष्णव थे 
ओर उस समय के मान्य गोस्वामी रूप तथा सनातन से इनकी 
गहरी मैत्री थी। सुनते हैं कि इन गोस्वामियों का दृढ़ आग्रह 
स्वीकार कर द्वी वे वृ दावन में रसमय जीवन बिताने के किए 
चले आये | 


व्यासजी राधाकृष्ण के उदच्चकोटि के भावुक भक्त थे। 
व दावन पर उनकी इतनी प्रीति थी कि वहाँ के रजः कण में ये 
लोटना अन्यत्र प्रासाद के मखमली फशंपर रहने से अच्छा 
समभते थे | इस विषय के पदों में उनका प्रेम छुलक रहा है। 





१ इस ग्रथ को व्यास जी के वंशोद्धव आचाय राधाकिशोर , 
गोत्वामी ने बूंदावन से प्रकाशित किया है, सं० १६६४ । 


छ्श्र भागवत संप्रदाय 


उच्चकोटि के ब्राह्मण होने पर भी वे नीच ज्ञाति के भक्त के हाथ 
से महाप्रसाद प्रहण करने के ल्षिए सदा तत्पर रहते थे। 
वे तो बड़े मीठे शब्दों में अपना परिचय देते हैं-- 


रसिक अनन्य हमारो जाति । 
कुलदेवी राधा, बरसानो खेरो त्जवासिन सों पाँति॥ 
गोत गोपाल, जनेऊ माला, सिखा-सिर्खेंडि हरिसन्दिर भाल 
हरि गुन नाम वेद धुनि सुनियत, मूँज पखावज कुस करताल ॥ क्‍ 


भक्त जाति-पाँति के बंधन में थोड़े ही अपने को बाँधता 
है। वह तो जीवन्मुक्त होता है। ऋष्ण के सकल पियारे उसके 
परिवार के परिजन होते 'हैं । वेद की संहिता कर्मकांड 
के उपासकों के लिए मान्य शास्त्र है। भक्तों के लिए तो हरि के. 
गुण तथा नाम का गायनही बेदिकी श्रुति है। व्यास जी के 
पदों में युगल सरकार के प्रति असीम भक्ति, अलौकिक माधुरी 
तथा विशाल्ल प्रेम की विमत्न धारा प्रवाहित हो रही है। पद 
क्या हैं ? भक्तिभावना में सराबोर हृदय के मधुमय उद्गार हैं। वे 
केवल हमारा अनुरब्जन ही नहीं करते, प्रत्युत हमें उस दिव्य 
माधुरी की फाँकी दिखला कर हमारा हृदय उद्ात्त, विशुद्ध तथा 
विशात्ञ बनाते हैं । | 

मन को द्विविधा वृ दावन के सेवन से तथा राधाकृष्ण के 
लीज्ञा-गायन से मिटती हैं-- 


दुविधा तब जेहे या मन की । 
' निर्भय छल के जब सेवहु गे, रज श्रीव्वन्दावन को । 
कामरि ले करवा जब लेहे, सीतल छॉँद कु जन की । 
अति उदार लीला गावहु गे, मोहन-स्याम सुधन की || 


राघावल्‍लभीय संप्रदाय ४३३ 


राधावर के ध्यान के सामने अन्य देवता की उपासना निरथक 
है। क्‍यों? 
श्रीराधावर ध्याइ के और ध्याइए कौन | 
व्यासहि देत बने नहीं बरी बरी प्रति लोन ॥ 


राधा तथा कृष्ण की जोड़ी व्यास जी के कमनीय रासवर्रन 
में केसी फबती है-- 


सुधर ( श्री ) राधिका प्रवीन बिना, वर रास रघच्यों 
श्री श्याम संग वर सुधंग तरनि--तनया तीरे | ९ 
आनन्दकन्द वृन्दावन शरद चन्द सन्द मन्द, . 

पवन कुसुम-पुंज ताप-दवन, घुनित कत्ल कुटीरे ॥ २ 
रुनित किंकिणी सुचारु, नुपुरु सनि बलय हारू 

अंग रत मरदंग ताल तरल तिरप चोरे | ३ 
गावत अतिरंग रहो, मोपे नहिं जात क्यों 

व्यास! रस-प्रवाह बह्मों, निरखि नेन सीरे ॥ ४ 


श्री राधिकाजी के मान तोड़ने के लिए सखी के ये बचन 
कितने मार्मिक हैं-- 
कबहूँ तो काहू को कह्यों न कियोौ | 

जुरत बसीठी ते स्रीठी करि डारी, हड करि कछु न ल्ियौ ॥ 
नेननि तोहि कुटलता खिखई, और न हेत वियौ। 
कठिन कुचनि की संगति को फल, हें गयो कठिन हियो ॥ 
बिनु अपराधहिं साधु पियहि ते कबहूँ न चेन दियौ। 
सरधा हूँ ते कृपन अधघर मधुरस पिय न अघाइ पियौ॥ : 


व्यास जी की दृष्टि प्रकृति के कमनीय रूप पर मुग्ध होती है। 


वजकुंज में पावस की यह बहार निराली ही है-- 
र्८ 


४३४ भागवत संप्रदाय 


आज कछु कु जन में बरषा सी । 

बादल दल में देखि सखी री चमकति है चपला सी ॥ 
नान्‍्हीं नान्‍हीं बूं दव कछु घुरवा से पवन बहै सुखरासी । 
मन्द सन्द गरजन सी सुनि मनु नाचति मोर सभा सी || 


व्यास जी ने राधाऋष्ण के नाना प्रकार की लीलाओं का बड़े 
विस्तार से वर्णन किया है जिसके अनुशीलन से समस्त लीलायें 
पाठकों के सामते सजीब दो उठती हैं। प्रम-विभोर व्यास की 
कविता कह्दी कहीं कोमल-कान्त-पदावली के रचयिता जयदेव की 
बरबस सुधि दिल्ञाती हैं-- 


-इंदावन कुज कुज केलि बेलि फूल्ी। 
कुन्दकुसुम चन्द नलिन विद्रुम छुवि भूली ॥ 


श्रवदासजी--व्यासजी के शअनंतर भ्रवदासजी भी राधा- 
वल्लभीय मत के विशेष प्रचारक तथा विशिष्ट विद्वान हुए हैं जिन्होंने 
अपने विविध ग्रथों के द्वारा श्रीद्चित जी के मत का विशदीकरण 
किया है। ध्रवदास जी के रचित ग्रथों की संख्या ४० से भी ऊपर 
है जिनमें बृंदावन-सत, सिंगार-सत, रस-रत्नावली, नेहमंजरी 
रहस्यमंजरी, सुख-मंजरी आदि मुख्य ग्रंथ हैं, परंतु ऐतिद्वासिक 
दृष्टि से इनका महत्त्वशाली ग्रंथ भक्तनामावलो है जिसमें इन्होंने 
प्राचीन तथा समकाल्नीन भक्तों का संज्षिप्त परिचय बड़ी सहृदयता 
के साथ दिया है । इनके ग्रंथों की रचना का समय भी दिया गया 
है--बृंदावन-सत का रचनाकाल है सं० १६८६, रहस्यमंजरी का 
१६६८ विक्रमी । भक्तनामावली में १७३४ विक्रमी तक के भक्तों 
का परिचय मिलता है। अतः इनका समय १६४० वि० से १७४० 
वि० तक माना जाता है। बृंदावन की सुषमा का वर्सन इनके 


राधावल्लभीय संप्रदाय ४५ 


काव्यों में खूब दै। प्रमतत्व का विश्लेषण भी इन्होंने बड़ी सुंदरता 
से किया है। ध्रुवदास की भगवान्‌ से यही प्राथना है-- 


ऐसी करी नव लाल रंगीले जू चित्त न ओर कहूँ ललचाई | 
जे सुख दुःख रहें लगि देह, सो ते मिटि जाँहि:रु लोक बढ़ाई । 
संगति साधु बूँदाबन-कानन, तो गुन गाननि साँस विहाई। 
कंज पर्गों में तिदारे बसों बस, देह यहे ध्रुव को प्ुबताई ॥ 


इस संप्रदाय के अन्य ग्रंथ मी उपलब्ध द्वोते हैं जैसे सेवक- 
बानी, वल्लभमरसिक .की बानी, आदि। इस संप्रदाय के भक्त 
कवियों की विशेषता है वृंदावन की माधुरी का वर्सन तथा राधा- 
कृष्ण की दिव्य लीलाओं का रसपेशल तथा मनोमुग्धकारी चारु 
चित्रण । ब्रज॒भाषा साहित्य को पुष्ट तथा . समृद्ध करने सें इस 
संप्रदायवालां का विशेष द्वाथ रहा है.। ह 


प्रधान गुरु-शिष्य परम्परा इस प्रकार है-- 
श्रीनित्य विहारी 
श्रीनारायणु ( प्रथम पुरुष ) 
ब्रा 
मरीचि 


| 
कश्यप 


| के 
अचतलेश्वर 


।! 
अच्युतेश्वर 


४३५ मागवत संप्रदाय 


श्रीधर 
दब 
ऋषि बजियेर 
जि 
विजय भट्ट 
कुल्लाजित भट्ट 
विद्याधर 
जालप सिश्र 
प्रभाकर सिश्र 
उमाकर मिश्र 
हे मिश्र 
मकर मिश्र 
बाय 
गोस्वामी 0 का श्रीहित हरिवंशचंद्र 
गोस्वामी कं चंद्र ( बनमालीदास जी ) 


» श्रीसुन्दरवर जी 


राधावल्लमीय संप्रदाय ४३७ 


गोस्वामी श्रीदामोदरवरजी 
| 


गोस्वामी अंक 200 लि 


| | 
आह! जी | श्रीरसिकलाल जी 
गोस्वामी ऐप जो श्रीसुखलाल जी 
नवनीतलाल जी 


४4! जी 


घनश्यामलाल जी 


कान्तज्ञाल जी 


माधवल्लाल जी राधाज्ञाल जी 

. माखनलाल जी अप 
छोटेलाल जी लाडिलीलाल जी 
पीतमलाल जी का जी 
मुकुंदलाल ह द किशोरीलाल जी 
राधालाल जी रूपलाल जी 
मनमोहनलाल जी सुकुमारी लाल जी (९ वत्तेमान 


अधिकारी जो आंचाय्य गही पर 
प्रतिष्ठित हैं रा 


४र्र्प्प भागवत संप्रदाय 


नित्यविहारी से श्री व्यास मिश्र तक वंशपरंपरा है ओर 
श्रीहरिवंशचंद्र से आगे ब्येष्ठ पुत्र ओर शिष्य परंपरा है जो 
आचाय्य गद्दी के अधिकारी हैं। श्री दामोदरवर जो की दो 
पत्नियों से गद्दी के दो अधिकार हैं| अतः आगे दोनों की पूर्ण परं- 
 परा दी गयी है। इस समय वास्तव में बिज्ञास वंश का अधिकार 
है। यों तो प्रत्येक पुत्र शिष्य है अतः सभी आचाय हैं किंतु इसमें 
शिष्य और बंश का बड़ा भारी विस्तार हो ज्ञाता है, श्सलिये 
यहाँ संक्षेप से ज्यष्ठ पुत्र और शिष्य का वर्शन किया है। यह 
परंपरा केवल आचाय्य-कुल की है। विरक्त शिष्यों की कोई 
खास परंपरा नहीं, क्योंकि वे गुरु-गद्दी के अधिकारी नहीं होते । 


(३) 
संग्रदाय के सिद्धांत 


श्री हित हरिवंश की साधना प्रणाल्ली बड़ी ही गृह तथा रहस्य- 
मयी है। इसका अधिकारी भी स्रामान्य साधक न होकर 
विशेष निष्ठावान्‌ पुरुष ही हो सकता है| इसको विज्ञक्षणता अन्य 
संप्रदायों के साथ तुलना करने पर स्पष्ट ही प्रतीत द्ोती है। श्री 
संप्रदाय में बेकुएठवासी भगवान्‌ विष्णु को इष्ट मान कर दास्य- 
भाव से उनका केकय करना ही जीव का परम धर्म होता है | 
वल्ल्ञभ संप्रदाय में श्री बात्-गोपाल को इषप्ट मान कर वात्सल्य 
भाव से उनमें रति करना ही भक्ति का मुख्य लक्ष्य है। निंबाक 
मत में तथा माध्व गोडीय संप्रदाय में किशोर श्री कृष्ण को 
क्रमशः स्वकीया भाव तथा परकीया भाव से उपासना उचित 
मानी गई हे। परंतु इस राधावल्‍लभीय मत में उपासना का तत्त्व 
इनसे विलक्षण है । हरिवंश महाप्रभु का कहना है कि परकीया 


राघावल्लभीय संप्रदाय ४३६ 


तथा स्वकीया दोनों भाव अपूर्ण हैं। स्वकीया में मिलन है, पर 
विरह नहीं । उधर परकीया में विरह् है, मिलन का पूर्ण सुख 
नहीं । इसीलिए प्रम साम्राज्य में स्वकोया-परकीया की भावना 
केवल एकदेशीय तथा एकांगी भावनायें हैं। प्रेम की पूर्णता वहाँ 
है जहाँ स्वकीया तथा परकीया दोनों का बोध नहीं; तथा जहाँ 
नित्य मित्ञन सें भी विरह का सुख या लकत्ञक नित्य स्थित रहता 
है | हरिवंश जी ने चकई तथा सारसके संवाद रूप में इस तथ्य 
की अभिव्यक्ति की है। प्रिय के विरह में भी चकई का जीवित 
रहना सारसकी दृष्टि में प्रम की परम न्‍्यूनता है-- 


चकई प्रान जु घट रहें पिय विछुरंत निकज्ज । 
सर अंतर श्ररु काल निसि तरफ तेज घन गज्ज ॥ 
तरफ तेज घन गज्न ल्ज्ज तुव॒ बदन न आये | 
जल विहून करि नेन मोर किहिं . भाव बतांवे ॥ 
हित हरिवंश विचारि बादि अ्रस कोन जु बकई। 
सारस यह संदेह प्रान घट रहे जु चकई ॥ 


परंतु चकेई को रागभरी दृष्टि में सारस का प्रम एकांगी है 
क्योंकि वह अपने नित्य मित्नन के सुख में विरह-सुख का अनुभव 
नहीं करता । सारस का प्रमानुभव भी अपूर्ण ओर अधूरा है-- 


सारस सर बिछुरंत को जो पल्ु सघहे सरीर । 
अगिनि अनंग जु तिय भखे तौ जाने पर पोर ॥ 


ऐसी विषम स्थिति में हरिवंश मद्दाप्रभ्ु का प्रममागें एक 
निराली चीज है। वे अपने सिद्धांव का वर्णन करते हुए 
कहते हैं-- 


७७० भागवत संप्रदाय - 


जे श्री हितहरिवंश विचारि असम विरहा? बिन्ु वा रस । 
निकट कन्‍्त नित रहत मरम कहा जाने खारख ॥ 


यह “प्रमविरहा” ही राधावल्लसीय पद्धति का सार है। 
मिलने में भी विरह जेसी उत्कए्ठा इसका प्राण दे। युगल्र 
किशोर श्री राधा-वल्लमलाल के नित्य मिलन में वियोग की 
कल्पना तक नहीं है, परंतु इस मिल्नन में प्रम की ज्षीणता नहीं, 
प्रत्युत प्रतिक्षण नूतनता का स्वाद है, चाह तथा चटपटी है। 
प्रमांसत का अनवरत पान करने पर भी अतठृप्तिरूपी महान 
बिरह की छाया सदा बनी रहती है, प्रतीत होता है-- 


“मिल्लेह्ि रहत मानों कबहूँ मिले ना” 


इस प्रकार स्वकीया-परकीया, विरह-मिलन पर्व स्व-पर- 
भेद रहित नित्य विहाररस ही थ्री हितमहाप्रभु का इष्ट 
तत्त्व है। मी क्‍ 

हरिवंश जी इस प्रकार न अवतार श्रीकृष्ण को अपना इोष्ट 
मानते हैं और न युगल किशोर श्रीन॑दनंदन तथा श्रीवृषभानुलली 
को। वे नित्यविहारिणी श्रीराधा को ही अपना इष्ट मानते हैं। 
उनका कथन स्पष्ठ है कि राधा स्वतंत्र पराशक्तिरूपा है। वह 
महासुख रूपा है। वह्द मेरी सेव्या-आराध्या है, अन्य कोई नहीं:-- 


इंशानी च शची महासुखतनुः शक्तिः स्वतन्त्रा परा। 
श्रीवृन्दावननाथपट्टमद्टिषी राघेव सेव्या सम ॥ 
““-राधासुधानिधि श्लो० ७८ 


 अ्रसिद्ध है कि श्रीराधारानी ने ही स्वप्न में श्रीढितद्दरिबंश 
. प्रभ्नु को अपना इृष्टमंत्र देकर शिष्य बनाया था। इसका उल्लेख 


राघावल्लभीय संप्रदाय ४४१ 


सांप्रदायिक ग्रथो में बहुशः किया गया है। इनका यहाँ तक 
कहना है कि जो लोग श्रोराधा के चरणों का सेवन छोड़ कर 
गोविंद के संगलाम की चेष्टा करते हैं वे मानो पूर्णिमा तिथि 
के बिना ही पूर्ण सुधाकर का परिचय पाना चाहते हैं। वे 
अज्ञ यह नहीं जानते कि श्यामसु दर के रतिग्रवाह की लहरियों 
की बीज यही श्रीराधा ही हैं-- 


राधादास्यमपास्य यः प्रयतते गोविन्द्सद्राशया 

सोञथ्यं पु्णसुधारुचेः परिचय राकां विना वान्छुति । 

किंच श्याम-रति-प्रवाह-लहरी-बीजं न ये ता विदु- 

स्ते ग्राप्यापि महासताम्बुधिमहो बिन्दुं पर आप्नुयुः | 
“--राधासुधानिधि ७९ 


राधावज्ञभीय भ्रक्त की कामना बढ़ी रहस्यमयी होती 
है। वह अपनी कामना की अभिव्यक्ति इस पद्म में चित्रित 
करता है-- 


सान्द्वानन्दोन्मदरसघन प्रेमपीयूषमूतः 
श्री राधाया अ्रथ मधुपतेः सुप्तयोः कुब्जतस्पे | 
कुर्वाणाहं॑ झूदुसूदु-पदाम्भोजसम्वाहनानि 
. _ शय्यान्ते कि किसपि पतिता ग्राप्ततन्द्रा भवेयम्‌ ॥ 
--रा० सु० श्लोक २१२ 


निविड आनंदोत्सवरस के घनत्व से प्रकट प्रमाम्रतमूर्ति श्री 
राधा तथा मधुपति जब कुब्जशय्या पर निद्रिंत हो जाँय, तब उनके 
अति कोमल पदकमलों का संवाहन करते-करते में तंद्रा भ्राप्त 
होने पर उस सेज के समीप ही क्‍या कभी लुढ़क रहूँगी ? इसी 
कामना की ओर लद्दय करके नाभादास जी भी कहते हैं-- 


४४२ . द भागवत संप्रदाय 


श्री राधा चरण प्रधान हृदय अ्रति सुदृढ़ उपासी । 
कुज केलि दंपती तहाँकी करत खबासी ॥ 


हरिवंशी संप्रदाय वस्तुतः रससंप्रदाय है जिसमें प्रमामृत- 
मूर्ति श्री राधा तथा ल्ञालजी के नित्य मिलन के अवसर पर 
साधन तनन्‍्मयभाव से उनकी सुचारु सेवा में लगा रहता है । इस 
सेवा भाव को ही वह अपने जीवन का चरम लक्ष्य मानता है। 
हरिवंश जी की सम्मति में जिस प्रकार जज्ञ से तरंग का प्रथक- 
करण असंभव हे उसी प्रकार राधा से कृष्ण का, सांवरे से गोरे 
का, प्रथक्‌ करना एकदम असंभव है। दोनों मिल कर एक दी 
तत्त्व के प्रतीक हें। वे दोनों अभिन्न हैं तथा अनन्य हैं। इस 
तथ्य का स्पष्टीकरण उनका यह सुदर पद्म कर रहा है-- 
जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, - 
भावे मोहि जोईं, सोई सोई करें प्यारे । 
मोको तो भावतो ठौर, प्यारे के नैनन में 
प्यारो भयो चाहे मेरे नेननि के तारे । 
मेरे तो तन मन प्रौण हूँ में प्रीतम प्रिय, 
अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसों हारे । 
जे श्री हित हरिबंश हँस हँसिनी साँवर गौर, 
कहो कौन करे जल्व॒तरंगनि न्यारे। 


 -४4:--- 
प्रम-साधना में जीव का भावमय स्वरूप 


श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ ने अपनी दो प्रकृतियाँ बतायी 
हैं; एक आठ भेदोंवाली जड़ प्रकृति और दूसरी जीबरूपा 
परा प्रकृति। बस्र इन्हीं दो प्रकृतियों से समस्त चराचर ज्गत्‌ 


राघावल्ल भीय सं प्रदाय ४४३ 


का निर्माण हुआ है। (देखिये गीता अध्याय ७ ज्छोक ५, ६, ७) 
इस्र विचार से समस्त चराचर जगत भगवान, की प्रकृति है 
ओर वे भगवान्‌ ही एकमात्र परमपुरुष हैं। यह विश्व-विज्ञास 
उसी प्रकृति ओर पुरुष का विलास हे | 


रखिकाचार्य्यां ने इस प्रकृति-पुरुष विज्ञास कीं भावना को 
अधिक उज्ज्वल रूप देकर स्पष्ट कर दिया है। वे कहते हैं. कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण नित्य-विहारी ही एकमात्र पुरुष हें और उनकी 
चिदू-अचिदू-विशिष्ट आह्यदिनी एवं निजञ्ररूपा प्रमशक्ति श्रीराधा 
ही परम प्रकृति हैं। इन सनातन युगलकिशोर का ही सारा 
जगत्‌ प्रतिविंब है । श्रीराधा प्रकृतिरूप में सबत्र व्याप्त हैं । 
वे समस्त सखियों के रूप में हैं ओर वही गोपियों के रूप में । 
गोपियाँ कया हैं ? प्रम्म की साकार प्रतिमा । प्रत्येक जीव प्रेम- 
रूपा गोपी है क्‍योंकि बह सनातन प्रकृति है | उसमें वे सब दिव्य 
गुण गण हैं जो गोपियों में हैं--श्रीकृष्ण की सखियों में हें । 


जीव अपने निज स्वरूप-प्रेमूूपा सखीभाव--को भूल 
जाने के ही कारण इस आवागमन-रूप दुर्गंति को प्राप्त हो गया- 
है। यदि जीव अपने निज स्वरूप की स्मृति करे तो वह आनंद 
रूप को शीघ्र पा सकता है। आवश्यकता है अपनी अंतरंष्टि 
को फेरने की । 


जब यह निविवाद सिद्ध है कि जीव का निज एवं सनातन 
स्वरूप प्रभ्नु की प्रकृति या सखी है तो फिर साधक को अपने 
स्वरूप का स्मरण किस प्रकार करना चाहिये? यह जानना 
आवश्यक हो जाता है । 


रखिकाचार्य्यों को इस ऐकान्तिक रस-पू्ण भावना अर्थोत्‌ 
जीव के सखी-स्वरूप के बोधपूवक भावना करने के पहले यह्द 


४४४ भागवत संप्रदाय 


अवश्य ज्ञातव्य है कि यह भावना न तो गुड़ियों का खेल है, न 
उपद्दास. का विषय। यह है सनन्‍त शिरोमणि, मोक्ष-संन्यासी 
रसिकों का हृदय | अतः साधक अपने चित्त की सच्ची जाँच करके 
इन लोहे के चनों को चबाने का कठिन प्रयास प्रारंभ करे | 


रस की सांधना में साधक के दो देह कहे जाते हैं; एक 
साधन देह और दूसरा खिद्ध देह । 

(क) साधन देह--इस स्थूल शरीर से स्थूल भोग भी भोगे 
जाते और उनके बंधन भी भविष्य के लिये तैयार होते हैं। 
इस स्थूल शरीर से अन्य जगत्‌ का भी निर्माण किया जाता है। 
तब यदि साधक पुरुष अपने मन, इन्द्रिय एवं चित्तपुञ्ञ साधन 
देह को इस प्रेमरस के साधन में लगावे तो इसे अपने सिद्ध 
देह को स्फुरणा होने लगेगी । इसे रससाधना -में लगाने का 
केवल इतना द्वी अ्रथ हे कि अपने मन के द्वारा अपने किसी 

दिव्य देह की भावना करे। 


(सर) सिद्ध ( दिव्य ) देह 

किसी दिव्य वस्तु की भावना या कल्पना करने के लिये 
संसारी व्यक्ति को अपने आख-पास के वाताबरण के आधार 
पर ही पहले उस दिव्य वस्तु की कल्पना करनी पड़ती दै। जहाँ 
यह कहा जाता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सोंदय्य कोटि काम- 
लावण्यहारी है, वहाँ साधारण लोग जो एक कामदेव के 
सोंदय्ये की कल्पना नहीं कर सकते, कोटि काम-लावण्यहारी 
की कल्पना कैसे कर सकेंगे ? ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है 
. कि वे कोटि काम-लावण्य विनिंदक श्रोकृष्ण के सोंदय्य की वही 
रूपरेखा तैयार कर लेते हैं जो सोंदय्य उन्होंने देखा है, उसी के 
जेसा या उससे कुछ विशेष । 


राधावल्लभीय संप्रदाय डा, 


.. श्रीयुगलकिशोर की नित्य सखी की स्वरूप-भावना बस्तुतस्तु 
न तो कद्दी जा सकती है, न समझी द्वी जा सकती है, पर वह तो 
अनुभव-गम्य है। युगल-किशोर श्रीराधावल्लभमल्ाल सॉंद्य्य- 
माधुय्य की निधि हैं। उनका समस्त  परिकर परम सॉौंदय्यमय 
है। श्रीधाम वृंदावन श्री और सुषमा का आगार है ओर वहाँ 
के निवासी खग, म्ग, कीर, कपोत, सयूर, मराल सभी दिव्य 
चिदानंद्सय और अपार सोंद्य्य-माधुय के निधान हैं। कहना न 
होगा कि युगल किशोर की सखियाँ भी अतीव रूप-लावण्यमयी 
हैं। जिनकी चरणश-नखच्छुटा पर कोटि-कोटि उमा-रमा बलिद्दारी 
जाती हैं, उनके रूप-लावण्य का क्‍या पारावार ! 


हम पहले कह चुके हैं कि रस-क्षत्र में साधक का भी स्वरूप 
वही है जो वहाँ की नित्य सहचरियों का है। अतः साधक अपने 
वास्तविक रूप सखी-स्वरूप का स्मरण इस प्रकार करेः-- 


युगल नवल् किशोर अनेक किशोरी-प्रमदागणों से घिरे 
हैं । उन किशोरी गणों में से एक में भी हूँ । मेरा दिव्य देह रूप- 
यौवन-संपन्न एवं ललित किशोर अवस्था से पूर्रो है । सुडोल 
अंग प्रत्यंग, मनोहर मुखाकृति, आाकषक ओर रमणीय वो, 
लल्ित-गति मंद हास, सहज चपलता, यौवन का भार ओर लब्जा- 
भरी चितवन है। सबके साथ-साथ हृदय दिव्य अ्रम के भावों 
से ओत-प्रोत है । मन, प्राण, इंद्रियाँ सबके सब श्रम से आकुल हें । 


नख से शिख तक दिव्य एवं मनोहर वस्त्राभरणों से में 
सुसज्िता हूँ । चरणों में जावक की लाली है ओर गुल्फों में फन- 
कारते हुए मणिमय सूपुर। कटि पर सारी है और उस पर 
शोभा की वृद्धि करती हुई करधनी मुखरित है। कंचुकी से कसे 
हुए पीनोन्नत पयोधरों पर द्वारों की शोभा, शंख सी श्रीवा.पर 


ड४प मागवत संप्रदाय 


मणि-पोत और दुलरी, तिलरी की छटा, विल्षण है; अपूब है । 
सुणाल-नाल सी भ्रुजाएँ और उन पर फब रहे हैं यथा-स्थान बाजू 
बंद, कंकण चूड़ियाँ और मुद्रिकाएं। 

मुख है या चंद्र ? भ्रांति होती है। इस चांद्र के दो कलड् हैं 
कपोल पर गिरि हुई काली काली अलक और लक्ञाट-पटल 
शोभित तित्षक । काम-धनुष सी हैं भ्रकुटियाँ और उस पर चढ़े 
हैं अनियारे, विशाल और कजरारे नयनों के बाण । पैनी-नासिका, 
बिंवाफल से अधर और ललित कपोल। तिन पर मिलमित्ञाते 
हुए तरल ताटकों की शोभा अवर्शनीय है। काल्लि-काले घुघरात्ते 
केशों की लंबमान वेणी पुष्ट नितम्बों तक चली आयी है पीठ पर 
लहराती हुई । बेणी पर गुँथे हुए हैं, महकती हुई मालती के 
फूल और वेणी का छोर गुच्छ मणि-माणिकों से गुंफित है। सिर 
में सिंदूर की सौभाग्य रेखा जगमगा रही है और सिर को ढाँके 
हुए है एक मीनी-मकीनी रेशमी ओढ़नी । क्‍ 


यह है संक्तेपतः सांकेतिक रूप से साधक के दिव्य देह 
का चिंतन। इसी के संबंध में अन्यत्र रस 'शाझब्षों में कहा 
गया है-- द 
आत्मानं चिन्तयेत्तत्र तासां मध्ये मनोरमास । 


रूप-यौवन-सम्पन्नां . किशोरी प्रमदाकृतिस्‌ ॥ 


जिद 


अथोत्‌ “ उस वृंदाबन में साधक अपने आपको उन मनो- 
रमा सखियों के बीच में इस श्रकार चिंतन करे--में रूप-योवन- 
संपन्न, विशेष उन्‍्मादकारिणि आकृतिमयी किशोरी हूँ।? 

तक रस मांग के साधक के चित्त 'में अपने किशोरी 
स्वरूप का भान नहीं होता, तब तक उसके हृदय में युगल किशोर 
की. रस-भावना तो होगी कहाँ से साधारण स्वरूप स्मृति भी नहीं 


राधावल्लभीय संप्रदाय छ ४७ 


हो पाती | श्रतएवं यह्‌ प्रथम कत्तव्य हो जाता है कि साधक 
अपना स्वरूपालुसंधान करे | इसी स्वरूपानुसंधान की बात का 
स्पष्ट वर्णन आचाय्यंचरण श्रीहित हरिवंशचंद्र महाप्रमु ने 
याचना के रूप में इस प्रकार किया है-- 


दुकूल॑ बिश्राणामथ कुचतटे कब्चुकपरटं, 
प्रसाद स्वामिन्याः स्वकर-तल्न-दत्त प्रशयतः | 
स्थितां नित्य पाश्वं विविध-परिचय्येंक-चतुरां, 
किशोरीमात्मानं किमिह सुकुमारीं नु कलये ॥ 
“-श्रीराधा सुधानिधि छो० ५२; 


अथोत्‌ “अहो ! में अपनी स्वामिनीजी के निञज्ञ करकमलों 
के स्नेहपूबंक दिये हुए प्रसादरूप ढुकूल और कब्न्चुक्ी-पट को 
अपनी कुच-तटी में घारण करू गी ओर सदा अपनी स्वामिनी के 
बगल में स्थित रहकर विविध प्रकार की सेवा-परिचर्य्याओं में 
चतुर सुकुमारी किशोरी के रूप में अपने आपको क्‍या यहाँ 
देखूँगी १” 

यहाँ जिस सिद्धदेह का स्वरूपानुसंघान कराया गया है, उसका 
युगल-किशोर श्रीराधा-वल्लमल्ाल की रख-लीला से पूर्ण साधम्य 
हैं। अत; उसका. ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि विना अपने स्वरूप 
का सफुंरण युगल के स्वरूप की रसस्फुरणा नहीं हो खकती | उस 
जीव ओर भ्रभ्ु के साधम्य को नीचे लिखे अनुसार सममभना 
चाहिये । 


प्रमोपासना की दृष्टि से जीव एवं युगलकिशोर का साधस्ये 


वेदांतवादी आचार्य्यों ने अनेकों श्रुतियों के अथ जीव और 
'विभ्ु की एकता में द्वी लगाए हैं। “तचत्वमसि--तुस वही दो” 


४४प्र क्‍ भागवत सप्रदाय 


महयवाक्य स्पष्ट ; रूप से जीव की त्ह्मरूपता सिद्ध करता है 
इसी प्रकार सोडहहम्‌ और शिवोषडहम भी । और विचार की दृष्टि 
से है भी बात ऐसी ही कुछ है कि एक अचिन्त्य ओर अखंड सत्ता 
ही सबत्र व्याप्त है। यह नानात्व कुछ है नहीं । फिर उस एक 
अखंड सत्ता को चाहे कोई ब्रह्म कह ले, कोई रास और कोई 
कष्णु । उसके लिए जितने भी नाम ओर रूपों की कल्पनाएं की 
जायंगी सब उसमें एक अंग में प्रवेश पा जावेंगी । 
योगी जिसे परमात्मा कद्दते हैं, उसे ज्ञानी लोग ब्रह्म और उसे 

हो तो भक्त भगवान कहते हैं । तब ऐसी दशा में एक ही वस्तु 
के तो तीन नाम हुए; वस्तुए तीन नहीं हुईं । तीन द्वी क्‍यों, उसके 
तो अनंत नाम हो सकते हैं क्‍ 

. वह एक ही वस्तु है ओर उसी में यह नानात्व की श्रांति दो 
रही है जैसे र्व॒ण में कंकश ओर कुडल आदि अनेक आकारों 
की। माया, त्रह्म ओर जीव की यद्द त्रिपुटी कितनी भ्रमपूण है इसे 
अधिक स्पष्ट न करना होगा जिन्होंने स्वण ओर आभ्रुषण के 
सिद्धांत को समझ लिया होगा उनके लिए-- 


सो तें ताहिं तोहि नहिं मेदा। 
वारि वीचि इमि गावहिं वेदा ॥ 


है ही। जीव और प्रश्न॒ु के बीच सिथ्या साया आ बेठी है 
कैसा आश्वय है ? 
सो दासी रघुवीर के समुर्से मिथ्य। सो5पि । 


ओर वह समर लेने पर मूठी है ? 


तब उस मिथ्या की क्‍या कथा ? अब रहा जीव ज्ञौर विभु 
की एकरूपता-तादात्म्य का प्रश्न | शांकर वेदांती ओर भक्ति 


राधावलल्‍्लभीय संप्रदाय है है ॥ 


चादियों में इतना ही अंतर है कि वेदांती कहते हैं 'खब खल्विदं 
ब्रह्म! अर्थात्‌ 'यह सब ( चराचर ) ब्रह्म ही है ।! ओर भक्त कहते 
हैं--'जीव अनेक एक श्रीकंता ।! जीव और विश्लु दो नित्य 
तत्त्व हैं; एक अणु है ओर दूसरा मद्दान्‌। यह अखु ओर महान 
का द्वेत भक्तों की दृष्टि में सिद्ध है। 
किंतु रसिकाचाय्ये श्रीद्वित दरिवंशचंद्र मह्दाप्रभ अपने रख- 
सिद्धांत की दृष्टि से कहते हैं-- 
यतव्किन्चिद्‌ दृश्यते सष्टो सब हितमयं विदुः । 
अर्थात्‌ 'स्थावर-जंगम.जो कुछ विश्व-वि्ञास है, वह सब एक 
ही वस्तु 'हितः!--प्रेम है; ऐसा जानो। ” 
रसिकाचाय्य श्रीहित हरिवंश की दृष्टि में जीव और विश्वु 
का द्वेंत समाता द्वी नहीं। समावे भी कैसे ? उनकी दृष्टि तो 
एक प्रम-रस से सिक्त हो चुकी है न ? उसमें तो एक रंग चढ़ 
चुका है, तब दूसरे रंग को गुंजाइश द्वी कहाँ रही ? 
जिन आँखिन में वह रूप बस्यो, 
उन आँखिन सो अब देखिये का ? 


उनको तो सव्वेत्र अपनी आराध्या का ही दशन हो रहा है-- 
सर्वान्‌ वस्तुतया निरीक्ष्य परमस्वाराध्यबुद्धिमम । 
“-क्रोराधा सुधानिधि 
अर्थात्‌ सबको घस्तु बुद्धि से अवलोकन करके उन [ नाना 
नाम रूपों ] के प्रति मेरी स्वाराध्य बुद्धि है ।” 


इनकी सवत्र स्वाराध्य बुद्धि हो चुकी है और सब्ंत्र एक 
प्रेम तत्त्व हो सिद्ध हो चुका है इनके लिए। परंतु जिनके लिए ऐसा 


नहीं हो पाया उनके लिए क्या कतेव्य है, वे क्‍या कर ? 
श्६ 


४५० भागवत संप्रदाय 


करें क्या ? उनके लिए भी रसिक आचाय्यंगण विधान करते 
हैं कि वे भी सबंत्र अपनी बुद्धि को एक वस्तुमय बना दें। यह 
नानात्व की माया मिटा दें। जब सत्र एक प्रमतक्त्व ही ओत- 
प्रोत है, तव॒ क्या आवश्यकया है यह हत के भार किए फिरने 
की ? श्री प्रबोधानंद सरस्वती-पाद क्‍या कहते हैं, सुनिए-- 
स्वान्तर्भाव-विरोधिनी-व्यवहृतिः सर्वा शनैस्व्यज्यतां, 
स्वान्तश्चिन्तित-तत्वमेव सतत सवंनत्र संघीयताम । 
तद्भावेत्षणतः सदा स्थिरचरे5न्या इगू तिरोमाव्यतां, 
वुन्दारण्य-विल्लासिनो निशि६दिवा दास्योत्सवे स्थीयताम || 


धीरे-धीरे उन सारे व्यवहारों को त्याग दे जो अपने 
_ आंतर्भाव ( सिद्ध भावना ) के विरोधी हों और सर्वत्र, सबकाल 
खोजता रहे अपने अंतःकरण के चिंतनीय तत्त्व को ही। उसी 
चिंतनीय तत्त्व का सदा सब में भाव-दृष्टि से दर्शन करता हुआ 
स्थिर-चर प्राणियों में जो भेद दृष्टि-द्वेत बुद्धि है उसका तिरोभाव 
कर दे और दिन रात श्रीवृंदावन-विज्ञासी राधा - मुरलीधर के 
दास्य - सुख में भी सुख, शांति ओर स्थिरता प्राप्त करे । 
जब हो त की सृष्टि मिट जञायगी तब एक ही वस्तु रह जायगी 
रख, केवल प्रेमरस । यह रस चराचर-व्यापी है और ऐकांतिक 
भी। चराचर व्यापी रस - विलास का पयंवसान है ऐकांतिक 
रस-विज्ञास श्रीवृंदावन - विहार में । जहाँ बूंदावन, श्रीराधा, 
श्रीकृष्ण और सहचरिवर्ग ये चार उपकरण होकर भी सब एक 
रूप हैं, वहीं कुडल कंकण और स्व्ण की भाँति श्रीराधा भी 
प्रेम है, श्रीकृष्ण भी प्रेम, श्रीवृंदाबन और सखियाँ भी प्रेम ही हें, 
. «स्व हितमयं विदुः सिद्धांत पूर्णतया सिद्ध है। तब यह कह कर 
प्रकट करने की आवश्यकता तो रद्द द्वी नहीं जाती कि हितरूप 
जीव और युगल की एकधमंता--एकरूपता क्या है 


राधावल्लभीय संप्रदाय ४५१ 


एक वस्तु के द्वी दो रूप हैं; रस समुद्र में उठी हुई लददरियों 
का यह विलास है जो श्रीराधा, श्रीकृष्ण सहचरी श्रीवन आदि 
चार ओर फिर अनंत रूपों में विम्तीयं हो जाता है। जीबरूपा 
सखी ओर श्रीराधावल्लभ-विश्वु दोनों एक ही तत्व हैं। केवल 
लीला एवं रस विल्लास के लिये इन्होंने अपने नाना रूप निर्माण 
कर लिये हैं । संक्षेप में यों समकना चाहिए कि वे रसिक-नरेश ही 
जीवरूप अपनी छाया से खल रहे हैं । यही रस-त्ेत्र में जीव और 
विभु का साधम्य है। 

शास्रोक्त-शैज्ञी से इस रस-तत्त्व का अनुभव और साज्ञात्कार 
करने के लिये राधावल्लभ युगल किशोर का ताक्तिविक एवं रखमय 
स्वरूप जानना आवश्यक है । अतः अब इसके आगे पर-बक्न- 
स्वरूप का यथामति निरूपण किया जाता है | 


पर-(ब्रह्म) स्वरूप 


ब्रह्म अव्यक्त है। और जो अव्यक्त है उसे फिर व्यक्त केसे 
किया जाय ? इसीलिये श्रुति उसके लिये अतक्ये, अचिन्त्य 
ओर अवाडःमनसगोचर, आदि विशेषण देकर उस्र तत्त्व का लक्ष्य 
कराती है । यह सब ठीक है फिर भी उसे जानना तो 
होगा हीं, चाहे जितने और जेसे रूप में वह जाना जाय; क्योंकि 
उसके जाने बिना जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं हो 
सकता । इसी न्याय से शाद्ों (एवं आचार्य्यों ने. उस अव्यक्त 
तत्त्व के अनेकों नाम एवं रूप प्रकट कर डाले हैं | इनमें मुख्यतया 
: अद्ब के दो रूप माने गये हें--( १ ) निगुण निराकार और (२). 
खसगुण साकार । 

जिसे निगुण निराकार कहा जाता है वही सगुण साकार 
है। जो लोग इन दो रूपों में वारतम्य बुद्धि करते हें, वे अज्ञ 


४प२ भागवत संप्रदाय 


हैं। जो भगवान्‌ नि्गुण निराकार है; वही भक्त और प्रेमियों 
के लिये नित्य सशुण साकार भी है; वह विष्णु दोकर विश्व 
ब्रह्माण्ड का पालन;करता,ओर नारायण बनकर सबका निरीक्षण 
करता है। वही साकेतवासी राम बनकर अपने दासों को दास्य 
सुख प्रदान, करता है ओर अनेक रूपों से विचित्र-विचित्र 
लीलाएँ करता रहता है। सब रूपों में एक वही निगुण-सगुण 
निराकार-साकार ओर इनसे भी परे--अलदुय, योगीनद्र- 
दुर्गंम-गति श्रीकृष्ण द्वी तो क्रीड़ा कर रहे हैं। वे स्वयं 
गीता के दशम अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णेन करते- 
समय स्पष्ट कर रहे हैं--“अज्जुन | मैं शस्त्रधारियों में राम, 
सिद्धों में कपिल, वृष्णि-वंशियों में बासुदेव और मुनियों में बेद- 
व्यास हूँ । अधिक क्‍या, यह चराचर जगत मुभमें है। तुम्हें अब 
अधिक जानने से क्या प्रयोजन ? इतनां ही जानना पर्याप्त है कि 
इस संपूर्ण जगत्‌ को मैंने अपने(एक अंश, में धारण कर रखा है-- 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवाजुन। 
विष्टभ्याहमिद कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत ॥ 
द , “गोता १०।४२ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उक्त कथन का | यह आशय है कि समस्त 
सात्विक असात्विक विभूतियाँ मेरी अंश-भूता हैं। मैं ही एक- 
मात्र सबका आधार, निधान और अव्यय बीज हूँ। ओर तो 
क्या; में निगु ण निराकार और सगुण साकार ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा 
हूँ, जिससे कि उसकी स्थिति है। मेरे बिना ब्रह्म की भी कोई सत्ता 
नहीं है-- 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमस्तस्याव्ययस्थ च । 
_ शाश्वतस्य च धमेस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ 
.. “गीता १४।२७। 


राघावल्लभीय संप्रदाय ७४ 


“में श्रीकृष्ण ही अविनाशी परबत्रह्म, नित्य धर्म, झमृत ओर 
अखण्ड एकरस ,आनंद का भी एकमात्र आश्रय हूँ।” 

इसी प्रकार ओर भी गीता के पंद्रहव अध्याय में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने भक्त अजुंन से कहते हैं--“अजुन ! मैं क्षर 
( जगत्‌ ) ओर अधविनाशौ जीव तत्त्व ( अक्षर ) से भी परे उत्तम 
परम पुरुष--पुरुषोत्तम नाम से प्रख्यात हूँ। ( देखिये गीता १५। 
१६।१७।१८। ) 

इन वाक्यों से सिद्ध है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम 
ब्रह्म के भी आदिकारण ओर इईंश्वरों के मी ईश्वर--सवश्वर 
हैं। ये सब अंशांश अवतारों के बीज और अंशी हैं--इसी लिये 
इनके संबंध में भगवान वेद-व्यास ने कहा है-- 

एते चांशकलाः पुसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्र । 
--अआओमद्भागबत 


“भगवान्‌ के अन्य अन्य अबतार तो अंश ओर कला- 
मात्र ही हैं किंतु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो रवय॑ परिपूर्णतम 
भगवान्‌ हैं ।” 

ये भमवान्‌ श्रीकृष्ण आदिपुरुष ओर नारायण के भी 
कारण हैं| महाविष्णु अर्थात्‌ नारायण भी उनकी एक कला हैं । 


विष्णुमहान्‌ स इह यस्य कलाविशेषो, 
गोविन्द्मादिपुरुष॑ तमहं भजामि । 
ये गोविंद आदिपुरुष किस रूप में ओर किस धाम में नित्य 
क्रीड़ा करते हैं ? इसका भी परिचय में हमें मिलता है-- 


आननन्‍द-चिन्मय-रख-प्रतिभावितासि--- 
स्तामियं एवं निज्रर्पतया कल्ामिः | 


४५४ भागवत संप्रदाय 


गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो, 
गोविन्द्मादिपुरुष॑ तमहं अभजामि॥ . 

अर्थात्‌ “जो नित्य निरंतर अपने आनंद चिंन्मय रस से 
सराबोर हुए अपने समस्त तेज और प्रभा से पूर्ण एवं समग्र रूप 
ओर कल्लाओं से पूर्ण होकर दिव्य गोलोक धांम में अपनी आत्म- 
रूपा श्रीराधा एवं समस्त सखीजनों के साथ मिले निवास एवं 
विहार करते हैं मैं उन आदिपुरुष श्रीकृष्ण का भजन करता हूँ।” 

सारांश यह कि ये बरृंदावनविह्ारी श्रीकृष्ण ही निगुंग, सगुण 
वामन, वाराह, मीन, रास आदि अवतारों के मूल हैं । इन्हीं के 
लिये श्रुति-“रसो वे सः” “बह ब्रह्म रसरूप है? , ऐसा लक्ष्य कराती 
है। बहुत स्पष्ट हे कि सिवाय बूंदावनविहारी स्वरूप के और 
कोई अवतार रसरूप नहीं है। यददी एक स्वरूप है. जो मूर्ति- 
मान्‌ आऋगार कहा जाता है। जिस प्रकार भोजन के छ: रसों 
में मधुर श्रेष्ठ है उसी प्रकार समस्त भगवद्रूपों में शर'गार और _ 
माधुय्यं की मूर्ति श्रीकृष्ण, श्रष्ठ हें। इनके रस की उपासना भी 
तो आगार ओर मधुर रस३को लेकर चलती है । क्‍ 

रसोपासक साधक का ध्येय रूप हऋंगार-माधुय्ये-निधान 
श्रीकृष्ण रूप ही हैं। क्‍ ा 

सोंद्य्य-माधुय्य की चरम सींमा युगल-किशोर - 

भगवत्तत्व एक है किंतु लीला एवं क्रियाओं के अनुसार उसके 
नाम-रूप-मेद अनेक हैं। भक्तों की भावना और भगवान की 
लीला के अनुसार एक ही भगवान्‌ श्री ऋष्ण तीन रूपों में बिभक्त 
हो जाते हें-- 

* (१) श्री वृंदावन विहारी श्रीकृष्ण; 
( २ ) मथुरा-वासी श्रीकृष्ण; 


राधावल्लभीय संप्रदाय डपूप 


( ३ ) द्वारका-वासी श्रीकृष्ण । 

तीनों एक ही हैं; फिर भी मथुरा और द्वारका के चरित्र, 
ऐश्वय्य, वभव, लोकोद्धार आदि के भावों से पूर्ण हैं । उन चरित्रों 
में श्रीकृष्ण कत्तव्य-परायण एक आदश क्षत्रिय राजपुरुष, 
सनातन - धर्मी ओर वेदांतनिष्ठ महापुरुष हैं। वे वेदांत-क्ञान के 
पंडित और उपदेशक भी हैं; साथ ही मानापमान-रहित, निःरपृहद, 
निद्वद्ठ, इंद्रियजित्‌ , काम-क्रोध-रह्त शांत योगेश्वर भी । वे ल्ोक- 
कल्याण के समस्त नियम ओर धर्मों का पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं 
ओर उनका पूरा-पूरा पालन भी करते हैं। वे वहाँ भगवान्‌ भी 
हैं और भक्त भी । कहने का आशय यह है कि मथुरा और 
द्वारका में सगवान्‌ का स्वरूप कुछ ओर है ओर श्रीवृंदावन में 
कुछ ओर , जो एक दूसरे से एकदम विपरीत सा है। 

वही श्रीकृष्ण वृंदावन में रासविद्ारी, कुंजबिहारी, राधा- 
पति, निकु ज-विल्ञासी, चित्तचोर, नवल्नः किशोर, रस-विवद्धक, 
नवल्न-नांयक, राधा रमण, हैं । 

अधिक तो क्‍या, उज्ज्वल रस (श्रृगार-रस ) के उपासक के 
लिये श्रीकृष्ण की बाल्य, कोमार, पौगएड आदि अवस्थाएं और 
तत्कालीन लीलाएं भी उतनी प्रिय नहीं होतीं जितनी केशोर 
लीजाएं । उन्हें केवल नवल-किशोर निकुंजविहारी स्वरूप 
ही प्रिय है क्‍योंकि है भी यह रूप अनंत मधुर और रसमय | 
यह रसमय स्वरूप रसिक-जनों का जीवन प्राण है । यह- 
वृ दावन-रस या श्रीकृष्ण का कैशोर रस दो प्रकार का है-- 
एक त्रज-रस ओर दूसरा निकु ज-रस | 

(क) त्रजविहारी श्रीकृष्ण ओर वज-रस 

वज-रस के रत्र में क्रोड़ा करनेवाले श्रीकृष्ण गोपी-पति 

गोपियों के प्रेमी ( जार ) हैं; -गोपियाँ उनका सेवन उपपति के 


४५६ . भागवत संप्रदाय 


रूप में करती हैं जिसे परकीया-भाव भी कहते हैं। वे जीवरूपा 
गोपियों के साथ शा गार-रस की . क्रीडाएँ किया करते हैं। यह 
बज-रस क्रीड़ा श्रीकृष्ण अवतार की लीला है, अवतारी की लीला 
नहीं । यह किसी समय-विशेष ( द्वापर आदि ) में ही प्रकट होती 
ओर फिर लोप भो हो जाती है। यह लोक में नित्य नहीं है। 
इस अवतारतरव की रसोपासना का सिद्धांत माध्व-गोडेश्वर 
संप्रदाय में इस प्रकार से दिया गया है-- 


आराध्यो भगवान्‌ बजेश तनयस्तद्धाम वृन्दावन । 
रम्या काचिदुपासना जजवधूवर्गेण या कल्पिता। 
श्रोमदूभागवर्त पुराणममलं प्रेमा पुर्थों महान 
श्री चेतन्यमहाप्रभोम॑तमिदं तत्राआ्हो नाः परः ॥ 


अर्थात्‌ “हमारे आराध्यदेव हैं ब्रजेन्द्रनंदन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जिनका धाम है श्रीवृ दावन । हमारी उपासना-फा भी वही कोई 
रमणीय सिद्धांत है जिसको पूवकालमें गोपी-जनों ने कल्पित किया 
था । हमारा शास्त्र है श्रीमद्भागवत जैसा निमल पुराण और 
लक्ष्य है पंचम पुरुषार्थ प्रमा-भक्ति । बस, श्रीचैतन्य महाप्रभु 
का इतना ही मत है ओर यही श्रहणीय है, अन्य नहीं ।” 

इस श्लोक से बहुत स्पष्ट है कि नंदनंदन श्रीकृष्ण आराध्य हैं 
ओर आराधना की शै्नी गोपीमाव है। 


( स्र) नित्य-विहारी श्रीकृष्ण ओर निकुज रस 


परकीयात्व ओर ओपपत्य ब्रज़-रस के निज अंग हें। 
दोनों नंदनंदन अवतार में द्वी संभव है, नित्यविहारी श्रीकृष्ण में 
नद्दी, क्‍योंकि निस्य तत्व अवतार नहीं अवतारी है! उसका 
. विहार भी काल-व्यवधान-रहित अखंड एकरस ओर नित्य है। 


राघावल्लभीय संप्रदाय . डेप७. 


उसका समस्त परिकर भी नित्य और उसका 'स्व” है “पर” नहीं। 
इस नित्य तत्व का ही प्रकाश करते हुए श्रीहित हरिवंश रसिका- 
चाय्य चरण ने कहा हैं-- 


यद्‌ बृ दावनमात्रगोचरमहो यज्ञ श्रुतीनां शिरो$- 

प्यारोहु क्षमते न यच्छिवशुकादीनां तु यद्धयानगस्‌ । 

यप्रेमामृतमाधुरी-रस-मर्य॑ यश्नित्यकेशोरकं 

तद्ग पं परिवेष्ट्मेव नयनं लोलायसान मम ॥ 
“--अओराधा-सुधानिधि, श्लोक ७६ 


अथोत्‌ “अहो ! जो केक्‍्ल श्रीवृ दावन में द्वी दृष्टिगोचर 
होता है अन्यत्र नहीं, जिसका वर्णन करने में श्रति-शिरोभाग 
उपनिषद्‌ भी समथ नहीं है, जो शिव और शुक आदि के 
भी ध्यान में नहीं आता, जो प्रमाम्ृत माधुरी से परिपूर्ण है और 
ह ४९३ किशोर है उस रूप को देखने के लिय मेरे नेत्र चंचल 
र | 79 


रखिकाचाय्य श्रीहित हरिवंशचंद्र महाप्रभ्ु ने बताया है कि 
यह नित्यबिद्दारी -तत्त्व. समस्त वेद, उपनिषद्‌, पुराण ७वं शास्त्रों 
. से अंलक्षित ओर अगोचर है। सब वेदादि जिसकी ओर “रसो 
वे सःः वह रस रूप है, कह कर संकेत मात्र करते हैं, वह श्रुति- 
खलक्षित तत्त्व श्रीराधावल्लभ लाल हे । यह तत्त्व नित्य, सत्य 
ओर सच्चिदानंदघन है । यह प्रेम, रूप-माधुय्य, सोंदये, रस, सुख, 
आनंद और भाव की परावधि है। यह समस्त श्रवतारों का 
निधान और मूल है। इसी से सारे अवतार होते रहते हैं, जैसे 
अग्नि से चिनगारियाँ। श्रीराधावल्लम-लाल सव-तंत्र-स्वतत्र ब्रह्म 

/ के भी ब्रद्य हैं। इन्हें सृष्टि, पालन एवं प्रलय की व्यवस्थाओं से 


है 8 . भागवत संप्रदाय 


न कोई प्रयोजन है और न उनकी स्म्रति की ही । ये अपने नित्य- 
रस में मग्न [हुए , अपनी निजरूपा रवामिनी श्रीराधा के साथ 
आनंद विहार ही करते रहते हैं। श्रीराधा और श्रीकृष्ण दो नहीं 
एक ही तत्त्व हैं। य॑ दो दी क्यों ? सारा नित्य विहार-परिकर ही 
एक तत्त्व रूप है! 

नित्य-विहार परिकर के मुख्य चार अंग हैं:--श्रीराधा, श्री- 
. कृष्ण, श्रीवृंदावन ओर सखियाँ। किंतु य चारों एक ही तत्त्वप्रम 
की चार आक्ृतियाँमात्र हैं जो परस्पर ओत-प्रोत हैं। प्रेमरूप 
युगल किशोर जो निरंतर प्रम-क्रीड़ा किया छरते हैं उसी को नित्य- 
विहार या निकु ज-क्रीड़ा कहते हैं । इस नित्य-विद्दार के परिकर 
में बियोग-अ्रमभ या विरह की कोई कल्पना तक नहीं है। यहाँ 
नित्य मिलन की ही एकरस क्रीड़ा है | यहाँ सखियाँ युगल 
किशोर की आत्म-मूता हैं ।-अतः 'स्व-पर' भेद से रहित हैं 


.. यह विहार नित्य-निरंतर अनादि अनंत रूप से दिव्य धाम 
श्रीवृंदावन में होता रहता है। दर दावन का स्वरूप स्थूल से तो 
परे है ही; सृक्मम ओर कारण से भी परे अतक्य ओर अवाडमनस- 
गोचर है। नित्यविह्ार को कल्पना की माँकी श्रीहित ध्वदास 
जी ने बड़े मनोवेज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत की हैः-- 
क्या है? 

न आदि न अंत बिहार करें दोड, 
द लाल प्रिया में भईन चिन्हारी। 
नई नई भाँति नई नई काँति, 
नई नवतला नव नेह बिहारी ॥ 
दियें चित आहि, रहे मुख चाहि, 
. रहे तन प्रान सु सवंसु हारी। 


राघावल्‍्लमीय संप्रदाय 


रहें इक पास करें मृदु हाँस, 


ओर-- 


सुनो भू व प्रेम अकत्थ कथा री ॥ 


बृंदावन रस सबको सारा। 


नित सर्वोपरि ज्ञुगल विहारा | 
नित्य किसोर रूप को रासी। 


नित्य विनोद मंद म॒दु दासो || 
सुख की अवधि प्रेम को एंना। 
सेवत मेंननि की सत-सेंना ॥ 
बिहरत तहाँ परंस सुकुमारा । 
रूप माधुरी को नहिं पारा ॥ 
नित्य विहार अखंडित धारा । 
एक बैस रस विवि सुकुमारा ॥ 


नित्य किसोर रूप निधि सींवा |, 


विललसत सहज सेल्नि भ्ुज्ञ ग्रीवां ॥ 
तिन बिच अंतर पलको नाहीं । 
तऊ तृषित झीतम मन माँहीं ॥ 
अदभुत सहज रंग सुखदाई । 
तहाँ प्रेम की एक दुहाई ॥ 
तिनको प्रेम और ही साँति। 
अदभुत रीति कट्दी नहिं जाति ॥ 
सूत्तम प्रेम विरह सुखदाई । 
दिन संजोग में रहत हैं माई ॥ 
छिन छिन दसा और को ओरे । 
थाँसे रहतिं सखो सिरमौरे ॥ 


डभह 


४६० भागवत संप्रदाय 


विरह संजोग दिनहिं दिन माँहीं । 
. जहिप ओवरनि मेलें बाँहीं ॥ 
इहि विधि खेलत कलप विहाने | 
परम रसिक कबहूँ न अ्रघाने ॥ 
प्रम तरंग कहे नहिं जाँहीं। 
छिन-छिन जे उपजञत मन माँही ॥ 
देखिवो जहाँ विरह सम होई। 
तहाँ को प्रेम कहा कहे कोई ॥ 


2८ है २९ 


या सुख पर. नॉहिन सुख औरै। 

जेहि उर रचे रसिक सिरमोरै॥ 

श्रीहरिवंश-चरन उर धारे। 

सो या रख में मन शअनुसारे।॥। 
निव्यहिं नित्य बिहार दोऊ करत लाड़िली लाल । 
वृंदावन आनंद जल. बरसत है सब काल ॥ 
रूप रंगीली सभा सो प्रेम रंगीलौ राज । 


सखी सहेली संग रंग अद्भुत सहज समाज ॥ 


. यह नित्य-विहारी तत्त्व रूप, लावण्य, चातुय्ये-केलि और 
प्रम रस का सिंधु है-- 


वैदग्ध्य - सिन्धुरनुराग-रसेक-सिन्धु- 
वॉसल्यसिन्धुरतिसान्द्रकृपेकसिन्धुः ॥ 
लावण्यसिन्धुरम्ततच्छुविरूपसिन्धु:, 
श्रीराधिका स्फुरतु में हृदि केलिसिन्धुः ॥ 
““अआीराधा सुधानिधि १७ 


राधावल्लमीय संप्रदाय ४६१ 


“जो चातुय्ये की सिंधु, प्रम रस की सिंघु, वात्सल्य 
भाव की सिंधु, अति कृपा की सिंघु, लावण्य की सिंधु और 
छवि रूप अमृत की अपार सिन्धु हैं वे केलि-सिन्धुरूपा श्रीराधा 
मेरे हृदय में स्फुरित हों ।” 

ये भीराधा या श्रीकृष्ण केवल इन सबके सिन्धु ही नहीं 
सार भी हैं-- 
लावण्यसार-रससार-सुखेकसारे, 
कारुण्यसार-मधुरचछवि-रूपसारे । 
वेदग्ध्य-सार - रतिकेलि-विल्ञास - सारे, 
राधामिघे सम मनो5खिलसारसारे || 
--भीराधासुधानिधि २५४ 
अर्थात्‌ “वे राघा नामक कोई अखिल सारों की भी सार- 
रूपा सवश्वरी लावण्य की सार, सुख की एकमात्र सार, करुणा 
की सार, मधुर रूप छवि की सार, रति-विदग्धघता की सार एवं 
रति-केलि विज्ञास की भी सार हैं।” 
सारांश यह है कि नित्य विहारीलाल सोंद्य्य माधुय की चरम 
सीमा और परात्पर तत्त्व हैं। यद्दी युगल किशोर .रूप अखिल 
सोंदय्य माधुथ्य-निधि रस-तक्त्व रसिक जनों का लक्ष्य और 
उपास्य है। ये श्रीराधावल्लभ प्रेम और रस की अपू् निधि हैं-- 
पराकाष्टा हैं-- 
एके प्रेमी एक रस श्रोराचावलम आदि । 
भूत्ति कै जो और ठाँ मूठों जानों तादि ॥ 
--भ्रुवदास जी । 


इन कमनीय युगल किशोर की प्रम-केलि का वर्णन करते हुए 
श्रीह्चिताचाय्य-पाद ने कहा है- 


४६२ भागवत संप्रदाय 


मिथो भज्ञी-को टि-प्र वहृद्नुरागासतरस-- 
.ज स्तरज्ञ-अ्र भज्ञ क्षुमितबहिरभ्यन्तरमहो । _ 
मदाघूर्णान्नेत्र रचयति विचित्र” रतिकल्ा- 

विलासं तत्कुब्जे जयति नवकैशोरमिथुनम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “युगल किशोर के पारस्परिक हाव-भाव के विस्तार 
से आज प्रेमाम्नत रस का श्रवाह्द सा बह. चला है। उस प्रवाह में 
दोनों की कुटिल भ्रकुटियों के नततन ही मानों तरंगें हैं । युगत् 
किशोर के नयन रस के मद से घुर्णायमान हो रहे हैं। दोनों 
नव-निरकुंज भवन में रतिकल्ञा के विचित्र विज्ञास की रचना करते 
हैं और इस प्रकार सर्वोत्कष्टता को प्राप्त हो रहे हैं |” 

इस तरह सिद्ध है कि नित्य-विहार सिवाय प्रेम-केलि के और 
कुछ दै ही नहीं । युगल किशोर एक प्रेम के ही दो रूप हैं। प्रेम 
: ही विविध रूपों में विज्ञास' कर रहा है। अतः नित्य-विहार केवल 
.. हित-प्रम का ही विल्षास है । 


युगल सरकार ओर हिततत्त्व 


जीव को भावमंय स्वरूप” इस शीषेक से हम पहले बता 
. आये हैं कि जीव और विभ्रु नामक दो अत्नग अलग तत्त्व नहीं 
है वर एक प्रेम-तत्त्व ही अनेक रूपों में विद्यमान है। वही जीव 
रूप है और वही विभु रूप है। हित? ही “हा है। प्रेम ही 
परमात्मा है। वही व्यापक प्रेम नित्य-विद्दार-केलि में चाररूपों 
में व्याप्त है, अर्थात्‌ युगल, श्रीवन और सहचरी-गण । यावन- 
मात्र स्थिर-जंगम सब प्रम के द्वी स्थूल् रूप हैं या प्रेम चर-अचर 
रूप में जडतासंचारी;भाव को प्राप्त हो गया है। चराचर व्यापक 
इस भ्रम का 'सब्वत्र दशन करते हुए श्रीज्ाड़लीदास जी ने 


राघावल्लभीय संप्रदाय ४६्रे 


कह्दा--सबै चित्र हित मित्र के जहँ लॉ घामी धाम। शभर्थात्‌ 
“जहाँ तक धाम है और उनके वासी धामी हैं सब उसी एक 
“हित-मित्र ( प्रम देवता ) के चित्र हैं । 


यह प्रेम किन किन रूपों में ओर किस प्रकार व्याप्त हे इसका 
संकेत करते हुए चाचा श्रीहित वृन्दाबनदासजी ने भी कहा है-- 


बन्दों प्रेम खिलारी दंपति डर जो है। 

मुनि जन मन मोहे ॥ 
कौतुक रचे जु भारी वारी अ्रति रस रूप छुकावे। 
सदा सदेह रहै बृंदावन पिय प्यारी दुलरावे॥ 
याके खेल रसिक जन परचें थिरचर सब मन भावे । 
बृंदावन हित रूप सहेखिनु चित जु चोज उपजावें ॥ 


जो प्रेम दंपति (युगल-किशोर ) के हृदय में है वही 
मुनियों का मन मोहित करता ओर स्थिर-चर सब में व्याप्त दे । 
वही प्रेमतत्त्व मूर्तिमान्‌ होकर श्रीह्चित हरिवंश के रूप में श्रीवन 
में विराज कर युगल किशोर को दुलराता है। कि बहुना १ वही 
सखियों के हृदय में बेठ कर रसानुभव भी कराता है। 


... प्रेम अनिवचनीय तत्त्व है। वह एक होकर भी अनेक है। 
. बह प्रिया है, वह प्रियतम है, वह सखी है, वह श्रीवन है ओर 
वह इनसे परे भी है । ये सब मिलकर उसका रसास्वादन करते 
हैं, उसे जानना चाहते हैं पर जान नहीं पाते । उसने सबके चित्त 
को हरण कर रखा है । उस भ्रम ने उन्हें किस प्रकार वशीभूत 
कर रखा है, वे स्वयं सर्वेज्ञ होकर भी नहीं जान पाये हैं। उस 
दिव्यातिद्व्य प्रेम के परिचय में कोई कया कहे 


४६४ . भागवत संप्रदाय: 


यह प्रम अम्ृतरूप हे; मूक के आरवादन की भाँति अव्यक्त 
है। ओर एक रहस्य है जो श्रीकृष्ण ओर श्रीराधा-प्रम प्रतिमाश्ं 
के भी चित्त को हरण किये बेठा है । श्रीहिताचाय्यचरणा' 
कट्ठ ते “ हैं-- 
यन्नारदाजेश-शुकेरगम्यं 
वृन्दावने वन्जुल-मञ्ञ -कुब्जे । 
. तत्कृष्णचेतो-हरणंकविज्ञ-- 
मत्रास्ति किद्धित्‌ परम रदइस्यम ॥ 


“अर्थात्‌ “यहाँ श्रीवृंदावन की वेतस कुज़ों में एक रहस्य है, 
रहस्य ! औरों की तो बात ही क्या जो ब्रह्मा, नारद, शं ऋर, शुकदेव 
आदि के लिये भी अगम्य है। ये बड़े-बड़े महा - भागवतगण भी 
डसे नहीं जान पाये हैं। उसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह 
है कि वह उन श्रीराधा और श्रीकृष्ण का भी चित्त चुराने में 


बहुत चतुर है । 


(१०) 


मे चर 


( द खुर तन्य सतः प्रदाय मा ड सं पी 
३ हि क व्‌ ९ 


अनर्पितचरीं चिरात्‌ करुणयावतीणः कलौ 

समपयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्‌ | 

हरि पुरटसुन्द्रद्युतिकदम्बसंदीपितः 

सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु नः शचीनन्दनः ॥ 
-भ्रीरूपगो स्वामी 


सहजिया वेष्णुव संग्रदाय 


बंगाल में वेष्णव धम का शंखनाद श्री चेतन्य महाप्रभु ने 
१६वीं शतती में बजाया, परंतु उनके उदय से पहिले भी वहाँ एक 
वेष्णव संप्रदाय प्रचलित था जो आज भी नाना उपसेदों के द्वारा 
अपनी सत्ता जमाय हुए है। इस संप्रदाय का नाम है--सहजिया 
वष्णव संप्रदाय | बंगात्न तांत्रिक बुद्धघधम के जन्म तथा 
विज्ञास का लीला-स्थल है जहाँ महाथान धम ने कालांवर में 
ब्रत़्यान! के नाम से महनीय तांत्रिक घसं के रूप में अपना अड्डा 
जमाया और यहीं से यह नेपाल, तिब्बत आदि देशों में फेल कर 
आज भी अपना महत्त्व तथा गोरव बनाय हुए है। मंत्रतंत्र- 
बहुल 'वजञ्रयान! ही 'सहजयान” के नास से भी विख्यात है। इस 
धर्म के अपने माननीय सिद्धांत हैं जिनका प्रभाव सहजिया 
वष्णव धर्स के ऊपर भी कुछ अंशों में पड़ा है। अतः इस वेष्णव 
' घम के स्वरूप जानने से पहिले 'सहजयान!' के तत्त्वों से परिचय 
रखना नितांत आवश्यक है। 


(१) 


सहजावस्था 


वजञ्र्यान का ही दूसरा नाम सहजयान है। सहजिया 
संप्रदाय के योगियों के मतानुसार 'सहजावस्था? को प्राप्त करना 
सिद्धि की पूणंता है। इसी अवस्था का नामन्तर निर्वाण, 


है ०० द मागवत संप्रदाय 


महासुख, सुखराज," महासु॒द्रा-साज्ञात्कार आदि हैं। इसी 
अवस्था में ज्ञादा, ज्ञय, ज्ञान-आ्राहक, ग्राह्म तथा ग्रहण इस 
लोक-प्रसिद्ध त्रिपुटी का उस समय सर्वेधा अभाव हो जाता है । 
इसी. अवस्था का वर्णन सरहपा (८०० ई० के आसपास ) ने 
इस प्रसिद्ध दोहे में किया हैः-- 

“ज्ञह मन पवन न सब्चरइ रवि ससि नाह पवेश । 

तहिं वट चिस विसाम करु, सरहे कहिश्र उवेश ॥! 


अथोत्‌ सहजावस्था में मन और प्राण का संचार नहीं 


होता। सूर्य और चंद्र का वहाँ प्रवेश करने का अधिकार नहीं है । 


ढ ९. ६ ९ 
चंद्र और सूर्य इडा-पिंगलामय आवतंशील काल-चक्र का ही 


नामांतर है । निर्वाण-पद काल से अतीत होता है इसीलिये 


वहाँ चंद्र और सूय के प्रवेश न होने की बात का सरहपा ने वर्णन 
किया है। इसी अवस्था का नाम है “उन्मनीभाव!। इसी 
अवस्था में मन का लय स्वाभाविक. व्यापार है। उस समय 
वायु का भी निरोध संपन्न होता है | सदृजिया लोगों का कहना 
है कि यही निर्वाण प्रत्येक व्यक्ति का निज-स्वभाव ( अपना सच्चा 
रूप ) है। इस समय जो आनंद होता है उसी को “महासुख' 
कहते हैं। इसी का नाम सहज” है | वह एक, कारणहीन. पर- 
मार्थ है। महासुख के विषय में 'सरहपाद की यह उक्ति नितांत 
सत्य है-- क्‍ 

“घोरे न्धारे चन्द्मणि, जिमि उज्जोश्र करेह ।. 

परम महासुख एखुकणे, दुरिश्र अशेष हरेइ ॥ 


१ जयति सुखराज एकः कारणरहितः सदोदितो जगताम्‌ । 
यस्य च निगदनसमये वचनंदरिद्रो बभूव सवश्ञः ॥ 
“-सरहपाद का वचन; सेकोद्देशटीका पृ० ६३ 


अजब नमन अल भभ भुला ७७७७ए्र॥/"शशशशनननननणशणणणणनननणननआानानानानाणएश॥्क्‍ा0७७७७७७७७७७॥७॥७७७एएऋएएए 


पूरबी भारत में भक्ति आंदोलन ४६६ 


अर्थात्‌ घोर अंधकार को जिस प्रकार चंद्रकांत मणि दूर कर 
अपने निमल प्रकाश से उद्धासित होता है उसी प्रकार 
इस अवस्था में महासुख समस्त पापों को दूर कर प्रकाशित 
होता है। इस महासुख की उपलब्धि वज्रयानी सिद्धों के लिये 
परमपद की प्राप्ति है" । 

इसी महासुख के प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है गुरु का 
उपदेश । तंत्र साधन-माग हे। पुस्तकावलोकन से इस मार्ग का 
रहस्य नहीं जाना जा सकता । इसीलिये साधक को किसी योग्य 
गुरु की शिक्षा नितांत आवश्यक होती है| । परंतु गुरु का स्वरूप 
क्या है द 

यह जानना अत्यन्त आवश्यक है। सहजिया ल्ोग कहते हैं 
कि गुरु युगनद्धरूप है अर्थात्‌ मिथुनाकार है। वह शून्यता ओरे 
करुणा की युगलमूर्ति है; उपाय तथा प्रज्ञाका समरस विग्रह 
है। शून्यता सव-श्र प्ज्ञान का वाचक है। क़रुणा का अथ 
जीवों के उद्धार करने के लिय महती दया दिखलाना है। गुरु 
को शून्यता ओर करुणा की मिश्रित मू्ति बतल्ाने का अभिप्राय 
यह है कि वह परम ज्ञानी द्ोता है; परंतु साथ ही स्राथ जगत्‌ 
के नाना प्रपंच के आत प्राणियों के उद्धार के लिये उसके हृदय में 





१ हेवज़तन्त्र में महासुख को उस अवस्था का आनंद बतलाया है 
जिसमें न तो संसार ( भव ) है, न निर्वाण, न अपनापन रहता है, न 
परायापन । आदि-अंत-मध्य का अभाव- रहता है;--- 

आइ ण्‌ अनंत मज्क ण॒हि, नउ भव नउ. निव्वाण | 
एडु सो परम महासुहुक, नठउ पर नउ अप्याण ॥ 
-सेकोद श दीका (० ६३) में उद्धुत हेवज्तन्त्र का वचन | 
२, ज्ञान-सिद्धि का १३ेवाँ परिच्छेद्‌-द्रष्टन्य | 


४७० द भागवत संप्रदाय 


. महती दया विद्यमान रहती है। ब्रज्ञवान में प्रज्ञा और उपाय के 
एकीकरण के ऊपर जोर दिया गया है। क्योंकि प्रज्ञा और उपाय 
का सामरस्य ( परस्पर मिलन ) ही निर्वाण है? । 
बुद्धत्व की प्राप्ति के लिये केवल प्रज्ञा से काम नहीं चलता 
ओर न उपाय से ही काम चलता है।* उसके लिये दोनों का 
संयोग नितांत आवश्यक है। इन्हीं दोनों की मिलित मूर्ति होने 
गुरु को 'मिथुनाकार! बतत्ञाया गया है। बज्यानी सिद्धों के 
मत में मोन मुद्रा ही गुरुका उपदेश है। शब्द के द्वारा सहज 
तत्त्व का परिचय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मन और वाणी 
के गोचर पदार्थ विकल्‍प के अंतर्गत हैं। निर्विकल्प तत्त्व 
हर है । इसी को मद्दायानी प्रंथों में अनक्षर तत्त्व” कहा 
गया है । 


सच्चा गुरु वह है जो आनंद या रति के प्रभाव से शिष्य के 
हृदय में महासुख्व का विस्तार करे3 । केवल्न मौखिक उपदेश 


देना गुरु का काम नहीं हे । गुरु का काम हृदय के अंधकार को 


१, न प्रज्ञाकेबलमात्रेण बुद्धल्व॑ भवति, नाप्युपायमात्रेण | किंतु 
यदि पुनः प्रशोपायल्षक्षणो समंतास्वभमावो भवतः , एतौ द्वौ अभिन्नरूपी 
भवतः तदा भुक्तिमुक्तिभंवति 

२ उभरयोमित्रनं यत्च, सल्नित्र - क्षीरयोरिव | 

अद्बयाकारयोगेन प्रज्ञोपायं तदुच्यते ॥ 
चिन्त।मणिरिवाशेषज्गतः सर्वदा स्थितम | 
भुक्तिमृक्तिप्रदं सम्यक्‌ प्रशोपायस्वमावतः | 

. ३ सदूगुरुः शिष्ये रतिस्वभावेन महासु्खं तनोति। 


पूर्वी भारत में भक्ति श्रांदोज्न इज 


दूर कर प्रकाश तथा आनंद का उल्लास करना है। तंत्र-शाल्न 
में इसीलिये उपयुक्त गुरु की खोज के लिए इतना आग्रह है" । 

महासुख की उपल्ब्धि के स्थान तथा उपाय का वर्णन वज्- 
यानी ग्रथों में विस्तार के साथ मित्ञषता है। सिद्धों का कहना दे 
कि “उष्णीष कमल्न? में महासुख की अभिव्यक्ति होती 
है । तंत्रशात्न ओर हठयोग के ग्रथों में इस कमत्त को 
सहस्रदल” (हजार पत्तों वाला ) कहा गया है। 
वजगुरु का आसन इसी कमल की कर्णिका के मध्य 
में है। इस स्थान की प्राप्ति मध्यमसाग के अवलंबन करने से ही 
हो सकती है। जीव सांसारिक दशा में दक्षिण और वाम साग 
में इतना भ्रमण करता है कि उसे मध्यम सांग में जाने के लिय 
तनिक भी सामथ्य नहीं होती । यह मांग गुरु की , ऋपा से ही 
प्राप्य है। सहजिया लोग वाम शक्ति को 'क्तक्तनाः ओर दक्षिण 
शक्ति को (रखना! कहते हैं। तांत्रिक भाषा में ललना, चंद्र तथा 
प्रज्ञा वाम शक्ति के द्योतक होने से समानाथंक है। रसना, सूथ 
आर उपाय दक्षिण शंक्ति के बोधक होने से पर्यायवाची हैं। ईन 
दोनों के बीच में चलने वाली शक्ति का पारिभाषिक नाम दे 
“अवधूती”*, । अवधूती शब्द की व्युत्पत्ति है-- 
१ या सा. संसारचक्रं विर्चयति मन सन्नियोगात्महेतोः; 

सा धीय॑स्य प्रसादाद्विशति निजसुवं स्वामिनो निष्प्रपंचम | 

तच्च प्रत्यात्मवेद्वं समुदयति सुख कल्पनाजातमुक्त 

कुर्याततस्याध्घियुग्मं शिरसि सविनयं- सद्गुरोः सवकालम्‌ ॥ 

“--चर्यावयविनिश्चय--४० हे : 

२ द्रष्टव्य वीणापाद! का यह गायन+- 

सुज लाउ ससि बागेत्नि तान्‍तीं। 

अणहा दाए्डी वाकि कित्रत अवधूती ॥ 


अवधूती 
मार्ग 


” ७७२ भागवत संप्रदाय 


“अवहेलया अ्रनाभोगेन क्लेशादि पापान घुनोति | 


अथोत्‌ वह शक्ति जो अनायास ही क्लेशादि पापों को दूर 
कर देती है। अवधूतीमाग ही अद्वयमागं, शून्यपथ, आनंदस्थान 
आदि शब्दों से अभिहित किया जाता है। लतना ओर रखना 
इसी अवधूती के ही अविशुद्ध रूप हैं। जब ये शक्तियाँ विशुद्ध 
होकर एकाकार हो जाती हैं तो इन्हें “अवधूती” कहते हैं । तब 
चंद्र का अंद्रत्व नहीं रहता और न सूय का सृूयत्व रहता है। 
क्योंकि इन दोनों के आलिंगन से ही “अवधूती' का उदय होता 
है। वज्जजाप के द्वारा लज्षगा और रखना के शोधन करने से 
तात्पय, नाड़ी की शुद्धि से है। शोधन होने पर दोनों नाड़ियाँ 
मिलकर एकरस या एकाकार हो जाती हैं। इसी निःस्वभाव या 
नेरात्म्य अवस्था को ही शुन्यावस्था कद्दते हैं। जो इस शून्यमय 
अद्व तभाव में अधिष्ठान कर आत्मप्रकाश करता हैं. वही सच्चा 
वज्रगुरु है 


रागमागे-- 

मद्दासुख कमल में जाने के लिये यथाथ सामरस्य प्राप्त करने 
के लिये मध्यपथ का अवल॑ंबन करना तथा हद द्व का मिलन कराना 
ही होगा । दो को बिना एक किये हुये सृष्टि ओर संद्दार से अतीत 
निरंजन पद की प्राप्ति असंभव है। इसलिये मिलन ही अद्गय- 
शून्यावस्था तथा परमानंद लाभ का एकमात्र उपाय है। सह- 
जिया लोगों का कह्दना है कि बुरे कर्मों के परिहार से तथा इंद्विय- 


१७७७७॥७॥७/शशशशशशशााशााााणाााणा मम मम 





बाजइ अलो सहि हे्थ्र बीणा 
सुन तांति धनि वित्लसह रुणा॥ 
--बौद्धगान ओ दोहा पृ० ३० 





पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ४७र३े 


'निरोध से निर्विकल्पक दशा उत्पन्न नहीं की जा सकती। युगल 
अवस्था की प्राप्ति न होने से विराग तथा विषय का त्याग एकदस 
'निष्फल है | इसके लिये एक ही मार्ग--सहजमाग--रागमार्ग है, 
बेराग्यमार्ग नहीं । इस मार्ग के लिये कठिन तपस्या आदि का 
विधान निष्फत् है.। श्रीसमाजतंत्र का कथन है कि दुष्कर नियमों 
के करने से शरीर केवल दुःख पाकर सूखता है; चित्त दुःख के 
समुद्र में गिर पड़ता है। इस प्रकार विक्षेप होने से सिद्धि नहीं 
मिलती-- द 

दुष्करैनियमेस्तीनेः, मूर्ति: शुष्यति दुःखिता। 

दुःखाब्धौ क्षिप्यते चित्त, विक्षेपात्‌ सिद्धिरन्यथा ॥ 


इसलिये पंच प्रकारों के कामों का त्यागकर तपस्या द्वारा 
अपने को पीड़ित न करे । योगतंत्रानुसार सुखपूवंक बोधि ( ज्ञान ) 
की प्राप्ति के लिये सदा उद्यत रहे-- 
पञ्चकामान्‌' परिव्यज्य तपोभिन च पोीडयेत्‌ । 
सुखेन साधयेत्‌ बोधि योगतनन्‍्त्रानुसारतः ॥ 


इसलिये वजञ्जयान का यह सिद्धांत है कि देहरूपी वृक्ष के चित्त- 
रूपी अंकुर को विशुद्ध विषय-रस के द्वारा सिक्त करने पर यह 
ब्क्त कल्पवृधक्त बन जाता है और आकाश के समान निरंजन फल्न 
फलता है। महासुख की तभी प्राप्ति होती हैः-- 
तनुतरचित्ताक॒ुकुरको विषयरसंयदि न सिच्यते शुद्ध :। 
गगनव्यापी फलदः कल्पतरुत्व॑ कं लभते 





२ चर्याचयविनिश्चय” के लुईपाद कृत प्रथम पाद की टीका में 
उद्धुत सरहपाद का वचन | 


७४... | भागवत संप्रदाय 


राग से ही बंधन होता है अतः मुक्ति भी राग से ही उत्पन्न 
होती है। इसलिये मुक्ति का सहज साधन महाराग या .अनन्य- 
राग है, वेराग्य नहीं। इस बात के ऊपर 'हेवजतंत्र! आदि अनेक 
तंत्रों की उक्ति अत्यन्त स्पष्ट हैः--“रागेन बध्यते लोको रागेनेव 
विमुच्यते ।” इसलिये अनंगवज ने चित्त को ही संसार ओर 
निर्वाणं दोनों बतलाया है । जिस समय चित्त बहुल्-संकल्प-रूपी 
अंधकार से अभिभूत रहता है, बिजुली के समान चंचल होता 
है ओर राग, 6 आदि मल्तों से लिप्त रहता हे, तब- वही संसार- 
रूप है! । 
अनल्प-संकल्प-तमोभिभूतं , 
प्रभब्जनोन्मत्त-तडिचूचलव्ख । . 
रागादिदुर्वारमलावलिपं ; क्‍ 
चित्त विसंसारमुवाच वजच्री ॥ 


वही चित्त जब प्रकाशमान होकर कल्पना से विमुक्त होता है, 
रागादि मलों के लेप से विरहित होता है, ग्राह्मय, ग्राहक भाव की 
दशा को अतीत कर जाता है तब वही चित्त निर्वाण कहत्ताता 
है । बेराग्य को दमन करनेवाले पुरुष को वीर” कहते हैं । 





१ प्रशोपायविनिश्चयसिद्धि ४।२२ 
२ प्रभास्वरं कल्पनया विपुक्त , प्रद्दण॒रांगादिमतप्रलेपम्‌ ।॥ 
ग्रांह्य न च ग्राहकमग्रसत्वं, तदेव निर्वाणपदं जगाद | 
“-प्र० त्रि० सि० ४!२४ 
नागाजुन के निम्नांकित वचन से इंसकी तुल्नना कीजिये | फतह: 
निर्वाशुस्य या कोटि, कोटि; संसरणस्य च। 
न तयोरन्‍तर किश्चितू, सुसूच्र्ममपि विद्यते ॥ 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ४७५४, 


ऊपर ललना और रखना के एकत्र मिलन की बात कद्दी गयी 

है। विशुद्ध द्दोने पर ये दोनों “अवधूती” के रूप में परिणत हो 
'डोग्बी! . जाती हैं । उस ससय एकमात्र अवधूबिका ही 
तथा. प्रज्वलित रहती है। “अवधूतिका” के विशुद्ध 
“चाण्डाली!ः रूप के लिए “डोम्बी? शब्द का व्यवहार किया 
जाता है। वामशक्ति और दक्षिणशक्ति के मिलन, 

से जो अग्नि या तेज उत्पन्न होता हे उसकी प्रथम अभिव्यक्ति 
नाभिचक्र में होती है। इस अवस्था में वह शक्ति अच्छी तरहं 
विशुद्ध नहीं रहती । इसका सहजिया भाषा में सांकेतिक नाम 
धचाण्डाली” है। जब चाण्डाली विशुद्ध हो जाती है तब उसे . 
'डोम्बी? या 'बगाली” कहते हैं) । अवधूती, चाण्डाली ओर 
बंगाली ( या डोम्बी ) एक द्वी शक्ति की त्रिविध अबस्था के 
नामांतर हैं। अबधूती अवस्था मे 6त का निवास रहता है 
क्योंकि उसमें इड़ा और पिद्णनला प्रथक्‌ रूप में अपना काय 
अलग-अलग निर्वाह करती हैं। चाण्डाली अवस्था में द्वेताढेत का 
_ निवास है तथा बंगाली अद्व तभाव की सूचिका है। तंत्र में 
शक्ति कै जो तीन भेद--अपरा, परापरा तथा परा--किये गये 
हैं. उनका लक्ष्य इन्द्दीं तीनों भेदों से है। अवधूती अवस्था में 
वायु का संचार तथा निगम होता है, इसी का नाम संसार दै। 
शक्ति को सरत्नमाग में ले आना अर्थात्‌ वक्र गति को दूरकर 





१ तुल्नीय भ्रुप्तुकुपाद की यह प्रसिद्ध गीति-- 
आज भुसुक्‌ बंगाली भइत्री। 
शिअञ्र घरिणीं चण्डाल्ी “लेती ॥ 
उहि जो पंचधाट ण॒इई दि्विसंज्ञा शठा । 
. न जानमि चिश्र भोर कह्ठिं गई पश्ठां ॥ 


इण७द... भागवत संप्रदाय _ 


सरलपथ में ले चलना साधक का प्रधान काय है। सिद्धाचार्यों 
का उजू बाट" (ऋजुवत्मं-सीधा माग) यही है | वाम ओर दक्षिण 
की गति जब तक है तब तक हमारा माग ठेढ़ा ( सिद्धों की भाषा 
में बाँक 5 वक्र ) ही रहता है। इस माग को छोड़कर सीधे 
माग में आने के लिये सिद्धाचायों ने अनेक छुंदर दृष्टांत दिये 
हैं। इस मागे के अ्रवलंबन करने से वज्रयानी साधक को अपनी 
अपनी अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। अंतिम क्षणमें रागाग्नि आपसे 
आप शांतहो जाती है जिसका नाम है निर्वाण ( या आगका बुझ 
जाना) । रागाग्नि के निवृत्त होने से जिस आनंद का प्रकाश होता 


१ मध्यमाग ही सरल माग, ऋज मार्ग या ऊजू बाट है। 
सरहपाद की युक्ति हैः+-- 
“उजू रे उजू छाडि ना लेशो रे वक ।” 
निश्रहि बोहिया जाहु रे लॉक 
अर्थात्‌ ऋजुमाग को पकडों, ठेढ़े रास्ते को छोड दो । 
सिद्धाचाय शांतिपाद ( प्रसिद्ध नाम भ्रुसुक ) की यह वक्ति भी 
मननीय॑ हे-- ह 
वाम दहिन दो बाद छाड़ी। 
शांति बुगथेउ . सकेल्लिउ ॥ 
अर्थात्‌ वाम भ्रौर दक्षिण मांग को छोड़कर मध्यमाग का ग्रहण 
आवश्यक है। यही विशुद्ध अ्रवधूतीमार्ग! या वचज्रमार्ग हे। बिना 
इसका आश्रय लिये बुद्धत्व, तथागतभाव या महासुख की प्राप्ति का 
दूसरा माग नहीं है--एतद्‌ विर्मानन्दोपायमाग विहाय नान्‍्यमागसद्‌: 
भावो<मिमरुखो5स्ति | इसी का द्योतक यह तंत्र-वचन हे-- 
एप मागवरः श्रेष्ठो महायानमहोदयः 
येन यूयं गमिष्यन्तो भविष्यय तथागता$ ॥ 


द पूर्वी भारत में भक्ति आंदोज्नन.. ४७७ 


है उसे कहते ह-विर्मानंद्‌ । उस समय चंद्र स्वभावस्थित होता है, 
मन स्थिर होता है तथा वायु की गति स्तम्भित होती है। जिसके 
हृदय में विरमानंद का प्रकाश उत्पन्न हो गया है, वही यथाथ्थे 
में योगीन्द्र, योगिराट है तथा सहजिया भाषा में वही 'बज्धघर? 
पदवाच्य सदगुरु कहलाता है। 


सहजिया लोगों में मद्दामुद्रा का साज्ञाकार ही सिद्धि गिना 
जाता है। शुन्यता तथा करुणा के अभेद को ही “महामुद्राः 
महासुद्रा कहते हे १। जिसने असेद ज्ञान को श्राप्त कर 
लिया है, उससे अज्ञात कोई भी पदार्थ नहीं 

रहता । उसके लिए समग्र विश्व के पदाथ अपने विशुद्धरूप को 
प्रकट कर देते हैं। 'धरमंकरण्डक', '“बुद्धरत्नकरण्डक”ः तथा 
“जिनरत्नः--इसी महामुद्रा के पर्याय हैं। तंत्रशारत्र में शिव और 
शक्ति का जो तात्पय तथा स्थान है. वही रहस्य तथा स्थान वजञ्ञ- 
यान में शून्यता तथा करुणा अथवा बज और कमल का है | शिव- 
शक्ति के सामरस्य को दिखल्ञाने के लिए तंत्र में एक यंत्रविशेष 
का उपयोग किया जाता है । यंत्र में दो समकेद्र त्रिकोश हें--एक 
ऊध्वमुख त्रिकोण रहता है और दूसरा अधोमुख त्रिकोण । ये 
प्रथक्‌ रूप से शिवतत्त्व तथा शक्तितक्व के द्योतक हैं--इनका 
एकीकरण दोनों के परस्पर आलिगन या मिलन का थांत्रिक 
निदशंन है । शून्यता तथा करुणा के परस्पर मिज़्न--वज्र 
ओर कमल का परस्पर योग--दोनों का रहस्य एक ही है-- 
शक्तिद्वय का परस्पर मिज्ञषन या सामरस्य या समरसता | 


इन्द्रियसुख में आसक्त पुरुष धमतर्तव का ज्ञाता कभी नहीं हो 


_ह कवननममधनीशगकक नियत सनन+« समन 


१ द्रष्टव्य ज्ञानसिद्धि १६४६-४७ | 


ड्ज्प् भागवत संप्रदाय 


कक 


सकता । वज्अ-कमल के संयोग से जिस साधक ने बोधिचित्त 
को वजमाग में अच्युत रखने की योग्यता प्राप्त कर ली है अथवा 
जिसने शिव-शक्ति के मिलन से ब्रह्मनाड़ी में बिन्दु को चाल्ित 

र॒ स्थिर तथा दृढ़ करने की सामथ्य सिद्ध कर ली है, वही 
मद्दायोगी है। धर्म का तत्व उसकी ज्ञानदृष्टि के सामने स्वयं 
उन्मिषित हो ज्ञाता है। समस्त साधन का उद्देश्य बोधिचित्त या. 
बिंद की रक्षा करना है। बोधिचित्त से अभिप्राय बोधिमाग 
पर आंरूढचित्त से है" | ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे चित्त 
उस माग से पतित न हो जाय । नाना प्रकार की साधना का 
फलत्न काय, वाक तथा चित्त की दृढ़ता संपादन करना होता है। 
देवता के संयोग से काय की दृढ़ता, वज्जजाप के द्वारा चन्द्र-सय 
की गति के खंडन होने पर वाक्‌ की दृढ़ता और सुमेरुशिखर पर 
श्वास को ले जाने से चित्त की दृढ़तां संपादित होती है। बिना 
इनकी दृदता हुए साधक में परम चेतन्य की शक्ति का आविर्भाव 
हो नहीं सकता । यदि आविर्भाव संभवतः हो भी जाय, तो उसे 
सहन या धारण करने की क्षमता साधक में नहीं रहती । इसी 
. लिंए गुरु इस दृढ़ता की प्राप्ति के लिए विशेष आग्रह दिखत्ाता 
है। इस दृढदता की अभिव्यक्ति 'वज्जर” शब्द के द्वारा की जाती 
: है। इस प्रकार दृतभाव के परित्याग से अद्वेतभाव की अनुभूति . 
जयान का चरम लक्ष्य है। 'वज्जः शुन्यता का ही भौतिक 


१ अनादिनिधनं शाँन्त भावाभावक्षय॑ विभुम । 
शूत्यताकरुणाभिन्नं बोधिचित्तमिति स्मृतमः॥ 
--श्रीसमाजतन्त्र पृ० १५३ | 
इसको विस्तृत व्याख्या के लिए. द्रष्टव्य--जशानसिद्धि एृ० ७४ | 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ४७६ 


प्रतीक है क्‍योंकि दोनों ही दृढ़, अखंडनीय, अछेय, अभेद्य तथा 
अविनाशी ९. 


इृढ' सारमसौशीयमच्छेद्यासेद्यलत्षणम्‌ । 
- अदाहि अविनाशि च शून्यता वज्रमुच्यते ॥ 
“-वजच्शशेखर पू० २३. 


सहजयान में परमार्थ की प्राप्ति प्रज्ञा! तथा 'जपाय” के पररपर 
योग का परिणत फल है। शून्यता का ही अपर नाम है “्रज्ञा! 
तथा अशेष प्राणियों पर अनुकंपा का ही अमिधान है “उपाय! । 
जो मनुष्य प्रज्ञा तथा उपाय से युक्त रहता है तथा संसार के 
पदार्थों से आसक्तिहीन रहता है | वह इसी जन्म में सिद्ध हो जाता 
है; इसमें किसी प्रकारका संशय नहीं है। ऊपर कहा गया है कि सह- 
जयान रागमार्ग है, वेर|ग्यमार्ग नहीं अर्थात्‌ जो राग अशुद्ध तथा 
मल्िन होने पर संसार में बंधन का कारण बनता है वही राग 
कालुष्य तथा कामना से विरहित होने पर अपने परिशोधित रूप 
में जगत्‌ में मोत्ञ का साधन बनता है। इस राग के परिशोधन 
के निमित्त सहजयान का साधन मुद्रा का साधन करता है अर्थात्‌ 
किसी पर-स्लरी के संग अनेक विशिष्ट तांब्रिक क्रियाओं का अनु- 
षान करता हुआ अपने “काम” को 'राग! के रूप सें परिणत 
करता है और इसी जन्म में 'महासुख” का अनुभव करता हुआ 
जीवन्मुक्ति लाभ करता है । 


४८० मागवत सप्रदाय 
(१) 
सहजिया वेष्णव संप्रदाय 


सहजिया बेष्णव लोग रागानुगा प्रेमाभक्ति के अनुयायी हैं, 
इसलिए वे लोग बेधी भक्ति को विशेष महत्त्व नहीं देते | 'सहज” 
शब्द की संप्रदायगत व्याख्या ठीक ठीक जान केने पर इस मत 
के सिद्धांतों से पूरा परिचय प्राप्त हो सकता है। मलुष्य परमात्मा 
का ही रूप है और प्रम ही परमात्मा का सहज धर्म है जिसे 
मनुष्य भगवान्‌ का विभूति होने के कारण से स्वतः घारण करता 
है | मनुष्य भगवदंश होने से सहज रूप से प्रेम को धारण करता 
है'। इसी प्रेम के द्वारा वह अपने व्यक्तित्व का इतना प्रसार 
कर लेता है कि वह प्रत्येक जीव के साथ अपना सामंजस्य स्था-- 
पित फर लेता है ओर तदू-द्वारा भगवान्‌ के साथ भी अपनी पूर्ण 
एकता स्थापित कर लेता है | तब वह सिद्ध बन जाता है और परम 
पुरुषार्थ प्राप्त कर ल्लेता है । 


सहजिया लोग इसीलिए मनुष्य के रूप-विश्लेषण फो ज्यादा' 
महत्त्व देते हैं। प्रत्येक मानव केभीतर स्वरूप! ओर रूप” नामक 
दो भिन्न भिन्न कोटियों के स्वभाव विद्यमान रहते हैं। यह केवल 
धार्मिक विचार-धारा में ही महत्व नहीं रखता, प्रत्युत यह एक 
मनोवेज्ञानिक तथ्य है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | इन 


, १ सहज भजन एईं शब्देर अथ एईं ये जीव अनुचैतन्य स्वरूप 
आत्मा । प्रेम आत्मार सहज घम | ये धर्म ये वस्तुर सहित एकत्र उत्पन्न 
हय ताहा ताहार सहज ॥.. द द 

--रूपानुग-भजनदपण 


पूर्वां मारत में भक्ति आंदोलन प्र 


लोगों का विश्वास है कि प्रत्येक मनुष्य के अंतर्गत श्री कृष्ण 
का आध्यात्मिक तर्व वर्तमान है जिसको स्वरूप” कह सकते हैं 
ओर इसके साथ ही साथ उसमें एक निम्नस्तर का भोतिक-तर्तव 
भी वतंमान है जिसे “रूप” कह सकते हैं । इन साधकों के अनुसार 
प्रत्येक पुरुष एवं ञ्ली को अपने रूप के ऊपर रवरूप का आरोप 
कर लेना चाहिए और उसी की सहायता से साधक को अपने पार्थिव 
प्रेम को अपार्थिव रूप में परिणत कर देना चाहिए । मनुष्य जब 
तक रूप की ही अभिव्यक्ति में लगा रहता है, तब तक उसका 
प्रेम विशुद्धन होकर केवल मलिन बना रहता है। परंतु जब 
साधक रूप के ऊपर स्वरूप का आरोप कर अपने विशुद्ध रुप में 
आा जाता है, तब उसका प्रेम भी अपनी मल्िनता को छोड़ कर 
विशुद्ध रूप में प्रकाशित हो उठता है। बिना रूप की सहायता के 
स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती । इसी लिए ये लोग अपाथिव 
प्रेम की अनुभूति के लिए किसी परकीया के साथ प्रम की साधना 
भी नितांत आवश्यक मानते है । 


कलम, ५ ] 
कं /2।<| के 


(२) 
सहज मालुष 


सहजिया लोग मनुष्य को द्वी अधिक महत्व देते,हें। इसका 
तात्पय यही है कि मनुष्य यदि अपने सच्चे स्वरूप को पहचान 
के तो उसके हृदय में प्रेमाभक्ति के उदय में विलंब नहीं द्वोता। 
इस मार्ग के अनुसार 'सहज-मानव” ही मानव समाज के लिए . 
३१ 


डर भागवत संप्रदाय 


आदर्श है* । सहज-मानव में न रजोगुण का प्राधान्य रहता 
है, न तमोगुण का अतिरेक । उसमें शुद्ध सत्त्व कौ ही भ्रतिष्ठा 
रहती है। वह अपने में ओर संसार के इतर प्राणियों में किसी 
प्रकार का भेद नहीं देखता। यद्द सांसारिक वस्तुओं में किसी 
प्रकार का राग नहीं रखता । न तो किसी से वह द्वंष करता है 
ओर न भला-बुरे के विवेचन में ही अपना समय गयाँता है। 
शुद्ध सच में प्रतिष्ठित ऐसा मलुष्य द्वी सहजिया-पंथ में आदश 
मानव गिना जाता है । ऐसा मनुष्य बढ़ा दुलंभ होता है। ऐसे 
मनुष्य का परिचय “चण्डीदास' ने अपने एक प्रसिद्ध पद में, 


दिया है-- 


माजुष मानुष सबाइ कहये, मानुष के मन जन | 
मानुष रतन मानुष जीवन, मालुष पराण घन ॥ 
भरमें भुलये अनेक जन, मरम नाहिक जाने | 
मानुषेर प्रेम नाहि जोवलोके, माजुष से ग्रेम जाने ॥ 
मानुष यारा जोवन्ते मरा, सेई से मानुष सार। 
मानुष लक्षण महाभावगण, मानुष भावेर पार ॥ 
मानुष नाम बिरल धाम, बिरल ताहार रीति। 
चंडीदास कद्दे सकलि बिरल, के जाने ताहार रीति ॥ 


चंडीदास का कहना है कि मनुष्य के विषय में सब चर्चा 





१ शुद्ध सत्व जीव एईं सदा निष्ठाशील । 
सहजे अभेद भावे देखे ये अखिल ॥ 
विषयेर दास्‍्ये येई ना कागाय काल्न । 
. नयनेर दृष्टि यार चित्ते चिरकाज ॥ 
भालमंद नाहि जाने, नाहि करे द्वेष । क्‍ 
अन्तरे नियत ढेरे आपन महेश ॥ --रसरत्न सार 





पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ध्ष्प३े 


करते हैं परंतु उसके शुद्ध सच्चे रूप को कोई नहीं जानता | 
मनुष्य रत्न है। वह सृष्टि का मूल प्राण है। वह हमारे प्राणों 
को आक्ृष्ट करने वाले पदार्थों की निर्मिति है। मानुष के 
_ बाहरी रूप को देखने वाले भ्रम में पड़े रहते हैं, क्योंकि वे उसके 
भीतरी रूप को जान नहीं सकते । प्रेम से मनुष्य गढ़ा जाता है-- 
उस प्रम से, जो इस जगतू का न होकर दिव्य लोक का है। बिना 
इस प्रम को जाने कोई भी व्यक्ति सच्चा मानव नहीं हो सकता 
नुष्य प्रेम का अज्षुण्ण बहनेबाला निकर है | वह महाभाव- 
समूहों का पात्र होता है । 
मनुष्य को जीवित होकर भी मृतक के समान रहता 
चाहिए । इस लक्षण के. द्वारा सहजिया ल्ञोग मानव के एक 
अन्य वेशिष्ख्य की ओर संकेत करते हैं । साधना-साम्राज्य में 
सहजिया लोगों की यह दृढ़ मान्यता है कि पुरुष को अपनेको स्त्री 
सममभ कर उपासना करनी चाहिए। इस्र विशिष्ट सिद्धांत का एक 
गूढ़ तात्पय द्ै। इसका अभिप्राय है कि पुरुष को अपनी कामना 
तथा वासना को अपने काबू में रखना चाहिए ओर उसे यौन 
संबंध का सवथा परित्याग कर देना चाहिए" । पुरुष के स्त्रीभाव 
धारण करने का यही आशय हे सहजिया मत में। आकारतः 
वह पुरुष होता है परंतु वृत्तितः वह स्त्री होता है--कोमल प्रेम 


१ शुद्धसत्व मानुष एई स्वभाव विनम्बति 
स्त्रीमूर्ति आश्रित तार भजन पीरिति। 
आपनारि नारी, दिया आपनि सेवारि। 
ताहाय ते पुरुषत्व किंवा जाति[कुल दिया । 
नाममात्र पुरुष तार आकार पाइश्रा ॥ 

--रत्सार 


है ई नम . भागवत संप्रदाय 


का आश्रय, जितेन्द्रिवाा का आदश तथा कामना से नितांत 
विरदतित । 'सहज' सानुष इसीलिए तो नितांत विरत्ञ माना 


जाता है। 


सहजिया मतानुसार परमात्मा अश्रांत आनंद का निमेर है 


. जहाँ से आनंद सदा मरता रहता है। वह सांधुय तथा सोंदय 
का निकेतन है | भगवान्‌ प्रेम के निधान हैं तथा, उनका प्रेम साथे- 
भौम होता है। संसार में छोटा से छोटा भी जीव उनके प्रम से 
वंचित नहीं रहता। श्रीराधाकृष्ण द्वी इन वेष्णवों के परमा- 
राध्य देवता हैं । इसमें श्रीकृष्ण हैं पुरुष तथा राधा हैं प्रकृति । 
इन दोनों में संबंध है आश्रयाश्रयीभाव का। कृष्ण हैं आश्रयी 
तथा राधा हैं आश्रय । चेतन्य-चरितामत में राधा पूर्ण शक्ति 
तथा कृष्ण शक्तिमान्‌ माने गये हैं। ये दोनों तक््व आपस में 
ऐसे संबद्ध हैं जैसे कस्तूरी और उसका गंध, श्रर्थात्‌ जसे अग्नि 
ओर उसकी दांहिका शक्ति। सहज़िया ग्रथों में ऋष्ण “काम! 
तथा राधा मदन? के अभिधान से भी अभिदहदित किये जाते हैं । 
कुसुमसायक काम अपने कोमल्न बाणों के द्वारा प्राणियों के स्नेह 
का संचार जिस प्रकार करता है उसी प्रकार कृष्ण भी अपनी 
ललित चेष्ठटाओं के द्वारा मनुष्यों के हृदय में नाना भावों को 
उत्पन्न करते हैं। मदनरूपिणी राधा श्रीकृष्ण के लिए सदा व्या- 
कुल रहती हैं। शक्ति के समान वह शक्तिमान्‌ को छोड़ कर एक 
ज्ण के लिए भी स्वतंत्र रूप से टिक नहीं सकतीं । 


विशुद्ध प्रेम की भावना सिद्ध करने पर ही साधक उस भाव- 
जगत्‌ में प्रवेश कर लेता है जहाँ वह अपने इष्टदेव के साथ 
_तादात्म्य का अनुभव करता हुआ पूर्ण आनंद में प्रतिष्ठित हो 
जाता है। अतः सहजिया माग॑ रागमारग है, बेराग्यमान्र नहीं। 


रे 


पूर्वों भारत में भक्ति श्रांदोत्न डपप, 


' यह रसमागे है, काममार्ग नहीं । यहाँ काम के दबाने की आवश्य- 
क॒ता नहीं हे, प्रत्युत उसके शोधन की । विशोधित काम ही मानव 
को देवी सत्ता प्रदान करने में समर्थ होता है । 


(३) 
साधना-पड्धति 


सहजिया पंथ साधना की दृष्टि से तांत्रिक पंथ है। ये लोग 
दक्षिण माग की अपेक्षा बाममार्ग के पक्तपांती हैं। उनके संत- 
व्यानुसार दक्षिण मांगे में वेंदिक विधिविधानों पर आग्रह है 
ओर इसीलिए यह माग बंधी भक्ति के अंतगंत आता है। परंतु 
सहजिया लोग रागाज्ुगा भक्ति के अनुयायी होने से वागमाग - 
के ही पक्षपाती हैं । 

तांत्रिकों के अनुसार ये लोग भी मानव देह में सप्त 'सरोवर! 
तथा तद॒वस्थित 'कमलों? की कल्पना करते हैं। तांत्रिक चक्र? 
तथा सहजिया 'सरोवर” की परस्पर तुलना करने पर इस माग 
की नवीनता का पता चत्नता है। सबसे नीचे मूलाधार में स्थित 
सरोवर” घोर सरोवर के नाम से विख्यात है जिसमें द्विदल 
कमल खिलता है। इसके ऊपर नाभ के प्रदेश में दो सरोवर होते 
हैं--नामि सरोवर तथा पृथु सरोवर जिनमें प्रथम में जड़ कमल 
रहता है ओर दूसरे में पटदल कमल । उदर में शतदल कमल 
से संपन्न मानसरोवर की सत्ता स्वीकृत की गई है। वक्त/स्थल 
में अष्टरल्त कमल्न वाला ज्ञौर सरोवर, कण्ठ में चतुदल कमल 
वाला कणठ सरोवर तथा शिरके ऊपर सहखदल कमल वाले 
अच्तय सरोवर का अस्तित्व माना जाता है। इन सरोबरों की 


४८६ . भागवत संप्रदाय 


तुलना तांत्रिक चक्रों के साथ करने पर अनेकत्र भिन्नता दृष्टि- 
गोचर होती है। नाभि-प्रदेश में दो सरोवरों की कल्पना, उद्र-. 
प्रदेश में नवीन सरोवर की स्थिति तथा भूमध्यस्थित आज्ञा चक्र 
के स्थान पर किसी सरोवर का एकदम अभाव स्पष्ट ही लक्षित हो 
रहा है | कमलों के दलों की संख्या में तो पर्याप्र भेद है। चंडीदास 
ने सहजिया होने पर भी तांत्रिक चक्रों का ही अनुगमन अपने 
रागात्मक पदों में किया है। इस 'सप्तसरोवर” वाली कल्पना का 
विशद्‌ वर्णन “निगृढ़ार्थ प्रकाशावल्ली? में किया गया है । 

नाडियों के विषय में भी दोनों मतों में मत-बेषम्य है। 
तांत्रिकों की तीन नाडियाँ--इडा,' पिंगल्ञा तथा सुषुम्ना--में 
सुषुम्ता को ही प्राघान्य दिया जाता है, परंतु “निगूढ़ा्थ' प्रकाशा- 
वली! के अनुसार मानवशरीर में ३२ नाड़ियाँ मुख्य हें जिनमें 
चार नाडियाँ सवतोभावेन महत्त्वशालिनी हैं । अरुणवर्ण नाड़ी 
मृत्रनाड़ी है जिससे पशुज्ञोग अपना जन्म ग्रहण करते हैं। 
गर्भांदकशायी” नाड़ी मन की नाड़ी है जिससे स्वकीया उपासक 
लोग उत्पन्न होते हैं। 'च्तीरोदशायी” नाड़ी सब नाड़ियों, में श्रष् 
तथा उत्तम है ओर यहीं से ऋष्ण के भक्त लोगों की उत्पत्ति होती 
है। ओर अंतिम सर्वोत्तम नाड़ी-चंद्रशायी नौड़ी-से सहजिया 
भक्तों का जन्म हुआ करता है? । इस्र प्रकार सद्दजिया लोग 
नाड़ियों तथा सरोवरों की उपादेयता अपनी रसमयी साधना 
पद्धति में विशेष रूप से मानते हैं । 

सहजिया साधना में माधुय-भाव ही एकमात्र उपासना है। 
गोडीय वष्णव गण मानवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार 
सख्य, दास्य तथा वात्सल्य भावों कों भी उपासना में डपादेय 


१ बोस-पोस्टचैतन्य सहजिया कल्ट पृ० १२४-१३० 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ४७ 


मानते हैं तथा किसी किसी भाग्यशाली योग्यतम साधक के 
लिए माधुयें भाव की उयासना का भी निर्देश करते हैं, परंतु 
सहजिया वेष्ण॒वों में केवल एक ही भाव की उपासना मान्य तथा 
प्राह्म है ओर वह है माधुय भाव की | इस उपासना में साधक 
भगवान्‌ को पुरुष मानता है और अपने को सत्री। पतिपत्नी भाव 
को आध्यात्मिक भाव-जगत में प्रतिष्ठित करनेवाज्ञी यही उपासना 
माधुय-भाव! के नाम से प्रसिद्ध है। सहजिया लोग इसी भाव 
के उपासक अवश्य हैं, परंतु वे ही इस भाव के आद्य प्रतिष्ठापक 
नहीं हैं। इस भाव का प्रतिष्ठापक स्व श्रीमदूभागबत ही है 
जिसने गोपियों के प्रेम को स्वश्रेष्ठ, विशुद्ध, कामनाविरह्ित तथा 
स्वाथंविद्दीन बतलाया है। उद्धव जैसे ज्ञानी भक्त को भी गोपियों 
की विशुद्ध भक्तिभावनाके सामने श्रद्धासे अपना मस्तक नत करना 
पड़ा था ओर वे भी त्रज॒ की ल्ञताओं में जन्म ग्रहण के इच्छुक 
इसीलिए थे कि गोपियों के पादरज के कण उनके देह पर पड़ 
उन्हें विशुद्ध कर देंगे । नारदजी ने इसीलिए गोपिकाओं 
को आदशं भक्तों की श्रेणी में रखा है। साधक जब अपने को 
गोपीस्थानीय मानकर प्रियतमस्थानीय श्री कृष्ण की उपासना 
एकनिष्ठ चित्त से करता दे, तभी माधुय-भावमयी उपासना का 
जन्म होता है । 


भक्ति संप्रदाय के इतिहास में सहजिया लोगों तथा गोौडीय 
भक्तों से भी पहिले आतल्वार भक्तों की उपासना में माधुय भाव 
को स्थान दिया गया हम पाते हैं। नम्म आलवार ने उपास्य- 
-देव के मित्नन को आध्यात्मिक सहवास” की संज्ञा दी है ओर 
इसके लिए माधुय भाव की द्वी प्रधानता दी है ओर, प्रसिद्धि है 
कि इस भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए कभी कभी वे स्त्री का 


छटव - भागवत संप्रदाय 


भी वेष धारण कर लिया करते थे) । वे अपने पदों में इस आंत- 
रिक भाव के प्रकाशन से भी पराडममुख नहीं हैं। वे कहते हैं-- 
“वबिरहिणी अपने प्रियतम के प्रति संदेश भेजने की उत्सुकता में 
किसी दूत को न पाकर हंस को ही भेजना चाहती है; परंतु ये 
दुष्ट पक्षी अपनी हंसिनी के साथ उड़ भागते हैं और उसके शब्दों 
को ध्यान तक में नहीं लाते । क्‍या उस नीलोत्पल्न देहधारी 
विष्णु के विस्तृत लोक में पहुँचने के लिए हम विरहिणियों के 
संदेशों का कोई अधिकार नहीं है*?” द्ली आड़वार शअआंडाल की 
भक्ति तो निःसंदेह गोपीमाव की थी। वह इस भाव में इतनी 
पग जाती थी कि उसने अपने गाँव को ही गोकुत्न मान लिया 
था; वहाँ की लड़कियों को गोपियाँ, भगवान्‌ के मंदिर को नंद 
का घर, मूर्ति को श्री ऋष्ण का विग्रह मानकर प्रेम-विहल दो 
जाती थो । अंडाल अपनी रचनाओं के पाँचवें दशक में एक 
विरहिणी की भाँति प्रियतम के पास अपने संदेश को ले जाने के 
ल्षिए कोयल्न से आग्रह करती है । 

फल्ततः माधुयं भांव की उपासना प्राचीनकाल से इस 
भारतवष में प्रचल्लित थी । खसहजिया लोगों ने इस डपा- 
सना को खूब ही महत्त्व दिया। इसकी पूर्णोता के निमित्त वे 
लोग परकीया के माध्यम द्वारा प्रम साधना में व्यावहारिक रूप 
से अग्रसर. रहते थे। गोडोय वेष्ण्वों के यहाँ परकीया-तत्त्व 
सिद्धांतरूपेण स्थापित होने पर -भी केवल एक वादमात्र था, 
परंतु सहजिया लोगों ने इसे अपनी साधना का प्रधान पीठनस्थत्न 

बनाया था ओर इसको अपने व्यावहारिक जीवन में 


१ चतुथ प्राव्यसम्मेज्षन प्रयाग का कार्यविवरण, १६२६ । 
२ हूपर--हिम्स आफ दो आडवास पृ० ६६ । 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोज्ञन / 


भी वे प्रयोग करते थे। परकीया तत्त्व वेष्णवशाख्र का एक निगृढ़ 
गुरु-मुखैकगम्य सिद्धांत है । यहाँ केवल स्थूल्न बातों के वर्णन से 
ही हमें संतोष करना होगा । 


परकोयातत्त्व 


परकीया के दो पक्ष हें--समाजपक्त तथा अध्यात्मपत्ष । 
सामाजिक दृष्टि से परकीया नितांत गहंणीय तथा व्याज्य सिद्धांत 
है, परंतु आत्म-साधना की दृष्टि से बह एकांत उपादेय तथा ग्रह- 
णीय आदशं है। उज्ज्वल नीलमणि के शब्दों में परकीयादि 
विषयों की जो निंदा शास्त्रों में दृष्टिगोचर होदी है, वह ज्ञोकिक 
नायक को ही दृष्टि में रखकर की गयी है, परंतु रस के आस्वादन 
के निमित्त अवतीण ल्ञीला धारण करनेवाले अलौकिक नायक- 
भूत ऋष्ण के विषय में वह निद्य न होकर ग्राह्म है* । मानव को 
आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने के ल्षिए अपनी काम-वासना 
के परिशोधन की नितांत आवश्यकता होती है। काम स्वतः एक 
पुरुषाथ है जिसकी उपयोगिता का परिचय मानव-समाज के 
कल्याण के लिए सब किसी को दे । परंतु स्वार्थभावना से युक्त 
यह काम काल-सप के समान मनुष्य को सदा डसा करता है 


१ इस विषय के विस्तृत वणुन के ल्रिए. देखिए 
बोस-पोस्ट्चेतन्य सहजिया कल्ट पृ० २६-६६ । 
२ बहु वायते यतः खलु, यत्र प्रच्छुन्न कामुका | 
या च मिथो दुलभता सा मन्मथस्य परमा रतिः ॥ 
लघुत्वमत्र य॒त्‌ प्रोक्त तत्तु प्राकृत-नायके । 
न कृष्णे रसनिर्यास-स्वादाथमबतारिणि ॥ 
““-१|९५,१९ | 


४६० . भागवत संप्रदाय 


ओर मनुष्य उसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए कथमपि कृत- 
काय नहीं होता । इस “काम! वृत्ति के विषदंश को दूर करने के 
लिए अध्यात्म-पथ में दो उपाय मान्य माने जाते हैं। निवृत्ति- 
प्रधान आचाय लोग काम-बृत्ति के दबाने का उपदेश देते हैं, परंतु 
दुबज्ञ मानव काम की कारा में निबद्ध एक लाचार जीव है और 
वह अपनी नेसर्गिक वृत्तियों के दबाने में, अपनयन में, कथमपि 
समथ नहीं होता । इसीलिए सहजिया लोगों ने दूसरे माग को 
अपनाया है। वे स्त्रियों को छोड़ देने की शिक्षा नहीं देते, अपितु 
उनके संग में ऐसी कतिपय क्रियाओं तथा अनुश्ानों का आश्रय 
लेते हैं जिससे साधक का मन इस प्रत्नोभन के द्वारा कथमपि 
आऊकृष्ट तथा आसक्त न हो सके। “साधक का प्रथम कतेव्य 
ह्लियों की संगति में रति की साधना है जिसके द्वारा उंसके विकार 
स्वतः दूर हो जाते हैं। नियमन से उसकी उच्छु खल अभिलाषायें 
विघटित हो जाती हैं और रवार्थ-पारायण वृत्ति के स्थान पर 
विशुद्ध प्रेम-रति का उदय होता है" ।” इसी प्रेम-साधना की पूर्णता 
के लिए ही सहजिया मत में परकीया की उपादेयता अंगीक्ृत की 
, गई हे । 

स्वकीया की अपेक्षा परकीया में उदात्त प्रम के संचार का 
साधन विशेष-रूप से निवास करता है। सदजिया साधकों की _ 

मान्य धारणा के अनुसार भ्रम के द्वारा ही आध्यात्मिक मुक्ति की 


१ प्रथम साधन रति संभोग श्वञगार। 
साधिवे संभोग रति पालिवे विकार ॥ 
जीव रति दूरे यावे करिते साधन । 
तार पर प्रमरति करि निवेदन | 7 

“अम्उृत र्नावली, पृ० ६-७ | 


पूर्वों भारत में भक्ति आंदोलन ४६ १ 


उपलब्धि दो. सकती है और इसीलिए अपने हृदय में प्रेम के 
संचरण करने की नितांत आवश्यकता है। इसी 'प्रेम के प्रथम 
प्रभात” के निमित्त परकीया का शआ्आश्रयण समुचित मान्ता जाता 
है। रति, प्रम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग तथा महाभाव- 
प्रेम साधना का यही अपष्टांगिक मा्ग है" जिससे होकर प्रत्येक 
साधक को जाना पड़ता है। इसमें आदश तो है महाभाव की 
प्राप्ति, परंतु इसका निदान 'रति? ही है और इसी रति के उदय के 
निमित्त इस विशिष्ट मागे का अवलंबन न्याय्य माना जाता है। 

सद्दजिया शास्त्र का उपदेश है कि साधक को स्वयं ख्ररी 
भाव से ही भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिए। माधुय-भाव 
का-साधन साधना-साम्राज्य में मुक्ति-प्राप्ति का एकमात्र उपाय 
है। पुरुष को बिना प्रकृति हुए प्रमतक्व की उपत्व्धि नहीं होती । 
ओर इस प्रकृतिभाव को पाने के लिए साधक को परकीया की 
संगति नितांत उचित है* | स्त्री-संगति के अभाव में स्त्री भावा- 
पत्ति की पूणता कहाँ से उत्पन्न हो सकती है ? 


विरह के ताप में संतप्त होने पर ही साधक की चिकत्तवृत्ति 
विशुद्ध होती हे, क्‍योंकि उसको वासनाओं का कालुष्य जलकर 
अंतर्हित हो जाता है और हृदय खरे सोने के समान चमकने 
लगता है। संयोग से तृप्त मानव हृदय में संतोष की भावना प्रेम 
के अतिरेक का अभाव ही उत्पन्न करती है, परंतु विरह से दग्ध 
विदग्ध हृदय में प्रम की भावना संतत जागरूक रहती है । विरही 


१ द्रष्टव्य भक्तिर्सामृतसिंघधु १३-११ तया 
चैतन्य चरितामृत २।२३. । 
२ प्रकृति आचार पुरुष वेभार। ये जना जानिते पारे। 
“-अमृतरसावली । 


४६२ भागवत संप्रदाय 


अपनी प्रियतमा को आगे-पीछे, यहाँ-वहाँ सबंत्र समभावेन देखता 
हुआ जिस प्रेमाह त का अनुभव करता है वह संयोगी के भाग्य 
में कहाँ ? रास में गोपियों की विरह की भावना की वृद्धि के लिए 
भगवान शृंगार-शिरोमणि क्ृष्णके अंतधाोन का यही आध्यात्मिक 
तात्पय है ( भागवत १०२६ ) जिसे “विवतविल्लास” में सहजिया- 
तथ्य की पुष्टि के निमित्त निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकार 
रति की उदात्तता, प्रेम की पूरता, विरह की संपन्नता तथा काम 
की विशुद्धता के निमित्त रसमोर्गी सहजिया लोगों ने अपनी 
विशिष्ट तांत्रिक साधना में 'परकीया!का आश्रय न्‍्याय्य माना है। 
बोद्ध सहअयानियों के 'महामुद्राः ग्रहण का भी यही रहस्य हें । 

परकीया के दो प्रकार माने जाते हैं--बाह्य तथा अंत्तर । 
“बाह्य परकीया' प्रमभाव के पिकाश के लिए शारीरिक संपक में 
रखी जाती है और इसलिए वह गौण अथवा प्राकृत भी कही 
जाती है। मुख्य या मर्म परकीया की केवल मानसिक भावना 
करके ही साधक अपने उद श्य में सफलता प्राप्त करता है| बाह्य 
परकीया की अ्ष्टविघ पूजा का वर्णन सहजिया प्र थों में विस्तार 
से उपलब्ध होता है । सहजिया लोगों का कहना है कि इस प्रकार 
की विधिवत पूजा करने से सुषुम्ना नाडी के द्वारा क्रमशः शक्ति 
का उत्थान हो जाता है। मर्म परकीया में केवज्न परकीया की 
मानसिक भावना द्वी विद्यमान रहती हे । इस भावना का फलत्न 
साधक को प्रेमिका के रूप में परिणत करने में समथ होता है। 
इस्र प्रकार सदृजिया लोगों की साधना में परकीया का आश्रयण 
एक विशिष्ट आध्यात्मिक उद् श्य की पूर्ति के लिये किया जाता 
है। बाह्यपरकीया' की साधना से सूफी मत में निर्दिष्ट प्र म- 
साधना का बड़ा ही घनिष्ठ साम्य है । बाउल लोग भी सहजिया 
के ही एक उपभेद माने जाते हैं, यद्यपि साधना प्रणाल्नी में किचित्‌ 


: पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन .. ६३ 


अंतर भी उपलब्ध होता है। जहाँ सहंजिया लोगों का प्रेम राधा 
ओर कृष्ण रूपी दो व्यक्तियों के स्वरूपाश्रित प्रम की अपेक्षा 
रखता थां, वहाँ बाउल्ों का प्रम 'मनेर मालुस' के श्रति ही 
रहता है अथोत्‌ वह अपना प्रेम प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वबतंमान: 
किसी अलौकिक प्रेमपात्र के प्रति ही प्रदर्शित करता है! । 


. ऊपर वर्णित बोद्ध सहज्ञ-यान के सिद्धांतों के साथ सहजिया 
बेष्णवों के सिद्धांतों का साम्य बहुत घनिष्ठ है। प्रसिद्ध सहजिया 
_बेष्णव चण्डीदास की आराध्य वाशुल्ली” देवी वज्ञयानियों की 
4वजञ्धात्वीश्वरी? का ही रूपांतर मानी जाती है। यह प्रसिद्ध है कि. 
चैतन्य मत की सावजनिक उन्नति के समय में बोद्धघम-की भिक्लु तथा 
भिछ्षुणी 'नेडा-नेडी? के रूप में वष्णव समाज में ग्रहीत कर ली गई 
और इस प्रसंग में नित्यानंद महाप्रश्नु के पुत्र वीरभद्र के प्रयत्न 
की महती अशंसा सुनी जाती है जिन्होंने 'नेड़ा नेड़ीः लोगों का 
उद्धार किया था । यह सहजिया मत गौडीय वष्णव घम क्रे 
उदय से भी प्राचीन है ओर चेतन्य तथा उनके पीछे भी उनके 
सिद्धांतों से प्रभावित हुआ दहै। यह आज कल भी विद्यमान 
है । वष्णव सहज़िया के अतिरिक्त बंगाल प्रांत के आउल- 
वाउल, साईं, दरवेश ओर कर्ताभजा भी कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो 
प्रायः 'सददजिया? कहलाते हैं | सहजिया लोंगों के वेष्णव साहित्य 
के भी अनेक सिद्धांत-प्रतिपादक ग्रंथ हैं जिसे संप्रदाय वाले गुप्त 
ही रखते हैं | तथापि कतिपय ग्रथ प्रकाशित भी किये गये हैं 
जिनमें अकिंचनदासका 'विवत विल्लास', गोरीदास का 'निगूढाथ 

१ ऊपर. के उद्धरण बोस के पोष्ट-चैतन्य सहजिया कल ( कल्न- 
कत्ता-विश्वविद्यालय, १६३० 9 अन्य से लिये गये हैं। 


४९४ भागवत संप्रदाय 


_प्रकाशावल्ली? (हस्तलिखित), घनश्यामदासका “गोविंद रतिमंजरी? 
नरोत्तमदास का 'भप्रमभक्ति चंद्रिका', 'रससार”, रसरत्नसार-; 
मुकुंददास के “अमृत रत्नावली , आद्य-सारस्वत-कारिका; रखिकदास 
का 'रतिविज्ञास पद्धति! तथा “रसतत्त्वसार! मुख्य तथा सिद्धांत- 
ज्ञान के लिए नितांत उपयोगी हैं । 


बाउल्न के इस गीत में जीव तथा भगवान्‌ के परस्पर प्रम 
बंधन का बड़ा ही सुदर कोमल वणन दे। भगवान्‌ तथा भक्त 
का हृदय प्रम की भावना से इतना संबद्ध है कि उससे मुक्ति कभी 
नहीं हो सकती । जीव की स्वतंत्रता की कल्पना भी व्यथंता की 
सूचिका है। यद्द गीत प्रमततक्व के एक वशिष्ख्य का वर्णन 
कर रहा है जो सहजिया बष्णवों को भी सवंधा मान्य दै-- 


हृदय कमल चलते छे फुटे कतो युग धरि। 
ताते तुमिश्रो बाँधा 
आमिओ बाँधा, उपाय की करी ॥ १ 
फुटे फुट कमल फुटार न हय शेष । 

एड कमलेर ये एक मधु ये ताय विशेष ॥ २ 

छेडे येते लोभी अमर पारो ना ये ताई । 

ताते तुमिओ बाँचा 
आमिश्रो बाँधा सुक्ति कोथाय नाई ॥ ३ 


इस गीत का आशय है कि कितने युगों से यह हमारा 
हृदय रूपी कमल खिलता चल्ाां आ रहा है"। उसमें तुम भी 
बँघे हो ओर में भी बँधा हूँ | मुक्ति का उपाय कहाँ है ? कमल 
निरंतर खिलता जाता दै। उसके विकसित होने का कभी 
अंत नहीं है। इस कमल के भीतर विद्यमान मधु की अपनी 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोक्षन _ ४६५ 


निजी विशेषता है | श्रंमर बेचारा उसे छोड़ने के लिए तेयार 
है, परंतु मधु की माधुरी इतनी प्रबल है कि वह उसे छोड़ने में 
कथमपि समथथ नहीं होता। उससे में भी बँधा हूँ ओर तुम 
भी बँधे हो । हमारे-तुम्हारे लिए मुक्ति कद्दीं भी नहीं है । जीव 
आर शिव के परस्पर प्रम-भाव और आकषण का भाव कितनी 
स्वाभाविकता से इस गीति में अभिव्यक्त किया गया है | 


४६८ भागवत संप्रदाय 


4 


चैतन्यमत 


समस्त बंगाज्न तथा उड़िसा को भक्तिरस से आक्षावित 
करनेवाले महाप्रभु चेतन्य के घार्मिक सिद्धांतों का तथा आध्या- 
त्मिक तथ्यों का शास्त्रीय विवेचन वृंदावन को पवित्र 
रथस्थ्नी में संपन्न हुआ था। चेतन्यमत साध्वमत की ही 
गौडीय शाखा है, परंतु दोनों के दाशनिक सिद्धांतों में पर्याप्त 
अंतर है । माध्वयमत द्वतवाद का पक्षपाती है, चेतन्यमत 
अचित्य-भेदासेद-सिद्धांत का अनुयायी है । निबाकमत के 
अनंतर यह दूसरा बेष्णव संप्रदाय है जो वृदावन से श्लाघनीय 
संबंध रखता है । चेतन्य बंगाल के ही निवासी थे, | परंतु उनके 
अनुयायी गोस्वामियों ने वृ दावन को ही अपनी उपासना तथा 
शासत्र-चिंतन का निकेतन बनाया । इस परिच्छेद में चैतन्य 
संप्रदाय, उत्कल्ीन वष्णव घमं तथा असम प्रांत में पतपने वाले 
महापुरुषधम का प्रामाणिक, परतु संज्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया 
जा रहा हे 
माधवंद्रपुरी 
ध्वमतानुयायी आचार्यों में (१६) भाधवेन्द्रपुरी ही प्रथम 
आचाय हें जिनका नाम बंगाल के वेष्णव म्रंथों में बड़े आदर तथा 
सम्मान के साथ उल्लिखित किया गया है। इनका जन्म १७४५७ वि० 
(१४०० ईस्वी) के आसपास हुआ था ओर ये अपनी भक्ति तथा 
निष्ठा के कारण “मक्तिचंद्रोदय” की उपाधि से सम्मानित किये 
गये थे। “चेतन्य चरिताम्रत” में उल्लेिखित एक घटना से स्पष्ट 
प्रतीत होता है.कि ये बंगाली थे। कहा जाता है कि माधवेंद्रपुरी 
ने वृंदावन में गोपाल की मूर्ति की स्थापना की और इसकी पूजा 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ४६७ 


के निमित्त उन्होंने बंगाल से दो ब्राह्मणों को बुल्वाया। चितन्य 
चरितामृत? का यह उल्लेख महत्त्व का है। बंगाज्न वेदिक कमे- 
कांड का स्थान कभी भी नहीं माना जाता था, विशेषतः अन्य 
प्रांत वाध्तियों की दृष्टि में । ऐस्वी दशा में बंगाल से ब्राह्मणों को 
पूजा के. निमित्त बुलाना स्पष्टतः बुल्ानेवाले के बंगाल का 
पक्तपाती द्वोना बतला रहा है। माधवंद्रपुरी ही गौडीय बेष्णव 
संप्रदाय के आद्य आचाय के रूप में ग्रहीत किये जाते हैं, क्योंकि 
इन्हींके पट्टशिष्य इंश्वरपुरी के शिष्य महाप्रभु चेतन्य थे जिन्होंने 
अपने भजनों तथा कीतेनों से बंगाल में ही नहीं, प्रत्युत समस्त 
उत्तरी भारत में,'विशेषतः त्रज्मंडल् सें, ऋष्ण-सक्ति की विमल 
सरिता बहाई | 


साधवंद्रपुरी उच्चकोटि के विष्णु-भक्त थे, इसमें तनिक भी 
संदेह नही है । वे घनश्यास के इतने बड़े भक्त थे कि बंगाल की 
श्याम-प्रस्तर की बनी कृष्ण मूर्तियों को देखकर वे ध्यान- 
सग्न हो जाया करते थे। उनके जीवनचरित के विषय में 
“चैतन्य चरिताम्रत? में दो विशिष्ट घटनाओं का निर्देश किया 
गया है। पहिलो घटना गोपाल की मूर्ति की प्राप्ति के विषय में 
हैं। माधवेंद्रजी उन वेष्णवों में थे जिन्होंने वृंदावन को अपनी 
उपासना का प्रधान स्थल बनाया। श्रीचेतन्य के उद्योग तथा 
उपदेश से बृ दावन वौष्णवों का अखाड़ा कैसे बना, इसका वर्णन 
. आगे किया जायगा। चेतन्यपूव युग के वेष्णबों में माधवेंद्रपुरी 
ने व दावन की आध्यात्मिक महिमा जाग्रत करने में अ्रभ्रांत 
परिश्रम किया 


सुनते हैं कि माधवेंद्र जी एक बार अन्नकूट पर्वत के पास 
बेठ कर श्रीकृष्ण के ध्यान में' निम्न थे । उन्हें अपने शरीर की 
इ२ 


ध्ध्य .. भागवत सप्रदाय 


सुध न थी, भोजन की भी स्प्रह्दा न थो। वे निराहार तथा निजिल 
बेठे हुए भगवान्‌ के ध्यान में निरत थे । उनका नियम था अया- 
चित भिक्षा; बिना माँगे हुए जो भिक्षा मिल जाय उसी से उद्र- 
पूर्ति करना । इतने में एक श्यामल बालक आया ओर उसने फल 
और दूध भोजन करने के लिए दिया" । माधवेंद्र जी ने उन द्॒ब्यों 
को ग्रहण कर भोजन किया ओर उनके आश्चय की सीमा न रही 
जब रात के समय सपने में वही बालक दिखिलाई पड़ा और उनसे 
कहने ल्गा--माधव, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में इतने दिनों तक 
भूगर्भ के भीतर पढ़ा हुआ हूँ। तुम्त मेरे विशेष प्रमी हो, परंतु 
तुम नहीं जानते कि मुसलमानों के डर से एक ब्राह्मण ने मुझे इस 
जंगल के भीतर तालाब में डाल दिया था | तालाब मिट्टी से भर 
गया है और मैं उसी के भीतर गड़ा हुआ अपना दिन गिन रहा 
हूँ । खोद कर मुझे; निकालो और प्रतिष्ठित करो! । माधवेंद्र जी 
आनंद से गदगद हो गए और आसपास के आमनिवासियों के 
सहयोग से उन्होंने उस मूर्ति को खोद निकाला ओर उसकी विधि 
बत्‌ प्रतिष्ठा तथा पूजा की व्यवस्था की। यही इनके आराध्य 
देवता थे--गोपाल जी । 


इनके विषय में एक अन्य आख्यान भी प्रसिद्ध है। गोपाल 
जी ने माधवेंद्रपुरी को स्वप्न दिया कि ड़ड़ीसा जाकर वहाँ का 
सुगंधित चंदन लाइए। ये उड़ीसे के रेमुना नामक स्थान पर गये । 





१ बालक कहे गोप आमि एइ ग्रामे वसि। 
आमार आमेते केह ना रहे उपवासी ॥ 
केह अन्न मागि खाय केह दुग्धाह्वर । 
अयाचक जने आमि दिये आहार ॥ 
--चैतन्य चरिताम्ृत, मध्य खए्ड, अ० ४ । 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ध्ध्‌६ 


वहाँ गोपीनाथ जी की विशिष्ट पूजा होती और उन्हें खींर का 
भोग लगाया जाता था | माधकेंद्र ने खीर बनाने की कल्ला सीख 
कर अपने गोपाल जी को भोग लगाना चाहा, परंतु पंडों के 
कारण उनकी इच्छा-पूर्ति नहीं हुईं। तब स्वयं गोपीनाथ जी ने 
अपने वद्य में थोड़ा सा खीर चुरा कर रख लिया और पंडों को 
इसका सपना दिया । माधवंद्र जी को उन्होंने खाज निकाला और 
उन्हें खीर का प्रसाद दिया। इस प्रकार भक्तवर माधवेंद्र के लिए 
गोपीनाथ ने खीर चोर” बनना स्वीकार किया ! 


ईंश्वरपुरी 


अआचाय ईश्वरपुरी का वर्णन 'प्रमविज्ञास” आदि अनेक 
वष्णव अंथों में दिया गया है। इनका जन्म १४३६ ई० में हुआ 
था। इनके पिता श्यामसुंदरज्ञी राढ्ी ब्राह्मण थे तथा कुमारहद्ट 
के आचाय थे । इन्होंने वेदशासत्र का यथावत्‌ अध्ययन किया था 
ओर माधवेंद्रपुरी के द्वारा बेष्णव धरम में दीक्षित होकर प्रसिद्ध 
भक्त हुए | इन्हीं के प्रभाव में आकर चैतन्य महाप्रभु के ऊपर 
भक्ति का इतना रंग चढ़ा | चेतन्य के जीवन में युगांतरकारिणी 
घटना हैे-“उनकी गया-यात्रा । इस यात्रा से पहिले ही उनका 
चित्त संसार के मायिक प्रपंचों से हटकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के. 
चरणारविंदों में निमम्न होने लगा था। उन्होंने कुमारहद्दट जाकर 
ईश्वरपुरी का दशन किया तथा अपने साथ वहाँ की मिट्टी बाँध 
कर लाये। उन्होंने कद्दा था-- 


प्रभु कहे ईश्वर पुरीर जन्मस्थान | 
ए मृत्तिका आमार जीवन धन प्राण ॥ 
_( चतन्‍्य भागवत ) 


पू०० मागवत संप्रदाय 


गया जी में भी चेतन्य को ईश्वरपुरी का दशन हुआ ओर 
उन्होंने इस भक्तवर के दशन से अपनी यात्रा सफल मानी । इस 
प्रकार ईश्वरपुरी की निष्ठा तथा उपदेश का प्रभाव चैतन्य के 
जीवन में पूर्णतः प्रतिफलित हुआ । 
केशव भारती 


परंतु चैतन्य को संन्यास की दीक्षा देनेवाले आचाय इनसे 
भिन्न थे ओर उनका नाम केशव भारती था। दीक्षा लेने से पहिल्ते 
इनका नाम कालिनाथ आचाय था ओर ये नवद्दीप में कुलिया 
गाँव के निवासी थे। ये भी माधवेंद्रपुरी के ही शिष्य थे और 
काटवा गाँव सें अधिकतर रहते थे । यहीं पर चेतन्य का संन्यास 
हुआ था। इस प्रकार चेतन्य महाप्रभु को बष्णव घम में दोक्षित 
करने का श्रेय इन्हीं दोनों आचार्यों को है। ईश्वरपुरी चैतन्य के 
दीक्षा-गुरु थे जिन्होंने उन्हें वष्णव मत में दीक्षित किया और 
केशव भारती उनके संन्यास-गुरु थे जिन्होंने उन्हें संन्यास मागे में 
दीक्षित किया । चैतन्य महाप्रभु ने अपने भजन, कीतेन तथा प्रम- 
विह्लल चरित्र से जिस वेष्णव धर्म की सरिता बंगाल में बहाई 
उसका नाम दहै--गॉडीय बेष्णव धर्म या चेतन्‍्य मत | इस प्रकार 
यह मत माध्व मत की ही एक प्रमुख शाखा हे | उत्पन्न हुआ यह 
बंगाल में परंतु इसका व्यापक प्रभाव पड़ा वृज़-मण्डल पर । 


( १ ) महाग्रश्चु चेतन्य 
समग्र उत्तरी भारत को, विशेषत: बंगाल को भक्ति से आप्ला- 
बित करने का श्रेय महाप्रश्नु चैतन्य को है। आप थे भक्तिरस की 
जीवित-मूर्ति, उदात्त मधुर-भाव का ज्ञाब्वल्यमान प्रतीक । नदिया 
के एक पतित्र ब्राह्मणकुज्ञ में आपका जन्म सं० १४४२ ( १४८४ 
ई० ) में हुआ था। बालकाल का नाम था विश्वंभर मिश्र । 


पूरबी भारत में भक्ति आंदोलन ४०१ 


नदिया के प्रस्यात पंडित गंगादास से आपने विद्याध्ययन किया 
था। बुद्धि बड़ी तीत्र थी। आपने समस्त शाझ्रों में, विशेषतः 
तकशाश््र में बड़ी विचक्षणता प्राप्त की थी। दुर्दात पंडितों को 
शाख्राथ में हराया भी था। अपनी पाठशाज्ञा खोल्नकर छात्रों को 
विद्याभ्यास भी कराते थे। इनके जीवन-्रवाह का बदलने वाली 
घटना है इनकी गया यात्रा | बि० सं० १५४६ (८ १४०७ ई० ) में 
अपने पिता के श्राद्ध करने के लिए ये गया धाम गए और वहाँ 
ईश्वरपुरी से साक्षात्कार हुआ । पुरी जी से इनकी सेंट पहिले ही 
हो चुकी थी। वे उनकी भक्तिभावना तथा बेराग्य के नितांत पत्त 
पाती थे, परंतु इस गयायात्रा ने विश्वंभर को प्रपंच से हटाकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उपासना की ओर स्वतः अग्रसर किया | 
पुरी जी इनकी वष्णव दीक्षा के गुरु हुए। वि० सं० १५६६: 
( १५०८ ई० ) में इन्होंने पुरी जी के गुरुभाई केशव भारती से 
संन्यास दीक्षा ग्रहण की । ओर तभी से वे कृष्ण चैतन्य के नाम 
से विख्यात हुए । वृद्धा माता तथा तरुणपत्नी के स्नेह तथा ममत्व 
को तिल्ांजलि देकर चेतन्य भगवान्‌ की भक्ति के प्रचार मैं 
जुट गए । 

इन्होंने भारतवष के विख्यात तीर्थों की यात्रा की | इन्होंने 
वि० सं० १५४५७--५८०( १४१०-११ ई०) में दक्षिण भारत 
की यात्रा की तथा वहाँ के प्रसिद्ध तीर्थों का दशन करते हुए भक्ति 
प्रचार किया । इसी समय इनकी दृष्टि वूंदावन के उद्धार की ओर 
झुकी ओर इन्होंने अपने सहपाठी लोकनाथ गोस्वामी को इस 
पवित्र काय के लिए भेजा। ये स्वयं भीहकाशी, प्रयाग होते हुए 
बुंदाबन गये ओर कुछ मद्दीनों तक वहाँ भी निवास किया, परंतु - 
इनको लीला-म्थल्ली बनी जगन्नाथ पुरी जहाँ रथयात्रा के अवसर 
पर दशन के लिए बंगाल से भक्तों की अपार भीड़ जुटती थी। 


पू०२ ... भागवत संप्रदाय 


भजन और संकीतेन को इन्होंने भक्ति के प्रचार का सर्वसुल्लभ 
साधन बनाया | वेष्णवधर्म के प्रचार में इन्हें नित्यानंद से खूब 
सहायता मिज्नी । सच तो थह्द है कि बंगाल में कृष्ण-भक्ति के 
प्रचार का श्रय निमाई ( चेतन्य ) तथा निताई (८ नित्यानंद ) 
दोनों महापुरुषों को है। इनकी कीर्ति इनके जीवित-काल में ही 
खूब फेल्ी | उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्रदेव ( राज्यकाज्न १५०३ - 
१४३० ई० ) तथा उनके विद्वान मंत्री राय रामानंद इनके पट् 
शिष्य बन गये । बंगाल के नबाब के अधिकारी होने पर भी रूप 
ओर सनातन ने इनकी शिष्यता स्वीकार की और इन ल्ञोगों ने 
इनही के उपदेश से वृंदावन का उद्धार किया । वहीं रहकर भक्ति- 
शास्त्र का प्रणयन ही नहीं किया; प्रत्युत भक्तों के सामने सच्चे 
भक्त का आदश उपस्थित किया | भक्त लोग इन्हें भगवान श्री 
कृष्ण का अवतार मानते हैं। भक्तवर नाभाजी ने इनके विषय 
में बहुत ही ठीक लिखा है-- 
के गौड देश पाखंड मेटि कियो भजन परायन । 

करुणासिंधु कृतज्ञ भये अगनित गतिदायन | 

दशधा रस आक्रांति महत जन चरन उपासे | 

नाम लेत निहपाप दुरित तिहि बरके नासे। 

श्रवतार विदित पुरब मही, उसे महत देही परी । 

श्री नित्यानंद कृष्णचेतन्य की भक्ति दसो दिसि बिस्तरी ॥ 

“--भक्तमाल, छुप्पय नं० ७२ 


चैतन्य का भक्ति-आनन्‍न्दोलन 


- भक्ति का उत्कृष्ट आदश श्री चेतन्यदेव ने स्वयं अपने जीवन 
कक ॥ + रे 
में प्रद्शिह किया। भगवान्‌ के नाम का संकीतंन चेतन्य का 
अत्यंत लोकप्रिय श्राध्यात्मिम साधन था जिसके द्वारा जन साध।- 


पूर्वों भारत में भक्ति आंदोलन ५०३े 


रण को अपने आंदोलन के प्रति आकृष्ट करने में सबंधा कृतकार्य 
हुए। उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व से आकृष्ट होकर तत्कालीन 
अनेक आदरणीय संतों तथा विद्वानों ने मिलकर उनके आंदोलन 
को श्रत्यंत लोकप्रिय बनाया तथा उनके भक्ति-संरेश को जनता 
क हृदय पर पहुँचाया। ऐसे संतों में दो मुख्य थे--अद्वताचाये 
तथा नित्यानंद्‌ | जब चेतन्यदेव जगन्नाथपुरी में नियमित रूप से 
निवास करने लगे, तब उन्होंने इन्हीं के ऊपर बंगाल में इस 
आंदोलन की देख-रेख का उत्तरदायित्व रखा । अद्व त भक्तत ही न 
थे, उस समय के महनीय शाखवेत्ता भी थे। उन्होंने इस मत में 
दीक्षा देने का काय योग्य व्यक्तियों तक ही सीमित रखने पर 
आग्रह किया, परतु नित्यानंद ने सब किसी के लिए भक्ति का 
द्वार खोल दिया । इनके पुत्र वीरभद्ग ने तो बंगात्न के बोद्धधम के 
अवशिष्ट अनुयायियों को भी, जो समाज में नितांत निम्न स्तर के 
थे, वेष्णव धम की दीक्षा देने का साहसपूर्स कार्य कर दिखत्लाया । 
इस विषय में अद्व ताचाय के द्वारा समथन न पाने पर भी नित्या- 
नंद ने अपने असामान्य व्यक्तित्व के बतल्त पर निम्नश्र णी के 
लोगों को भी वष्णवधम के अंतभु क्‍त करने में किसी प्रकार का 
संकोच नहीं किया । नित्यानंद के बारह शिष्यों ने भी, जो द्वादश 
गोपाल के नाम से विख्यात हैं, इस कार्य में गुरु की पंयाप्त सहा- 
यता दी और इस प्रकार यह पंथ धीरे धीरे बढ़ता हुआ समग्र 
बंगाल में व्याप्त हो गया ! 

चंतन्य के जीवित कात्न में ही बहुत से लोगों को उनके अब- 
तार होने में विश्वास हो गया था। परंतु उनकी मूर्ति की पूजा 
सम्प्रदाय में कब आरंभ हुई ? इसका निणय करना कठिन है। 
इस काथ में वंशीदास और नरहरि सरकार का नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय माना जाता है। “बंशी शिक्षा? के अनुसार बंशी- 


पू०४ भागवत संप्रदाय 


दास ने चैतन्य की मृर्ति-पूज्ा का प्रचार किया | उन्होंने चेतन्य 
की धमपस्नी-श्रीविष्णुप्रिया देवी के लिये चेतनन्‍्य की काष्ठ-मूर्ति 
बनाई । ओर नरहरि सरकार ने चैतन्य के विषय में बहुत से पदों 
को बनाया तथा चेतन्य-पूजा के विधि विधानों को भी व्यवस्थित 
किया | चेतन्य के अनंतर तीन व्यक्तियों का इस धम के प्रचार 
में विशेष हाथ है--(१) श्रीनिवास आचाय (२) श्री नरोक्षमदत्त, 
(३ ) श्यामानंद दास । इन व्यक्तियों ने चेतन्य-मत का प्रचार 
. १७ वें शतक में विशेष रूप से प्रचार किया। श्यासानंद का कार्य 
उड़ीसा में चेतन्य-मत का प्रचार करना था परंतु अन्य दोनों 
आचार्यों ने बंगाल में इस मत,काईप्रचुर प्रसार किया । 
परंतु चेतन्य मत का शाब्लीय रूप, विधि-विधानों की व्यवस्था, 
भक्ति शाल्ष के सिद्धांतों का निणय बंगाल में न होकर सुदूर बूंदा- 
वन में विद्वान्‌ गोस्वामियों के द्वारा किया गया। येह्दी लोग 
चैतन्य मत के प्रतिष्ठा तथा सिद्धांतों की व्यवस्था में नितांत प्रयत्न- 
शील् तथा ऋतकाय थे । उनकी मान्यता इतनी अधिक थी कि 
जब तक इन लोगों की स्वीकृति नहीं मित्र जाती, बंगाल में लिखे 
हुए किसी भी ग्र'थ को संप्रदाय की ओर से प्रामाणिकत्ता नहीं 
मित्नती थी । इसी काय का उल्लेख आगे किया जा रहा है| 
मधुरा व दावन के तीर्थोद्दार का महत्त्वपूर्ण काय के आरंभ 
करने का श्रय माधवेद्रपुरी को दिया जाना चाहिए क्योंकि 
वृ दावन में गोपाल की गड़ी सूर्ति को खोज निकालने तथा 
तिपष्ठित करनेका गोौरब प्रथमतः उन्हीं को प्राप्त है। उसके अनंठर 
चेतन्यका काल आरंभ होता है। इन्होंने सर्वप्रथम इस काय को 
सुचारुरूप से चलाने के लिए अपने दो भक्तों को भेजा जिनके 
नाम हैं--( १) लोकनाथ गोस्वामी तथा (२) भूगर्भ आचाये । 
कहना न द्वोगा कि य दोनों भक्त बंगाली थे ओर अनेक क्क शॉं 


पूर्वों भारत में भक्ति श्रांदोत्न प०प 


को सहकर अपने महनीय काये में कृतकाय हुए थे। लोकनाथ 
चैतन्य के सहाध्यायी थे, क्‍योंकि दोनों ही गंगादासपंडित के टोल 
में साथ साथ विद्याभ्यास करते थे। १६१० ई० में चेतन्य ने 
लोकनाथ को बृ दावन जाकर कृष्ण की लीला से संबद्ध स्थानों 
को खोज निकालने का आदेश दिया। अपने मिन्न भूगभ 
आचाये के साथ लोकनाथ मथुरा आये तथा अश्रांत परिश्रम कर 
प्राचीन स्थानों का उद्धार किया, परंतु चेतन्य के लीलाव- 
लोकनसे वंचित रहने की पीड़ा इन्हें सदा क्लेश पहुँचाती थी" । 
चैतन्य का दशन इन्हे फिर मिला ही द्ोगा । इन्होंने सुना कि 
चैतन्य दक्षिण भारत में यात्रा करने के लिए निकल पड़े हें। 
ये भी मिलने की उत्सुकता से पराभूत होकर निकलत्र पड़े। परंतु 
हताश द्वोकर लौट आय । भेंट न हुई। बृ'दावन भी तब पहुँचे 
जब चैतन्य वहाँ आकार चले गये थे। इस प्रकार चेतन्य के 
मिलने की आशा को अपने हृदय के कोने में लिए हुए द्वी यह 
भक्तवबर बृूंदावन की सेवा में डटा रहा और अंततः परमधाम 
में लीन हो गया । क्‍ 
( २ ) पद गोस्वामी 

हे चैतन्यमत के प्रधान थे स्वयं महाप्रभु चेतन्य, नित्यानंद ओर 
अद्वेताचाय । इनसे उतर कर प्रामाणिकता सानी जाती 
है छः गोस्वासियों की ( षट्‌ गोस्वामी ) जिनका काय इस' मत के 


2१ आर न देखिव गोरा तोमार चरण 
रहिलाम आशामात्र करिया धारण । 
भक्तगण संगे प्रभ्म॒ ये करित्ला लीला 
वंचित करिया मोरे हेथा पाठाइला ॥ 

--प्रेमविज्ञास 


प०६ भागवत संप्रदाय 


इतिहास में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इन आचार्यों के नाम हैं-- 
रूप, सनातन, रघुनाथदास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट , और 
जीव गोस्वामी | ये सब गोस्वामी लोग वृदावन में द्वी रहते 
थे ओर भगवद्भजन के अनंतर अ्रथरचना में निरत रहते थे । 
इनके लिखित प्रथ बंगाल में भेजे जाते थे जहाँ उनकी अनेक 
प्रतियाँ ज्लिखकर भिन्न भिन्न स्थानों में जनता के कल्याण के लिए 
रखी जाती थीं। इन आचार्यों की सम्मति ही किसी वेष्णव 
ग्रथ की प्रामाणिकता की अंतिम मुहर थी। बंगाल में लिखा 
गया कोई भी ग्रथ तब तक प्रामाणिक नहीं माना जाता था, 
जबतक उसके विषय में इन गासवामियों में से किसो को अनुकूक्त 
सम्मति नहीं मित्ल जाती थी । इन्हीं आवचार्यों की प्रतिष्ठा के 
कारण बृदावन को इतना अधिक गौरव बेष्णव समाज में 
प्राप्त हुआ है । 


.. (१) श्री रूप गोस्वामी 


श्री रूप गोस्वामी ( १४६२ ई०--१४६१ ई० )--मक्ति तथा 
विद्वत्ता के जाब्वल्यमान प्रतीक थे । उनके जीवन की घटनायें 
सवंत्र प्रसिद्ध हैं। एक घनाह्य आाह्यणकुल में इनका जन्म हुआ 
था । बंगाल के नवाब हुसेनशाह के प्रधान मंत्री के पद पर प्रति- 
ौषिठत होने से ही इनकी योग्यता का पर्याप्त परिचय मिलन सकता 
है। चेतन्य की विपुत्न ख्याति तथा भगवन्निष्ठा की कथा इनके 
कानों पढ़ी । फल्नतः इन्होंने अपने ऊँचे पद को लात मार कर 
संन्यास ले लिया । चेतन्य से इनकी भेंट त्रिवेणी के पविन्न तट पर 
हुई | उन्हीं के उपदेश से इन्होंने वृंदवावन को अपना निवासस्थल 
बनाया । वहीं रहकर ये बंष्णव मक्तमण्डली के सामने आदश्श 
वेष्णव का जीवन बिताते थे। बृंदाबन में ये कभी त्ह्मकुंड के 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन पू०७ 


पास निवास करते थे और कभी नंदग्राम के पास। सुनते हैं कि 
श्री गोविंददेव जी ने इन्हें स्वप्न दिया कि में अमुक स्थान पर 
जमीन में गड़ा पड़ा हूँ। एक गौ रोज मुझे अपने स्तनों में से दूध 
पिला जाती है। तुम उस गौ को ही लक्ष्य करके मुझे बाहर 
निकालो और मेरी पूजा करो । गोस्वामी जीने भगवान की मूर्ति 
निकाली | कालह्लांतर में जयपुर के महाराज मानसिंह ने गोविंद- 
देवजी का ल्ाज् पत्थरों का बड़ा हो विशाल तथा भव्य मंदिर 
बनवाया। यह मंदिर आज भी दूंदावतन की शोभा बढ़ाते हुए 
खड़ा हे | 

रूप गोस्वामी जी सनातन गोरवासी के अनुज थे, परंतु महा- 
प्रभु के प्रथम कपापात्र होने के कारण ये वेष्णब समाज में उनके 
जेठे भाई समझे जाते हें। उस समय की भक्त-मंडली के ये 
शिरोमणि थे। ये कवि ओर विद्वान्‌ दोनों थे। इन्होंने रुचिर 
नाटकों को रचना कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लत्तित लीत्ञाओं का 
बड़ा ही भव्य तथा मधुर वर्शन प्रस्तुत किया है | इनके सुप्रतिद्ध 
नाटक हैं--ललित माधव” और “विदग्ध माधव! | भक्तिशास््र के 
गृढ़ सिद्धांतों का प्रतिपादन इनके जीवन का प्रधान काय रहा है । 
“उज्ज्वलनी लमणि” तथा “भक्तिरसाम्ृतसिंधु? में इन्होंने भक्ति! 
का रसरूप से शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया है। लघु भाग- 
वताम्ृत” को हम श्रीमद्भागवत का निःस्यंद कह सकते हैं । 'हंस- 
दूत? तथा “उद्धवदूत” काव्य की दृष्टि से अत्यंत मधुर काव्य 
जिनमें गोस्वामी जी का भक्तिसय हृदय सबंत्र कत्कता है। कहा 
जाता है कि मीराबाई ने इन्हीं से दीक्षा ल्ञी थी। १६ वीं शतक 
के वृंदावन में रूप गोस्वामी जी भकतमण्डली के अग्नमणी नेता थे, 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं । 


पअण्वदय भागवत संप्रदाय 


( २ ) सनातन गोस्वामी 


सनातन गोस्वामी जी ( १४६० ई०--१५६१ ई० )--रूप जी 
के जेठे भाई थे, परंतु चेतन्य महाप्रभु का शिष्यत्व इन्होंने अपने 
छोटे भाई के शिष्य हो जाने पर ग्रहण किया। ये भी बंगाल के 
नवाब के बढ़े ही ऊँचे अधिकारी थे। चेतन्य का प्रभाव इनके 
ऊपर,इतना जमा कि इन्होंने अपने उच्च-पद का तिरस्कार कर 
भगवद्भक्ति को ही अपने जीवन का प्रधान लद्षय बनाया । महा- 
अ्रभ्चु की आज्ञा से ये वृंदावन में ही रहते थे। परंतु एक बार ये 
इतने विषण्ण हो गये थे कि श्री जगन्नाथ जी के रथ के नीचे 
प्राण त्यागने का निश्चय किया, परंतु चेतन्य के समझाने पर ये 
वृंदावन लौद आवे और भजन तथा श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चा में 
सदा संत्ग्न रहते थे। सुनते हैं कि इनके पास प्रसिद्ध पारसमणि 
था जिसे इन्होंने किसी द्रिद्र ब्राह्यण की याचना करने पर उसे 
दे दिया था। इनके भक्तिमय जीवन की अनेक विलक्षण बातें 
भक्तों में प्रसिद्ध हैं । की... द 

रूप-सनातन चेतन्यमत के शात्त्रकर्ता माने जाते हैं। रूप ने 
इस मत के लिए भक्तिशास्त्र के गूढ़ सिद्धांतों की विवेचना की 
ओर सनातन ने इस मत के आदरणीय नियमों तथा आयचारों का 
विस्तृत विवरण उपन्यस्त किया । इस प्रकार इन दोनों भ्राताओं ने 
चैतन्यमत के प्रकृष्ट प्रतिष्ठाता का श्लाघनीय कार्य प्रस्तुत किया। 
दोनों ने मिज्॒कर भक्ति के अंतस्तक्त्व- अध्यात्म तथा व्यवहार, 
खिद्धांत तथा कमकांड, का नितांत प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया । 
इन्होंने चेतन्‍्यमत के प्रासाद की नोंब ही नहीं डाली, प्रत्युत उसके 
ऊपर कमनीय कत्नश की रचना कर उसे शोभित तथा सुसब्वित 
भी किया । सनातन इस प्रकार चैतन्य मत के कर्मकाण्ड के 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन प०६ 


निर्माता हैं। उन्हों के नियमानुसार चैतन्य के मंदिरों में आज 
. भी पूजा-अचो का विधान किया जाता है तथा मठ के साधुशों 
के जीवन की व्यवस्था निर्धारित की ज्ञाती है। 


इनका एतद्विषयक सवमान्य अंथ है--हरिभक्ति-विज्ञास 
जिसमें मूर्तियों के निर्माण, प्रतिष्ठा तथा पूजा का विधान है तथा 
वेष्णवों की जीवन-चर्या का मनोरंजक वर्णन है । तुज्ञनात्मक 
दृष्टिसे भी इस ग्रंथरत्न का विशेष महत्त्व है। महाप्रभ्भु के उपदेशों 
को सुनकर ही सनातन ने इस प्रथ का प्रणयन किया तथा पीछे 
गोपाल भट्ट ने उदाहरणों के द्वारा पुष्ट कर इसको उपबूंहित किया । 
इस प्रकार इस पुस्तक के प्रणयन का श्र य सनातन तथा गोपाल 
भट्ट दोनों गोस्वामियों को दिया जाता है। इनके अन्य म्रंथों में 
“वैष्णव तोषिणी है जिसमें भागवतकी मार्मिक व्याख्या है। इसका 
समाप्तिकाल १५५४ ई० है। इसी ग्रंथ का सारअंश जीव गोस्वामी 
ने सनातन के जीवनकाल में ही किया जिसका नास है--लघु- 
तोषिणी | इन्होंने श्रपने भागवता रत में भागवत के सिद्धांतों 
का सुंदर विवरण दिया हे । इनकी भक्ति तथा विद्धत्ता से आकृष्ठ 
होकर बड़े बड़े राजा ओर महाराजा इन गोस्वामी-बंघुओों के 
दशन के लिए बृंदावन पधारते थे। १५७३ ई० में अकबर भी 
नके साक्षात्कार के लिए वृंदावन गया था और इनकी निष्ठा से 
विशेष प्रभावान्वित हुआ था । 


इन दोनों बंधुओं के मृत्यु संवत्‌ के विषय में मतभेद दीख 
पढ़ता है। बंगाली वेष्णव ग्र थों में सनातन का मृत्यु साल १४४६ 
ई० तथा रूप का १५६५ ई० बतल्ाया गया है, परंतु यह उचित - 
नहीं प्रतीत होता । इतिहास इसकी साक्षी नहीं देता । मानसिंह 
के द्वारा निर्मित गोविंदजी के मंदिर के शिन्नालेख से प्रतीत होता 


पू१० भागवत संप्रदाय 


है कि इसका निर्माण मानसिंह के गुरुओं रूप तथा सनातन के 
आदेश से १५६० ई० में हुआ था । १५६२ में भक्तवर श्रीनिबासा- 
चाय ने वृंदावन की जब यात्रा की, तब इस मंदिर का निर्माण 
हो चुका था। इन गोस्वामी-बंधुओं से उनकी भेंट न हो सकी, 
क्योंकि सनातन के मृत्यु हुए चार महीने बीत गये थे ओर रूप 
की मृत्यु केवन्न चार दिनों पूष हो चुकी थी। श्रीजीव गोस्वामी 
ने लघुतोषिणी की रचना १५८३ ई० में की, तब सनातन जी 
जीवित थे। इन प्रमाणों के आधार पर यद्दी निश्चित होता है कि 
इन बंधुओं का अवसान-काल १४६१ ई० ही है। इस प्रकार इन 
दोनों आचायों ने सो व की दीघ आयु प्राप्त की थी। पूरे सौ 
वर्षों तक ये जीवित रहे" । 


( ३ ) रघुनाथदास गोस्वामी 


लक्ष्मी का वरद पुत्र किस प्रकार भक्ति तथा शांति की उपा- 
सना में निमभ हो सकता है ? इसका सब से सु दर उदाहरण हमें 
मिलता है गोस्वामी रघुनाथदास जी के जीबन में। ये जात्या 
कायस्थ थे, परंतु अपनी उत्कृष्ट भक्ति तया दिव्य चरित्र के कारण 
ब्राह्मण वंशी गोस्वामियों में भी अग्रगएय माने जाते थे। ये 
बंगाल के प्रसिद्ध नगर सप्तम्राम के जर्मींदार गोवर्धन दास मजू- 
मदार के एकमात्र पुत्र थे। पिता ने इनका लालन पालन अपनी 
विशाल सम्रद्धि के अनुरूप किया, परंतु बाल्य काल से ही इनके 
हृदय में बेराग्य की मात्रा समधिक रूप से विद्यमान थी। फल्नतः 











१ विशेष द्रव्य डा० डी, सी, सेन--700० ए&ंडाए4फत७ 
+ंथ४प्रए8 0 ०वा०२०७) 00890 979 39-40 


पूर्बी भारत में भक्ति आंदोलन ५११ 


अपनी संपत्तिका त्याग करने के लिए उसी समय ज्द्यत थे, परंतु 
चैतन्य महाप्रभु के समझाने बुझाने पर इन्होंने अपना मकट- 
वेराग्य कम कर जर्मीदारी के देख-रेख करने का काय भार अपने 
ऊपर लिया । बहुत दिनों तक इस काम में लगे रहे, परंतु पद्म- 
पत्र की ही तरह अपने को राज़सिक भावना से सदा दूर रखा । 
पुरी में महाप्रश्ुु के द्शन को गये और अतुल्न संपत्ति पर लात 
मार दी। मद्दाप्रसु के तिरोधान के अनंतर ये बवृ दावन पधारे 
ओर राधाकुण्ड के पास सदा निवास करते थे। कहते हैं कि 
चौबीस घंटे में केवल एक बार थोड़ा सा मद्ठा पीकर ही रहते 
थे। वे सदा प्रम सें बिभोर होकर "राधे राधे? चिल्लाते रहते । 
इनका त्याग-बराग्य बड़ा ही बिलक्षण था। इतने बड़े संपत्ति- 
शाली घर में उत्पन्न होकर इतना वराग्य रखना नितांत दुलेभ 
घटना है। इन्हीं के द्वारा उत्साहित किये जाने पर कृष्णदास 
कविराज ने अपनी वृद्धावस्था में चेतन्य चरिताम्ृत का निर्माण 
किया । इनकी रचनाय स्तोन्ररूप में ही अधिक हें--जिनमें 
विल्ञाप कुसुमांजलि, राधाष्टक, नामाष्टक, उत्करठ दशक, अभीष्ट- 
प्रार्थनाष्टक, अभीष्ट सूचना, शचीनंदन शतक आदि मुष्य हैं । ये 
८६ वर्षों तक जीवित थे। स्थितिकाल १४६८ ई०-१५८४ ई० है । 


( ४ ) रघुनाथभट्ट 


रघुनाथ भट्ट काशी के सुप्रसिद्ध भक्त तपन मिश्र जी के 
सुपुत्न थे। इन्हीं तपन मिश्र के घर पर महाप्रभ्नु ने काशी में 
निवास किया था। मिश्रजों उच्चकोटि के भक्त थे--चेतन्य के 
समधिक भक्त अनुयायी थे। रघुनाथभरट्ट का भी हृदय अपने 
पिता के समान ही नवनीतकोमल था। ये नेष्ठिक त्रह्मचारी थे । 
एक बार ये पुरी में महाप्रभु जी के दशन के लिए गये ओर घर 


पू१२ भागवत संप्रदाय 


छोड़ने की आज्ञा माँगी। पर चैतन्य ने माता पिता के जीवित 
काल में संन्यास का नितान्‍्त प्रतिषैध किया | ये काशी लौट आये 
ओर अपने जननी-जनक के देहावसान के अनंतर महाप्रभु की 
आज्ञा से ग्रहद्वार का त्यागकर वृंदावन पघारे। ये भागवत के 
बड़े भारी पंडित थे। इनका स्वर बढ़ा कोमल था। ये रूप 
गोस्वामी की सभा में श्रीमद्भागवत की कथा कहते थे। भाग- 
बत के -छोकों को इतने लय से कहते थे कि श्रोतागण मंत्र-मुग्ध 
हो जाते थे । एक ही जोक को कई प्रकार से कहते थे। इस प्रकार 
साधुमण्डली में नेप्ठिक त्रह्मचय के साथ भगवद्भजन करते हुएः 
भट॒ट जी ने अपना जीवन यापन किया । 


( ४ ) गोपाल, भट्ट 


ये श्रीरंगम्‌ क्षेत्र के निवासी वेझ्डुट मटट के पृत्र तथा श्री 
प्रवोधानंद सररबती के भतीजे थे। गोपाल भटट का जन्म १४०३ 
ई० में हुआ था | कुछ लोग कहते हैं कि चैतन्य महागप्रभु ने दक्षिण 
भारत में इनके पिता के घर में चातुर्मोस्य बिताया था। इसका 
उल्लेख प्रामाणिक ग्रथों में न होने से विद्वान लोग इस पर 
आस्था नहीं रखत्ते। कहा जाता है कि चेतन्य महाप्रश्न ने पत्र 
लिखकर रूप-सनातन को आदेश किया था कि इन्हें अपना भाई 
समभना। महाप्रभुने इनके बेठनेके लिए अपना आसन और डोरी 
भेजी थी। ध्यान के समय प्रभ्ुज्ी के इन प्रसादों को ग्रहण कर 
ये भजन किया करते थे | इनके उपास्य देव श्रीराधारमण जी थे । 
नाभादास॒ जी ने इनकी विलक्षण भक्ति का परिचय देते हुए 
इस विचित्र घटना का उल्लेख किया है कि इनकी उत्कट इच्छा 
होते ही शाल्षग्नाम जी की मूर्ति में हाथ पैर निकल आये ओर वे 
मुरली धारी राधारमण जी बन गये । 


पूर्वी भारत में मक्ति आंदोलन ५१३ 


गोपाल मट॒ट जी वष्णव शाद्यों के उत्कट विद्वान थे। इन्हीं 
के विख्यात शिष्य थे--भश्रीनिवासायाय जो पीछे बड़े भारी भक्त 
तथा विद्वान हुए। सनातन गोस्वामी जी के 'हरिभक्ति विज्ञासः 
का उपबृंहण गोपाल भट॒ट ने ही किया था | इनके परलोकगमन 
के अनंतर इनके मंदिर के पुजारी तथा शिष्य श्रीगोपालनाथ दास 
प गद्दी के अधिकारी हुए। इनके शिष्य श्रीगोपीनाथदास जी ने 
अपने छोटे भाई दामोदर दास जी को शिष्य बनाकर उनसे 
विवाह करने क लिए कहा । वर्तमान श्रीराधारमणजी के गोस्वामी- 
गण इन्हीं दामोदर दास जी के वंशज हैं। यह मंदिर अपनी: 
समृद्धि तथा पूजा अर्चा के लिए बृदावन में आज भी सुबि- 
ख्यात है । 


( ६ ) जीव गोस्वामी 


ये रूप-सनातन के अनुज वल्लभ (या अनूप ) के पुत्र थे। 
'दुगंम संगमनी” टीका के आरंभ में इन्होंने अपने पिठृव्यों का 
निर्देश किया है-- 
सनातनसमो यस्य ज्यायान्‌ श्रीमान्‌ सनातनः । 
श्रीवल्लभोउनुजो योअ्सो श्रीरपो जीवसद्गतिः ॥ 


बाल्यकाल में ही पिता का देहांत ह्टो गया था। अतः माता 
की देखरेख में इनकी शिक्षा हुईै। अपने भक्त पितृथ्यों की भक्ति 
तथा वराग्य का उज्ज्वल आदश इनके सामने इतना जागरूक था 
कि कम उम्र में हीय घरद्वार छोड़ कर परम विरक्त बन गए। 
काशी में मधुप्ृदून वाचरपति से वेदांत-शासत्र का पूर्ण अध्ययन 
किया । अनंतर व्‌ दावन में अपने चाचा लोगों की संगतिमें आकर 
रहने लगे। अपने समय के प्रकाण्ड पंडित के रूप में इनकी 

३३ 


घ१४ :. भागवंत संप्रदाय 


ख्याति सत्र व्याप्त थी। सुनते हैं कि इन्होंने आसाम के रूप- 
नारायण नामक किसी उद्धत-संन्यासी को शाख्राथ में परास्त कर 
उनका मद चूरों किया था, परंतु इनके पितृठ्य सनातन जी इनसे 
इस वष्णव-विरुद्ध काय से नितांत रुष्ट हुए थे, परंतु रूप' गोत्वामी 
ने बड़ी युक्ति से इन्हें क्षमा प्रदान कराया था। अकबर के आग्रह 
करने पर ये एक दिन आगरे भी आये थे। 


इन्होंने अपने पूज्य पितृव्यों के जीबन को अपने लिए आदश 
चनाया | भजन ओर भक्ति-ग्र थ.प्रणयन दही इनके जीवनका महान्‌ 
ब्रत था । इनके ग्रंथ गोडीय बष्ण॒व संप्रदाय के सिद्धांतों क प्रकाश- 
स्तंभ हैं जिनमें इनकी दाशनिक बिद्धत्ता पाठकों को पद-पद पर 
पक पकक करती है । इनके ग्रथों का सामान्य परिचय इस 
प्रकार है-- 


(१ ) षटसंदर्भ--भक्ति-शास््र के मोलिक तत्त्वों का प्रति 
पादक उत्कट कोटिका यह ग्रंथ है। भागवत विषयक छ ग्रौढ 

निबंधों का यह उत्कृष्ट समुच्चयं हे। इसके ऊपर ग्रथकार ने ही 

सर्वेसंवादिनी नामक पांडित्यपूर्णो व्याख्या लिखी है। 


(२ ) क्रमसंदभ--भागवत पुराण की पाणिडत्यपूर्ण टीका । 


(३ ) दुर्गभसंगमनो--रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत- 
सिधु! की टीका । 


. (७ )--अद्यस॑ हि ता की टीकाये। चैतन्य महा प्रभु 
। . (४ )-क्षष्णकर्णामृत | अपनी दक्षिणयात्रा में इन दोनों 
ग्रंथों को अपने साथ लाये थे | दक्षिण की पयोष्णी नदी के तीर 
पर मल्लहार नामक स्थान से वे त्रह्मसंहिता ज्ञाये थे । यह अध्यात्म- 
परक ग्रथ है. |, 'कष्णकर्णाम्तत! विल्वमंगल की कमनीय 


पूर्वी मारत में भक्ति आंदोलन पथ, 


रचना है जिसमें सरस शब्दों में ऋष्ण की स्तुति गाई गई है। 
इन्हीं दोनों की टीका जीव गोस्वामी ने की है । 

(६ ) हरिनामामत व्याकरण--इससें व्याकरण के पारिभा- 
पघिक शब्द कृष्ण के नामों से संबद्ध नये गढ़े गये हैं । 

(७ ) कृष्णाचन दीपका - कृष्ण-पूजा की विधि विस्तार 
से लिखी गई है । 

इनके श्रतिरिक्त इनकी अन्य रचनायें भी मिलती हैं। ज्ीच 
गोरबामी जी इन छट्ों गोस्वामियों में निःसंदेह प्रोढतम विद्वान 
थे। चैतन्यमत के इतिहास में इन षद्‌ गोस्वामियों का वही स्थान 
ओर सम्मान है जो वल्लममत में “अष्टछ्वाप! का | अंतर इतना 
ही है कि अश्छाप के कवियों की रचनाय देश भाषा में ही है, 
गोस्वामियों की संस्कृत में । अष्टछाप मै[कवि-जनों की ही गणना 
है, पर गोस्वामियों में कब ताथा दाशनिक दोनों की। परंतु 
प्रामाणशिकता दोनों की एक समान है। इनमें एक ही कुटुंब के 
तोन गोस्वामी थे--रूप, सनातन तथा जीव तथा ये दी सवश्रष्ठ 
माने जाते थे | इनका अलोकिक काय किस विवेचक को आश्चये 
में नहीं डालता ? 


कृष्णदास कविराज 


इन गोस्वामियों के अतिरिक्त अनेक चैतन्यमतानुयायी 
विद्वान भक्त दूंदावन में इस काल में निवास करते थे तथा अपने : 
श्रंथ तथा आचरण से भक्ति की प्रभा चारों ओर छिटकाते थे | 
ऐसे भक्तों में कष्णदास कविराज़ की ख्याति सबसे अधिक है। 
ये बंगाल के बदंबान जिले के निवासी थे | इनका जन्म 
१७४६६ ई० में हुआ था | जाति से ये कायस्य थे। इनके माता 


प१६ भागवत संप्रदाय 


पिता बाल्यकाल् प्रें ही मर गये--पिता का नाम था भागीरथ 
तथा माता का सुननन्‍्दा देवी। श्यामादास नामक इनके भाई 
भी थे ज्ञिनके नास्तिक विचारों! के कारण ये बड़े ही दुःखित 
रहते। बालकपन में घर छोड़कर बेरागी बन गये। बृंदावन में 
नैष्ठिक ब्रद्मचारी रहकर भजन तथा ग्रथ-रचना में जीवन बिताने 
लगे | इनके ग्रंथ अधिकतर संस्कृत में ही हें--(१) गोविंद लीला- 
मृत-कमनीय काव्य है जिसमे राधाकृष्ण की वृ दावन लीला का _ 
सुचारु वणणत किया गया है। इसका बंगभाषा में अनुवाद 
यदुनंदनदास ने १६१० ई० में किया। (२) ऋष्णकर्णाम्तत की 
टीका, (३ ) प्रमरतह्रावली, ( ४) वष्णवाष्टक, (४ ) रागमाल 
आदि अन्य संस्कृत ग्रथ भी उपलब्ध हैं । 


परंतु इनकी सर्वश्रष्ठ रचना है--चैतन्यचरितामत जो 
इनकी विपुल उज्ज्वल कीति का सवप्रधान आधारपीठ है। ग्रथ 
बंगभाषा में हैं, परंतु उसमें ब्रज॒भाषा का भी पर्याप्त मिश्रण है। 
इसी मिश्रित भाषा को 'ब्जबुली” ( ब्रजबोली ) के नाम से 
पुकारते हैं ।ह बेष्णाव साहित्य का यह रत्न है। बंगला में इसको 
वही नाम ओर सम्मान श्राप्त है जो हिंदी में तुलसीदास के 
रामचरित-मानस को । जिस प्रकार तुलसीदास का ग्र'थ हिंदी 
जनता के लिए सकल्न शास्त्रों का सार तथा निःस्यन्द है, उसी 
प्रकार चेतन्‍्य चरिताम्ृत बंगाल की धार्मिक जनता के. गत्ते का 
हार है। हे भी यह बड़ी प्रोढ़ रचना । सुगम भाषा में दुर्गम 
तत्त्वों का विशदीकरण इस प्रंथरत्न की विशेषता है। कविराज 
महोदय को नितांत वृद्धावस्था की यह कृति है। ७६ वर्ष 
को अवस्था में भक्तों की प्रार्थना पर इन्होंने महाप्रभु चैतन्य की 
जीवन लीला लिखने का उपक्रम किया। पूरे सात बर्षों मैं 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ५११७ 


इसकी रचना की गई। १४५०३ शाके (८१५८२ ई०) में ८६ 
बष की उम्र में यह ग्रंथ समाप्त हुआओओ। 

इस ग्रथ में चेतन्य के जीवन चरित का विस्तृत वर्णन हे। 
प्रथ में तीन खंड हैं--( १) आदि्लीला (१७ सरगगं ) में चेतन्य 
के अवतार की पूवरपीठिका तथा भक्तिमाग का मुख्यतः विवरण 
है। (२) मध्यल्ीला ( २५ सर्ग ) में चेतन्य के जन्म, लीला 
तथा यात्राओं का वणन है। प्रसंगतः उनके डपदेशों का बड़ा 
हो विशद्‌ विवेचन उपलब्ध होता है। (३) अंतलीला 
( २० सर्ग ) में चेतन्य के अंतिम जीवन की घटनायें वर्णित हैं । 
साथ ही साथ उनके कीतेनों की प्रक्रिया तथा तब्जन्य दिव्योन्माद 
का कमनीय वर्णन है । इस प्रकार यह ग्रंथ काठय तथा शास्त्र 
दोनों की दृष्टि से उपादेय है। चेतन्य चरित का विस्तृत वर्णन 
तो है ही, साथ दी साथ बेष्णव मत के दाशनिक रहस्यों का 
विशद्‌ तथा सांगोपांग विवेचन है । प्रथकार के समकालीन 
नित्यानंददास के विख्यात ग्रथ प्रमविल्ञास में इनके अवसान 
की विचित्र घटना उल्लिखित दैे। कविराज जी ने जब सुना कि 
उनके प्रथ की एकमात्र हस्तल्लिखित प्रति को डाकुओं ने लुट 
लिया, तब उनकी खत्यु उस्ती समय हो गईं। यहद् घटना 
१५६८ ई० की है। अतः इनकी स॒त्यु पूरे १०२ वष में हुई थी 

इस भ्रकार १६ वीं शताब्दी में वृंदाबन चेतन्य मत के प्रचार 
तथा प्रसार का कंद्रबिंदु था। चैतन्य मतानुयायी गौडीय 
वेष्णवों के सिद्धांत का परिष्कार यहीं किया गया। छूट्दों- 
गोस्वामियों ने यहीं रहकर अपने संप्रदाय के सिद्धांतों तथा 


१ शाकेडग्निबिन्दुबाणेन्दो ज्येष्ठे दुन्दावनान्तरे। 
सूर्याहि ह्मसितपञ्चम्यां ग्रन्योड्यं पूणतां गतः ॥ 


पूश्ट भागवत संप्रदाय 


आचारों का पर्याप्त रूपेण उपबृंहण किया । वर्तमान वृंदावन इन 
गो भ्र अर ह 

डीय वेष्णवों की घोर तपम्या, अश्रांत अध्यवसाय, दृढ 
भगव न्निष्ठा तथा व्यापक प्रभाव का जाज्वल्यमान प्रतिनिधि है 


( ३) 
दाशनिक सिद्धांत 


माध्वमत की शाखा होने पर भी चैतन्यमत का दाशंनिक 
दृष्टिकोण सवथा स्वतंत्र तथा प्रथक है। साध्वमत की मूल 
दृष्टि देतवाद की है जिससे भिन्‍न चेतन्य मत का नाम है- 
अखिन्त्य भेदामेद । भगवान श्रीकृष्ण ही परमतत्त्व हैं। उनकी 
अनंत शक्तियाँ हैं। शक्ति ओर शक्तिमान्‌ में न तो परस्पर भेद 
ही घ्िद्ध होता है और न अभेद, इन दोनों का संबंध तक के 
द्वारा अचिन्त्य है । इसीलिए इस मत की प्रसिद्धि “अचिन्त्यभे दा- 
भेद” नाम से की जाती है। इस पिषय में रूप गोस्वामी ने 
लघुभागवतामृत! में स्पष्ट ही लिखा है-- 
एकत्वं च एथक्त्वं च तर्थांशत्वम्रतांशिता । 
तस्मिन्नेकत्र नायुक्तम अचिन्त्यानन्तशक्तितः | ---१।५० 
अचिन्त्य अनंत शक्तियों के कारण उस एक ही पुरुषोत्तम में 
एकत्व और प्रथकत्व, अंशत्व तथा अंशित्य का रहना कथमपि 
अयुकत नहीं रहता । श्री जीव गोस्वामी के कथनानुसार” भगवान्‌ 


१ स्वरूपागमिन्नत्वेन चिन्तयितुमशक्यत्वाद्‌ भेद, मिन्नत्वेत चिन्त- 
_यितुमशक्यत्वाद्‌ अभेदश्च प्रतीयते इति शक्तिशक्तिमतोमदाभेदौ श्रज्ञी- 
कंतो। तो च अचिन्त्यो । स्वमते तु अचिन्त्यमेदामेदावेव अचिन्त्य- 
शक्तित्वात्‌ । .. ... ““जीव गोस्वामी $ मगवत्सन्दभ | 


पूर्वी भारत में भक्तिश्रांदोज्न ४१६ 


श्री कृष्ण में उनकी स्वरूप आदि शक्तियों से अभिन्न रूप से 
चिंतन करना अशक्य होने से वह भिन्न प्रतीत होता है और उनसे 
भिन्न रूप से चिंतन करना अशक्य होने के कारण वह अभिन्न 
प्रतीत होता है । अतः शक्ति और शक्तिमान्‌ में भेद ओर अभेद 
दोनों सिद्ध होते हैं और ये दोनों ही अचिंत्य शक्ति होने के 
कारण अचिन्त्य” माने जाते हैं । इस्र प्रकार अचिंत्य शक्ति के 
कारण यह प्रपंच न तो भगवान के साथ हो एकांततया भिन्न ही 
प्रतीत होता है और न अभिन्न हो । इसीलिए इस मत का दाश- 
निक दृष्टिकोण अविन्त्यभेदामेदः की संज्ञा से अभिद्दित किया 
जाता है। 
इस मत का सार अंश निम्नलिखित प्रसिद्ध पद्म में दिया 

गया है-- द न 

आराध्यो भगवान्‌ त्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावन 

रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गंण या कल्पिता । 
शार्त्र भागवत प्रमाणममर्ल, प्रेमा पुमर्थों महान 
- श्री चेतन्यमहाप्रभोम॑तमिदं तत्रादरो नः पर; ॥ 


ब्रजस्वामी नंद के पुत्र श्री कृष्ण ही आराधनीय भगवान हें । 
उनका धाम है--ध्ृंदावन | त्रज्ञ की गोपिकाओं के द्वारा को गई 
रमणीय उपासना ही साधकों के लिए माननीय प्रामाणिक उपासना 
है | श्रीमद्भागवत निमल प्रमाणशात्र है | प्रम द्वी सवश्रष्ठ पुरु 
षाथ है--चेतन्यमत का यही सारांश है। 


चेतन्यानुसार संहान्‌ पुरुषाथ है-प्रम। प्रमा पुमर्थों 
महान!?--भक्ति -को सवश्रेष्ठ पुरुषाथे मानना अपना महत्त्व 
रखता है। दार्शनिकों के द्वारा निर्णीत पुरुषाथे चार प्रसिद्ध हैं--+ 
धम, अर्थ, काम और मोक्ष । परंतु यह मत भक्ति को पंचम 


५२० भागवत संप्रदाय 


पुरुषार्थ'! के रूप में ग्रहण करता है। भक्ति दोनों प्रकार की 
होती है--साधनरूपा और साध्यरूपा | भक्ति स्वतः साधन भी 
है तथा साध्य भी है | श्री कृष्ण का भक्त मुक्ति को भी अपनी 
उपासना में अंतराय समझ कर उसम्रकी भ्राप्ति को अपने जीवन 
का लक्ष्य नहीं बनाता । उसका एकमात्र लक्ष्य होता है--श्रीकृष्ण 
की रागात्मिका भक्ति । रूपगोस्वामी के अनुसार भक्ति है श्री- 
कष्ण का अनुकूलता से अनुशीलन या सेवन जिसमें अन्य अभि- 
लाषाओं की कोई भी सत्ता नहीं रहती ओर जो ज्ञान, कम आदि 
से कथमपि अआवृत नही रहता-- 


अन्याभिल|पिताशुन्यं ज्ञानकर्मांचनावृतम्‌ । 


आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥ 
“-भक्तिरसामतसिंधु १।१।११ 


श्रीमद्भागवतत में स्पष्ट ही इसी भक्ति की श्र छ्ता का वर्सन 
अनेक स्थलों पर किया गया है। भगवान ने स्वयं हो श्रद्दैतुकी 
तथा अव्यवहिता भक्ति की प्रशंसा करते हुए कद्दा है-- 


दीयामानं न ग्रहन्ति विना मत्सेवनं जनाः | 


चेतन्यमत की पंचम पुरुषार्थ की कल्पना का आधार श्री- 
मद्भागवत के ही वचन है। श्रीकृष्ण का स्वयं कथन है-- 
न किन्चित्‌ साधवो धीरा भक्ता हा कान्तिनो मम | 
वान्छुन्त्यपि मया दत्त केवल्यमपुनभवम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ भगवान्‌ के सदाचार-संपन्न, घेयवान तथा एकांत 
निष्ठावाले भक्त उनके द्वारा दिये गये आत्यतिक मोक्ष की भी 
अभिलाषा नहीं करते । 


पूर्वी भारत में भक्ति झ्रांदोहन... ४२१ 


श्रीकृष्ण ही अचिन्त्य शक्तिमान्‌ भगवान्‌ परम तत्त्व हैं। वे 
अपने तीन विशिष्ट रूपों से विभिन्न ्ञोकों में प्रकाशित होते हैं । 
श्री ऋूष्ण के इन रूपों के नाम हैं)--(१) स्वयं रूप, (२) तदेकात्म 
रूप, ( ३) आवेश । भगवान्‌ का स्वयं रूप ' वह है जो दूसरे के 
ऊपर आश्रित न होकर, अन्य की अ्रपेज्ञा न रखते हुए, स्वयं 
आविभूत द्वोता है* । ब्रह्मसंहिता का यह कथन इस्री रूप की 
पुष्टि में है--अनादिरादिगोंविंद: सवकारणकारणम्‌ | भगवान्‌ 
स्वय इस विशात्न सृष्टि के आदि है तथा समग्र कारणों के 
भी कारण है, परंतु वे स्वयं अनादि हैं--उनका आदि या 
कारण कहीं से भी नहीं हे । 'तदेकात्मरूप' का अथ है बह 
रूप जो स्वरूप से तो स्वयरूप के साथ अभिन्न रहता है, 
परतु आकृति, अंग-सन्निवेश तथा चरित से उससे भिन्न 


रहता है? । यह रूप भी दो प्रकार का द्दोता है--विज्लास और 
ओर स्वांश | विल्ञास रूप वह है जो स्वरूपतः दूसरे आकार 


का होता है तथा शक्ति में प्रायः उसके तुल्य होता है। जैसे 


"34 नमी तनमन नमन मान न न नननननननन ननननननन न नन_न-न__ंन__ "मनन ++9५५१५++०> न न नान न + 3 नननननन न नननगननानन+++3%3५५५+++ नमन 33.3 +न+-मनननननन नननन+ न» 33 ५>++++++मनननननननन नल ननननन-++3+343+५७«+«नमं>मनननन+ न न+नन--+4- नमन ननत- नमन न न न नमन _«नमन_न «न पा >5५ नम 





९१ लघुभागवतामृत १॥११ 
२ अनन्यापेज्षि यद्‌ रूपं स्वयंख्पः स उच्यते। 
। “-वहीं, १।१२ 

रे यद्रपं॑ तदभेदेन स्वरूपेण विराजते। 

आकत्यादिमिरन्याहक्‌ स तदेकात्मरूपकः ॥ 

द द --वहीं ११४ 

४ स्वरूपमन्याकार यत्‌ तस्य भाति विज्ञासवः३ 

प्रायेणात्मसम शकत्या स विलासो निगद्यते | 

““वही, ११५ 


५२२ ... भागवत संप्रदाय .. 


गोविंद के विज्ञास हैं परमव्योम के अधिपति नारायण और 
परमव्योमेश नारायण के विज्ञास है आदि वासुदेव। इन दोनों 
के आकारों में समानता होने पर भी मूल देवता तथा आवरण 
की भिन्नता के कारण प्रथकता हो रहती हे। सरंवांश रूप+ 
विज्ञासरूप के आक्ृत्या समान होने पर भी शक्ति में न्‍्यून होता 
है जेस संकषण आदि पुरुषावतार तथा मत्य्य आदि ल्ीला- 
बतार | (३) आवेश रूप" इन दोनों भेदों से सवथा भिन्न 
होता है। वे महत्तम जीव आवेश कहे जाते हैं जिनमें ज्ञान 
शक्ति आदि की स्थिति से भगवान्‌ आविष्ट प्रतीत होते हैं जेसे 

बकुंठ में शेष, नारद तथा सनकादि ऋषि गर । 

भगव्रान्‌ अचिन्त्याकार अनंत शक्तियों से संपन्न है, परंतु 
उनकी तीन ही शक्तियाँ मुख्य होती हैं-- 

(१ ) अंतरंगा शक्ति+चित्‌शक्ति > रवरूप शक्ति 

( २ ) तटस्थ शक्ति > जीवशक्ति 

: (३ ) बहिरंग शक्ति > साया शक्ति 

अंतरंग शक्तित भगवद्गूपिणी होतो है। सत्‌, चित्‌ तथा 
आनंद के कारण भगवान्‌ की यह स्वरूपशक्ति एकात्मिका होने 
पर भी त्रिविधा होती है-- 

( क ) संधिनी 5 इसके बलपर भगवान स्वयं सत्ता धारण 
करते हैं, दूसरों को सत्ता प्रधान करते हैं और समस्त देशकाल 


१ ताहशो न्यूनशक्ति यो व्यनक्ति स्वांश ईरितः । 
१।१६ 
२ शज्ञान-शक्त्यादिकलया यत्राविष्टरो जनादनः। 
त आवेशा निगयन्ते जीवा एवं महत्तमाः ॥ 
१।७॥ 


पूर्वों भारत में मक्ति श्रांदोज्ञन परे 


तथा द्वब्यों में ब्याप्त रहते हैं ( सदात्मापि यया सत्तां धत्त ददाति 
च सा सवदेशकालद्गव्यव्याप्ति-हेतु: संधिनीशक्ति:१ ) 

( सत्र) संवितू-भगवान्‌ स्वयं चिदात्मा है । इसी शक्ति के 
बल पर वह स्वयं अपने को जानते हैं ओर दूसरे को ज्ञान प्रदान 
करते हैं (-संविदात्मापि यया संवेत्ति संवेदयति च सा संवित्‌* ) 


( ग ) ह्ादिनी--भगवान्‌ आनंदरूप हैं। वह शक्ति जिससे 
वे स्वयं आनंदका अनुभव करते हैं तथा दूसरों को आनंद का 
प्रदान करते हैं 'हादिनी शक्ति! कही जाती है। इस्र विषय सें 
बेद्यमणि का दृष्टांत मक्तिप्रंथों में दिया जाता है। एकही बेंदुये- 
मणि नील पीत आदि त्रिविधरूप धारण करता है, बसे ही एका 
परा शक्ति त्रितिधरूषों में विभकत होकर तीन रूप धारण करती 
है (-ह्ाादात्मापि यया हादते हादयति च सा हादिनीशक्तिः । 
तत्तत्‌ प्राधान्येन स्फूर्तेः तत्तद्रूपं तस्या एकस्या बेंदुयबद्‌वसीयते ३) 


तटस्थ शक्ति वह है जो परिच्छिन्नस्वभाव, अगुत्वविशिष्ट 
जीवों के आविभोाव का कारण बनती है.। मायाशक्ति का ही नाम 
है बहिरंग शक्ति ! यही जगत्‌ के आविभौव का कारण बनती 
है । स्वरूपशक्ति तथा मायाशक्ति के बीच में स्थित होने के 
कारण द्वी जीवशक्ति तठस्थ (या दोनों के तट पर रहने वाली ) 
शक्ति कहलाती है। इन तीनों शक्तियों के समुच्चय की .संज्ञा 
है--पराशक्ति । भगवान्‌ स्वरूप-शक्ति से जगत्‌ के निमित्त 
कारण होते हैं और जीव-माया शक्तियों से डपादान कारण 
होते हैं। माध्वमत ईश्वर को केबल निमित्त कारण ही मानता 

१ बलदेव विद्याभूषण--सिद्धान्तरत्न पृ० ३६. 

२, ३ सिद्धांतरत्न पृष्ठ ४० ( सरस्वती भवन सीरीज़ काशी ) 


प्रू२७ भागवत संप्रदाय 


है, परंतु इसके विपरीत चेतन्यमत उन्हें अभिन्‍ननिमित्तोपादान 
कारण मानता है अर्थात्‌ चेतन्यमत में ईश्वर निमित्त कारण भी 
होते हैं तथा उपादान कारण भी | जगत्‌ में धर्म की वृद्धि तथा 
अधमे के नाश के लिए भगवान्‌ का अवतार होता है। 
जगत्‌--चेतन्यमत में जगत्‌ नितरां सत्यभूत पदाथ है 

क्योंकि यह सत्यसंकल्प सबवबिद्‌ हरि की बहिरंगशक्ति का विज्ञास 
है। श्रुति तथा स्मृति एक स्वर से जगत्‌ की सत्यता प्रमाणित 
करती हें। ईशाबास्य उपनिषत्‌ कहता है कि भगवान ने 
शाश्वतकाल तक यथाथे भाव से श्रथों या पदार्थों का निर्माण 
किया* । विष्णुपुराण ने स्पष्टतः कहा है कि यह अखिल जगत 
आविभाव तथा तिरोभाव, जन्म ओर नाश आदि विकल्पों से 
युक्त होकर भी “अक्षय” तथा “नित्य” है*। मद्दाभारत का भी 
इस बिषय में ऐकमत्य है?-सत्यं भूतमयं जगत्‌ | फिर भी 
इसको अनित्य बतज्ञाना वराग्य के निर्मित्त है। सृष्टि के नाश 
दोने पर प्रत्लय दशा में भी यह जगत्‌ ब्रह्म में श्रनभिव्यक्त रूष 
से वतमान रहता है ज्ञिस भ्रकार जंगल में रात के समय पत्तियों 





१ कविमनीषी परिभूः स्वयंभू- 
याथातथ्यतो 5थौन्‌ व्यद्धाब्छाश्वतीभ्यः समामभ्य३ । 
क्‍ “दैशा० (८) 
२ तदेतदक्षयं नित्यं जगन्धुनिवराखिल्म | 
आविर्भाव-तिरोमाव-जन्मनाश-विकल्पवत्‌ | 
“विष्णु पुराण १(२२॥६० 
२३ ब्रह्म सत्यं तप; सत्यं चैव प्रजापतिः 
सत्यादूगतानि जातानि सत्यं भूतमयं जगत्‌ ॥ 
--महामारत, अश्व० पव ३५॥३४ 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ५.२४. 


की सत्ता। वे वतमान रहती हैं, परंतु कालबशात्‌ उनकी व्यक्ति 
नहीं होती । ( वनलीन विहंगवत्‌--प्रमेयरत्नावल्ली ३॥२ ) 


साधनमाग--भगवान्‌ को अपने वश करने का सवश्र छः 
साधन है--भक्ति । कम का भी उपयोग है। वह चित्त को 
शुद्ध बनाकर उसे ज्ञान तथा भक्ति के पात्र बनने की योग्यता 
प्रदान करता है। भक्ति भी ज्ञान का एक विशिष्ट प्रकार है । 
वह केवल ज्ञान से नितांत भिन्न होती है। ज्ञान के दो प्रकार 
होते हैं--केवल ज्ञान तथा विज्ञान | दशनके भी दो ढंग होते हैं-- 
बिना पल्षक गिराये हुए हुए निर्निमेष दृष्टि से अवलोकन तथा 
दूसरा है कटाक्ष-वीक्षण । इनमें निर्निमेष वीक्षण की तरह, तत्ू-त्वं 
पदाथ का अनुभव प्रथम प्रकार का ज्ञान है तथा अपाज्ञवीक्षण के 
समान विचित्र ज्ञान का नाम है--भक्ति । भगवान्‌ के वशी- 
करण के निमित्त यही भक्ति स्वेश्रष्ठ उपाय है। संवित्‌ तथा 
हादिनी शक्तियों का संमिश्रण भक्ति का सार है। यह भक्ति 
स्वरूपात्मक होने से भगवान्‌ का अप्रथग विशेषण है तथा भक्तों 
का प्रथग विशेषण । भक्ति के दो प्रकार हें-- विधि-भक्ति तथा 
रुचिभक्ति या रागात्मिका भक्ति। विधि-भक्ति के उदय में 
शास्त्रों में निर्दिष्ट उपाय श्र यरकर द्वोते हैं, परंतु रागात्मिका 
के उदय के ल्ञिए भक्त की आतेता या दयनीयता ही प्रधान 
कारण हैं | भागत्रत का यह पद्य रागात्मिका की ही व्याख्या है-- 


अज्ञातपक्षा इंतव मातर खगाः 

स्तन्‍्यं यथा वत्सतराः झ्ुधाताः । 
प्रियं. प्रियेवः व्युषितं विषण्णा 

मनो$5 रविन्दाक्ष ! दिरक्षते त्वाम ॥ 


प्रध्‌ भागवत सप्रदाय 


हे कमल-विज्ञोचन ! आप को देखने के लिए मेरा मन डसी 
प्रकार छुटपटा रहा है, जिस प्रकार पक्षों के बिना पंख उगे हुए 
बच्चे अपनी माता के लिएं, भूख से व्याकुल छोटे बछड़े 
अपनी दध देने वाली जननी गाय के लिए तथा परदेश में गये 
हुए प्रियतम के ज्ञिणए उदास तथा विषण्ण प्रियतमा। इन तीन 
लदाहरणों के देने में भी स्वारस्य है| यह प्रम किसी एक ही लोऋ 
की बस्तु नहीं हे, प्रत्युत पक्ती, पशु तथा मानव जगत्‌ सब में यह्द 
अंतनिहित तत्त्व की तरह व्याप्त होने वाला प्रधान सार है। 
यही है रागात्मिका भक्ति का दृष्टांत । ब्रज गोपिकाओं का प्रेम 
इस भक्ति का चरम उदाहरण माना जाता है। भक्तवर नारद 
जी ने अपने भक्ति-सृत्र म गोपीप्रम! को द्वी उत्कृष्ट श्रम माना 
है--तथा हि ब्रजगोपिकानाम्‌। इसका एक रहस्य हे । 


'गौडीय वेष्णवों ने सवप्रथम भक्तिरत की अवतारणा 
तथा स्थापना साहित्य जगत्‌ में की । इस विषय में रूप गोस्वामी 
का ग्रथ 'भक्तिरसाम्रत सिंधु! भक्तिरस का सांगोपांग विवेचन 
करता है। भगवान श्रीकृष्णकी भाषमयी गोलोकलीला पाँच भावों 
से संबंध रखती है-शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधघुये। 
यह क्रम उत्कष बोघन करता है। रति की निम्नकोटि शानन्‍्त में 
रहती हैं और उसका चरम अवसांन रहता है माधुय में । माधुय 
भाव की रति तीन प्रकार की होती है--(क ) साधारणी रति 
( ख ) समच्जसा रति, ( ग ) समर्था रति। साधारणीरति का 
उपासक भक्त अपने द्वी आनंद के ज्षिण भगवान की सेवा तथा 
प्रीति करता है। फल्-स्वरूप उसे मथुराधाम की प्राप्ति होती है 
जैसे कुष्जा । समठ्जसा रति वाले भक्त को द्वारिका धाम को 
प्राप्ति होती है जेसे रूक्मिणी जाम्बवती आदि पद्टरानियाँ। इसमें 


पूर्वों भारत में भक्ति आंदोलन ५२७ 


कतंव्य बुद्धि से ही प्रेम का विधान द्वोता है। समर्थरति में 
अपने स्वार्थ की तनिक भी गंघ नहीं रहती; इसका उपास्क 
भकक्‍त भगवान्‌ के ही आनंद के लिएं सेवा तथा उपासना करता 
है। एकमात्र लक्ष्य होता है उसका भगवान्‌ का आनंद | इसके 
लिए वह शास्त्र की मर्यादा का भी उल्लंघन करने में संकोच 
नहीं करता । इस का दृष्टंत है--गोपिका | यथदही भाव अपने 
उत्कष पर पहुँच कर “महाभाव? या “राधाभाव! के नाम से 
विख्यात होता है। इस प्रकार चेतन्यमत में रख-साधना ही 
प्रधान साधना है। सहज़िया वेष्णवों के साथ चेतन्य. भक्तों का 
इस विषय में बहुत कुछ साम्य है। यह भी भक्ति-शास्त्र का 
अनुशीलनयोग्य रहस्य है । 


आई # है लल 


पूए८ भागवत संप्रदाय 


(३) 
उत्कल में वेष्णव-धम्म 


आजकल उत्कल देश भागवत धम का एक महनीय प्रांत है 
जहाँ पर मोक्षदायिनी सप्त पुरियों में जगन्नाथपुरी अन्यतम है। 
यह स्थान नीलाचल तथा पुरुषोत्तम ज्ञेत्र के नाम से ही अभिद्दित 
किया जाता है। पुरी में भगवान्‌ विष्णु का नाना परकोटों, 
शिखरों तथा जगमोहनों से युक्त विशालकाय मंदिर विराजमान 
है जिसमें ऋष्ण ओर बलराम अपनी भगिनी सुभद्रा जी के साथ 
प्रतिष्ठित हैं। ये तीनों मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं, इसीलिए 
जगन्नाथ जी दारुमय विग्रह होने के कारण 'दारुत्रह्मः कहलाते 
हैं। उत्कल में वेष्णव धम की उत्पत्ति का काल-निरूपण जगन्नाथ 
जी के पभ्राकठ्य के ऊपर आश्रित माना ज्ञा सकता है। 
इसलिए जगन्नाथ के आविर्भाव की मीमांसा प्रथमतः श्रपे- 
क्षित है, जिसके विषय में नारद-पुराण ( उत्तर खंड ), ब्रद्म- 
पुराण, रकंद पुराण ( उत्कल खंड ), कपिल संहिता तथा नीक्ञादि- 
महोदय आदि संस्कृत ग्रथों में तथा प्राचीन परंपरा को निबद्ध 
करने वाले आधुनिक जड़िया-भाषा में लिखित ग्रंथों में विपुतन 
सामग्री उपलब्ध है। इन सब में प्रायः एक दी कथानक कतिपय 
अंतर घटनाओं की भिन्नता के साथ उपल्ब्ध होता है। आवि- 
भाव की कथा संक्षेप में दी जाती है। 

सत्ययुग में अबंती के महाराज्ञ इंद्रयुम्न के चित्त में भगवान्‌ 
नीलमाधव के दशन की इच्छा प्रबल रूप से जाग पड़ी। परंतु 
नीलज्माधव के स्थान से वह अपरिचित था। किसी तीर्थ॑यात्रा 
के प्रसंग से अखिल भारतवष के तीर्थों के निरीक्षण करने वाले 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ४२६ 


किसी व्यक्ति से पुरुषोत्तम क्षेत्रकी सच्चा का पता पाकर राजा 
ने अपने पुरोहित के भाई विद्यापति को स्थान तथा भगवान्‌ की 
स्थिति जानने के लिए भेजा। अनेक संकटों को केन्न कर जब 
विद्यापति इस ज्ञत्र में पहुँचे तब घनघोर जंगल से घिरे रहने के 
कारण उन्हें भगवान्‌ का दशन न हो सका। खोज करने से पता 
चला कि कोई विश्वावसु शवर भगवान्‌ नीज़माधव की एकनिष्ठ 
उपासना करता है और भगवान्‌ का दर्शन उसी की इच्छा के 
ऊपर निभर है। विद्यापति ने उससे भेट की और विशेष आग्रह 
पर उसकी कन्या से उन्हें शादी भी करनी पड़ी । बड़ी प्रार्थना 
करने पर विश्वावसुरंडनकी आँख के ऊपर पटटी बाँध कर वहाँ 
ले जाने के लिए राजी हुआ । विद्यापति ने यह शर्त भी मान ली 
ओर वह वृक्ष के मृल में भगवान्‌ नीलमाधव की ललित म॒ति को 
देख कर अपने चिर प्रार्थित इच्छा को पूर्ण किया । शबर के कार्य- 
विशेष से बाहर चल्ले जाने पर उनके अचरज्ञ की सीमा न रही, 
जब पास के रोहिणी कु ड में स्नानमात्र से उन्होंने एक कौवे को 
चतुभु जी विष्णु के रूप मे परिणत होते देखा । 

विद्यापति अपने उद्द श्य में सफल होकर अवबंती लौटे और 
उनके संकेत से राजा पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुँचा। राजा ने यहाँ 
वेदी के ऊपर सौ यज्ञ किये जिसके फल-स्वरूप श्वेत-द्वीपपति 
विष्णु ने स्वप्न में दशन दे कर काष्ठ की मूर्ति बनाने का आदेश 
दिया। आदेशानुसार राजा अगले दिन प्रातः काल्ल समुद्र में 
स्नान करने गया ओर स्वप्न में निर्दिष्ट वृक्ष के तने को घर ले 
आया। स्वयं विश्वकर्मा ने इससे भ्रगवान्‌ की विशिष्ट मूर्ति 
बनाने का प्रण किया। परंतु अपनी महारानी गुंडिचा देवी के. 
आग्रहसे राजा ने निर्दिष्ट दिनों के पहले ही घर के दरवाजे को 
खोल कर मूर्ति को अपूर्ण तथा उसके शिल्पी को अंतरहित पाया | 


३४ 


५३० भागवत संप्रदाय 


इसी मर्ति की प्रतिष्ठा पुराने उपासक विश्वावसु शवर के उत्तरा- 
घिकारी के सहयोग से वशाख शुक्ल अष्टमी को की गईं। पूजा 
'तथा भोग का(अधिकार शवर जाति के लोगों के ही स॒ुपुद किया 
गाया । तब से आजतक इसी जाति के बलभद्रगोन्री ब्राह्मणीकृत 
पाचक भगवान के भोगराग की व्यवस्था करते हैं । 
कृष्ण और बल्लराम के साथ सुभद्रा के स्वरूप की ठयाख्या 

पुराणों में उपलब्ध होती है। स्कंद पुराण ( उत्कल खंड; 
अध्याय १६ ) के अनुसार सुभद्रा स्वयं चेतन्यरूपिणी लक्ष्मी हे? । 
झुभद्रा तथा बलराम का जन्म रोहिणी के ही गम से हुआ था। 
फलत: दोनों में साहचय है। अनंत रूप से जगत्‌ के घारण्य करने 
'बाल्ते संकषंण ऋष्ण से अभिन्न है और उनको शक्ति रूपा लक्ष्मी 
यहाँ भगिनी रूप से वर्णित की गई है। दारुत्रह्म का उल्लेख 
शांखायन ब्राह्मण में प्रथमतः उपलब्ध होता है और उसी का 
संकेत पुराणों मे भी मिलता है । ब्राह्मण का श्लोक यह है-- 

आदो यद्‌ दारु छुवते सिन्धोः पारे अपुरुषम्‌ । 

तदालभस्व दुदूनो तेन याद्दि पर स्थलम ॥ 


यहाँ पर पहले शबर जाति के राजा राज्य करते थे । जंगल 
के निवासी होने से बहुत संभव है कि इन शवरों ने लकड़ी की 
मर्ति बना कर उसकी पूजा करने की प्रथा चलाईं होगी । अतः 
शवर जाति के प्राधान्य वाले स्थान मे यदि जगन्नाथ जी की 
मृर्ति काष्ठ की बनाई जाती है तो इसमें आश्चय की बात नहीं 
है। इतिहास से पता चलता है कि ये शवर राजा विष्णु के 
उपासक थे तथा इन्होंने विष्णु की प्रतिष्ठा के लिए सैकड़ों मंदिरों 


१ तस्य शक्तिस्वरूपेयं भगिनी स्त्रीप्रवर्तिका | 
“-स्कंदपुराण, उत्कलखंड, १६। १७ 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ५२३१ 


का निर्माण किया था। शिवगुप्त नामक राजा .के विषय में यह 
कहा जाता है कि जब अपष्टम अथवा नवम शतक में यवनों 
के राजा रक्तबाहु ने पुरी पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त करने का 
उद्योग किया तब वे जगन्नाथ जी की मूर्ति को यहाँ से डठा 
कर अपनी राजधानी 'राजिम'” में ले गये और डपद्रव के शांत 
होने पर पुनः उस म॒र्ति का पृव्र मंदिर में रख दिया। आज्ञ भी 
राजिम नगरी में महानदों के किनारे जगन्नाथ जी की मर्ति 
प्रतिष्ठित है। नगेद्र नाथ बसु का अनुमान है कि यवनों ने नहीं, 
अपि तु जावा द्वीप के तिवबासियों ने भारत के पूर्वी समुद्र पर 
स्थित प्रदेशों पर आक्रमण किया था ओर तभी म्॒ति के स्थानांतर 
करने का प्रसग उपस्थित हुआ" । 


सुनते हैं कि इंद्र मन का बनाया हुआ प्राचीन मंदिर कार्ला- 
तर में बालुकाशायी हो गया | यद्दी कारण है कि सप्तम शतक के 
मध्य में जब हुएन-सांग ने इस्र स्थान की यात्रा की थी तब उसने 
केबल मंदिरों के शिखर ही देखे थे। इसी का उद्धार कर राजा 
ययाति केशरी ने मंदिर का पुत्र; निर्माण किया ओर इंद्रदयम्न 
द्वितीय की उपाधि धारण की | एकादश शतक में चोड़ गंग ने 
उत्कल के राज़ा जद्योत केशरी या उनके किसी वंशज को जीत कर 
उत्कत्न में अपना राज्य स्थापित किया । इस घटना से उत्कलीय 
वेष्णव धम दक्षिण के आलवार संतों के संपर्क में आकर और 
भी अग्रसर हुआ । राजा पुरुषोत्तमदेव जगन्नाथ जी के विशेष 
भक्त थे ओर इन्होंने ही भगवान्‌ की चूड़ा में नीलचक्र लगवाया 
जो आज भी वतंमान है। इन्हीं के पुत्र हुए राजा प्रतापरुद्र जो 
१४०३ ई० सें सिंहासन पर बेठे ओर जिनके राज्यकाल में महा- 


१ हिंदी विश्वकोष, भाग ७, पृष्ठ ७०८--६ | 


पुइर भागवत संप्रदाय . 


प्रर्र चेतन्यदेव ने नीलाचल को अपना प्रचार क्षेत्र बनाया और 
जप, 

यहीं विशेष रूप से रहने लगे। चतन्य देव के इस आगमन से 

उत्कल्लीय वैष्णव धर्म का सुबर्ण युग आरंभ होता है । 


पुरी पर बोद्ध ग्रभाव 


आजकल के प्रायः समस्त इतिहासविदों का यह परिनिष्ठित 
मत है कि यह मूर्ति बिलकुल बौद्ध है। इसके कई कारण हैं। 
एक कारण तो यह है कि डड़ीसा में अशोकवधन के समय में 
ही बौद्ध धम का प्रादुर्भाव हुआ और मसहायान, मंत्रयान, 
वजञ्यान और सहजयान आदि जितने बौद्ध धर्म के परिवतन 
हुए, उनमें से प्रत्येक का प्रवाह यहाँ पूरी तौर से अनुभूत हुआ । 
बौद्ध महाविद्यालय पुष्पगिरि के भग्नावशेष आज भी कटक 
जिल्ले के रत्नगिरि नामक स्थान में वतंमान हैं । तिब्बत में घम्म- 
प्रचार के लिए गये हुए अनेक बौद्ध पंडितों का जन्म-स्थान यही 
उत्कल प्रांत था । मयुरभंज् के नाना स्थानों में अबलोकितेश्वर 
वज्रपाणि, आयंतारा श्रादि बौद्ध देवता पाये जाते हैं। अतः 
उत्कल में बौद्ध धर्म का प्रसार मात्रा में अधिक रहा है, इसमें 
कोई संदेह नहीं कर सकता । इस स्थानीय बौद्धधर्म के प्रभाव 
से जगन्नाथ क्षेत्र के अछूता बचने की संभावना बिलकुल नहीं है । 
उधर जगन्नाथ की मूर्ति हिंदू धर्म की अन्य परिचित देवमूतियों 
से नितांत विल्कक्षण है। सुनते हैं कि भगवान्‌ के कलेवर- 
परिवतन के समय मूर्ति के भीतर विष्णु-पंजर रक्खा जाता है। 
विद्वानों की धारण है कि संभवतः बुद्ध के शरीर की हड्डी का 
कोई टुकड़ा इसके भीतर रकखा जाता है। साँची से मिले हुए 
घम यंत्रों ( बुद्ध, धर्म तथा संघ के सूचक यंत्रों) से इन तीनों 
मूर्तियों की इतनी अधिक समानता दै कि इन्हें बौद्ध मूर्ति मानने 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ५३३ 


के लिए बाध्य होना पड़ता है। हुएन साँग ने अपने यात्रा- 
विवरण में लिखा है कि उसने मध्य एशिया के खोतान नामक 
स्थान में बुद्ध, धम, तथा संघ की मूर्तियों से समन्वित रथयात्रा 
देखी थी जा जगन्नाथ जी की रथयात्रा से साम्य रखती है। 
इन्हीं सब कारणों से श्राजकजल इतिहासवेत्ता लोग जगन्नाथ को 
मूर्ति का बुद्ध, धर्म, तथा संघ की ही प्रतिमा मानते हैं! । उड़िया 
पुस्तक 'घमपूजा विधान? में तथा अन्य ग्रंथों में जगन्नाथ जी बुद्ध 
के ही रूप माने गये हैं । 
ऐतिहासिक छानबोन करने पर यह मत बिल्कुल अश्रांत नहीं 
प्रतीत होता । बौद्ध घम का प्रभाव देश में बद्धमल होने के कारण 
किसी न किसी मात्रा में. अवश्य पड़ा होगा । परंतु धम-यंत्रों के 
साथ पार्थक्य रखने के कारण हम जगन्नाथ जी को पूरा बोद्ध 
विश्रह नहीं मान सकते । तथ्य तो यह है कि जगन्ताथपुरी 
शवबर संस्कृति बौद्ध संस्कृति तथा ब्राह्मण संस्कृति की त्रिवेशी का 
संगम है । जो आचार-विषयक बातें ब्राह्मण धर्म से विपरीत 
प्रतीत होती हैं, उनका कारण शबर सस्क्ृति है जो तीनों में प्राची- 
नतम अवश्य हें। महाप्रसाद की पवित्रता तथा उसके ग्रहण 
का व्यापक आदर शबरराजाओं के ड्य्योग के फल्न हैं। सोम- 
वंशी उत्कल्ल नरेश शबर राज शिवगुप्त तथा भवगुप्त के अधीन 
थे ओर इन्हीं ज्ञोगों के श्राग्रह पर महाप्रसार के ग्रहण का प्रच- 
लन हुआ । यह शवर प्रभाव का टद्योतक है, बौद्ध प्रभाव का 
नहीं । ययाति केशरी ने ब्राह्मणों के द्वारा म॒ति की प्रतिष्ठा अवश्य 
कराई; परंतु पूजा के विषय में शवर पद्धति का ही अनुसरण 
हुआ | आज भी जगनन्‍्ताथ जी के लेप संस्कार आदि के ऊपर 


हय्या तुमि कृपावल्ञोकन । 


है 27 भागवत संप्रदाय 


शतरों का पूर्ण अधिकार है। उनके वंशधर दैतापति! के 
नाम से प्रसिद्ध हैं तथा पूजा के विषय में अधिकारी हैं 


तथ्य जो कुछ भी हो इतना तो निश्चित है कि इस देश में 
बेष्णव धर्म का प्रचार पहले से था। हाथी गुम्फा के शिलालेख 
( द्वितीय शतक विक्रम पू्े ) के एक वर्ण न से अनुमान लगाया 
जाता है कि उड़ीसा कृष्ण भक्ति शाखा से परिचित था। भव- 
वंश की दो रानी दंडो और त्रिभुवन महादेवी ने दान-पत्र में 
अपने को परम वेष्णवी लिखा है | चेतन्य के आगमन के बहुत 
पहले भागवत का उड़िया अनुवाद हो चुका था | सन्‌ १०७८ में 
गंगा वंश की स्थापना के बाद उत्क्ल आलवार वष्ण॒वों के संपक 
में भी आया था। उड़ीसा के वष्णव विद्वान्‌ राय रामानंद चेतन्य- 
देव से पहले ही प्रसिद्ध हो चुके थे। इससे सिद्ध होता है कि 
उत्कल देश में बष्णब धम का भश्रचार गुप्त काल में भागवत घम 
की सवरेशीय उन्नति के युग में ही सम्पन्न हुआ 


(२) 
_ अध्ययुग में वैष्णव धम 


१६ शतक में चेतन्यदेव ने जगन्नाथ ज्षेत्र को अपनी भक्ति 
झोर तपस्या का मुख्य केंद्र बनाया और बंगात्ञ से आकर वे 
यहीं रहने लगे । उनका आगमन उत्कत्न-देश में धमा तथा 
साहित्य की क्रांति का युग है। इस समय के उत्कजत्न नरेश प्रताप 
रुद्रदेव स्वयं बड़े पंडित थे । उनका द्रबार धम-संमेत्तनन का प्रतीक 
था। वे स्वयं चोतन्य महाप्रभु के प्रभाव में आकर परम वष्णव 





पूर्वों भारत में भक्ति आंदोलन भरप 


तथा जगन्नाथ जी के एकनिष्ठ उपासक हो गये थे। शाक्त ग्र थ- 
कार लक्ष्मीधघर भी उनकी सभा को सुशोमभित करते थे। चतन्य 
के प्रभाव से उत्कल साहित्य में पाँच बड़े वेष्णब कवि हुए जो 
“पंच सखा' के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी भावना, विचारधारा, 
योगाभ्यास तथा भगवद्भक्ति की कल्पना में इतना साम्य है 
कि एक द्वी चिता-सरित्‌ के 'पाँच प्रवाह” माने जाते हैं अथवा 
एक ही ज्ञानदीपक के भिन्न भिन्न पाँच शिखा होने के कारण ये 
पँचशिख! के नाम से भी प्रसिद्ध हैं । द 

इन पाँचों कवियों के नाम हें--( १) बल्लराम दास, (२) 
अनंत दास, ( ३) यशोव॑त दास ( ७) जगनन्‍नाथ दास, (५) 
अच्युतानंद दास । इनमें बलराम दास सबसे बयोश्रेष्ठ थे तथा 
अच्युत दात सबसे छोटे थे। श्रच्युतानंद की लिखी हुईं 'उदय- 
कहाणी' नामक ग्रथ के उल्लेख से इनका जन्मकाल इस प्रकार 
साना जा सकता है--बलराम--१४७३ ई०, अनंत--१४७५ ई०, 
यशोवंत और जगनन्‍नाथ--१०७६ ई० और अच्युत--१४८६ ई० । 
इस प्रकार ये पाँचों कवि एक ही समय पेदा हुये। श्रच्युतानंद्‌ 
का कद्दना है, 'ऋष्ण की इच्छा से दम पैदा हुए हैं। राधा और 
लीला प्रचार करने के लिए हमने पंचसखा का जन्म लिया है? । 

पंचसखाओं के जातिनिर्णय का काय भी दुरूह है। सामान्य 
रीति से ये समाज की निम्न श्रेणी के व्यक्ति माने जांते हैं । बल- 
रामदास वाउरि (उत्कत्त की एक आर्यतर जाति) जाति के माने 
जाते हैं | 'प्रणबभीता? के आरंभ में उन्होंने अपना जो परिचय 
दिया है उससे ब्राह्मणों के द्वारा उनके तिरस्कार की बात स्पष्ट 
रूप से कलकती है। “'मुक्तिमंडप' में शूद्र के मुंह से वेदांत की 


१ नरगेंद्रनाथ बसु--माडने बुद्धिनम पृ० ६५--६६ पर उद्धृत । 





५३६ भागवत संप्रदाय 


चर्चा सुनकर प्रतापरेव इनसे नितांत अप्रसन्न हुए थे, परंतु जड 
व्यक्ति को शास्त्र प्रवचन की पढुता प्रदान कर इन्होंने अपने 
चमत्कार का परिचय दिया। तब कहीं जाकर इन्हें आदर तथा 
सम्मान प्राप्त हुआ | परंतु कारणवश ये राजा के सम्मान तथा 
सत्कार से पीछे वंचित किय गय | प्रतापरुद्रदेव की मृत्यु के बीस 
वष अनंतर १४४५९ ई० मुकुंददेव के सहासनारूद हान पर इन्हें 
वह प्राचीन गौरव पुनः प्राप्तईहुआ । 


कोई अच्युतानंद को ग्वाल्ला बतत्नाता है तो कोई ज्षत्रिय। 
परंतु वे स्वयं लिखते हैं कि उनके पितामह करण थे ओर राज 
दरबार में नकल्ननवीस का काम करते थे । उनके पिता जगन्नाथ 
जी के मंदिर में नोकर थे और इसलिए उन्तकी उपाधि “खुं टिया! 
थी। लेकिन वह स्वयं भकत तथा भक्त के प्रचारक होने के 
कारण अपने को शूद्र कहते हें । इन पंच सखाओं के नाम के अंत 
में जो दास पद्‌ उपाधि के लिए प्रयुक्त है वह्द जाति का सूचक 
न द्दोकर धम-संप्रदाय का चिन्ह है। दास शब्द का अ्थ है 
ब्रह्म के स्वरूप को यथाथतः जाननेवाला अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी । 'शून्य 
संद्विता? में दास पद की यही व्याख्या है-- 


नामतत््व चिन्हि| आव्मातत्वज्ञानी नामब्रह्म यार आश । 
बरह्मदर्शो सलहि अवश्य अ्रट॒इ प्रभुद्गर सेहि दास ॥ 
अध्याय १६ 


संतों को ज्ञाति पांति के ऊपर विशेष आग्रह नहीं होता। 
प्रतीत होता है कि भगवान्‌ के चरणारविंद की श्रद्धाप्बरक सेवा 
को शूद्रवृत्ति का प्रतीक मानकर ये परम वष्णव लोग अपनी 
दीनता सूचित करने के लिए अपने को शूद्र कहने लगे थे । 


पूर्वों भारत में भक्ति श्रांदिलन २७ 


इन लोगों ने जड़िया भाषा में अनेक ग्रंथों का भी प्रणयन 
किया था जिनमें से कुछ ही ग्रथ अब तक प्रकाशित हो सके 
हैं । बलराम की रचनाओं में गुप्तगीता, प्रशवगीता, विराटगीता, 
सारस्वतगीता तथा ब्रह्माण्डभूगोल गोता मुज्य हैं । बडिया 
भागवत के अमर रचयिदा जगन्नाथ दास संस्कृत ग्र'थों 
के भी लेखक है। अच्युतदास की 'शून्य संद्विता” शून्यतत्त्व 
का प्रतिपादक सवश्रष्ठ ग्रथ है जो “अनादिसंहिताः तथा 


“अ्रनाकार संहिता? की अपेत्ता नितान्त महर्वशात्ती, उपादेय तथा 
ज्ञोकप्रिय है । 


( दे) 
पंचसखा-धरम 


पंचसखा के द्वारा उपदिष्ट शिक्षा के विषय में विद्वानों सें 
पर्याप्त मतभेद है | मुख्यतया ये लोग श्री चेतन्यमहा[प्रभ्ु के लीला- 
परिकर माने जाते हैं। चेतन्य देव के आने पर प्रमाभक्ति की 
जो बाढ़ उत्कल देश में आईं, उसी को इन लोगों ने इस प्रांत के 
घर घर में पहुँचाया । अ्रतः ये पूण वेष्णव हो हैं। उड़ीसा के 
साहित्यिक विद्वानों तथा आक्नोचकों का यही मत है। श्री नगेंद्र- 
नाथ वसु महोदय इनके ग्रथों में महायानीय बोद्ध सिद्धांतों 
जैसे शनन्‍्य, धरम, महाशुन्य आदि की प्रचुरता देखकर उन वेष्णब 
संतों को प्रच्छन्न बौद्ध मानते हैं। १८७५ ई० में उत्कल में जब 
मसहिमाधर्म” नामक बौद्धभावापन्न नवीन घर्म का उदय हुआ तब 
इन पंचसखाओंके श्र थ. उसके लिए मान्य तथा सिद्धांत-प्रतिपादक 


फूट .. भागवत संप्रदाय 


मान गये | यह घटना भी उनके मत की पोषिका मानी गई है" । 
तीसरे मत के अनुसार ये पंचसखा तांत्रिक मत के प्रचारक 
मानें जाते हैं | इनके प्र थों में यंत्र-मंत्र की खूब चर्चा है, गुरु की 
महिमा का वणन है, कुण्डलिनी को जाग्रत कर सहस्नार में शिव 
के साथ शक्ति के संगम की पर्याप्त चर्चा है। इसीलिए कुछ लोग 
इन्हें नाथपंथी तांत्रिक मानने के पक्त में हैं | 

ऊपर के विभिन्न मतों में कुछु न कुछ खत्य के बीज निहित 
हैं। सोलद् शतक में उत्कन्न प्रदेश नाना धर्मों के सम्मिलन का 
क्षेत्र था। एक ओर जगन्नाथ ज्षेत्र से सबद्ध सामान्य जनता 
वेष्णव धरम में पूण आस्था बनाये हुई थी, तो दूसरी ओर 
अशोक के सप्तय से प्रवेश पाने वाले तथा समय समय पर 
राजाश्रय पाने वाले बोद्ध घर्म के अनुयायियों की भी कमी नहीं 
थी। तीसरी ओर तांत्रिक धारा का प्रवाह कम न था। प्राचीन 
काल से उत्कल् तथा कलिग देश तांत्रिक पूजा तथा आचार का 
कंद्र माना जाता है| तत्कात्ञीन उत्कज्ञनरेश प्रतापरुद्र का रात्- 
दरबार एक प्रकार से धर्म सम्मेज्ञन का प्रतीक था। ऐसे 
धार्मिक वातावरण में उत्पन्त होने वाले वेष्णवब कवियों में यदि 
हमें बोद्ध तथा तांत्रिक सिद्धांतों की भी मलक मिलती है तो 
इसमें कोई आश्वचय करने की बात नहीं है। पंचसखा घम की 
यही विशिष्टता है कि वह एक ही धारा में प्रवाहित न हो कर 
त्रिविध धाराश्षों की त्रिवेणी का सामंजस्य प्रस्तुत करता है । वह 
मुख्यतया ढोष्णब होकर भी महायानी तथा नाथपंथी विचार- 
धारा से कम प्रभावित नहीं हुआ है । 


१ द्रष्टव्य वसु-माडन बुधिजम पृष्ठ १६०-१६ १ 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन प३६ 


इन पाँचों कवियों के गौरव का अभ्युदय श्रीचेतन्य देव के पुरी 
आगमन के अनंत्तर ही हुआ | अपने इष्टदैबता के आदेश से 
ये पाँचों जन इतके दोछ्ित शिष्य बन गये। अपने गुरु के 
ऊपर इनकी अवम्धा इतनी अधिक थी कि वे श्रीकृष्ण तथा 
परब्रह्म के समकोटि ही स्वीकार किये गये हैं| तथापि पंचसखा 
धरम चेतन्य मत का पुंखानुपुंख अनुयायी न था। श्री चेतन्य 
की उपस्थिति में ही इन्हें सताया गया था। यह घटना इनको 
चैतन्यदेवका पक्का एकांत अनुयायी भानने के लिये हसें बाध्य नहीं 
करती । चेतन्य बत्लरामका विशेष आदर करते थे। जगन्नाथदास 
के द्वारा रचित जड़िया में निबद्ध भागवत का अनुवाद सुनकर 
चैतन्य ने इन्हें अतिबढड़ी? की उपाधि दी थी। दिवाकर दास 
ने 'जगन्ताथ चरितांस्रतः में एक कहानी दी है कि जिससे पता 
चल्नता है कि जगन्ताथ दास के अंतरंग बनने के कारण गौडीय 
ठोष्णवों की धारणा द्ोने लगो थी कि चेतन्य म्वयं उड़िया बन 
जावेंगे । उन्होंने उन्हें सावधान भी किया, परंतु चेतन्य ने इसकी 
तनिक भी पर्वाह नहीं की ओर वे जगनन्‍ताथदास का आदर 
पूवेबत्‌ करते ही रहे । इस पर शिष्यगण नाराज होकर जाजपुर 
चले गए तथा अंततः बृंदावन में ज्ञा बसे । दिवाकरदास के 
कथनानुसार इन लोगों ने पुरुषोक्तम के सब रिवाज छोड़ दिये 
“हरे कृष्ण राम! ( पंच सखा का विशेष मंत्र ) को छोड़कर वे 
“हरे रास कृष्ण” जपने लगे तथा जगन्नाथ से हटकर 'मदनमोहन' 
का आश्रय ज्िया। गोडीय उठोष्णाव ग्रथों में. 'पंचसखा” के, 
चैतन्य के इतने घनिष्ठ उडिया शिष्यों के, उल्लेख का अभाव 
निःसंदेह एक अतकनीय घटना है। संभव है दोनों प्रकार क 
शिष्यों में-उत्कलीय तथा गोंडीय शिष्यों में-*सिद्धांतगत 
विभिन्नता ही इसका कारण हो | जो कुछ भी कारण हो, पंचसखा 


'पू ७ भागवत संप्रदाय 


चैतन्यदेव के घनिष्ठ संबंध में आये थे और इसीलिए वे उनक 
लीजलापरिकर माने जाते हैं । 


(४) 
पंचसखाधम की शिक्षा 


उत्तर प्रदेशीय आचार्यों ने अपने धर्म की शिक्षा के निमित्त 
जिस प्रकार ज्ञोक भाषा का आश्रय लिया था, उप्ती भाँति पंच 
सखाओं ने भी अपने धर्मोपदेश के ज्िए व्यावहारिक जड़ीया 
भाषा को ही अपनाया । इसीलिए धार्मिक महत्त्व के साथ ही 
साथ इनका साहित्यिक महत्त्व भी अत्यन्त अधिक है । लोक- 
भाषा के आश्रय से इन्होंने दशन तथा धर्म को जनता के हृदय 
तक पहुँचा दिया। जगन्नाथदास का भागवत तथा बलराम 
दास का 'दाण्डि रामायण' जड़िया साहित्य के रत्न हैं। जग- 
न्‍नाथ का भागवत तुल्लसीदास के रामायण के समान बड़ीपा 
के प्रत्येक व्यक्तित का एकमात्र लोकप्रिय धमम-प्रथ है। 


यह धम नितांत उदार था। ये लोग जाति-पाँति का बंधन 
तोड़ना चाहते थे । इसीलिए अपने शिष्यों पर किसी प्रकार का _ 
प्रतिबंध न ज्ञगा कर ये प्रत्येक जाति के ज्ञोगों का अपना शिष्य 
बनाते थे । बाह्य आडंबर के ये बड़े विरोधी थ। ये लोग अंत- 
योग के ऊपर बड़ा आग्रह करते थे । मूर्तिपूजा, तीर्थाटन तथा 
तक्त्वहीन मंत्र की ये ल्ञोग कबीरदास के समान ही कड़े शब्दों 
में आलोचना करते थे। कबीर के समान पंचसखा भी मानसिक 
विशुद्धि की आंतरिक भावना के पक्षपाती थे और काठ की 
मनिया छाड़कर मन की मनिया के जपने का उपदेश देते थे । 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन 884 


योग तथा भक्ति दोनों आत्म-दशन के सच्चे उपाय हैं। 
इनका ज्ञान बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकता। इसलिए इन्हें 
गुरु की उपादेयता मानने पर विशेष आग्रह है। मुख्य लक्ष्य तो 
परमात्मा की प्राप्ति है; गुरुका उपयोग माग-दशंक के रूप में 
ही है। इन लोगों के ग्रथों में मंत्र, यंत्र और योग का बहुत ही 
अधिक वर्णन इसीलिए मिल्ञता है। तत्त्वप्राप्ति में पंचसखा ने 
योग को प्रथम सोपान मांना है। अच्युतानंद के अनुसार मन्त के 
पाँच भेद हैं-सुमन, कुमन,अमन, विसन तथा सल। साधक का कायः 
है कि वह सन तथा अमन की दशा से ऊपरं उठकर सुमन की 
दशा तक पहुँच जाय। इसके लिए अच्युतानंद ने बारह वर्ष के: 
लिए एक विशिष्ट योगाभ्यास क्रम की शिक्षा दी है। इस प्रकार 
पंचसखा भगवान की प्राप्ति में मन की व्यवस्था के लिए योग को 
तथा अनुराग उत्पन्न करने के लिए भक्ति को प्रधान साधन 
मानते हें । 


ये सगुण तथा निगुण उनय ब्रह्म का निरूपण अपने ग्रंथों में 
आग्रह के साथ करते हैं। ये ब्रह्म को शून्य के नाम से पुकारते' 
हैं। इनके अनुसार जगत्‌ के आदि में एक ही निराकार, अल्लेख, 
सब्चिदानंद, महाशून्य तक्त्त था और उसी से प्रथमत३ शुन्य की 
उत्पत्ति हुई, शून्य में ओंकार की, ओंकार से वेदों की ओर वेदों 
से सकल स्थावर जंगम पदार्थों की। जगन्नाथ दास ने अपने 
'तुल्लाभिना! ग्रंथ में इसका कथन इन शब्दों में किया है-- 


सकल मंत्र तोथ ज्ञान । बोइल शून्य ये प्रमाण । 
येते कहिलुं गो पार्वती । एु सब शून्यरे अच्छुन्ति ॥ 
महाशून्यरु शल्य जात | से झून्‍्य प्रणव संभूत । 
प्रणशय परमक कहि । सकल शाखत्र से वोलाइ | 


पू ७२ भागवत संप्रदाय 


अच्युतानंद दास ने अपनी सर्वश्रष्ठ साहित्यिक रचना 'शून्य 
संहिता? में शूत्य पुरुष की लीला का गायन बड़े ही स्पष्ट शब्दों में 
किया है-- 


शून्य पुरुष दयालु अटह । शून्य पुरुष सबंधटे रहि। 
शून्य पुरुष करे नटघट । झान्य पुरुष जाणे छंदकूट | 
शून्य पुरुष शून्यरे मारइ । सारि शून्य पुण्यगति करइ || 


अच्युत भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरण की शरण स्वयं जाने का 
उल्लेख करते हैं, क्‍योंकि बिना ऋष्ण की सद्दायता से कोई भी 
साधक परम-पद्‌ को प्राप्त नहीं कर सकता। इन अव्यक्त श्री 
दरि का निवास 'अनाकार? के ल्लोक में है जिसके अनुग्रह पर 
अच्युत दास न अपने को न्यौछोवर कर दिया है। 


त्रजकुल तारि आपण तरिवि 
श्री कृष्ण सहाय हइढ्ि । 
अव्यक्त हरि अनाकार पूरि 
तेशु पद पुरु अछि॥ 
“--अ्रनाकार संदिता। 


निष्कृष यह है कि इन भक्तों के अनुसार परमतत्त्व अना- 
कार शून्यपुरुष! है। उस निराकार 'महाविष्यणु” ने ही समस्त 
जगतू की रचना को हे। वही आदिल्रह्म है. जो बिंदुल्नह्म के रूप 
में भौतिक स्वरूप ग्रहण करता है और आदिशक्ित के द्वारा 
जगत्‌ का निर्माण करता है। बिंदु ब्रह्म से निकलने वाल्ला बिंदु 
दो रूपों में दिखाई पड़ता है--रा ओर म। और यही लीला के 
निमित्त राधा ओर ऋष्ण का रूप घारण करता है | यही निराकार 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन क्‍ ४४३ 


शून्यपुरुष साकार होने पर राम तथा कृष्ण का रूप धारण करता 

। संसार का सजन वे करुणा के कारण ही करते हैं। पंच- 
सखाओं के अनुसार रूप के द्वारा ही नाम की प्राप्ति होती है। 
उनकी दृष्टि में राधा जीव तथा श्रीकृष्ण परमात्मा हैं। किसी 
रूप-भावना में अपने को आबद्ध रखने की वे निंदा करते हैं। 
वेदांत के अनुसार वे भी पिण्डाण्ड तथा ब्रह्मास्ड को एकता 
मानते हैं। इस प्रकार पंचसख्ना धम में अपना एक वेशिष्ख्य है 
जिसमें वेष्ण॒व, तांत्रिक तथा बौद्ध तत्त्वों का एक मंजुल सामरस्य 
उपस्थित किया गया है" । 


कँ श् 
अमाकम्याक 8, रा 


न्‍कीक५४++4५++८ब०७र ००५०० ७ नम. 


१ पंच सखा? के इस परिचय के लिए हम निम्नलिखित लेखकों 
के विशेष ऋणी हैं-- 
(क ) नगगेंद्रनाय वसु--माडन बुद्धिजूम, कन्षकत्ता १६११। 
(ख ) प्रो० चित्तरंजन दास--जनवाणी पत्रिका, अप्रेल् १६५०, 
काशो पृ० २६६--२७४ । 


छू ४ भागवत संप्रदाय 
(७) 
असम का वेष्णव मत 


मध्ययुग में वृंदावन से क्रष्णर्भाक्त की सरिता इतने प्रवाह 
से बहने लगी कि उसने उत्तरी भारत के किस्री भी पभ्रांत को 
अछूता नहीं छोड़ा । भारत का सबसे पूरबी प्रांत भी इस वष्णवता 
के प्रचुर प्रभाव से बच नहीं सका। असम प्रांत शाक्त उपासना 
का दृह गढ़ रहा है। कामाख्या पीठ शाक्‍क्त पीठों में मधन्य- 
स्थानीय है और वह कामरूप ( आसाम ) में ही स्थित है । ऐसे 
शाक्‍्त प्रांत को विशुद्ध वष्णब प्रांत में परिणत कर देना हँसी 
खेल की बात नथी, परंतु असम-प्रांतीय वष्णव प्रचारकों के 
अदम्य उत्साह, अश्रांत परिश्रम तथा अमिट लगन का ही यह्द 
परिणाम है कि आज वहाँ की &८ प्रतिशत जनता वष्णव घस 
में दीक्षित है तथा भगवान्‌ कृष्ण को अपना उपास्य देव मानती 
है। इस विपुल्न परिवतन का श्रय है असम के वष्ण॒वाग्रणी 
शंकरदेव तथा उनके प्रिय शिष्य माधवदेव को। इसी वेष्णव 
युगल को मनोरम कीर्ति-कोमुदी असम-हप्रांत के साहित्य के ऊपर 
तथा तदेशीय जनता की कोमल मनोवृत्ति, श्रहिंसामय आच- 
रण तथ। उदात्त धर्म भावना के ऊपर सदा के लिए अंकित है । 


नी नी ने: 





१ द्रष्टन्य श्रीयुत मेघी 'का विद्वत्तापूर्ण लेख असम के त्रजबुल्नि 
साहित्यका दाशनिक स्वरूप'--संमेल्लनन पत्रिका भाग ३० संख्या ६-७ 
तथा सं० ११-१२; सं० १६६६ ( माघ-फाल्गुन ) तथा सं० २००० 
( आषाढ़-आवण ' | ग्रथकार इस लेखक का असमीय वेष्णवमत के 
विवरण के लिए विशेष आमभारी है । 


पूर्वी भारत में भक्ति श्रांदोत्नन ७४३ 


(१) 
शुंकरदेव 


शंकरदेव का जन्म सन्‌ १४४६ ई० में असम प्रांत के एक 
साधारण कायस्थ कुत्न में हुआ था । वह कुल शक्ति का घोर उपा- 
सक था । बाल्यावस्या सें ही माता की ममता से तथा पिता की 
रक्षा से विरहित यह बालक पढ़ने में इतनी लगन से जुट गया कि 
उसने थोड़ी उम्र में ही विद्याध्ययन समाप्त कर दिया । योग तथा 
अन्य शास्त्रों में अत्नोकिक पारिडत्य के कारण समाज में इनका 
प्रभाव बढ़ने लगा । वृद्धा पितामही तथा युव॒ति भार्या की सृत्यु ने: 
संसार की असारता का सच्चा चित्र इनके सामने खड़ा कर दिया | 
फल्नतः ग्ृहस्थी से नाता तोड़ कर इन्होंने श्रीकृष्ण से अपना नाता 
जोड़ा । उत्तरी भारत के पवित्र तीर्थों की यात्रा करने के अनंतर 
ये एक महनीय भागवत उपदेशक के रूप में जनता के आगे आये । 
तत्काल्लीन_ कोच राजा नर नारायण ( १४१४--१५८७ ई० ) 
प्रथमतः विद्वंषियों की कुमंत्रणा के कारण इनका द्वषी था, परंतु 
इनके उपदेश तथा चमत्कार से प्रभावित होकर वह इनका सहा- 
. यक तथा शिष्य बन गया। फल्नतः भक्तिरस में सराबोर इस 
महात्मा ने अपने ग्रंथों से तथा उपदेशों से ऋष्ण-भक्तित का इतना 
प्रचार क्षिया कि समग्र असम प्रांत सक्तिभावना से उच्छलित 
हो उठा। यदि शंकरदेव को हम आसास का महाप्रभ्न॒ चैतन्य 
कहें तो इसमें कुछ भी अनोचित्य नहों है। इस काय में श्नके 
प्रधान सहायक थे इनके पट्ट शिष्य माधवदेव । आप गोविंद 
गिरि के पुत्र तथा बांदुका स्थान के निवासी थे। आरंभ में घोर 
शाक्‍त थे, परंतु शंकरदेव के अलोकिक पांडित्य के सामने 

३५ 


पू४६ भागवत संप्रदाय 


परास्त होकर उनका शिष्यत्व स्वीकार किया तथा गुरु के वष्णव 

द्‌ ९्‌ः ऐ-+॥ क (| कक 
धर्म के प्रचार काय को भल्नीभाँति संपन्न कर १५६८ ई० में 
गोलोकवासी हुए । 


शंकरदैव के द्वारा चलाये गये धर्म को कहते हैं महाघम, या 
महापुरुष धर्म अथवा महापुरांषया घर्मं । शंकरदेव अपनी 
महनीयता के कारण “महापुरुष” के नाम से अभिहित किये जाते 
भे और इसी लिए तत्नचारित धम का तथाविध नाम है। इस 
धर्म में आने को 'शरण?” कहते हैं तथा दीक्षित व्यक्ति को 'शर- 
शिया! । इनका दीक्षा मंत्र है 'शरणं से जगन्नाथ श्रीकृष्ण पुरुषो- 
त्तम” और इसी मंत्र के द्वारा ये लोगों को अपने धर्म में दीक्षित 
बनाते थे। ये कृष्ण को पूण ब्रह्म मानते थे तथा उनकी पूजा से 
अतिरिक्त पूजा का सदा निषेध करते थे | इन्होंने भागवत घमम 
के प्रचार के लिए अक्लांत परिश्रम किया तथा जीवन भर घर्मों- 
पयोगी ग्रंथों की रचना संस्कृत में, विशेषतः अपनी मातृभाषा 
में, करते रहे | असम साहित्य का उद्गम शंकरदेव को श्ल्ाघनीय 
रचनाओं से ही होता है । इन्होंने भगवान्‌ वजनंदन की रूपमाधुरी 
तथा स्नेहसुधासे सिक्‍त अलौकिक पदों तथा कीतनों द्वारा असम 
प्रांत में भक्ति की सरिता जच्छलित कर दी। असम प्रांतीय 
बेष्णव भक्तिके आध्यात्मिक रूपका सवाग-सु दर प्रतिपादक ग्रंथ 
है शंकरदेव का संस्कृत-निबद्ध 'भक्ति रत्नाकर” जिसका अनुवाद 
असमिया भाषा में श्री रामचरण ठाकुर ने किया है। भक्ति 
रत्नावली में भी भक्तितत््व का विवेचन बड़ी मार्मिकता तथा 
विशदता के साथ किया गया है। यह भक्तिरत्नावली असम की 
उन चार पवित्र धार्मिक पुस्तकों में अन्यतम है जिसे प्रत्येक 
भक्त को पढ़ना या सुनना पड़ता है। शेष तीन ग्रंथों के नाम 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन ५४७ 


हैं--कीतन, दशम और नामघोष | बड़गीत, धार्मिक नाटक 
तथा समग्र धार्मिक पद इन्हीं चार ग्रंथों के परिशिष्ट रूप में हें 
तथा त्रजबुली ( ब्रजबोली ) में निबद्ध किये गय हैं । 


र्‌ 
सिद्धान्त 

शंकरदेव का अध्यात्म-पक्त है पूर्ण अद्वेतवाद तथा व्यव- 
हार पक्त है भक्ति की साधना | यह मत श्रीमद्भागवत के ही 
भक्ति-सिद्धांतों का विज्ञास है ओर भागवत के समान ही यह 
संप्रदाय अद्वोेत के साथ भक्ति के पूर्ण सामझ्जप्य का पक्षपाती है। 
जीव भगवान का द्वी रूप है, परंतु माया के कारण बह द्यनीय 
स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहा है। प्राणी-मात्र उस सब- 
शक्तिमान्‌ के ही अभिव्यक्त रूप हैं। अतः जीव का यह प्राकृतिक 
धर्म है कि यह उस परमपिता को पहचाने तथा अश्रद्धा-सक्ति से 
उसका सांनिध्य प्राप्त करे । परंतु माया के द्वाथों जीव की कितनी 
दयनीय दशा हो गई है? इसका शंकरदेव के शब्दों में विवरण 
पढ़िए । वे जीब के भाग्य पर विलाप कर रहे हैं--यह्द संसार एक 
गहन वन है जो चारों ओर से सांसारिक तठृष्णारूपी मोहपाशों 
से घिरा हुआ है। इस निविड़ अरण्य में माया के फंदे मे जकड़ा 
हुआ जीव हरिण के समान इंघर से उधर भटक रहा है| काल- 
रूपी व्याधा उसे पकड़ने के ल्षिए दोड़ा चला आ रहा है। काम 
क्रोध रूपी कुत्तों उसे काट खाने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं । 
लोभ तथा मोहरूपी दो बाघ उसे चोन लेने नहीं देते । उस्रकी 
चेतना खो गई है। वह जान नहीं पाता कि इस भय तथ विषाद- 


प्डप .. भागवत संप्रदाय 


मय भवसागर को किस प्रकार पार कर। बड़े सुदर रूपक में 
कवि ने निबद्ध किया है जीव की हीन दीन दयनीय दशा को-- 


ए. भव गहन बन, श्रति मोह पाशे चन, 
ताते हामो हरिण बेड़ाय | 
फंदिलो मायार पाशे, काल्ल व्याध धाया आसे, 
काम क्रोध कुत्ता खेदि खाय। 
हराइल चेतन हरि, न जानो किमते तरिं, 
गुणिते दगध सेल जीव। 
लोभ मोह दुद्दो बाघ, सतते न छोड़े ल्ाग, 
राखु राखु राखु सदाशिव ॥ 
“-बड़गीत १६ | 


साया के चक्कर से उद्धार पाने का सरत्त सुगम उपाय है हरि- 
भक्ति जो साया के बंधनों को तोड़ कर जीव को जन्मसरण की 
विषम बाधा से मुक्त कर देती हे” तथा सबके लिए सहज-साध्य 
है। भक्ति-माग में जात-पाँत का कोई भी व्याघातव नहीं है? । 
१ हरिक भक्ति अहि परम संपद। 
दोहे दोस सब मिल्लावव मनोरथ ॥ 
“-केलि-गोपाल नाव । 
तेजिए सयत्न मनोरथ आवरि, हरि पदे प्रम मिलायो। 
पुनु आवा गमन एड़ायो, माया भरम बाहुड़ायो ॥ 
“-बड़गीत ७७ । 
२ न लागे भक्तित देव, द्विज सदाचार हुइबे। * 
समस्त प्राणीर अधिकार । 
“-जेसिंहलीला नाटक । 


पूर्वी भारत में भक्ति आंदोलन प्र४६ 


यह सब के लिए उन्मुक्त राजमार्ग है जिसका सेवन गंतथ्य स्थान 
पर अवश्य ही पहुँचा देता है। इसके लिए न क्रिया की आवश्य- 
कता होती है, न ज्ञान की, न धन की और न दान की-- 


ज्ञप तप तीरथ करसि गया, काशी वास बयस गोवाइ | 
जानि योग युगुति मन मोहित, बिने हरि भकति गति नाइ'॥ 
-- बड़गीत १३ । 


भागवत के मतानुसार माधव देव ने भी ईश्वर प्रेम की 
तीन अवस्थाएँ निर्दिष्ट की हें)--( १) श्रद्धा, (२) रति, (३ ) 
भक्ति | अध्यात्ममाग के पथिक के लिए श्रद्धा के संबल की निर्तांत 
आवश्यकता होती है। आस्तिक्य बुद्धि का ही नाम है श्रद्धा 
अर्थात्‌ ईश्वर में पूर्ण विश्वास। रति का अर्थ है-मन के द्वारा 
अभीष्ट किसी व्यक्ति के प्रति मन को अनुकूलता होना ( >रति- 
मनो5्नुकूल्लेड्थ मनसः प्रवणायितम--साहित्य-दपंण ) तब परा- 
नुरक्ति रूपा भक्ति का उदय द्वोता है। भक्त के मानस का यही 
क्रम-विकाश है । इस प्रकार शंकरदेव के द्वारा भक्ति पंथ का मुख्य 
उदहश्य था--ईश्वर के प्रति विश्वास की भावना के साथ साथ 
उसके प्रति प्रम की भावना का संमिल्लनन। इसके लिए इन्होंने 
श्रवण, कौतेन, स्मरण, पादसेवन आदि भक्ति के विविध प्रकारों 
को अपनाया है परंतु इस नवधा भक्ति में उन्होंने श्रवण, क्रीतेन 


१ मोकदाता मजि मोत शीघे अतिशय । 
अनुक्रमें श्रद्धा रति भकति मित्नय ॥ 
००३ -भेक्ति रत्नावली, २८६ 
तजोषणादाश्वपबगवत्मनि । द 
श्रद्धा रतिभक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ 
है, “+भींगवत ३े।२५।२४ | 


पूप ० मागवत संप्रदाय 


तथा स्मरण को विशेष महत्त्व दिया है? । यह ध्यान देने की 
बात है कि कृष्ण को आराध्य देव मानने पर भी शंकरदे बके भक्ति- 
माग में दास्य भक्ति पर ही सबसे अधिक आग्रह दिखलाया 
गया है । यही कारण दे कि माधुय भक्ति के उपासक गौडीय 
बेष्णव पंथ के विपरीत यहाँ राधा का स्थान नितांत महत्त्वह्दीन 
है। शंकरदेव के तक्त्वोपदेश में राधा के लिए कोई स्थान नहीं 
है। असम के नाटकों में राधा का नाम कहीं भी देखने में नहीं 
आता । 'केलि गोपाल”, 'रास भुमुरा? तथा भूषण हरण” केवल 
इन्हीं तीन नाटों ( नाटकों ) में राधा का नाम निर्दिष्ट मिलता 
है परंतु यह यहद्दी सूचित करता है कि अन्य गोपियों की अपेक्षा 
उसका स्थान महत्त्वशाली न था। वह सामान्य गोपियों के समान 
ही कृष्ण का पूजन तथा आदर करती है। गौडीय वेष्णव तथा 
वल्लभ मत में निर्दिष्ट रसपेशल्ता तथा प्रेम-स्निग्धवता असम 
प्रांतीय राधा में देखने को भी नहीं मिलती | राधा साधारण 
गोपिका के सहृश कृष्ण से पूछती है-- 
जादव हे, केछुन बात बेगारि । 
सकल निगम तेरि अंत न पावत | 
हाम पामर गोप नारि ॥ श्रव ॥ 
तुहु परम गुरु निखिल निगम पति, 
मानुस भाव तोहारि । 





१ पुरुष बासना दुर करहु हामारि। 

वचने रहोक गुणनाम तोहारि ॥ 

तुआ कथा श्रवण रहोक अविराम । 

कर मेरि रहोक तोहारि कये काम ॥ 
“--अ्रजुन भंजन नाट। 


पूरबी भारत में भक्ति आंदोलन ५४१ 


चतुर बयन तेरि, साया विमोहित, 
जाने नॉँहि योग. विचारि। 
तेरा अहृवन भाव न जानिए, 
कयालु. गरब नाथ तोइ। 
राधा डचित बात, कददय साधव दिन, 
गति गोविंदुपद॒ मोइ ॥ 
“-रास झुमुरा, ४ 


(३) 


एकशरख 


शंकरदेव के द्वारा व्याख्यात भक्तिपंथ की एक महत्त्वपूर्ण 
विशेषता है उनका 'एक शरण? संबंधी सिद्धांत | परम-तत्त्व कृष्ण 
ही जीवों के एकमात्र अंतिम आश्रय हैं। अतः उनकी शरण में 
जाना जीव का परम कतंव्य होता है। भवपारावर से मुक्ति पाने 
के लिए भगवान्‌ के प्रति आत्म-ससपंण ही 'एकशरण' का 

लक ६ ड़ ५८ 

तात्पय है। श्रीरामानुज के “प्रपत्ति' का भी यह लक्ष्य है। असम 
वेष्णवाचाय का स्पष्ट कथन है-- 


कृष्ण किंकर कह, विछोड़ि विसयकामा | 
रामचरण लेहु शरण, जप गोविंदकु नामा ॥ 


“-बड़गीत | 


साधारण भक्त-समाज में शरण” का भ्र्थ हे-प्रार्थना तथा 

व भ्प मेँ 
भजनके केत्रमें आना तथा वष्णवमतमें दीक्षित होना । इसी कारण 
इनके वैष्णव अनुयायी 'शरणिया नाम से पुकारे जाते हैं। 'शरण' 


१५२ भागवत संप्रदाय 


की विशेषता के साथ ही असम भक्तिपंथ की एक अन्य विशिष्टवा 
है--नाम पर आग्रह जिसे यहाँ नाम-धर्म कहते हैं। भक्ति का 
सर्वोत्तम रूप है नाम की साधना | भगवान्‌ की शरण जाने को 
अपेक्षा भगवान्‌ के नाम के शरण जाने का वे डचित उपदेश देते 
है । शंकरदेव ने नामधर्स की भावना को इस गीत में चार रूप 
से दर्शाया है-- 


राग धनाश्री 


बोलहु राम नामे से मसुकुति निदान। 

भव वेतरणी तरणी सुख सरणी 
नाहि नाहि नाम समान ॥ ध्व ॥ 

नाम पंचानन नादे पल्ावत 

पापदंती भयभीत । 

बुलिते एक सुनिते सत नितरे 
नाम धरम विपरीत ॥ 

बचने बुलि रास धरम अरथ काम 
मुकृुति सुख सुखे पाइ। 

सब कहु परमा, सुहृदू हरि नामा 
छुटे. अन्तकेरि दाइ ॥ 

नारद शुकमुनि राम नाम बिनि 
नाहि कहल गति आर। 

'कृष्णकिंकर! कय छोड़ मायामय 
राम परम तत्त्व सार ॥ 

“-बड़गीत ८ 


. इस भक्ति पंथ में दास्य भक्ति का प्राधान्य है। भक्ति की 
पवित्रता तथा उपादेयता पर समधिक आदर है। माधवदेव का 


_पूर्वोँ भारत में भक्ति आंदोलन ५४३ 


कथन है कि हरि सब के हृदय में विराजमान होने पर भी कर्म 
पर विश्वास रखनेवाले से दूर हट जाते हैं--दूर भाग जाते हैं 
परंतु श्रवण तथा कीतन के द्वारा भगवान्‌ का भ्रक्त अहंकारी होने 
पर भी अपने अभीष्ट को पा लेता है। माधव के शब्द बड़े स्पष्ट 
तथा विशद्‌ हैं--- 


कमत विश्वास यार, हियात थाकंतो हरि | 
अतिशय दूर हँत तार) 
दूरतो विदूर हंत तार ॥ 
अहंकार थाकंते ओ, साक्षात्‌ कृष्णक पावे । 
श्रवण कोतन घस यार ॥ 


““नामघोषा ६. 


पर 


शंकरदेव के कीतंनों तथा पदों में काव्यसुलभ सुषमा तथा 
माधुरी का अभाव नहीं है। उनके पद भक्त के भावुक हृदय के 
रसस्निग्ध उद॒गार हैं। एक उदाहरण देखिए-७ 


उपवन वर्णन 


पाछे त्रिनयन दिवा उपवन देखिलंत विद्यमान | 

फल फुल घरि जकमक करि आछे यत बृत्तमान | 
शिरीष सेडती तमाल मालतो ल्वंग वागी गुलाल । 
करबीर बक काँचन चंपक फलभारि भागे डाल ॥ 
शेवाली नेवाली पत्लाश पारली पारिजात युति जाइ । 
बकुल बंदुल्ली आछे फुलि फुलि तार सीमा संख्या नाइ 0 
कनोर कनारी कदंब वावरी नागेश्वर सिंहर्चपा | 
झशोक अपार देवांग मंद्रार मणिराज राजचंपा | 


पूपछ भागवत संप्रदाय 


कुद कुरबक केतेकी टगर गंघे मोहे बहु दूर । 
गुटिमाल्ली भेंटि रंगण रेवती सरुवा मधाइ घुसुर ॥ 
चंदन अगरू दिव्य कल्पतरु देवदारु पद्म वसि। 
प्रति गाछे गाछे भिंटा वॉँघि आछे सुबर्ण माणिके खचि ॥ 
मणि मरकत स्थल्वी नानामत दीघछि करे तार काछे । 
महा मनोहर दीधि सरोबर तार मास माझे आछे ॥ 
चारिश्रो कारवरे पोवाल वारवरे बंधाइ छे विचित्र करि । 
बैदूय्यर वाट स्फटिकर घाट सरकत खाट खरि ॥ 
सुवशकमल भेंट उत्तपल फुलि फुलि आछे रंज्ि। 
शोसे चक्रवाक राजहंसजाक मणाल मुंजे डसंजि || 
कोढ़ा कक बक विविध चटक भ्रमंत निर्भय भावे । 
अम्दत समान जल करि पान च्ष्यजे सुलल्लित रावे ॥ 
चारित्रो पाश्त दिव्य पुष्ष यत गंधे दशोदिश चासे । 
अनेक भअ्रमरे वेढ़िया गुंजरे मधुपान अभिलासे ॥ 
यत दिवा पक्ती फल फुल भक्ति काढ़य सुस्वर राव | 
कुहु कुह ध्वनि कोकिलर शुनि वहय मलया बाव ॥ 
शंकरदेव--की तन 


( ११ ) 


महाराष्ट्र का वेष्णव पंथ 


( १ ) मद्दानुभाव पंथ 
(२ ) वारकरी पंथ 
( ३ ) रामदासी पंथ 
(४ ) हरिदासी पंथ 


समचरणसरोज  सान्द्रनोलाम्बुदार्म 
जघननिहितपाणिं मणडनं मण्डनानाम । 

तरुणतुलसिमाला-कन्धरं कब्जनेत्रं 
सदयधवलहास विड्डलं चिन्तयामि || 


(१) 
(क) 


महानुभाव पंथ 


महाराष्ट्र प्रांत भागवत धर्म का बहुत प्राचीन काल से मुख्य 
क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ का प्रधान वेष्णवपंथ बारकरी के नाम 
से प्रसिद्ध है। अपनी लोकप्रियता तथा विपुल प्रचार के कारण 
यह पंथ तो महाराष्ट्र का सावभोम पंथ है, परंतु इससे भिन्न एक 
वष्णव पंथ और भी है जो मानभाव नाम से प्रसिद्ध है। इस 
स4दाय के ल्लोगों ने अपने ग्रंथों ओर सिद्धांदों को इतनी कड़ाई से 
छिपा रखा था कि इसके विषय में आंति फेज्नना स्वाभाविक ही 
है | परंतु मराठी साहित्य की बिपुत्न सेवा करने के कारण तथा: 
मुसलमानों के आक्रमणों से अपने घर्म की रक्षा करने के हेतु 
_ मानभावों का नाम भारत के धार्मिक इतिहास में सदा स्मर- 
णीय रहेगा । 

इस पंथ के भिन्न-भिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न नाम हैं । महाराष्ट्र 
में इसे महात्मा पंथ तथा मानसाव (जो महानुभात्र शब्द का अप- 
अंश है ) पंथ कहते हैं। गुजरात में अच्युत पंथ और पंजाब में 
जयकूष्णि पंथ के नाम से पुकारते हैं । इस नामकरण का कारण 
पंथ में ऋष्णभक्ति को प्रधानता है। इस पंथके वास्तविक इतिहास 
का पता अभी लगा है क्‍योंकि इसके अनुयायी अपने घर्म-प्र'थों 
को अत्यंत गुप्त रखा करते थे । वे उसे अन्य मतावलंबियोंकी दृष्टि 


पूपुट भागवत संप्रदाय 


में भी आने नहीं देते थे। इस पंथ की भिन्न-भिन्न शाखाओं 
ने अपने धम-प्रथ के लिए एक सांकेतिक लिपि बना रकक्‍खी है 
जो शाखा-भेद के अनुसार छ॒ब्बीस हैं। अतः संयोगवश इन के 
प्रथ इतर लोगों के हाथ में भी आ जाये तो आना न आना बरा- 
बर रहता था, क्योंकि लिपि के सांकेतिक होने से वे उस का एक 
अच्ञर न बाँच सकते थे और न समझ ही सकते थे। परंतु इस 
बीसवीं सदी के आरंभ से इनका कुछ रुख बदला है; इतर 
लोगों ने इनके ग्रंथों को पढ़ा है और प्रकाशित किया है। स्वयं 
त्ोकमान्य तिज्षक ने १८६६ ई० के "केसरी? में मानभावों पर 
अनेक पांडित्य-पूण लेख लिखे थे । परंतु इन की लिपि के रहस्य 
को ठीक-ठीक समझाने का काम किया प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राज- 
बाड़े ने ओर इन के ग्रंथों के समे बतत्ाने का काम किया 'महा- 
राष्ट्रससारस्वत! के लेखक भावेने और 'महानुभावी मराठी बाढःमय? 
के रचयिता श्री यशवत देशपांडे ने। इन्हीं बिद्वानों के शोध के 
बल पर आज इनके मत, सिद्धांत, श्रंथ तथा इतिहास का बहुत 
कुछ प्रामाशिक पता चत्ना है | 


महाराष्ट्र देश में मानभावों के प्रति लोगों में बड़ी अश्रद्धा है। 
सबेरे-सबेरे मानभाव का मुँह देखना ही क्‍यों उस का नाम लेना 
भी अपशकुन माना जाता है। एक प्रचल्नित कहावत है--'करणी 
कसावाची, बोज्नणी मानभावाची?, अर्थात्‌ करनी तो कसाई की 
है ओर बोली मानभाव की । साधारण बोलचाल में मानभाव 
ओर कसाई दोनोंको एक ही श्र णीमें रखनेमें लोग नहीं ह्विचकते | 
मानभाव गृहस्थ अपने धर्म को कदापि नहीं प्रकट करता था । 
वह छिप कर अपना जीवन बितातवा था। बड़े-बड़े संतों की भी 
यही बात थी । एकनाथ, तुकाराम आदि महात्माओं की बानी 


महाराष्ट्र का वेष्ण॒व पंथ प्पूह 


में भी मानभावों के प्रति अनादर भरा हुआ है। इस प्रकार इन 
का सबंत्र तिरस्कार होता था, इन के प्रति सवंत्र दंघ भरा था। 
झ्राज कल यह कुछ कम हुआ है, परंतु फिर भी यह है ही। 
इस तिरस्कार का कारण इन के इतिहास के शअ्रवत्ञोकन से 
स्वष्ट मालूम पड़ता है। शक की १२ वीं सदी में यह मत जनमा | 
श्रीकृष्ण और दत्तात्रेय मत के उपास्य देवता हैं। देवगिरि के यादव 
नरेश महादेव ओर रामराय इनके गुरुओं और आचार्यों को बड़े 
सम्मान के साथ सभा में बुलाते थे | मुसलमानों के आने से वह 
समय पत्चलट गया। मानभावों ने भी मुसलमानों के हिंदू- 
धर्म के प्रति किए गए छत्न और अत्याचार को देख कर अपने 
धर्म के रहस्यों को छिपाया | ये लोग मूर्तिपूजा को नहीं मानते । 
अतः यवतनों ने इन्हें मूर्तिपूजक हिंदुओं से अलग समझा ओर 
इनके साथ कुछ रियायत की । बस, हिंदू लोग इनसे बिगड़ गए 
ओर इन्हें दगाबाज समझते लगे। श्रीकृष्ण और दत्तात्रेय से 
संबद्ध तीर्थै-स्थानों पर ये अपना “चबूतरा” बनाने लगे । स्त्री-शुद्रों 
के किए भी संन्यास की व्यवस्था की । भ्रगवाधारी संन्यासत्री से 
भेद बतत्ााने के लिए इनके संन्‍्यासी काला कपड़ा पहनने लगे | 
इन्हीं सब 'अहिंद” आचारों से हिंदू जनता बिगड़ गई ओर इन्हें 
कपटी, छल्ली, दुष्ट तथा वंचर्क समझने लगी। सोभाग्य-बश 
इस यह भाव समय को अनुकूज्ता से पत्नटट रहा है। 
मत का आज कल प्रचार केवल महाराष्ट्र ही में नहीं है, प्रत्युत 
गुजरात, पंजाब, उत्तरप्रदेश के कुछ भाग, कश्मीर तथा सुदूर 
काबुल तक है | 


५६० भागवत संप्रदाय 
(ख) 
पंथ के आचाये 


श्री गोविंद प्रभु 


 विक्रमी संबत्‌ १२४५ के लगभग विद्॒र्भ ( बतमान बरार ) 
प्रदेश में ऋद्धिपुर स्थान के खमीप काठ सूरे ग्राममें श्रीगोविंद प्रश्न 
उफे गुण्डम प्रभु या गुण्डोबा का जन्म हुआ | ये काण्व शाखीय 
ब्राक्षण थे। बचपन में इनके माता-पिता परल्ोकबासी हुये, 
तब उनकी मोसी इन्हें ऋद्धिपुर ले आयी और यहीं उनका 
पालन पोषण, उपनयन तथा विद्याध्ययल हुआ | इसी अबस्था 
में इन्हें परमाथ सुख का चसका लगा और क्रमशः उस 
सुखानुभव की वृद्धि होती गयी और ये सिद्धि कोटि को प्राप्त 
हुये । ये भगवान्‌ श्री कृष्ण के परम भक्त थे। पंहरपुर के. 
वारकरी भागवत पंथ के साथ साथ या उससे कुछ पहले -ही 
विदभ देश में जो महाचुभाव पंथ उदित हुआ था, उसके ये ही 
आद्यपुरुष थे। संवत्‌ १३४२ (5१२८५ ईसस्‍्बी ) समाधिस्थ हुये ॥ 


श्री चक्रवर 


श्री गोंविद प्रभु के शिष्य श्री चक्रधर हुए जो महानुभाव 
पंथ के प्रवतक कहे जाते हैं। ये गुजरात से विदभ देश में 
आये थे। गुजरात के भडोंच प्रांत के राजा मल्लदेव के प्रधान 
मंत्री विशालदेव नामक कोई नागर ब्राह्मण थे जिनके ये 
चक्रधर पुत्र हैं । राजा मज्लरदेव की कोई संतान न थी। इस 
कारण झत्युसमय में उन्हों ने अपना राज चिशालदेव कोः 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ ५६१ 


दे दिया। विशातल्नदेव के पत्र हरपाल (ये ही बाद में चक्रधर 
हुये ) बड़े पराक्रमी थे | पिता के राजत्व सें तथा उनके पश्चात्‌ 
इन्होंने कई लड़ाइयाँ जीतीं। इनके दो तीन विवाह भी हुए थे | 
इन्होंने बड़ा ऐश्वय भोगा पर ऐसे ऐश्वय ओर विज्ञास भोग से 
इनका जी उचटा कि माता की आज्ञा ले कर ये रामठेक की यात्रा 
के लिये जो निकले सो रास्ते में ऋद्धिपुर आकर ठहर ही गये। 
वहाँ श्रीगोविंद प्रभु के उन्‍हें दशन हुये; प्रभु के चरणों में उनकी 
निष्ठा हुई ओर सदाके लिये ऋद्धिपुर में बस गये । गोविंद प्रश्चु का 
इन पर पूर्ण अनुप्रह हुआ ओर उन्होंने इनका सांप्रदायिक नाम 
चक्रधर रखा । महानुभाव पंथ में चक्रधर श्रीकृष्ण को कहते हैं । 
गुरु के समान चक्रधर भी दीघोयु थे। श्रीचक्रधर का जन्म 
जगुरात में हुआ था। संवत्‌ १३२० में इन्हें भगवान्‌ दतात्रेय का 
साक्षातकार हुआ ओर तब इन्होंने संन्यास दीक्षा ली और ऋद्धि 
पुर ज्ञोट कर महानुभाव पँथ की स्थापना की | सं० १३२० से 
१३२६ तक इन & वष में इनके इदंगिद ५४०० शिष्य जमा हो 
गये । इनमें १३ स्त्रियां थीं । इस पंथ के श्रीकृष्ण और श्रीदत्त दोनों 
ही उपास्य देव * हुय। श्री चक्रधर ने इस पंथ को चल्नाकर जो 
लोक-संग्रह करना आरंभ किया उसमें श्री भमगवद्‌ गीता के ( आ० 
६ शछोक ३२ के ) “ख्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेडपि यांति परां गतिम्‌” 
इस श्लोकाध॑ पर बड़ा जोर दिया था। इसके आधार पर श्री 
चक्रधर ने स्त्रियों ओर शूद्रों को संन्यास दिलाना शुरू किया। 
- इससे उनका पंथ लोक में सबंमान्य नहीं हुआ | संवत्‌ १३२६ 
में श्रीचक्रधर बद्रीनारायण की ओर गये और फिर नहीं लौटे । 
श्रीनागदेवाचाय ( सं० १२६३--१३५६ )--श्री चक्रधर के 
पट्ट शिष्य थे । ये ही महानुभाव पंथ के मुख्य प्रचारक थे | कद्दते 
हैं 'श्रीगोविंद प्रभु का तप', चक्रधर की वेध-शक्ति और नाग- 
३६ 


पू६२ भागवत संप्रदाय 


देव की संगठन शक्ति, इन तीन शक्तियों के एकीमूत होने से ही 
यह संप्रदाय खड़ा हुआ । 

श्रीगोविंद प्रभु, श्रीचक्रधर और श्रीनागदेवाचाय महानुभाव 
पंथ के इन तीनों आचाय महानुभावों में से किसी ने कोई ग्रंथ 
नहीं लिखा है। श्रीचक्रधर के मुख से समय समय पर जो बचन 
निकलते उनको उनके शिष्यों ने संग्रहीत कर रखा छहे। चक्रधर के 
शिष्य महींद्र व्यास या महीभद्ट ने 'क्लीज्ञाचरित्र! नाम से एक 
मराठी ग्रंथ लिखा है जिसमें चक्रघर की १५०० लीलाएं बर्शित 
हैं। इन-लीला प्रसंगों में श्रीचक्रधर के जो वचन आय हैं उन्हें 
ही एकत्र करके सं० १३४४ में केशवराजसूरि ने इस संप्रदाय 
का एक सुत्रग्न॑थ निर्माण किया जिसे “सिद्धांत सूत्र पाठ”? या 
आचाय-सूत्र कहते हैं। महानुभाव पंथ इस प्रथ को आदि ग्रंथ 
मानता है। इसमें १६०६ सूत हैं। इस आदि ग्रंथ के अतिरिक्त 
यह पंथ श्रीमद्भगवद्गीता ओर श्रीमद्भागवत को भी प्रमाण 
प्रथ मानता है। महानुभाव पंथ के उपयु कत आदि-ग्रथ के 
अलुसार चार युगों के चार अवतार माने जाते हैं। ऋतयुग में 
हंसावतार, जेता में दत्तावतार (दत्त का स्वरूप एकमुखी चतु- 
भ्रुज विष्णु ), द्वापर में द्वारकाधीश श्रीकृष्ण ओर कलियुग में 
श्रीचक्रधर | श्रीचक्रधर के शिष्य उन्हें श्रीकृष्ण का स्वरूप ही 
मानते थे और .शिष्यों के साथ गुरु का वर्ताव भी विलक्षण प्रेम 
का होता था। द 

मद्दानुभाव पंथ में लत्री पुरुष दोनों को संन्यास दीक्षा दी 
जाती थी । स्लरी के रहते पुरुष के समान ही पुरुष के रहते स्ञ्ली को 
भी इस पंथ में संन्यास लेने का अधिकार था। 

कोई दामोद्र पंडित थे उनकी पत्नी हिराम्बा? को पति के 
पहले ही बेराग्य हुआ और उसने श्रीनागदेवाचाये से १३२६ सं० 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ ५६३ 


में संन्यास दीक्षा ली | पति अब भी संसार में अटके पड़े रहे। दो 
वर्ष बाद संन्यासिनी ने अप्रने इन पूर्वे पति को समझा कर चेत 
दिलाया । तब सं० १३३१ में दामोदर पंडित ने भी संन्यास दीक्षा 
ली ओर पहले के पति पत्नी भाई-बहन की तरह रहने लगे । 
इस पंथ के ज्ञोग सं० १४७२० तक काषाय वस्त्र परिधान करते 
थे। पीछे मुसलमानों के जमाने में इन्होंने काले बस्तर पहनना 
प्रारभ किया। काले वस्त्र पहनने के कारण ये “शाहपोश” कह- 
लाने लगे और इन्हें जजिया कर मुझआफ था। अब आज कत्न 
इन काले कपड़ों को त्याग कर फिर काषाय बस्त्र पहनने का 
आंदोलन इन लोगों में चत्न रहा है। 

इस पंथ के ७ ग्रथ मुख्य हैं जो पृष्य माने जाते हैं। 
१--कवीश्वर भास्कर ऋत शिशुपाल वध, २--इन्हीं का एकादश 
स्कंध ( ये दोनों प्रंथ क्रमशः सं० ११३३० और १३३१ में लिखे 
गये ।) ३--दामोद्र पंडित कृत “वत्स-हरण? ( सं० १३२४ ) ४-- 
नरंद्र कवि कृत 'रुक्मिणी स्वयंवरः ( सं० १३४४ ) ५--विद्व- 
नाथ बात्नापुरकर कृत ज्ञानबोध” ( सं० १३८८) ६--रवलो 
व्यास कृत “सद्याद्रि वर्णन ( सं० १३८६ ) और ७--नरोव्यास 
कृत 'ऋद्धिपुर बर्णन! ( सं० १४२० )। ये सभी ग्र'थ मराठी भाषा 
में हैं। पहले तीन ऋष्ण लीला परक हैं और बाकी चार सांप्रदा- 
यिक हैं। 

इनके अलावे महदंबा के कुछ मंगल गीत हैं । महदम्बा नाग- 
देवाचाय की चचेरी बहन थी और इन्हें श्रीचक्रधर से दीक्षा 
मिली थी। इनके दादा गुरु ने एक बार श्रीकृष्ण विवाहोत्सव की 
लीला करायी थी। उसमें मह॒दंबा ने ये मंगज्ञ गीत गाये थे। 
महानुभाव पंथी लोग इन्हें संत मानते हैं और इनका वही मान 
है जो वारकरी भागवत पंथ में जनाबाई का जो इनके समकालीन 


पू६४ भागवत संप्रदाय 


थीं । 'भावे व्यास” नामक एक संत उसी समय और हो गये हैं 
जिन्होंने 'पूजा-अवसर' या श्रीचक्रधर जी की दि्निचर्या नामक 
ग्रंथ लिखा है। ये बड़े ज्ञानी ओर विरक्त थे। 

नागदेवाचाय के शिष्य- केशवराज सूरि के अनेक प्र हैं 
जिनमें सिद्धांत सूत्रनपाठ और 'भूतिं प्रकाश” विशेष प्रसिद्ध हैं । 
'सिद्धांत-खूत्-पाठ? में जैसा हम पहले वर्णन कर चुके हैं श्रीचक्र- 
घर के वचनों का सुव्यवस्थित संग्रह है और 'मूतिप्रकाश? में 
श्रीचक्र4र के रूप गुणों का वणन हे । इस प्रकार मानभाव पंथ 
की साहित्यिक संपत्ति प्राचीन तथा प्रचुर है। इन ग्रथों का अनु- 


शीलन अब दोने लगा है। आशा है कि गहरी 58 करने 
से इनके सिद्धांतों का विशेष परिचय जिज्ञासु जनों को होगा । 


(ग) 
सिद्धांत तथा ग्रंथ 


इस घम के उदय का कारण यह था कि हिंदुओं में बर्ण- 
विद्वंष के कारण हिंदूधम में नाना प्रकार की कुरीतियों ने घर बना 
रखा था। इन्हीं को दूरकर पारस्परिक सहयोग तथा मेत्रीभाव को 
हृढ करने के लिए इस महात्मा पंथ का उदय हुआ। मत के 
अनुयायियों में दो बर्ग हैं-“-( १ ) उपदेशी तथा ( २ ) संन्यास्ति। 
जपदेशी गृहस्थ हैं, वर्ण-्यवस्था मानते हैं । इनकी विवाह शादी 
पंथ के भीतर तथा बाहर सजातीयों में ही हुआ करती है। 
संन्यास की व्यत्रस्था बड़ी उदार है। चक्रधर ने संन्यास 
त्रिवर्णियों के अतिरिक्त शुद्रों तथा स्थियों के लिए भी मान्य बना 
कर अपनी उदारता का परिचय दिया है। सनातनी संनन्‍्यासी 
भगवा वलसल्व धारण करते हैं, परंतु अपनी विशिष्टता बनाये 


महाराष्ट्र का वेष्णव पंथ पद, 


रखने के विचार से और मुसलमानों के विह्वंष से आत्मरक्षण 
की भावना से प्ररित होकर मानभावी संन्यासी काला बत्त्र 
धारण करते हैं। ये मूर्ति बनाकर भगवान्‌ के बिग्रह की पूजा 
नहीं करते, परंतु अपने महात्माओं के जन्म-स्थज्न तथा सिद्धि- 
क्षेत्रों में 'चबूतरा” दाँधते हें । 

सिद्धांत--इनके उपास्य देवता श्रीदत्तात्रय तथा श्रीकृष्ण 
हैं। इनके देवताओं की उपासना से स्पष्ट है कि ये भक्ति के साथ 
योगमार्ग को भी संमित्ित करते थे | इनका सर्वेश्र छठ मान्य ग्रंथ 
भगवदूगीता है जिसके ऊपर चक्रधर से लेकर आज तक इस 
मत के अनुयायी लेखकों ने अपने सिद्धांतानुसार टीकायं लिखी 
हैं। इनकी सिद्धांत-दृष्टि ढेतबाद की है। ये जीव तथा शिव 


को भिन्न तत्त्व मानते हैं | परमेश्वर स्व ' निगु ण॒ तथा निराकार 
होता है. परंतु भक्तों के ऊपर दया से वही सगुण रूप धारण 
करता है। उसकी शक्ति माया है जो जीव को जीवत्व तथा 
निगुण परमेश्वर को सगुणत्व प्रदान करती है। वही जीवों से 
समग्र व्यापारों का विधान कराया करती है । मनुष्य इस शरीर 
में पृषकर्मों के अनुसार फल्न भोगता है और ये फल्ल चार प्रकार 
के होते हैं--स्वगे, नरक, कमंभूमि तथा मोक्ष । सामान्य-रूप से 
ये ही मानभावों के आध्यात्मिक मान्य सिद्धांत हैं । 

आय प्रथ--गीता के अनंतर श्रीकृष्ण के लीलापरक 
भागवत पुराण के दशम तथा एकादश र्कंधों को भीये पूर्ण 
आस्था से मानते हैं। अन्य भ्रंथ मराठी भाषा में ही निबद्ध हैं । 
इनमें सवमान्य 'सिद्धांत सूत्रपौठ? है जिसमें चक्रधर के वचना- 
मतों का संग्रह केशवराज सूरि ने किया है। चक्रधर ने किसी 
अथ की तो रचना नहीं की । उनके मुख से निकले हुए उपदेश 
डी इस पंथ के सबरव हैं जिन्हें “महीन्द्रभट्” ने 'लीज्ाचरित्र 


१६६ भागवत संप्रदाय 


नामक चक्रधर के चरित्र में प्रसंगवश सम्मिलित किया था। 
इन्हीं को अलग पुस्तक के रूप में संग्रह करके इस 'सूत्रपाठ” का 
निर्माण किया गया है। प्रतिदिन “सूत्रपाठ” का पाठ करना 
तथा अनुशीलन करना प्रत्येक मानभावी का परम कतंव्य है । 
इस 'सूत्रपाठ” ग्रथ के ऊपर एक बडा भारी साहित्य संपन्न किया 
गया है। 'पारिमंडल” आम्तायके मूल-पुरुष गोपाल पंडित ने 
इन सूत्रों की 'अन्वय व्यवस्था? लिखी है ( १२४७ शक -+-- 
१३२५ ई० )। परशुराम ने 'प्रकरणवश” नामक ग्रथ सें इन 
सूत्रों के कथन का प्रसंग लिखा है। इसी प्रकार के नाना टीका- 
ग्रथों का प्रथयन इस ग्रथ की महनीयता तथा गूढ़ाथता को 
प्रकट कर रहा है । 


अच तक ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी ( रचनाकाल 
१२१२ शक-१२६० इस्वी ) ही मराठी साहित्य का सर्वप्रथम 
तथा प्राचीन ग्रंथ मानी जाती थी, परंतु पूर्वोक्त ग्रंथों में अधिकांश 
की रचना ज्ञानेश्वर से पूष है। अतः मराठी भाषा तथा साहित्य 
के उदय के लिए इनका महत्त्व अत्यधिक है। व्यावहारिक काय 
में भी मानभावी ग्रृहस्थ शूरवीर तथा कत्तव्यपरायण थे । इन्होंने 
पंजाब जैसे यवन-्रधान देश में अहिंसा का प्रचार किया; काबुल्न 
में हिंदू मंदिर बनाया, जिसका पहला पुजारी नागेंद्रमुनि बीजा- 
पुरकर नामक दक्षिणी ब्राह्मण था; खास महाराष्ट्र में भी मद्यमांस 
के निवारण का प्रयत्न किया । इन्द्रोंने गाज़नी, काबुज्ञ तक मराठी 
भाषा का प्रचार किया। दोस्त मुहम्मद का प्रधान विचारदास, 
ओर कश्मीर के महाराज गुलाब सिंह का सेनापति सरदार भगत 
सुजन राय दोनों मानभावी उपदेशी थे। श्रतः इन्हों ने मराठी 
को घम-भाषा अपने राज्य में बनाया था। आज भी लाहौर में 
बहुत से व्यापारी मानभार्व। हैं, जो अपने खर्च से मानभावी 


मद्दराष्ट्र का वैष्णव पंथ बु६७ 


प्रथों का प्रकाशन भी कर रहे हैं। इस सत के महंत लोग भी 
अब अपने धर्ग्र थों को, जिनकी विपुत्न संख्या आज भी मराठी 
भाषा में विद्यमान है, प्रकाशित करने की ओर अग्नसर दौखते 
हैं । यह मराठी साहित्य के लिए शुभ अवसर है" । 


ली # है 


अफदरआ>७०+० मन लमपलाम नल »-3५५०.५०५+०७ ३५५ ५७५३५७.५५३५५७७७)७५०७७७३॥०७५७५३७०७७७५५५५७५५५७५५३॥५५०५५)५५७०५५५५५५>०७५५५५३७५५३५७७५५००५५७७७४५५५७७७०५०++ ०५ नऊनक नतप-"*4++-3+4.-4408+५+8++५५७७७५५) ७७५ भऊ 3७ क++93७3 343 कप कनन-- न वननन न ननान नि भतन+- “नननन+न नम 3 5 नमन न मनन ना नमनत-3०+++ कक. 


१ द्रष्टव्य देशपांडे का लेख; महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश भाग श्ण | 


पूध्द भागवत संप्रदाय 
र्‌ 


वारकरी पंथ 


महाराष्ट्र में भागवत धम का विपुल प्रचार हैे। समग्र महा- 
राष्ट्र देश का यही मान्य धर्म है। महाराष्ट्र का भागवत घम जो 
वारकरी पंथ के नाम से प्रसिद्ध है पूण रूप से वंदिक है। अपनी 
विशिष्टवाओं से मण्डित हो कर यह सम्प्रदाय वहीं जन्‍्मा, वहीं 
पूनपा, वहीं इसने अपनी शाखाओं का विस्तार किया और अआंज 
भी पूरे देश भर में यह अपनी शीतल स्निग्ध छाया में हजारों 
नर-नारियों को विश्राम देता हुआ उन्हें संसार के शाप तथा 
ताप से मुक्त कर रहा है। समस्त महाराष्ट्रीय संत इसी मत के 
अनुयायी थे। 


(के) 


महाराष्ट्र का यह भागवत संप्रदाय पंढ्रपुर नामक प्रसिद्ध तीथ 
स्थल से संबद्ध है। यहीं पर इंट के ऊपर खड़े विट्ठल्ल जी 
की मूर्ति है, तथा उसके बगल में रुक्मिणी जी की मूति है जो 
यहाँ रुखू माई के नाम से प्रसिद्ध हैं। विट्ठल ऋष्णचंद्र के 
बालरूप हैं। आषाद की शुक्ता एकादशी तथा कार्तिक की शुक्ला 
एकादशी विह्ठल के भावुक भक्त भगवान्‌ की भव्य मूर्ति के दर्शन 
से अपने जन्म तथा जीवन को सफल बनाने के लिये साल में 
कम से कम दो बार पण्ढ्रपुर की यात्रा किया करते हैं। इस 
यात्रा का नाम बारी” और इस पुण्य यात्रा के करने वालों का 
नाम हुआ 'वारकरी!” । इसी कारण यह पंथ वारकरी के नाम से 
प्रसिद्ध है 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ» प६६ 


सुनते हैं कि प्राचीनकाल में महाराष्ट्र में “पुए्डरीक” नामक 
एक बड़े महात्मा हो गये हैं जो पणढरपुर में ही तपस्या करते थे । 
उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जब भगवान्‌ श्यामसुदर बालक 
का सनोरम रूप घारण कर उनके सामने उपस्थित हुए तब भक्त 
ने उनके बेठने के लिए सामने पड़ी हुई इंट रख दी। उसी ईट 
पर भगवान्‌ बालकृष्ण खड़े हो गये और वह मूर्ति उसी बांकी 
मांकी के साथ आज भी खड़ी है। शंकराचाय ने पाण्ड-रद्जाष्ट्रक 
में इनकी स्तुति करते हुये इसी घटमा की ओर संकेत किया है । 


महायोग-पीठे.._ तटे. भीमरशथ्याँ 
वरं पुण्डरीकाय दातु' मुनीन्‍द्र: । 
समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं 
परबह्म-लिट्न भजे पाण्डुरज़म्‌ ॥ 


भक्त-प्रवर ज्ञानदेवने भी विद्वलनाथकी बड़ी ही मनोरम स्तुति 
अपनी ज्ञानेश्वरी में की है-- 


जय जय देव निमंल । निजज्ननालिलमंगल ॥ 


जनम जरा जलद जाल । प्रभंजन ||१॥ 
जय जय देव प्रबल । विदलितामद्गल - कुल्न | 
निगमागस ठुम फल | फल प्रद ॥२॥ 
ज्ञय जय देव निश्चल । चलित चित्तपान तुन्दिल । 
जगदुन्मीलना-विरत ॥केलि - प्रिय ॥३े॥ 
जय जय देव निष्फल । स्फुरदमन्दानंद. बहल । 
नित्य निरस्ताखिलमल । मूलभूत ॥४।| 


बालकृष्णरूपी विट्ठल को तुलसी बहुत ही प्यारी है। 
अतः भक्त लोग गले में तुलसी को माला डालकर पूर्वोक्त एका- 


७० भागवत संप्रदाय 


दशी को ल्ञाखों की संख्या में विह्डलजी के मधुर दशन के लिये 
उपस्थित होते हैं, और जब उनके भक्तिकलित कण्ठ से 'पुण्डरीक 
वरदे हरि विट्ठल' मंत्र की सान्द्रमन्द्र-ध्वनि गगनमंडल को भेदन 
करती हुई निकलती है तब दृश्य शब्दों में बणंन करते 
योग्य नहीं होता । उस समय प्रतीत होता है कि धार्मिकता की 
बाद आ गयी हो। भक्तजनों के मनोमयूर नाचने लगते हैं। 
आनन्द की सरिता उमड़ पड़ती है। दरिशयनी ( आपएषाढ़ी ) 
एकादशी की वारी में सबसे अधिक भीड़ दशनार्थियों की होती 
है। तीन लाख से भी ऊपर भक्तज़न एकत्र होकर भगवान का 
दर्शन करते हैं। इस दृश्य की मानसिक कल्पना भी बारकरी 
संतों के व्यापक प्रभाव को आज भी बतलाने में समथ हो 
सकती है | 


विह्नल शब्द की व्युत्पत्ति 


भगवान्‌ विष्णु विद्चल या विठोबा के नाम से महाराष्ट्र में 
प्रसिद्ध हैं। इस शब्द की व्युत्पत्ति पंडितों ने नाना प्रकार से की 
है। घमसिंधु के लेखक काशीनाथ पाध्य के अनुसार इस शब्द की 
व्युत्पत्ति है:--विदा ज्ञानेन ठान्‌ शुन्यान्‌ लाति गृह्नाति इति विद्ठलः 
अर्थात्‌ ज्ञानशुन्य भोलेभाले अज्ञ जनों को जो अपनाते हैं बही 
विट्ठल हैं। तुकाराम के अनुसार गरुड़ वाहन होने के कारण ही 
विष्णु विठोबा नाम से प्रय्यात हुए ( वि > पक्ती, गरुड़; ठोबा ८ 
वाहन > गरुड़ वाहन ) इसके समर्थन में तुकारामजी के अभड़ 
का यह चरण है:--बीचा केला ठ।वा। म्होणोनि नांव विठोबा ॥ 
काई विद्वान विट्ृलन को विटस्थल्न का अपश्रंश रूप मांनते हैं। 
विटस्थल का अ्रथ हैं इंट पर खड़ा होनेबाला परंतु भाषाविज्ञान 


मदाराष्ट्र का वैष्णव पंथ भू ७१ 


के आधार पर विठोबा विष्णु का ही अपभ्रश है। विष्णु का 
ही प्राकृत रूप हुआ विठु जिसमें प्रमसूचक “ह्ञ? प्रत्यय तथा 
आदरसुचक “बा? प्रत्यय जोड़ने से ही क्रमशः विद्वन्न तथा 
घिठोबा शब्द निष्पन्न होते हैं । शब्द के घात्वथ में भत्ते ही 
मतभेद हो, परन्तु इतना तो निश्चित है कि विठोबा कहने से 
पण्ढरी में ईंट पर खड़े भगवान श्रोकृष्ण का ही ध्यान होता है| 
भगवान के बगल में पास द्वी श्रीरक्मिणीज्ञी विराजमान हैं 
जिनको भक्त लोग 'रखूमाई' के नाम से पुकारते हैं । 

वारकरी-पंथ 'मालकरी-पंथ' अथवा 'सागवत-पंथ” के नाम 
से प्रसिद्ध है। वारकरी का मुख्य बाहरी चिन्ह है तुलसी की 
माला का धारण | जिस प्रकार बिना यज्ञोपवीत के ब्राह्मण की 
कल्पना असंभव है उसी प्रकार ऋष्ण की प्रिय तुलली की माल्ता 
बिना धारण किये कृष्ण-भक्त वारकरी की सत्ता असिद्ध है। 
तुलसी की माला का इस संप्रदाय में अत्यधिक महत्त्व होने के 
कारण ही यह पंथ मालकरी भी कहल्ञाता है | 

बारकरी भागवत-घर्मे का पूर्ण अनुयायी है । इसका पांचरात्र 
सिद्धांत के साथ स्पष्ट भेद होने पर भी विट्ठलल की उपासना तथा 
भक्ति की मुख्यता के कारण यह निस्संदेह भागवत-धम है। 
बारकरी-पंथ चतुव्यूह के सिद्धांत को बिलकुल ही नहीं मानता। 
अद्वत ज्ञान के साथ भक्ति का मंजुल संमित्नन वारकरी-पंथ का 
वेशिष्य्य है। इस पंथ के उपास्य देवता श्री पांड्रंग हैं. जो श्री 
कृष्ण के ही बात्न-रूप माने जाते हैं और इसी लिए पराढरपुर 
दक्षिण द्वारिका के नाम से प्रसिद्ध है-- 

पावन पांडरंगज्िति | जे कां दक्षिण द्वारावती | 
जेथ बिराजे श्री विद्वलमूतिं | नासें गजती पंढरी ॥ 
( श्री एकनाथ भागवत २९| २४३ ) 


पू७र भागवत संप्रदाय 


इस पंथ के मान्य ग्रंथ हैं भागवत और भ्रगवद्गीता। 
भागवत के एकादश स्कंध के ऊपर श्री एकनाथ ने ओबी 
छंदोबद्ध मराठी टीका लिखी है। वद् नाथ भागवत के नाम 
से प्रसिद्ध है। इस प्रथ की पूर्ण मान्यता इस संप्रदाय में है। 
यह संप्रदाय अपना आदश यही मानता दै कि अपने ख्री, पुत्र, 
घरबार, यहाँ तक कि अपने प्रिय प्राणों को भी भगवान्‌ के 
चरणारविंद में अपण कर दे तथा भगवान्‌ के नाम का कीतेन - 
करता हुआ अपने जीवन को बितावे)। भागवत-धम का भी 
यही पूर्ण लक्ष्य है। अतः वारकरी सत को भागवत-संप्रदाय के 
अंतगंत मानना नितांत उपयुक्त है। 


(ख) 
पंथ का उदय 


इस संप्रदाय का उदय कब हुआ, इस विषय में विद्वानों के 
भिन्न भिन्न मत हैं। साधारण विद्वानों की यह मान्यता है कि 
ज्ञानदेव ने तेरहरी शताब्दी में इस पंथ का आरंभ किया। यह 
सिद्धांत ठीक नहीं, क्योंकि यह संभवतः बहिणा बाई नामक 
तुकाराम की शिष्याके एक प्रसिद्ध श्रभंग के ऊपर आधारित है-- 

संत कृपा झाली | इमारत फला आली | १ ॥ 

ज्ञानदेव रचिला पाया । रचियेलें देवालय ॥ २ ॥ 

नामा तयाचा किंकर। तेणें केला हा विस्तार ॥ ३ ॥ 





१--दारासुतग्रहप्राण, करावे भगवंतासी अपरण । 
है भागवतधम पूर्ण, मुख्यत्वें भजन या नांव ॥ 
[ नाथ-भागवत २।२६१ ] 


महाराष्ट्र का बैष्णव पंथ पूरे 


जनादन एकनाथ । ध्वज उभारिला भागवत ॥ ४ ॥ 
. भजन करा सावकाश । तुका राला से कलश ॥ ५ | 


इस अभंग में बारकरी मंदिर के निर्माण का बड़ा ही 
आलंकारिक वणन है जो इतिहास की प्रसिद्ध घटनाओं से विरोध 
नही खाता । परंतु यहाँ ज्ञानदेव के द्वारा पाया रखने का मतलब 
यह नहीं है कि उन्होंने ही इस मत का प्रारंभ किया। सच्ची 
बात तो यह है कि ज्ञानदेव के पू् ही इस संप्रदाय के भक्त 
लोगों की सत्ता थी परंतु ये इधर उधर बिखरे हुए थे। इन सबों 
को एक सूत्र में संगठित कर पंथ को सुव्यवस्था देने का श्लाघनीय 
उद्योग ज्ञानेश्वर ने किया ओर इसीलिए वे इस संग्रदाय के 

न्‍य आचाय हैं । 

पुएडलीक भक्त के काल का अभी तक ठीक निणेय नहीं हो 
सका जिससे इस पंथ के उद्गम का काल निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता । इतना तो निश्चित है कि पर्ढ्रपुर में बिट्ठुल् 
जी के आविर्भाव का संबंध भक्त पुण्डलीक से है। जिस प्रकार 
प्रद्मद के ज्िण भगवान्‌ ने नरसिंह का रूप धारण किया, उस्री 
प्रकार पितुभक्त पुंडन्नीकके लिए द्वारिकाधीश श्रीकृष्णने विट्ठन्न का 
रूप धारण किया" । इस घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण वारकरी, भक्तों 
के शांति वाक्य से भी लगता है। ये भक्त विट्ठ॒ल्न की यात्रा 
करते समय 'पुंडलीक वरदा हरिविट्ठज्ञ” का जय घोष करते हैं। 


१ पुंडलीकाच्या भावार्था | गोकुल्ीहुनीं जात्ना येता। 
निज प्रेम भक्ति भक्तां | ध्या ज्या आता म्हणतसे ॥ 
( श्री शानदेव अ्रभंग १८४ सकत्न संतगाया ) 


७४ भागवत संप्रदाय 


ज्ञानेश्वरी में श्री ज्ञानेश्वर जी ने विद्धज्षकी की मूर्ति की ओर 
स्पष्ट संकेत किया है। विइल जी के मस्तक के ऊपर शिवलिंग 
विद्यमान है, इस बात का उल्लेख उन्होंने स्पष्ट शब्दों में किया 
है? । इतना तो निश्चित है कि ज्ञानेश्वर से भी पूर्वे उनके जन्म- 
स्थान आल्ंदी में विद्वल्-भक्ति का बहुत प्रचार था । हरिहरेंद्र 
स्वामी के मठ में १२०६ ई० का एक शिलालेख है जो ज्ञानेश्वर के 
जन्म से लगभग ७० वर्ष पूव का है। यहाँ समाधि के ऊपर 
विह्ल और रक्मिणी दोनों की मूर्तियाँ पत्थर पर खुदी हुई हैं। 
विट्ठल्न संप्रदाय का यह खबसे प्राचीन निर्देश है जिससे पता 
चल्नता है कि ज्ञानदेव के जन्म-स्थान आल्ंदी में विद्ठुल्ल की उपा- 
सना तथा भक्ति का विपुल प्रचार था। इस प्रकार हम कह 
सकते हैं कि बारह शतक में अर्थात्‌ ज्ञानेश्वर के जन्म से एक सौ 
वष पूर्व इस मत का उदय महाराष्ट्र में हो चुका था । 

पांडरंग की उपासना से इस संप्रदाय का इतना अधिक संबंध 
है कि उसके द्वारा मत के आविर्भाव-काल का निर्णय भत्जी-माँति 
किया जा सकता है। परंतु अभी तक पांडरंग के आविर्भाव-काल 
काही निम्थय नहीं हुआ दे। अवश्य ही शंकराचाय ने अपने 
पांड्रंगाष्टक स्तोत्र में पुएडरीक के लिए पांडरंग के आविर्भाव का 
संकेत किया है* | यदि यह स्तोत्र आद्य शंकराचार्य की रचना 
दो तो पांडरंग का आविर्भाव सप्तम शतक से पूर्व माना ज्ञा 
सकता है। परंतु इस स्तोत्र के आदि शंकराचार्य की कृति होने 





१ शनेश्वरी अ्रध्याय १९ पद्य २१४-२ १८. 
२. महायोगपीठे ते भीमर्थ्यां वरं पुण्डरीकाय दातु मुनीन्‍्द्रें: । 
समागत्य तिष्ठन्तमानंदकंद पर्रह्मलिंग मजे. पांडरंगम्‌ ॥ 
--( पाण्डरंगाष्टक ) 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ भू छेभ 


में आलोचकों को अभी तक संदेह बना हुआ है। सन्‌ १२४६ ई० 
के एक ताम्रलेख से पता चलत्नता है कि देवगिरि के यादववंशी 
नरेश 'ऋष्ण? के सेनापति ने बेलगाँव जिले के अंतगत पवित्रस्थान 
'पौण्डरीकः क्षेत्रकों दान दिया था। इस ज्षेत्रकी स्थिति भीमरथी 
नदी की तीर पर बतलाई गई है जिससे वर्तमान समय में 
भीमनदो पर बसे हुए पंढरपुर का एकोकरण इस स्थान से किया 
जाता है। 'पॉडरीक' शब्द को पुरडरीक से बना हुआ मान कर 
उस भक्त शिरोमणि का समय तेरहवीं शताब्दी के पूव ही सम- 
मना चाहिये। 

ऐसी परिस्थितियों में जब न तो भ्रक्तवर पुण्डरीक का ही 
काल निश्चयरूप से निर्णात हो सका है, और न पांडुरंग के ही 
 आविशभाव का परिचय हमें प्राप्त है तब हम यही कद् सकते हैं कि 
लगभग हजार वष से वारकरी संप्रदाय का प्रचलन महाराष्ट्र में 
है तथा तबसे कार्तिक और आपषाढ़ की शुक्ला एकादशी को 
वारकरी भक्त श्री विट्ठल की यात्रा भक्तिनिष्ठ हृदय से करते आते 
हैं। इससे अधिक निश्चयात्मक रूप से इस मत के आविर्भाव के 
विषय सें कुछ नहीं कहा जा सकता | 


(ग॒) 
संग्रदाय का अभ्युद्य 


वारकरी संप्रदाय की उत्पत्ति तथा पंढरपुर में श्री विट्ठज्न की 
उपासना तो १३ शतक से अर्थात्‌ ज्ञानदेव महाराज के समय से 
प्राचीन है; इसका निर्शय ऐतिहासिक साधनों द्वारा ऊपर किया 
गया दे। परंतु इस संप्रदाय को व्यवस्थित, सुगठित तथा 
अतिष्ठित करने का श्रय श्री ज्ञानदेवज्ी को है। कष्णभक्ति के 


प्‌ ७६ भागवत संप्रदाय 


प्रचार के निमित्त ज्ञानदेव ने अपने आता निवृत्तिनाथ तथा सोपान 
देव तथा भगिनी मुक्ताबाई के सहयोग से जो महनीय फाये 
संपादित किया उसके कारण आज भी महाराष्ट्र प्रांत में अद्वेतवाद 
के साथ. क्ृष्णभक्ति का मनोरमः सामझस्य प्रस्तुत दीखता है। 
प्रेसिद्धि है कि इनके पिता. विद्ठलपंत संन्यासघम में दीक्षित हो 
गये, परंतु अपने गुरु रामानंद स्वामी के वरदान-प्रयुक्त अत्या- 
अह से फिर संसार में प्रवृत्त हुए । इन्हीं की पूर्वोक्त चार संतानें 
हुईं। निवृत्तिनाथ का जन्म सं० १३३० में, ज्ञानेश्वर महाराज का 
सं० १३३२ में, सोपानदेव का सं० १३१३४ में तथा मुक्ताबाई का 
सं० १३३६ में हुआ था । इन चारों पुरुषों को चतुर्विध मोक्ष 
झथवा चतुविध पुरुषाथ का ही अवतार मानना न्यायसंगत 
होगा | इन लोगों की गुरुपरपरा नाथ-संप्रदाय के आचार्यों से 
संबद्ध मानी जाती है । गारखनाथ के शिष्य गेनीनाथ ने निशृत्ति- 
नाथ को रवयं॑ कष्णभक्ति की दीक्षा दी थी ओऔओर निवृत्ति ने फिर 
अपने दोनों अनुजों तथा भगिनी को स्वयं दीज्षा देकर अध्यात्म- 
साग. का पथिक बनाया था। निवृत्षिनाथ का कथन है" 
प्राणियों का उद्धार जो कुछ है वह सब श्रीधर है। वह कमे- 
सहित ब्रह्म साक्षात्‌ श्री ऋष्णमूर्ति हे। वह रूप इस भूमंडल पर 
बह पांडरंग रूप हे जो पुण्डलीक के निर्धार से यहाँ 
खड़ा है । 


निवृत्ति की शिक्षा में योग के साथ भक्ति का मंजुल्न 
मिश्रण था। संन्यासी की संतान होने के कारण इन चारों को 


१ प्राणिया उद्धार सब हा श्रीधर | बह्म हैं साचार कृष्णमूर्ती । 
तें रूप भीवर पाण्डुरंग खरे | पुण्डलीक निर्धारे उभे असे ॥ 









५३ (५ ।१॥ 
है 
ह 


५ हे 

ई#शीपकं पती ऑफ 00 “3 ५ «० ककआत विश ५, 

डे /॥8 जी ँ 0080४ नह न पं 2 क्र हि हि 

हि कस 022 सी हा 20" 22 
५ और 2 आर है, के ह हे ; 






बी] 














!] 

023... 
/] 0४ 0॥॥ 
है, 4.०० 








रे 6 



















“40.०, 


|! ४ | 


४ 
(2 


' 









।0५.०॥॥। *॥ 


की 
2; 








महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ पू ७७ 


ब्राह्मणों के हाथ तिरस्कार और अनादर सहना पड़ा था, परंतु 
ज्ञानरेव अलोकिक सहज सिद्ध योगी थे। पैठण के ब्राह्मणों के 
आश्वय की सीमा न रही, जब उन लोगों ने भैसे के मुंह से, 
जिस पर ज्ञानदेव ने अपना हाथ रख दिया था, ऋक्‌ू, यजु और 
साम के मंत्रों को विधिवत्‌ उच्चारित होते सुना । तब इनकी अलौ- 
किऋता का पता लोगों को चत्ना ओर वे इनफ्रे वास्तव रूप से 
परिचित हो गये । इनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि उस समय के: 
यशस्वी योगी चांगदेव को अपनी हार मान कर ज्ञानेश्वर के शरण 
आनी पड़ी । २२ वर्ष की अवस्था में इन्होंने जीवित समाधि ली 
ओर उसके एक साल्न के भीतर ही इनके भाई तथा बहिन भी 
एक एक करके इस घराधाम से चलते गये । 


इनके ये प्रथ प्रसिद्ध हं--( १ ) भावार्थदीपिका-गीता की 
नितांत मौलिक ओबी छंद में निबद्ध व्याख्या जो ज्ञानेश्वरी? के 
नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी सुंदर गूढाथे-संपत्न आध्यात्मिक व्याख्या 
की रचना अपने उम्र के १५ वें बष में ही उन्होंने की ( शक 
१२१२ )। (२ ) अम्उतानुभव--अध्यात्म के सुंदर उपदेश । 
(३ ) हरिपाठ (४ ) चांगदेव पासष्टी--चांगदेव को दिये गये 
उपदेशों का विवरण | (४) योगवासिष्ठ टीका (६) इतर 
अमंग । इन में अभंगों की भाषा अपेक्षाकृत सरत्त है। ज्ञानेश्वरी 
मराठी स्राहित्य के आरंभिक युग का महनीय ग्रंथ है जिसमें 
कमनीय उपसा तथा रमणीय रूपकों के द्वारा अध्यात्म के तस्तवों 
का बोधगम्य विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार २२ 
वर्षों की अल्प आयु में अद्भुत सिद्धि दिखलाने वाले व्यक्ति को 
यदि संत लोग विष्णु का ग्यारहवाँ अवतार मानते हैं, तो क्या 
आश्चय ९ 
बे क 


पू ज्थ भागवत संप्रदाय 


(२) नामदेव ज्ञानेश्वर के ही समकालीन थे ओर अपनी भक्ति- 
भावना के कारण अपने समय में द्वी मद्दाराष्ट्र के बाहर भी पर्याप्त 
रूप से विख्यात हो चुके थे । इनके पिता का नाम द्ामा सेठ था। 
आर इनकी परंपरा से दर्जी की ब्ृत्ति थी। अधिकतर पर्दूरपुर 
में ही विठोवा की उपासना करते हुए दिन बिताते थे। इनका 
परिवार भी बड़ा लंबा चौोड़ा था परंतु गृह में आर्साक्त इनकी 
कभी नहीं हुई । पण्ढरपुर में ही ज्ञानदेव के साथ इनका मिलन 
हुआ और दोनों में खूब गाढ़ी मैत्री हुई। ज्ञानदेव की समाधि 
के अनंतर नामदेव तीथयात्रा के लिये उत्तर भारत में आये 
और मथुरा बूंदावन में भगवान्‌ श्री ऋष्ण के लोला-स्थल्ञों का 
दर्शन कर ये पंजाब की ओर निकल गये ओर पंजाब में इन्होंने 
भगवज्ञाम का खूब प्रचार किया । गुरु ग्रंथ साहब में इनके ६० 
से भी अधिक पद में संग्रहीत मिलते हैं। महाराष्ट्र में इनके 
मनोहर अभंग जैसे सत्र प्रिय हुये उसी प्रकार पंजाब में भी 
उनकी मधुर वानियाँ गायी जाने लगीं । 


नामदेव ने मरी हुयी गाय को जिल्लाया था इस प्रसद्ज का 
बड़ा सुंदर वर्णन ग्रंथ-साहब में उपलब्ध होता है; । नामदेव १८ 
वष तक पंजाब में रहे और पीछे परण्ढरपुर लौट आये ओर 
यहीं विद्वन्न मंदिर के द्वार की सीढ़ी पर अस्सी वर्ण को 
दीघ स्म्रसें इन्होंने सं० १४०७ वि० ( १३५० ० ) में अपना 
शरीर त्यागा | नामदेव के पदों से उनके हृदय की शुद्धता, दीनता, 
आत्मसमपंण की भावना भत्नी भाँति प्रकट होती है। इन्होंने 
भक्ति के राज्य में जाति पांति का कोई भी बंधन नहीं माना।. 
सगुण मक्ति के साथ साथ निगुण भक्ति के आद्य प्रवर्तंक द्वोने 
का श्रय नामदेव को ही दिया जाता है। इस विषय में इनकी 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ भू ७8 


कर 


तुलना कबीरदास जी के साथ की जा सकती है। कबीर की 
बानियों के समान ही बासदेब के अभंग महाराष्ट्र जनता में भक्ति 
तथा ज्ञान के प्रचारक हैं तथा दम्भ और बनावटी धार्मिक आड्डं- 
 बर के कट्टर विरोधी हैं। इन्होंने हिंदी में भी विशेष कविता 
की है | नाभादास जी ने इनके अल्ोकिक चरित्र का वर्णन इन 
छप्पय में किया है-- 


बाल दुसा बिद्ल्त पावन जाके पय पीयो 
सतक गऊ जिवाय परचो असुरनि को दीयो 
सेज सल्िल ते काढि पहिले जैसी ही होती 
देवल उलटो देखि सकुचि रहे सबहि सोती 
पंढरिनाथ कृति अनुगत्यो छानि सुकर छाई दासकी 
नामदेव प्रतिज्ञा निबही ज्यों त्रता नरहरिदास की || 


ज्ञानेश्वर--नामदेव का युग महाराष्ट्र के भागवत संप्रदाय के 
इतिहास में स्वसेयुग माना जाता हे। इस युग में समग्र प्रदेश 
दत्त भक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया । भक्ति का व्यापक 
प्रभाव समाज के निम्नतम स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक सत्र 
जा गरूक द्वो रहा था। जिस प्रकार ब्राह्मण-कुज् में भगवदू-भक्तों 
का जन्म हुआ उसी भ्रकार महार जैसे कुल में भी भक्ति से 
समुज्ज्वल द्व्य आत्माओं का आविभोव सम्पन्न हुआ | पुरुषों 
में द्वी नहीं, प्रत्युत श्री जाति में भी भक्त आत्माओं का प्रादुर्भाव 
हुआ । प्रतीत होता था कि भक्ति के इस उत्थान-काल में भगवान्‌ 
ने अपनी विभूतियों का वितरण समाज के छित साधन के लिए 
समभाव से कर रखा है। विस्रोवा खेचर जेसे योगी, गोरा 
कुम्दार, सांवता माली, चोखा मेला ( महार ), सेना नाई, तरहरि 


पूट० भागवत संप्रदाय 


सोनार जैसे त्राह्यगेतर संत, जनाबाई जैसी भक्त दासी, कान्हू- 
: पात्रा जैसी वेश्या, सखूबाई जेसी साध्वी का अभ्युदय तथा 
पवित्र चरित्र किसी भी आलोचक को इस निष्कष पर पहुँचाये 
बिना नहीं रह सकता कि इस युग के महाराष्ट्र के वातावरण में 
ही भगवान की दिव्यकत्ला भक्ति के रूप में सवत्र द्योतिक 
हो रही थी | 


एकनाथ 


इस युग के लगभग सौ वर्ष के अनंतर महाराष्ट्र भागवत 
घरम के ऊपर अपनी दिव्य पताका फहरानेवाले भक्तराज 
श्री एकनाथ महाराज का उदय हुआ । इनका जनन्‍्स सं० १४६० 
वि० ( १५३३ ३० ) के आसपास हुआ था। मूलनक्षत्र में जन्म 
लेने के कारण इनके माता-पिता जनमते ही मर गये । 


इनका जन्म एक उदत्त वष्णव ब्राह्मण कुल में हुआ था 
जहाँ विद्ठल भक्ति की परंपरा जागरूक रूप से विद्यमान थी। 
इनके प्रपितामह भाजुदास अपने समय के एक बड़े भारी वेष्णव 
संत थे। इन्हों ने विद्ुन्न जी की मूर्ति का पुनरुद्धार कर बारकरीः 
भक्तों के साथ बड़ा भारी उपकार किया था। कहा जाता है कि 
विजयनगर के विख्यात मद्दाराज कृष्णराय एक बार विद्ल्ल के 
दशन से इतने प्रभावित हुए कि वे इस मूर्ति को अपनी राजधानी 
अनागोंदी ले गये और वहीं राजसी बेभव के साथ रखा। 
इधर वारकरी भक्तों को बिना विद्ठल के पंढरपुर का मंद्रि सूना 
लगता था। भानुदासजी ने अपनी भक्ति के प्रभाव से कृष्णुराय 
को अनुकूल बनाया ओर ये सूर्ति को पुनः पंढरपुर ला कर भक्तों 
के विपुल यश के भाजन बने। अत: इन्हीं भानुदास के प्रपौत्र 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ प्द्श 


एकनाथ जी के हृदय में भक्ति की तीत्र भावना के डद॒य होने से 
हमें आश्रय नहीं होता । 

किसी आकाशवाणी को सुनकर ये देवगढ़ के निवासी 
जनादन स्वामी को अपना गुरु बनाने के लिए सं० १६०२ सें 
पहुँचे । जनादंन स्वामी उस समय गुरु दत्तान्नय के बड़े मारी 
उपासक थे ओर सिद्ध पुरुष माने ज्ञाते थे। इन्हीं के संपक में 
आकर एकताथ ने मंत्र दीक्षा ली और घोर तपस्‍्या की । तपस्या 
में सिद्धि ज्ञाभ कर इन्होंने भारत के तीथों की यात्रा की | तदनंतर 
ये अपने जन्म-स्थान पेठन लौट आये और गुरु की आज्ञा से 
गृहस्थ आश्रम में दीक्षित हुये । ग्रृहस्थ के जीवन को. परोपकार 
के निमित्त बिताना, साधु संतों की सेबा, भगवान्‌ की पूजा अर्चा 
भागवत तथा ज्ञानेश्वरी जैछे धम ग्रथों का प्रवचन-इनके नित्य 
की दिनचर्या थी। य क्षमा, त्याग, दया तथा संतोष के जीवित 
मूर्ति थे । इनके विषय में नाना प्रकार की अलौकिक घदनायं 
सुनी जाती हैं। इनका स्वश्र छ ग्रथ भागवत एकादश स्कंघ की 
अति विस्तृत छंदोमयी व्याख्या जो भक्तों में 'नाथभागवत? के 
नाम से प्रसिद्ध है । भगवद्धक्ति के विशद विवेचन तथा भगवान्‌ 
की अलोकिक लीलाओं के वन में “नाथ भागवतः मराठी 
साहित्य में एक अद्वितीय ग्रंथरत्न दे जिसकी प्रभा आज उतनी हो 
शीतल तथा अम्त्ञान है जिस प्रकार वह उस थुग में थी। इसके 
अतिरिक्त 'रक्मिणी स्वयंचर” तथा भावाथे रामायण! इनके मान्य 
तथा मौलिक ग्रथ हैं जिनमें अध्यात्म पक्त में अद्वेत तथा भ्रक्तत 
का मनोरम विवेचन बड़ी ही सुबोध भाषा तथा चित्ताकषक शैज्ञी 
में किया गया है। इस प्रकार आदशे भक्त का जीवन बिताकर 
सं० १६५६ ( १६०० इ०) में एकनाथ ने गोदावरी के तट पर 
अपना शरीर छोड़ा । 


पू८र भागवत संप्रदाय 


तुकाराम 


तुकाराम--बारकरी संप्रदाय को श्रपने धअभंगों के द्वारा 
लोकप्रिय बनाने का समस्त श्रय श्री तुकाराम मद्दाराज को है 
जिनका जन्म एकनाथ को मृत्यु के ग्यारहर्वें साल पूनाप्रांत के 
देह नामक ग्राम में भगवदु-भकक्‍तों के एक पवित्र कुल में सं० १६६५ 
वि० में हुआ | इनके माता पिता का नाम था--कनकाबाई और 
बोलोजी । क्ड़कपन में ही इनकी दो शादियाँ कर दी गयी थीं । 
इनके दो भाई ओर भी थे, पिता ने बड़े भाई के ऊपर अपने 
व्यापार की देखरेख का भार रखा, पर उनकी असावधानी से 
सारा व्यापार चौपट हो गया। तुकाराम को इसके कारण से 
बहुत ही कष्ट मेलने पड़े । पारिवारिक प्रपंचोंकी आग में तुकाराम 
का वेराग्य-कंचन खरा उतरा | गृहस्थी से मुख मोड़कर इन्होंने 
भगवान से नाता जोड़ा। नाथ-भागवत का पारायण 
करते ओर भगवान्‌ के नामस्मरण में अपना दिन बिताते | सक्ति 
की प्रखरता के कारण इनके मुख से अभंगों की घारा त्गातार 
बहती । धार्मिक जगत्‌ में इनके प्रभाव को देखकर रामेश्वर भट्ट 
नामक ब्राह्मण इनसे बहुत ही द्ंघ करने लगा और उसकी शअआज्ञा 
से तुकाराम ने अपने अभंगों की पुस्तक को इंद्रायणी के दह में 
डुबा दिया। परंतु भगवत्‌कृपा से वह पुस्तक डूबने से बच गई । 
तुकाराम को पांडुरंग भगवान्‌ का दिव्य दशन भी प्राप्त हुआ 
और इनके द्वेषी रामेश्वर भट्ट भी उनकी शरण में आए। ये शुद्ध 
जाति के थे ओर ब्राह्मणों को साज्ञात्‌ देवता समझकर प्रणाम 
किया करते थे। छत्नपति शिवाज्ञी भी इनके नितांत भक्त अलु- 
गामी थे। शिवाजी इन्हें अपना गुरु बनाना चाहते थे। परंतु 
इन्होंने ही शिवाजी को रामदास स्वामी से मंत्र दीक्षा लेने का 


महाराष्ट्र का वैष्ण॒व पंथ पूथ्३ 


उपदेश दिया। सं० १७०६ बि० [ १६५० ई० ] में देहावसान हो 
गया। तुकाराम के अभंग मराठी साहित्य के रत्न हैं. तथा भक्त 
जनों के जीवनाधायक और स्फूर्तिदायक संबल हैं | 


प्रसिद्ध संत 

संतनाम काल : शक समाधिस्थान 
निवृत्तिनाथ ११६४-१२१६ . उ्यंवकेश्वर 
ज्ञानेश्वर महाराज ११६७-१२१८ आल्ंदी 
सोपानदेव ११६६-१२१८ सासवड 
मुक्ताबाई « «»« १२०१-१५१६  एदलाबाद 
विसोबा खेचर . «*« ,. १२३१ फ 

नामदेव «,. « ११६२-१२७२  पंढरपुर 
गोराकुंभार « « ११८६-१२३६  तेर 

सावंता साली « « ' १२१७. अरखसेंडी 
नरहरी खोनार . १२३४५ पंढरपुर 
चोखा मेला « «* १२६०. पंढरपुर 
जगमित्र नागा « १२४५९ परली ( बेजनाथ ) 
कूम दास ् १२४५३ लखल 
जनाबाई 5.५ +ऊ पंढरपुर 
चांगदेव ७ १२२७ पुणतांबे 
'सानुदास - १३७०... पेठण 
एकनाथ , « १४७०-१४५२१ पेठण 
-राघव चैतन्य « »,«.. ओतूर 

केशव चेतन्य «.. « १३६३ गुलवर्गो 


तुकाराम. « + १७७२ देहू 


पूटर८ भागवत संप्रदाय 


निन्नोवा राय -. हक पिंपलनेर 
शंकर स्वामी . ४: 2६ शिरूर 
मल्त्ाप्पा ७. 03३ आलंदी 
मुकुद्राज . : री आंबे 
कान्होपात्रा . - 2. ५ पंढरपुर 
जोगा परनंद  : 5 बार्शी" 


ये सब संत महात्मा क्ृष्णभक्ति के प्रसारक हुए। इन में 

बड़ा-छडोटा कहना अपराध है। फिर भी इन में से चार 
महात्माओं ने कृष्ण-भक्ति के देवालय को महाराष्ट्र में बनाया 
ओर सजाया । पंथ को उत्पत्ति का पता नहीं, परंतु ज्ञानदेव 
महाराज ने इस मंदिर का पाया '्षानेश्वरी? के द्वारा खड़ा किया; 
नामदेव ने अपने भजनों से इस का विस्तार किया; एकनाथ 
महाराज ने अपने भागवत? की पताका फहराई और तुकाराम 
महाराज ने अपने अभंगों की रचना कर इस के ऊपर कलश 
_स्थापन किया। तुकाराम की शिष्या बहिणाबाई ने अपने 
निम्नलिखित अभंगों में इसी बात को कितने सरल शब्दों में 
कहा है 

संत कृपा माली। 

इमारत फला आली ||१॥ 

ज्ञानदेवं रचिला पाया। 

रचियेलें... देवालया ॥२॥ 

नामा तया चा किंकर। 

तेणें केला हा विस्तार ॥३॥ 


पान कतन-ननकनन ननानानानिनकनानननाननन-+- ० *५१ ० 


१ यह सूची प्रोफेसर शंकर धामन दांडेकर के लेख ( “महाराष्ट्रीय 
जशञानकोशके भाग २०, प्ृ० १७६ ) से यहां उद्धृत को गई है । 





अत लननकलननक न फलनलोान्‍ममत्काणमका3क ५६००, 


महाराष्ट्र का वेष्णव पंथ पद 


जनादन एकनाथ | 
ध्वज उभारिला भागवत ॥४॥ 
भजन करा सावकाश । 
तुका राला से कलश ॥५॥ 


वारकरी मत के चार उपसम्प्रदाय 


वारकरी मत के चार संप्रदाय माने जाते हैं) --- 


(१) चेत्तन्य, (२) स्वरूप, (३) आनंद, (४) 
प्रकाश । 


(१ ) चैतन्य--इस संप्रदाय के दो भेद हैं। पहले में “राम 
कृष्ण हरि! यह ६ अक्षरों का मंत्र मान्य है तथा दूसरे में “डें» 
नमो भगवते वासुददेवाय' यह द्वादशाक्षर मंत्र मान्य है। श्री निल्ो- 
बाराय के अनुसार प्रथम चैतन्य मत के आदि प्रवतंक श्री महा- 
विष्णु हैं जिन्होंने हंसरूप धारण करने वाले ब्रह्मा को चतुम्छोकी 
भागवत का उपदेश दिया। ब्रह्मा ने नारद जी को ओर उन्होंने 
व्यासज्ञी को इस मत का उपदेश दिया । व्यास जी ने रूपा कर के 
राघव चेतन्य नामक संत को इस मत में दीक्षित किया जिसकी 
समाधि कल्याण गुल्लबर्गा के पास आज़ भी विद्यमान है। इनके 
शिष्य हुए केशव चैतन्य और आगे चलकर तुकारास ने इस 
चैतन्य मत की शाखा को अ्रपने उपदशों से लोकप्रिय तथा 
व्यापक बनोया । चेतन्य-सत के दूसरे उप-संप्रदाय की गुरु परंपरा 
इस प्रकार है-- 


१ द्रष्टव्य-महाराष्ट्रीय शान-कोश भाग २०, पृ० १७०--७१ 


पष्प६्‌ मागवत संप्रदाय 
आदिनाथ 
मच्छिन्द्रनाथ 
गोरखनाथ 
गहिनीनाथ 
निवृत्तिनाथ 


ज्ञानेश्वर 


यही गुरु-परंपरा ज्ञानदेव ने अपनी ज्ञानेश्वरी के अंत में 
दी है जिससे स्पष्ट है कि ज्ञानेश्वर महाराज इसी चैतन्य शाखा 
के अंतगत थे | आजकल्ञष बहुत से बारकरी संप्रदाय चेतनन्‍्य मत 
के ही अंतर्गत हैं । 


(२ ) स्वरूप सम्प्रदाय--इस संप्रदाय का मान्य मंत्र यह 
त्रयोदशाक्षर मंत्र हे--श्रीराम जय राम जय जय राम | इसमें 
भी दो उपसंप्रदाय हें“--( १ ) रामानुजी जो अपने माथे पर 
ताल रंग का तिज्षक लगाते हें। तथा (२) रामानन्दी जो अपने 
माथे पर सफेद रंग का तित्षक लगाते हैं। रामदासी लोगों का 
समावेश इसी द्वितीय रामानन्दी मत के अंतगंत है । 

(३) आनन्द सम्प्रदाय--इस संप्रदाय का मलमंत्र राम 
अथवा श्री राम है। इसके अंतगंत नारद, वालमीकि, रामानंद, 
कबीर सेनानायी आदि भक्त माने जाते हैं । 

( ४) प्रकाश सम्प्रदाय --इसका मंत्र है--नमो नारायण। 
इस्र संप्रदाय के अनुसार इसके मूल पुरुष निगु ण त्रह्म से उत्पन्न 


महाराष्ट्र का वेष्ण॒व पंथ पूछ 


होनेवाले नारायण ही हैं। उनके बाद की शिष्य परंपरा इस 
प्रकार है :-- 

आदिनारायण--> ब्रह्मा--> अवि-->2 दत्तात्नेय-->- 
(१) सहस्राजु न (२) यहु (३ ) जनादन-- 2 एकनाथ। 


(घ) 
मत के सिद्धांत 


(१) विद्वुल्ल-वारकरी मत में सर्वेश्रेष्ठ देवता पंढरीनाथ 
हैं जो बालकृष्ण के ही रूप हैं। इस प्रकार यह कऋष्णो पासक 
संप्रदाय है, तथापि यह राम का भी उसी प्रकार एकनिछ 
उपासक है। यह राम-कृष्ण दोनों को दुजनों क्रे संहार करने 
के लिए भगवान्‌ का अवतार मानता है। इस संप्रदाय में हरि 
और हर, विष्णु और शंकर दोनों का ऐक्यमाव साना जाता 
है । इसका निदेशन स्वयं विद्लनाथ की मूर्ति है जिसके सिर के 
ऊपर महादेव बैठे हैं ।* इसी लिए एकादशी के खाथ सोसवार 
ब्रत तथा शिवरात्रि का ब्रत समभावेन मान्य है| तात्पय यह 
है कि इस संप्रदाय में दक्षिण भारत के शैषों और बष्ण॒वों के 


से  पनत--पा अिक तन पल लग न नमन नल तय लिप 





१ रूप पाहतां डोलसूं | सुंदर पाइतां गोपवेधु ॥ 
महिमा वर्णितां महेश । जेण मस्तकीं वंदिल्ा ॥ 
--श्री ज्ञानेश्वर अ्रभंग 


तुका महणे भक्ति साठीं हरिहर। 
हरिहर भेद नाहीं। नका करूं वाद ॥ 
“-+तुकाराम 





फूट भागवत संप्रदाय 


बीच प्राय: चलने वाले संघ का कहीं नाम निशान भी [नहीं है। 
ऋष्णोपासक होने पर भी शिव को पूण मान्यता प्रदान करने का 
एक ऐतिहासिक हेतु भी है। ज्ञानदेव महाराज जो इस संप्रदाय 
के आदिकालीन प्रतिष्ठापक थे स्वयं नाथ-संप्रदाय में दीक्षित थे 
ओर नाथ-संप्रदाय के आदि आचाय श्री शंकर ही हैं जो “आदि 
नाथ” के नाम से यहाँ विख्यात हैं। इस प्रकार बारकरी संप्रदाय 
धार्मिक मासलों में सदा अति उदार तथा समन्वयवादी रहा है । 


(२) भक्ति तथा अद्वेत ज्ञान--इसकी समनन्‍बयवादी 
अवृत्ति का दूसरा उदाहरण है अद्ेत ज्ञान तथा भक्ति का 
का पूर्ण सामझस्य | बारकरी-पन्थ आदिसे लेकर अंत तक भसक्ति- 
प्रधान है, परंतु उपनिषदों का 'एकम्रेवाद्वितीयं ब्रह्म? 'नेह नाना- 
रिति किंचन', आदि वाकक्‍्यों के द्वारा प्रतिपादित अद्वत ब्रह्म में 
भी इसके संतों की पूर्ण आस्था है। तुकाराम का स्पष्ट कथन है 
कि श्रीहरि सवज्ञ व्यापक हैं | वह संसार के प्रत्येक जीवों के बीच 
विद्यमान है । यह जगत्‌ विष्णुमय है, वेष्णवों का यही धर्म है। 
हरि के विषय में भेदाभेद मानना अमंगलकारक अम है" | बिना 
अद्व त की सिद्धि हुए शुद्ध भक्ति की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती । 
संतों का कहना है कि रवयं त्रह्म पहले बनो, तब संसार की एक- 

निष्ठा से सेवा करो* । तथ्य यह है. कि यह पंथ निष्कास कर्म 


१, हरी व्यापक सवगत हा तंव मुख्यत्वे वेदान्त । 
विष्णुमय जग वैष्णावांचा घर्म 
मेदाभेद भ्रम अमंगतल | तुकाराम 
२. आपण्चि होऊनि ब्रह्म । सारिजे कृत्याकृत्याच काम ॥ 
मग कीजे का निःसीम । सेवा अयाची ॥ 
“-त॒काराम 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ प्र्द६ 


की शिक्षा सबंतोभावेन देता है। यह पूण प्रवृत्ति-मार्गी है। यह 
संन्यास वृत्ति का कभी उपदेश नहीं करता। एकनाथ महाराज 
ने इस विषय में स्पष्ट ही कहा है कि स्वयं ब्रह्मज्ञान पाकर जो' 
संसार बधन से मुक्त हो जाता है परतु दीनों का उद्धार नहीं 
करता, अपने उपदेश तथा शिक्षा से भबताप से संतप्त मानवों 
का कल्याण साधन नहीं करता, उसका जीवन एकदम व्यथ 
है! । अतः संतों को ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर ब्रह्महप बनकर जगत में 
प्राखियों के भीतर अंतर्यामी रूप से विद्यमान ब्रह्म की सेवा करनी 
चाहिए। इस विषय का बड़ा रोचक तथा सयुक्तिक वर्णन श्री 
ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है। उन्होंने अम्ृतानुभव' में एक 
बड़ा ही सुंदर दृष्टांत इस सामण्जस्य की तुलना के लिए दिया है। 
वे कहते हैं कि “यदि एक ही पवत को काटकर उसकी गुफा के 
भीतर देवता, देवालय तथा भक्त-परिवार का निर्माण एक 
साथ किया जा सकता है, तो अद्व त भाव के साथ भक्ति क्‍यों 
नहीं संभव है ?* ।” ज्ञानेश्वरी में वे इस तथ्य को आत्मानुभव 
का उदाहरण मानते हैं जो शब्दों के द्वारा ठीक ठीक प्रकट नहीं 
किया ज्ञा सकता । “साढ़े पंद्रह के सोने में अर्थात्‌ खरे सोने में 
खरा चोखा सोना मिला देने पर ही उत्तम सुवण तैयार होता है, 
उसी प्रकार मद्रूप होने पर ही मद्भक्ति उत्पन्न होती है। यदि 





१ पावोनिया ब्रह्मशान | स्वयं. तरत्ला आपण ॥ 
न करोच दीनोदवस्ख । तें मंडशपण ज्ात्यान ॥ 
--नाथ भागवत 
९ देव देऊल परिवारु | कीजे कोरूनि डोंगरू 
तैसा मक्तीचा वेव्हारू। का न॒ ह्वावा १ ॥४१॥ 
“-अमृतानुभव 


प्‌ ० भागवत सं प्रदाय 


गंगा समुद्र से भिन्न होती, तो उसके साथ मिल्कर वह एकाकार 
कैसे बन जाती * ? इसी प्रकार भगवान्‌का भकत भगवान्‌ को अद्गत 
रीति से जानकर ही उनका सच्चा भक्त बन जाता है। नामदेव ने 
इस संप्रदाय की मह॒ती विशिष्टता अद्वंत ज्ञान के साथ भक्ति 
का मदुल सामव्जस्य बतज्लायी है। इन भक्तों की पूर्ण निष्ठा थी 
कि उपनिषिदों का परब्रहद्म ही विद्ठल्ल के रूप में प्रकट हुआ है | 
ज्ञान के साथ भक्ति का योग हो जाने से इनकी वाणी में. अतीव 
मृदुता और मधुरता आ गई है। इनका विश्वास था कि 
निगु ण ब्रह्म दी नाम-रूप को ग्रहण कर भक्तों की मंगल-कामना 
के निमिच इंद्रियगम्प बन गया है। नामदेव ने अनेक अंगों 
के द्वारा त्रद्मरख तथा भक्तिरस के ऐक्य का प्रतिपादन किया है| 
नामदेव भगवान्‌ को लक्ष्य कर पुकार रहे हैं कि भगवन्‌, जल्दी 
आइए, पुकारते पुकारते गल्ला सूख गया, शरीर पुल्नकित हो गया 
तथा अश्रु घाराओं से प्रथिवी भींग गईं। हे दीनदयालु, आने 
में इतनी देर क्‍यों कर रहे हो ? किसी भक्त के यहाँ तो नहीं 
फंस गये ? 
यचढा वेल का लाविला। कोण्या भक्ताने गोविला? 
रूडकरि येईं गा विद्वला | कंड आलवितां सोकला । 
ज्ञामा! गहिवरें दाटला। पूर घरणिये लोटला ॥ 
( ३) भगवद्गूप--इस पंथ को भगवान्‌ के दोनों रूप-सगुण 


१ साडे पंघरा मिसलाव | तें साडे पंघरेचि हो,आवे 
तेविं मी जालिया संभवे | भक्ति मारी ॥५६७॥ 
हां गा सिंधूसि आनी होती | तरि गंगा कैसेनि मिल्रदी 
मूणोनि मी न होता भक्ती। अन्वयो आहे ॥५६८॥ 
“-शानेश्वरी, आ० १५ 


महाराष्ट्र का वेष्णव पंथ १६१ 


झ 


तथा निगु श-मान्य हैं। पूर्ण सगुणोपासक होने पर यह 
परमात्मा को व्यापक एवं निगु ण-निराकार भी मानता है तथा 
इस निराकार ब्रह्म की प्राप्ति का साधन सगुणोपासना, नाम- 
स्मरण तथा भजन है। वारकरी संतों ने ज्ञान तथा भक्ति के. 
परस्पर सहयोग तथा मेन्नीभाव पर विशेष आग्रह रखा है। एक- 
नाथ महाराज ने भक्ति तथा ज्ञान के परस्पर संबंध की सूचना 
बड़े ही रोचक उदाहरणों के सहारे दी है। वे भक्ति को मूल, 
ज्ञान को फल, तथा बेराग्य को फूल बतलाते हैं। जिस प्रकार 
बिना मृत्न के फल उत्पन्म नहीं हो सकता और बिना फूल के 
फत्न असंभव है, उसी प्रकार बिना भक्ति ओर वराग्य के ज्ञान 
का उदय हो नहीं सकता । भक्ति के उदर से ज्ञान उत्पन्न होता 
है। भक्ति ने ही ज्ञान को उसका गौरव प्रदान किया है। अतः 
दोनों का मज्जुल समन्वय दी साधक के लिए अवश्यसेब संपाद- 
लीय व्यापार होता है-- 

भक्ती चे उदरीं जन्मले ज्ञान । 

भक्ती ने ज्ञानासी दिधलें महिमान 0 

भक्ति ते मूछ ज्ञान ते फल। 

चेराग्य केवल तेथीं चे फूल ॥ 


ये लोग गीता में प्रतिपादित 'स्वधम” के तथ्य पर पूर्ण आग्रह 
रखते हैं | जो मनुष्य मानव-समाज के जिस वर्ण में जिस स्थान 
पर वतेमान है उसका यह नियमित धम है कि वह अपने नियत 
कार्यों का पूर्ण अनुष्ठान करे । अपना काम छोड़ दुसरे के काम 
को, वह कितना भी सुंदर क्‍यों न हो, कभी न ग्रहण करे । भग- 
बान्‌ के प्रति पूर्ण अनुराग के साथ उनके नाम का कोतेन तथा 
भजन करना ही भक्ति का मुख्य साधन हे । 


प्६२ भागवत संप्रदाय 


(४ ) राम ओर कृष्ण--राम तथा कृष्ण को समभावेन 
भगवान्‌ का अवतार मानना इस पंथ को सवथा मान्य है| 
उत्तर भारत में दोनों को प्रधान इष्ट देवता मानकर भिन्न भिन्न 
संप्रदायों की उत्पत्ति हुई है, परंतु मद्दाराष्ट्र इस विषय में अपना 
वेशिष्ट्य प्रथक्‌ रखता है। “नाथ भागवत? में कष्णलीला का 
गायन करने वाले एकनाथ जी ने 'भावाथ रामायण?” में राम की 
मधुर लीला का कीतेन किया है। उन्होंने एक स्थान पर लिखा 
है--“जैसे बीज ही वृक्ष हुआ, सुवर्ण ही अलंकार बना, बेसे ही 
निर्विकार श्रीराम हां साकार हुए सुनो, मेरा पागल प्रम ऐसा 
है कि सुंदरश्याम श्रीराम ही हमारे अद्वितीय त्रह्म हैं; और कुछ 
मुझे; मालूम नहीं। राम के बिना जो बल्च-ज्ञान है, हनुमान जी 
गरज कर कहते हैं कि उसकी हमें जरूरत नहीं। हमारा ब्रह्म 


तो श्रीराम हे”। 


निष्कष यह है कि वारकरी पंथ में समन्वय का साम्राज्य 
है। जिस प्रकार राम और रष्ण में, शिव तथा विद्धज्ञ में, इनकी 
समान आदर बुद्धि है, उसी प्रकार अद्न त ज्ञान तथा भक्त में 
भी यह पूर्ण सामरस्य का पोषक है । 


( ५ ) संत तथा प्रथ--बारकरी संप्रदाय में अपने अनेक: 
सिद्ध महात्मा हुए जिनमें चार मुख्य हैं--ज्ञानेश्वर, नामदेव, एक- 
,नाथ तथा तुकारास। इनके अतिरिक्त अन्य महात्माश्रों ने 
अपनी वाणी तथा शिक्षा से भगवान की भक्ति-ताम कीतनन्का 
प्रचुर प्रचार किया । पंथ के मान्य ग्रथों में गीता तथा भागवत 
ही मुख्य हैं ओर इनकी व्याख्या ज्ञानेश्वरी तथा नाथ-भागवत्त 
भी उसी प्रकार आदरणीय हैं। तुकाराम के अभंग भी इस 
पंथ को ज्ञोकप्रिय बनाने में तथा भजन कीतेन को जनधर्म बनाने 


मदह्दराष्ट्र का वैष्णव पंथ १६३ 


में विशेष करतकाय होने से विशेष मान्य हैं। जिस प्रकार ब्राह्मण 
को अहरह: संध्यामुपासीतः का, संध्यावंदन का, नियम है, 
उसी प्रकार प्रत्येक वारकरी को ज्ञानेश्वर कृत 'हरिपाठ” का 
नित्य पाठ करना आवश्यक नियम है। इस संप्रदाय के संत 
ज्ञानेश्वरी तथा नाथभागवत की कथा भावुक जनता के सामने 
बड़े प्रम तथा उत्साह से करते हैं। वे अपने कीतेनों में अपने 
ही संप्रदाय की संत बाणी को प्रमाणकोटि से उद्घृत किया करते 
हैं। कुछ आलोचक इसे उन लोगों की संकोर्स मनोवृत्ति का 
सूचक मानते हैं, परंतु: वस्तुतः इसमें आत्मरक्षण की भावना , 
दी बलवत्तर है। यदि उनके वचनों का उद्धरण तथा उनकी 
बातों का शिक्षण जनता में न होगा, तो बहुत संभव है कि इन 
संतों की बानियाँ घीरे धीरे जनता से दूर जाकर लुप्प्राय हो 
जाँय। इसी लिए वारकरी कीतनकारों का यह ढंग किसी प्रकार 
आल्षेप-योग्य नहीं है । 


(छह) 
वारकरी पंथ का आचार 


(१) स्वधर्म पालन--यह पथ पूर्णतया वेदिक है तथा 
वर्णाश्रमधम में पूर्ो श्रद्धालु है। अतः प्रत्येक प्राणी को अपने 
वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्म का आचरण करना नितांत 
आवश्यक है| परंतु इस भीषण कलिकाल सें भक्ति से बढ़कर 
कोई अन्य साधन सुगम तथा सरल नहीं है। भक्ति के नौ 
प्रकार पंथ को मान्य है, परंतु उनमें भी नाम-स्मरण तथा कीतेन 
को विशेष महत्त्व दिया गया हे । 

श्प् 


५६४ भागवत संप्रदाय 


(२) एकादशी वरत--एकादशी को त्रत रखकर भगवान 
का स्मरण तथा कीतेन करने का विधान प्रत्येक वारकरी को 
है। नामदेव के समय से लेकर कार्तिक तथा आपषाढ़ की शुक्ला 
एकादशी को विट्ठल्न जी की यात्रा सामूहिक रूप में करना 
भक्तों का मुख्य कतेव्य है।* कुछ भक्त माघ तथा चेत्र सास की 
शुल्का एकादशी को वारी करते हैं । कार्तिकी एकादशी की 
चारी की महिमा तब बढ़ी जब भानु दास पठणकर अनागोंदी से 
कष्णुराय को अनुकूल बनाकर विट्ठल्ल की मूर्ति पुनः पंढरपुर 
लाने में सम हुए । इसके अतिरिक्त संतों के समाधि स्थलों 
'की भी पवित्रता मान्य होने से उनकी भी यात्रा का प्रचलन पंथ 
अं है। नामदेव के समय से कार्तिक की ऋकष्ण एकादशी को 
ज्ञानेश्वर महागाज के जन्मस्थान 'आतल्लंदी”? की यात्रा प्रचल्नित 
हुई और इसी के समान अन्य वारकरी संतों के समाधिस्थल्न भी 
तीथ के समान पूत माने जाते हैं। भक्तों की मंडल्ियां हैं जो 
उक्त एकादशी को समृह बाँध कर “पुंडरीक वरदे हरि विद्ल्ल” 
का जयघोष करती हुई पंढरपुर पहुँचती है तथा चंद्रभागा में 
स्नान, विद्ुुल का दशान तथा भगवान्‌ के नाम का कीवेन--राम 
कृष्ण हरि मंत्र का कीतेन-करती हैं। देवों की एकादशी शुक्कपक्ष 
की होती तथा संतों की एकादशी क्रष्णपक्ष की श्रथात्‌ उन्हीं 
तिथियों को देवों तथा संतों के स्थानों की यात्रा संपन्न की जाती 
है। गल्ले में तुलसी की माला, माथे पर गोपी चंदन का तित्रक, 
हाथ में बाँस के टुकड़े में बंधी भगवावद्ध की पताका, मुख में 





१ आपषाढ़ी कातिक विसरूँ नक्ा मज | 
सांगतससे गुज्ञ पाणडरंग॥ 
द “नामदेव 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ ५६५ 


(ामकृष्ण हरि! सन्‍्त्र का जप अथवा पुंडरीक वरदा हरिविद्ठल! 
का जयघोष--वारी के लिए यात्रा करने वाले वारकरी की यही 
वेषभूषा दे । 

एकादशी व॒त की महिमा का वर्शेन इन संतों ने बड़ी निष्ठा 
के साथ किया है। इस वबत का पालन तुकाराम जी ने 
यावज्ञी वन किया तथा ज्ञोगों को इसका बोध कराया। समथ 
रामदास स्वामी ने हरिपंचकः में कद्दा है कि जो हरि को पाना 
चाहता है वह हरिदिनी ( एकादशी ) करे । एकादशी ब॒त नहीं 
है, बेकुंठ का महापंथ है-- 


एकादशी नव्हे ब्रत । वेकुठी चा महापंथ ॥ 


तुकाराम ने बड़े संक्षेप में वारकरी पंथ की शिक्षा का सार 
कहा है-- 


संग सज्नाचा उच्चार नामाचा 
घोष कीत॑नाचा । श्रहर्निशी ॥ 


(३ ) नाम कीतन--वारकरी संप्रदाय के आचार्यों ने लोक 
ओर परलोक दोनों के सुधारने का उपाय जनता के सामने रखा | 
भगवान्‌ की प्राप्तिका सरत्न उपाय सगुण रूप की भक्ति है। भक्ति 
के नाना प्रकारों में नाम-स्मरण तथा कीतन को सबसे महत्व- 
शाली तथा प्रभावशील बतलाया गया है। तुकाराम ने स्पष्ट कहा 
है कि हरि का नाम ही बीज ओर हरि का नाम ही फल्न है। 
साधन और साध्य दोनों हरि का नाम ही है। नाम ही सारा 
पुण्य तथा सब कल्लाओं का सार है । जहाँ हरि के दास 
लोकलाज त्याग कर हरि कीतेन तथा नाम स्मरण किया करते 


५६६ मागवत संप्रदाय 


हैं वहीं सब रस आकर भर जाते हैं। ओर संसार के बांध को 
लांध कर बहने लगते हैं । चेद के नारायण, योगियों के शून्य 
ब्रह्म तथा मुक्त जीवों के परिपूर्णात्मा तुकाराम की दृष्टि में 
भोले भाले जीवों के लिये सगुण तथा साकार बालकष्ण हैं-- 


बीज आणि फल हरी वें नाम । सकल पुरय सकल घम ॥ 
५ # री श लहीं 
सकलां कर्लांच हे वर्म। निवारी श्रम सक ॥ 
७. शी हर व, ९ 
जेथें हरि कीतन हैं नाम घोष | करिती निल्ज्न हरिचे दास । 
सकक्ष॒ वोथंचले रस । तुटती पाश भव-बंधाचे ॥ 
८ ३८ ३८ 
वेद पुरुष नारायण | योगियांचे ब्रह्म शून्य | 
शे 
सुक्ता आत्मा परिपूण । 'तुका! महणे सगुणा मोलया आम्हा | 


( च्‌) 
सिद्धांत का पेशिष्टय 


वारकरी पंथ के सिद्धांत का एकत्र प्रतिपादक यह प्रसिद्ध 
श्रभंग है जिसको तुकाराम ने शिवाजी के पास भेज्ञा था :-- 


आम्ही तेणे सुखी म्हाणा विद्वल्ल विद्वल मुखीं । 
कंठी मिरवा तुलसी न्नत करा एकादशी |। 


अर्थात्‌ विद्वलन के नाम का उच्चारण, कंठ में तुलसी माला का 
धारण और एकादशी व॒त का सेवन--ये तीन ही इस पंथ के 
मान्य सिद्धांत हैं। उपास्य देवता श्री विद्वलनाथ हैं; विष्णु के 
सभी अवतार मान्य हैं परंतु राम-कऋष्ण की मान्यता विशेषरूप से 


महाराष्ट्र का वेष्णव पंथ पू६७ 


अभीष्ट है। भगवान के सगुण तथा निगु ण रूप एक ही हैं । ध्येय 
है अभेद-भक्ति, अद्ृ त-भक्ति, अथवा मुक्ति के परे की भक्ति। 
अद्वेत का सिद्धांत इस संप्रदाय को स्वीकार है, परंतु इस कोशल 
से इस ध्येय को प्राप्त करना उचित है कि अभेद को सिद्ध करके 
हि कर. न 
भी संसार में प्रम-सुख बढ़ाने के लिये भेद को भी अभेद कर 
रखना । इस पंथ में भक्ति ओर ज्ञान दोनों की एकरूपता मानी 
गई है जिसके केंद्रस्थल में हैं. स्वयं भगवान्‌ श्रीहरि विद्धल। 
संप्रदाय का मुख्य संत्र है--राम कृष्ण हरि | यह सम्प्रदाय चैतन्य 
संप्रदाय के समान युगल उपासना में कृष्ण के साथ राधा को 
सम्मिलित नहीं करता बल्कि उसके स्थान में रुक्मिणी को 
महत्त्व देता है । इसका यह सुपरिणाम हुआ कि महाराष्ट्र में ऋष्य- 
भक्तिका नितांत समुज्ज्वज्ञ तथा उदात्त रूप दृष्टिगोचर होता दे 
आर यहाँ उस विकृत रूप का दशन नहीं होता जो उत्तर भारत 
के कतिपय प्रांतों में अश्छीलता की कोटि तक पहुँच कर भावुकों 
के चित्त में उद्ठ गलनक होता है । | 
मद्दाराष्ट्र का यह वेष्णब संप्रदाय नितांत लोकसंग्रही हें । 
इसकी भाक्ति उस व्यक्ति की भक्ति के समान नहीं हैं, जो एक ओर 
इतना आसक्त हो जाता है क्रिन तो संसारकी ओर वह दृष्टि रखता 
है और न संसार उस क जीवन या उपदेश से शिक्षा प्रदण करता है। 
अध्यात्म तथा व्यवष्टार-इन दोनों की व्यवस्था तथा संतुल्लन करने 
में जो उपासक संप्रदाय जितना ही समर्थ है जनता की दृष्टि से 
उसका महत्त्व उतना ही अधिक द्वोता है। चेतन्य तथा वल्लभ संप्रदाय 
की उपासना के ऊपर आल्लोचक लोग यह दोष लगाया करते हें 
कि उन्होंने भगवान के लोकानुरंजन रूप के प्रति इतना आग्रह 
दिखलाया कि उनका लोकरजक्षक तथा लोकसंग्रही रूप जनता 
के नेत्रों से ओमल हो गया । यद्द आरोप अनेक अंश में ठीक दे । 


पूहट भागवत संप्रदाय 


इन संप्रदायों में बालकऋष्ण की उपासना को इतना प्राधान्य हो 
गया कि गीता के उपदेष्टा श्रीकृष्ण की कथा लोगों के कानों तक 
न पहुँच सकी | यद्द आरोप महाराष्ट्र के भागवत संभ्रदाय पर 
'क्थमपि नहीं किया जा सकता; क्योंकि इसने बालकृष्ण की 
भक्ति के साथ साथ कृष्ण के उपदेशों तथा उनके मंगल्कारी 
स्वरूप की ओर भी अपना ध्यान दिया है। 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ प६६ 


(३) 
रामदासी पंथ 


वारकरी संप्रदाय के साथ ही साथ महाराष्ट्र में रामदासी 
पंथ की भी वष्णव संप्रदाय के रूप में पर्याप्त प्रसिद्धि हे । इसको 
स्थापना छत्रपति महाराज शिवा जी के गुरु समथ स्वामी राम- 
दास ने की । स्वामी जी अपने समय के महान्‌ विभूति थे, तथा 
उन्होंने शिवा जी को धार्मिक उपदेश देकर महाराष्ट्र प्रदेश में 
राजनीति को धमप्रवण बनाया था । स्वामी जी की शिक्षा 
» तथा उपदेश का ही यह शोभन परिणाम था कि शिवा जी के 
मन में सनातनधम के ऊपर अबलंबित हिंदूराष्ट्र की स्थापना का 
विचार जागृत हुआ ओर उन्हों ने उस विचार को कायरूप में 
बड़ी योग्यता से परिणत कर दिखाया । संसार के दुःख प्रपंच से 
घबरा कर निषृत्ति में द्वी सुख का माग बतलाने वाले बहुत से 
महात्मा मिलेंगे, परंतु पात्रापात्र का विशद्‌ विचार कर प्रवृत्ति 
तथा निवृत्ति दोनों के यथायोग्य सम्मेलन पर जोर देने वाले संत- 
जन कम ही दीखते: हैं। स्वामी रामदास जी इस दूसरे प्रकार 
के महात्माश्रों में अग्रगण्य थे। अतः इस रामदासी सम्प्रदाय 
का मुख्य अंग समाज की ऐहिक तथा पारलौकिक दोनों तरह 
की उन्नति करना है| स्वयं स्वामी जी ने हरिकथा निरूपण, 
राजकारण तथा सावधानीपना को अपने सम्प्रदाय का मुख्य 
'ज्क्षण बतताया है | प्रयत्न, प्रत्यय और प्रबोध--इन्हीं 
तकारादि तीन शब्दों में रामदास के उदापत्त जीवन तथा बहुमूल्य 
ग्रथों का सार है। 


६०० भागवत संप्रदाय 
(क) 
रामदास 


स्वोमी रामदास के पिता का नाम सर्याजी पंत तथा माता 
का रेणुकाबाई था। सं० १६६५ वि० चेत शुक्ल नवमी के दिन 
ठीक रामजन्म के समय ईंस महापुरुष का जन्म हुआ । इस प्रकार 
इनका तथा तुकाराम का जन्म एक ही संवत्‌ में होने से ये दोनों 
समकालीन संत रहे | बाल्य-काल का नाम था नारायण । बारह 
वर्ष की अवस्था में विवाह-मण्डप में वर-बधू के बीच अंतःपट 
डाल कर जब ब्राह्मण लोग मंगलाचरण पाठ के अनंतर 'शुभ 
लंग्न सावधान! की गंभीर घोषणा करने लगे, तब रामदास जी 
सचमुच ही सावधान होकर वहाँ से ऐसे भागे कि बारह वष तक 
लोगों को पता ही न चल्ञा कि कहाँ गये। इस बीच में इन्होंने 
कठोर पुरश्चरण किया शोर अपनी तपस्या के बल पर भग- 
वान्‌ श्री रामचंद्र का साक्षातृूकार किया । भारतवष के समग्र 
तीर्थों का भ्रमण किया । इसी प्रसंग में ये काशी भी पघारे थे। 
बारह वर्ष तक तीथ्थै-यात्रा करने के अनंतर इन्होंने सं० १७०१ 
के वशाख मास में कृष्णानदी-के तट पर अपना निवास स्थिर 
किया । दूसरे वष से इन्होंने रामनवमी का उत्सव बड़े समा- 
रोह के साथ मनाना आरंभ किया। सं० १७०६ में ( १६५० ई०) 
चाफतल के समीप शिंगणवाड़ी नामक स्थान में रामदास ने 
शिवाजी को शिष्य रूप में प्रहण किया ओर रामचंद्र के त्रयोद- 
शाक्षर मंत्रका उपदेश किया | सं० १७१२ (१६५६ ई०)में शिवाजी ' 
महाराज सतारे में थे तब श्री समथ भिक्षा माँगते हुये राजद्वार 
पर पहुँचे । शिवाजी ने इनकी मोली में अपनी समग्र संपत्ति 


महाराष्ट्र का वेष्णव पंथ ६०१ 


तथा राज्य को एक पत्र में लिखकर डाल दिया तथा स्वयं भी 
उनके साथ मोली लेकर भिनज्ञाटन के लिये निकल पड़े | परंतु 
स्वामी जी के समझाने बुझाने पर शिवाजी ने राज्य का काय 
पुनः संभाला और शासन-काय में तथा अपने जीवन में जो 
निष्ठा, जो दीन-सेवा, जो गो-आह्यणु-प्रतिपाज्षन संपन्न कर दिख- 
लाया वह भारतीय इतिहास के परूष्ठों पर स्वर्णाक्षरोंमें अद्धित है । 
सं० १७०८ (<+ १६५१ ई०) में स्वामी जी ने पंढरपुरकी यात्रा 
की थी जिसमें उन्तकी भेंट अपने समय के दूसरे वारकरी भक्त 
श्रीतुकाराम जी के साथ हुई। सं० १७३१ (७१६७४ ई० ) में 
शिवा जी राज्याभिषेक होने पर स्वामी जी के पास सज्जनगढ़ 
में आये तथा लगभग डेढ़ महीनों तक वहीं निवास किया तथा 
दरिद्रों को खिल्लाया। इसके पाँच वष बाद सं० १७३६ 
(+ २१६६६ ई० ) में दोनों की अंतिम भेंट हुई और इसी समय 
समथ जी ने छत्रपति शिवाजी को उनकी निकट भविष्य में द्वोने 
वाली म्र॒त्यु की सूचना दी और यह घटना अगले वष चेत्र के 
मद्दीने में हुई । स्वामीजी ने राम, सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान 
की मूर्तियाँ तंजोर से बनवा कर सब्जनगढ़में स्थापित की | शिवा 
जी की मृत्यु के लगभग एक डेढ़ साल बाद सं० १७३६८ माघ 
बदी नवमी (८ १६८१ ई० ) को श्रीरामदास जी ने श्रीरामचंद्र 
की मूर्ति के सामने ७३ बष की आयु में मद्दाप्रयाण किया । 
स्वामी ज्ञी तथा छत्रपति शिवाजी के परस्पर प्रथम मिलन 
की घटना कब घटी ? इस विषय में मराठी इतिहासकारों में 
कुछ मतभेद दृष्टिगोचर होता है। परम्परागत मिल्नन का 
समय २१६४६ ई० माना जाता है, परंतु कतिपय इतिहासवेत्ता 
१६७२ ई० में ही दोनों में प्रथम मिलन की बात मानते हैं। इस 
विषय में गंभीर आलोचन के अनंठर प्रोफेसर रानाडे साहब 


६०२ मागवत संप्रदाय 


परस्परागत मत को ही ठीक मानने के पक्त में हें) । सं० १७१८ 
. ( सन १६७८ ई० ) में लिखित एक सनद में शिवाजी ने स्वामी जी 
के साथ अपने पूरे संबंध तथा सहयोग का पूर्ण विवरण दिया है 
जिसके अध्ययन से मालूम पड़ता है कि चाफड़ में राममंदिर को 
प्रतिष्ठा के समय से ही दोनों का संबंध आरंभ होता है। फल्नतः 
मिज्ञन तथा उपदेश की परंपरागत तिथि ही उचित तथा 
इतिहास-सम्मत है। अतः शिवाज्ञी के जीवन में राष्ट्रीय चेतना 
तथा धार्मिक भावना की स्फूर्ति करने में निःसंदेह रवामी रामदास 
जी का हाथ रहा है । 


(ख) 


स्वामी रामदासजी का सवश्रष्ठ प्रथ 'दासबोध” है जिसे हम 
इनकी आध्यात्मिक आत्मकथा कह सकते हैं। समथजी ने किन 
उपायों का अवल्लंबन कर संसार के बंधनों से मुक्त कर अध्यात्म- 
माग में उन्नति की तथा अपने उद्द श्य की पूर्ति की; इसका बोधक 
सुबोध छुंदों में निवद्ध यह 'दासबोध' ग्रथ है। इन्होंने मनोबोध, 
करुणाष्टक, आत्माराम आदि अन्य प्र'थों की भी रचना की है। 

रामदास स्वामी ने भगवान्‌ रामचंद्र को अपना उपास्य देव 
मानकर 'रामदासी संप्रदाय” की स्थापना की । इस पंथ के साधु 
बड़ा ही सीधा तथा साधु जीवन बिताते हैं। 'रघुपति राघव 
राजा राम पतित-पावन सीताराम” की जय ध्वनि करते हुए ये 
मधुकरी माँग कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं तथा जनता के 
बीच विमल्न भक्ति का प्रचार करते हैं। बारकरी संप्रदाय पूर्ण 


१ प्रोफेसर रानडे--मिस्टिसिजम इन महाराष्ट्र पू० ३६५-३६६ 


महाराष्ट्र का वेष्णव पंथ ६० हे 


रूप से निवृत्तिपरक है, परंतु रामदासी संप्रदाय में प्रवृत्ति तथा 
निवृत्ति दोनों का यथानुरूप मिश्रण है; यही इसकी विशेषता है । 
ये ब्रह्मज्ञान तथा कमकाण्ड दोनों के साथ रामभक्तति को संपुटित 
कर अपने पंथ का साधनामाग प्रस्तुत करते हैं । स्वामीजी ने 
निषक्राम कमयोग के उच्च आदश को अपने जीवन में चरिताथ 
कर दिखलाया । अपने मनात्रोध ोकों में इन्होंने बड़े ही सुबोध 

शब्दों में मन को चेतावनी दी है कि रे मन, तुम्हें बहुत द्वी जन्मों 
के पुण्य के फल से यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। इसे तू 
संसार के मूठे प्रपंचों में मत लगाओ, अपि तु 'हरे राम” जैसे 
सीधे मंत्र का जप सदा करता जा। अंत समय का विश्वास 
क्या ? कफ के मारे कंठ रूँब जाने पर हरे राम” का जप द्वी तो 
सहायता करेगा तेरा ? 


तुला हि तनू मानवी प्राप्त काली 

बहू जन्म पुण्य फला लागि आली | 
तिला तू कसा गोंविसी विषयीं रे 

“हरे राम! हा मंत्र सोपा जपा रे ॥ 


(ग) 
रामदास की शिक्षा 


स्वार्थ और परमाय के परस्पर सहयोग का मार्ग किस प्रकार 
निश्चित किया जा सकता है ? इसका विवेचन संतों के डपदेशों 
में किया जाता है। स्वामी रामदास जी ने भी इसका वर्ोन 
दासबोध में बड़े विस्तार के साथ किया है। वे अध्यात्म-शास्त्र 
से जितने परिचित थे, उतने ही वे व्यवहार के भी ममज्ञ थे । 


६०४ भागवत संप्रदाय 


तभी तो उन्होंने शिवाजी के द्वारा महाराष्ट्र में हिन्दूधम के उत्थान 
का काय सुचारुरूप से संपन्न किया । एक सच्चे संत के समोन 
श्रीसमथ ने वर्णाश्रम धर्म पर पूरी अवस्था प्रकट की है। डनका 
आग्रह है कि प्रत्येक प्राणी को अपने वर्णा तथा आश्रम के अनु- 
सार विहित कर्मों का अनुष्ठान करना नितांत आवश्यक है। 
आह्यणों के उच्च साक््विक-जीवन को उन्होंने बहुत ही महत्त्व 
दिया है। स्वधर्म करते हुए भगवान के चिंतन तथा ज्ञान से 
'ही साधकको मुक्ति प्राप्त होती है। मनुष्य को समस्त सांसारिक 
विषयों का परित्याग करके श्रपनी दृष्टि और विचारों का इतना 
अधिक विस्तार करना चाहिय कि अपने समेत सारा संसार बह्य- 
मय दिखाई पड़ने लगे ओर अपनी आत्मा में, लोगों के आत्मा 
में ओर उस विश्वात्मा में किसी प्रकार का भेद न रह जाय ! 
श्री समर्थ का आदेश है कि गृहस्थाश्रम में ही रहकर लोग 
'परमार्थ का अधिक से अधिक साधन कर, क्योंकि संसार के सभी 
ज्ञोग त्यागी, विरक्‍त और वीतराग नहीं हो सकते। इन्होंने ग्रहस्था श्रम 
को इहलोक तथा परत्लोक के साधन का मुख्य आधार बतलाया 
है। वे.पाखंडियों से सचेत होने की शिक्षा देते हें तथा सच्चा 
त्यागी बनने पर आग्रह दिखलाते हैं। श्री समथ ने आचार 
ओर विचार दानों की शुद्धता पर अधिक जोर दिया है। ज्ञान 
की सबसे अधिक महिमा बतल्लाई गईं है, क्योंकि आचार ओऔर 
: विचार दोनों की शुद्धि इसी से होती है और इस ज्ञान की 
प्राप्ति का उपाय उन्होंने गुरु की प्राप्ति तथा सेवा बतलाया है। 
दासबोध में परमात्मा तथा उससे उत्पन्न सृष्टि का बड़ा ही 
सु दर वर्णन किया गया है। वह निराकार ब्रह्म किस प्रकार 
साकार रूप धारण करता है ? इसका विवेचन समथजी ने रोचक 
उदाहरणों के सहारे किया है। इस परमात्मा को प्रसन्न करने का 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ ६०१. 


सुगम साग है भक्ति। श्रीसमथ ने मेघ से होने वाली वृष्टि का 
उदाहरण देकर बड़ी युक्ति से समझाया है कि संसार के लोगों 
की सेवा करने में ईश्वर प्रसन्न होता है । भगवान्‌ की कृपा से 
मनुष्य का यह दुलेभ शरीर हमें प्राप्त हुआ है। इसका प्रधान 
उह श मनुष्य को संसार के बंधन से मुक्त करना है। यदि जीव 
अपने शरीर का दुरुपयोग करता है तो वह अपने लक्ष्य से 
च्युत हो जाता है। रामदास जी के आराध्य देव श्रीरामचंद्र जी 
हैं जिनकी दास्यमाव से उपासना इस मत को मान्य है।. 
इसी लिये समर्थ जी हनुमान जी के अबतार माने जाते हैं । 

(७) हरिदासी मत -पंढरपुर के श्री विद्चल जी की उपासना 
केवल वारकरी संप्रदायमें ही मान्य नहीं है, अपि तु तैलंग रेश तथा 
कर्णाटक प्रांत के संतों तथा -मक्तों के भी ये ही उपास्य देव 
माने जाते हैं। १३ वीं शती में विजयनगर के सम्राट क्ष्णदेव 
राय ने पंढरपुर की यात्रा की थी । मूर्ति के रूप स इतने आकृष्ट 
हुए थे कि वे इसे बढ़ीं पवित्रता से उठाकर अपनी राजधानी में 
तले गये थे। किस प्रकार इध मूर्ति की पुनः प्रतिष्ठा पंढरपुर में 
श्री एकनाथ जी के प्रपितामद्द भानुदास जीके द्वारा की गई ! इसका 
उल्लेख हमने गत पुष्ठों में किया है। यहाँ इसके उल्लेख का यही 
तात्पय है कि पंढरपुर केबल महाराष्ट्र देश के ही संतों का 
उपासनाक्षेत्र नहीं था, भ्रत्युत दक्षिण भारत के भी संत मद्दात्मा 
यहाँ जुटते थे तथा भगवद्भजन में लोन रहा करते थे | कर्णोटक 
देश के बहुत से संत जो हरिदासी नाम से विज्यात हैं विद्चल जी 
को अपना उपास्य-देव मानते थे। ये हरिदासी संत मध्वाचाय 
के दृत-संप्रदाय के अंतभुक्त थे | इनमें से सबसे प्रसिद्ध हुए पुरंद्र- 
दास ( सं० १५४१-१६२१ ) जिनका काव्य भक्ति भावना से 
ओत-प्रोत होने से नितांत सरस तथा अत्यन्त लोकप्रिय है। 


६०६ भागवत संप्रदाय 


इनके अतिरिक्त विजय दास, जगन्नाथ दास तथा कनकदास की 
गणना हरिदासी संतों में विशेष रूप से की जाती है। य॑ लोग 
बाह्य-पूजा विधानों से उदासीन रहा करते हैं और इनका अधिक 
मुकाव निवृत्ति मांगें की ओर है । आध्यात्मिक जीवन केवल 
इने गिने व्यक्ति के लिय द्वी अनुकूल नहीं है, बल्कि उसके अधि- 
कारी जनसाधारण भी माने जा करते हैं। ये संत कर्णाटक देश 
के हैं। ये विट्ठल के अनुयायी होने के अतिरिक्त तिरुपति के 
वेडकठेश तथा उड॒पी के कृष्ण के भी उपासक हैं | 


(५ ) गुजरात में वेष्णव धर्म 


गुजरात प्रदेश में द्वारिका और डाकोरजी ये दो मुख्य वेष्णब 
पीठ हैं। अतः वेष्णब घर्म का यह भी एक महनीय प्रदेश है परंतु 
यहाँ वष्णव-घमका प्रचार कब हुआ ? इसका निर्णय ठीक २ नहीं 
हो सकता। गुप्त-युग में जब समग्र उत्तर भारत में वेष्णबता की 
लहर प्रवाहित हो रह्दी थी यदह्द प्रदंश भी उससे श्रछ्दृता नहीं बच 
सका । वल्ल्भी के राजा भ्रुवसेन का ५२६ ई० में एक शिल्ञालेख 
मिल्लता है जिसमें वह अपने को परम भागवत के नाम में अभि 
हित करता है। दशम शतक में वष्णव धस का प्रचार गुजरात 
तथा सोराष्ट्र में भली भाँति था। कृष्ण की उपासना का निर्देश 
करने वाला पहला शिलालेख १२६२ ई० का मिलता है जिसमें 
बघल शारंगदंव राजा के एक अधिकारी ने एक मंदिर में ऋष्ण 
पूजा के निरंतर होने के लिए कुछ दान दिया है। १३ वें शतक में 
गुजरात वष्णुव धर्मं का एक प्रधान प्रांत माना जाने लगा, क्योंकि 
द्वारिका तथा डाकोर जी इन दोनों वेष्णुव तीर्थों की ख्याति इस 
समय पूर्ण रूप से फेल गई | द्वारिका जी में भगवान श्रीकृष्ण 
की मूति है ओर स्थान के महत्त्व से आक्ृष्ट होकर आद्यशंकरा- 


महाराष्ट्र का वेष्णव पंथ ६०७ 


चाये ने अष्टम शतक में द्वी अपना एक पीठ यहीं स्थापित किया 
था। डाकोर में रणछोड़ राय जी के वर्तमान विशाल मंद्रि का 
निर्मोण १७७२ ई० में पेशवा के एक बड़े अधिकारी गोपाल यदु- 
नाथ तांबेकर ने किया था | 
मध्ययुग में यहाँ भक्ति के प्रचुर प्रचार का श्रेय दो गुत्नराती 
कवियों को दियो जाना चाहिए--नरसी मेहता तथा मीराॉबाई. 
को । नरसिंह मेहता के डउदयकाल में आल्ाचकों में अभी सत- 
भेद बना हुआ है। अधिकांश लोग इनका जन्म १४७० विक्रमी 
( 5१४१४ ई० ) मानते है ओर इस प्रकार ये वल्लभाचाय जी 
से प्राचीन माने जाते हैं। नरसी मेहता की अधिकांश कविता 
राधाकृष्ण की लक्लित लीलाओं को आश्रित कर लिगी गई हैं और 
वे विशुद्ध प्रेम का कमनीय चित्रण प्रस्तुत करती हैं। ये गुजराती 
षा के सब से प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय वष्ण॒व कवि है जिन्होंने 
अपनी कविता के द्वारा श्रीराधाक्रष्ण की विमत्न भक्ति का प्रचुर 
प्रचार गुजरात देश में किया । मीराँबाई तो मेवाड़की रहनेप्राली 
थीं, परंतु अंत समय में उन्होंने द्वारिकापुरी को द्वी अपनी दिव्य 
भक्ति का प्रचार शेत्र बनाया। मीराँ के समय से पहिल्ले वल्‍ल- 
भाचाय के सुपुत्र गोसाइ विद्चलनाथ जी की कृपा तथा अश्रांत 
उद्योग से पुष्टिमाग का प्रचार यहाँ हो चुका था और समस्त 
देश भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भ्रमाभक्ति से 'आप्यायित हो चुका 
था। आज गुजरात में वष्णव धर्म की वजयंती फहराने का श्रेय 
गोसाइ जी को दिया जाना चाहिए जिन्होंने अपने कमंठ जीवन 
में छः बार गुजरात की यात्रा पुष्टिमाग के प्रचार के लिए की | 
आजकाल गुजरात में एक अन्य वष्णव धर्म का भी विपुत्र 
प्रसार है जो श्री स्वामी नारायण पंथ के नाम से विख्यात है । 
इस मत के संस्थापक श्रीस्वामी नारायण जी का जन्म १८२७ 


छ्न्द भागवत संप्रदाय 


वि० (८१७८१ ईस्वी ) में अयोध्या के पास “छपिया? ग्राम में 
एक सरयूपारीण ब्राह्मण कुत् सें हुआ था। पिता का नाम था 
धघमदेव जी तथा माता का भक्तिमती देवी और इनका भी 
बाल्यकाल़ का नास था घनश्याम। १२वें वष में ही पिता के 
देहावसान के अनंतर ये 'नीज़कण्ठ वर्शि!) नाम रखकर तीथी- 
यात्रा के लिए निकत्न पड़े ओर 'पीपलाणा” नासक स्थान पर 
उद्धव के अवतार श्री रामानंद स्वामी से १८४७ विक्रमी में बीस 
स्राल की उम्र में वष्णवी दीक्षा ग्रहण की । अगले ही वर्ष इनके 
गुरु ने जेतपुर नगर की गद्दी पर अपने अधिकारी के रूप में 
इन्हें अभिषिक्त किया । १८८६ विक्रमी में ४६ बष की आयु में 
इन्होंने अपना लीलासंवरण किया । 

इस पंथ का संबद्ध श्री विशिष्टाह्वत भत से है। श्रतः इनके: 
सिद्धांतों के ऊपर उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से अनुमित किया जा 
सकता द्वै। श्रीरवामी जी का 'शिक्षापत्री” नामक संस्कृत में 
निबद्ध श्रथ इनकी शिक्षाओं तथा उपदेशों का सार श्रस्तुत करता 
है। दूसरे ग्रथ “'वचनास्त” में सांख्य, योग तथा वेदांत के 
पिद्धांतों का समन्वय है । 'शिक्षापत्री” में उन्होंने अपने सिद्धांतों' 
का प्रतिपादन संक्षेप में किया है-- 


मतं विशिष्टाद्वेत मे गोलोको धाम चेप्सितम । 
तत्र अह्मात्मना कृष्ण-सेवा सुक्तिश्व गम्यतास्‌ ॥ 


अर्थात्‌ विशिष्टाह त मेरा सिद्धांत है। गोलोक मेरा अभीष्ट 
धाम है। ब्रह्म रूप से श्रीकृष्ण की सेवा तथा मुक्ति ही मेरा लक्ष्य 
है । भगवान्‌ सवज्ञ, सवशक्तिमान्‌ तथा सर्वातर्यामी पुरुषोत्तम 
हैं| वे कल्याण-गुणगण-विशिष्ट हैं । ज्ञान, शक्तित आदि छः गुणों 
से युक्त होने के कारण वे भगवान्‌ कहलाते हैं तथा क्षर-पुरुष 


महाराष्ट्र का वैष्णव पंथ ६०६ 


तथा अक्षर पुरुष दोनों से परे हें। इन्हीं की दृढ़ निष्ठापूवेक 
सेवा करने से भक्त की अभिल्लाषा-पूर्ति होती है। देवनिंदा, 
अहिंसा आदि एकादश दोषों का परिहार कर श्री पुरुषोत्तम के 
शरणापन्न होना हो जीवन का परम कतंव्य है। अतः यह भी 
श्री ऋष्णभक्ति का प्रचार करने वाला दी वेष्णव पंथ है जिसने 
गुजरात के निवासियों,में बेष्णवता का प्रचुर प्रचार किया है-« 


स श्रीकृष्णः पर ब्रह्म भगवान्‌ पुरुषोत्तमः | 
उपास्य इशष्टदेवो नः सर्वाविभांव-कारणम्‌ ॥ 
“-शिक्षापत्री 


गुजरात के परमभागवत कवि नरसी मेहता का वेष्णव 
भक्त के लक्षण का प्रतिपादक यह पद महात्मा गांधी जी की 
कृपा से भारतवष में सवत्र प्रसिद्ध हो गया है-- 


वेष्णव जण तो तेणे कह्दीये जे पीर पराई जाणे रे । 


७७७एरंआ (#] 'ऑााणओो 


३६ 





( १९२ ) 


वेष्णव साधना 


(१ ) वष्णव दर्शन की विशिष्टता 
(२ ) साम्य और वेषम्य 

(३ ) पंचधा भक्ति 

(४ ) गोपी भाव 

( ४ ) रस साधना 

( ६ ) उपासना तत्त्व 


मेघमदुरभम्घरई वनभ्रुवः  श्यामास्तमालदु मै- 
नंक्त भीरुरयं॑ त्वमेव तदिम राधे गृह प्रापय | 
इत्थं नन्दनिदेशतथ॒लितयोः प्रत्यध्वकुब्जहुम॑ 
राधामाधवयोजेयन्ति यम्नुनाकूले रहः केलयः ॥ 


--भगीतगो बिन्द 


(१) 
वैष्णव दशन की विशिष्टता 


भारतवष की साधना-प्रणाह्ञी में वेष्णव धर्म की एक अपनी 
विशिश्ता है। साधना ही किसी धार्मिक संप्रदाय का मेरुद्रड 
है । साधना के वेशिष्टय से ही संप्रदाय-विशेष का वशिष्टय संपन्न 
होता है । वष्णव घम की मूल ताक्ष्विक भावना की मीमांसा 
उसके वशिष्टथ के अनुशीलन के लिए नितांत आवश्यक है। 
उपास्य देवता की विभिन्नता को किसी संप्रदाय-विशेष की भिन्नता 
का कारण मानना वस्तुतः न्‍्यायसंगत नहीं है । शिव को उपास्य- 
देव मानने के कारण ही कोई संप्रदाय शेव” माना जाय तथा 
विष्णु को उपास्य देव मानने के द्वी हेतु कोई मत 'वेष्णव 
समभा जाय; यह पार्थक्य का पूर्ण तथा सयुक्तिक हेतु नहीं है । 
उनके तत्वविषयक्र सिद्धांत की विषमता ही उनके पोर्थेक्यका 
सबल हेतु माना जाना चाहिए । 


(१) शैब तथा वेष्णव मतोंमें जीवकी कल्पना में पर्याप्त अंतर 
है | शेत्र दर्शन के अनुसार जीव वस्तुतः शिव द्वी है, परंतु त्रिविध 
मल के कारण वह अपनी सवंशक्तिमत्ता, सवंकतृत्व तथा 
सवज्ञत्व से वंचित होकर अल्प-शक्तिमान्‌, किंचिव्यज्ञ तथा 
किंचित्‌कत मान्‌ द्वी बन जाता है। जीव की शक्ति को परिच्छिन्न 
करने वाला दोष आशणव मल' की संज्ञा से अभिद्दित' किया जाता 
है। आणव मल के कारण ही जीव विभ्रु के स्थान पर अग्ु 
बन जाता है । अपरिच्छिन्न शक्ति के स्थान पर . केवल परिच्छिन्न 


६१४ ह मागवत संप्रदाय 


शक्ति का पात्र बन कर संसार के कार्यों में वह व्याप्त रहता 
है। दीक्षा के द्वाराही जीव इस मल से नितान्त मुक्त होकर 
शिव के साथ ऐक्यमाव को प्राप्तकर अपने लक्ष्य साधन में कत- 
काय होता है। शैवतंत्र के अनुसार मुक्त जीव शिव ही है, वह 
स्वतंत्र है, क्रिया और ज्ञान का वह एक ही अभिन्न आधार है । 
र्वातंत्रय के साथ कठ वव की कल्पना नितांत संश्लिष्ट है। स्वतंत्र , 
वही होता है जो कर्ता हो, क्रियासंपादन की योग्यता रखता हो | 
स्वतंत्रः कर्ता । इस प्रकार मुक्त जीव केवल ज्ञान-रूप ही नहीं 
होता, प्रत्युत वह कर्ता भी होता है। शैव कल्पना में जीव स्वतंत्र 
है; उसके रूप को परिच्छिन्न बनाने वाली अणुता केवल मलरूप 
ही होती है। 


परंतु वेष्णव मत में जीव का अग॒ुभाव नैसर्गिक है। जीव 
सदा ही अरु है, परिच्छिन्न है। जीव सदा ही अंश है, अंशी 
रूप भगवान के सबंदा अ्रधीन है । भागवत मत का यही मौलिक 
सिद्धांत है कि भगवान्‌ स्वामी, विभ्रु तथा अंशी है तथा जीव 
सवबंदा ही दास, अणु तथा अंश है। जीवका शरुत्व किसी भी 
दशा में निवृत्त नहीं होता । संसारी दशा में तो वह अशुद्ध मन, 
प्राण, देह आदि के बंधनों से बद्ध रहता ही है, मुक्तदशा में 
वह इन बन्धनों से तो मुक्त अवश्य हो जाता है, तथापि उसके 
अगुत्व की निवृत्ति उस समय में भी नहीं होती । हूं तबादी 
माध्व मत में तो मुक्त दशा में भी स्पष्टतः जीवों में तारतम्य का 
सिद्धांत मान्य है। संसार-दशा के समान मुक्ति-द्शा में भी 
जीवों में पररपर तारतम्य विद्यमान रहता है ओर वह भगवान्‌ 
से प्रथक्‌ सत्ता ही धारण करता है। माध्व मत में मुक्त पुरुषों 
की आनंदानुभूति में भी तारतम्य होता है। सब मुक्त पुरुष एक 
समान ही आनंद का अनुभव नहीं करते। ढ्व तवादी के समान 


वैष्णव साधना ६१५, 


इतना दूर न जाने पर भी जीव के अणुत्व की सत्ता में प्रत्येक 
बष्णव संप्रदाय का आग्रह है। मुक्त दशा में जीव अपनी प्थक्‌ 
सत्ता बनाये हुए ही रहता है। मुक्ति के किसी प्रकार में भी 
उसके अणुत्व की निवृत्ति नहीं होती। जिस प्रकार राजा का 
प्रिय सेवक राजमहल में पहुँच कर सब सुखों को भोगता है 
परंतु रव॒तंत्र रूप से नहीं, अपि तु राजा के परतंत्र रूपसे ही । वह 
सब वंभव का उपभोग करता है परंतु दास्यत्वेन, स्वाभित्वेन 
नहीं । जीव का यह अधीनभाव स्वभाव ही है। इस स्वभाव 
की निवृत्ति न॒ तो संसारी दशा में होती है ओर न मुक्ति दशा 
में। तथ्य यह है कि भक्ति संप्रदाय में अत्यन्त अल्प मात्रा में 
ही सद्दी दूत भाव अवश्यमेव विद्यमान रहता है। इस प्रकार 
शैव मत जहां स्वातंत्रय के ऊपर आश्रित है, वहां वेष्णव सत 
पारतंत्रय के तथ्य पर अवलंबित है । दोनों में यह मौलिक भेद 
ध्यान देने योग्य है । 


(२) शैबमत की तुलनामें वष्णुबमतका साधन तत्त्व भी भिन्न 
है। शेवमत में ज्ञान तथा भक्ति दोनों का शिवत्त प्राप्ति में साध- 
नत्व है। द्वतवादी 'शैवसिद्धांत' मत में भक्ति की उपादेयता 
मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती, परंतु अद्द त- 
वादी प्रत्यभिज्ञामत में भी ज्ञान के साथ भक्ति का उपयोग है। 
अद्वत ज्ञान की संपत्तिदशा में अद्वेत सत्ता का ही साम्राज्य 
रहता है । एक द्वी शिव अपनो नाना आकृतियों से खेला करता 
है | वही राजा है और वही प्रजा है। फलत: एकत्व-संपन्न शिव 
अपनी ही विभिन्‍न अभिव्यक्तियों के साथ लीला किया करता 
है। फलतः यहाँ ज्ञान तथा भक्ति का एकत्व तथा अभिन्‍नत्व 
अभीष्ट होता है शव संप्रदाय में । 


६१६ भागवत संप्रदाय 


परंतु वेष्णव मत में भगवत्प्राप्ति में भक्ति ही केवल साधन 
है, ज्ञान ओर कम तो गौणरूप से उसके सहायकमात्र हैं। 
रामाछुज मत में तीनों के परस्पर फल की मीमांसा नितांत स्पष्ट 
है | रामानुजके मतमें भगवत्‌-रूप विशेष्यकी प्राप्ति ही चरम लक्ष्य 
है । अचित्‌ ( जड़ » तथा चित्‌ ( जीव ) तो उस विशेष्य के 
विशेषणमात्र होते हैं। साधक कम के द्वारा अचित्‌ तत्त्व अथवा 
प्रकृति को अपने वश में कर लेता तथा ज्ञान के द्वारा वह चित्‌ 
तत्त्व अर्थात्‌ आत्मा को वश में कर लेता है। इस प्रकार कर्म 
ज्ञान को उद्बुद्ध करता है दथा ज्ञान भक्ति को । और चरम लक्ष्य 
की प्राप्ति में भक्ति ही एकमात्र साधन है। अन्य भागवत संग्रदायों 
में भी भक्ति की उपादेयता अक्लुग्ण ही रहती है। 


.. (३ ) मुक्तावसथा में भी वेष्णव संप्रदाय की कल्पना शेव 
संप्रदाय से नितांव भिन्‍न है । वेष्णबमत में जीव संसार- 
दशा से मुक्त होकर उत्क्मण-काल में माया के आवरण 
को भंग कर मह्ामाया के राज्य में श्रवेश करता है और 
अपनो योग्यता के अनुसार यहीं भ्रमण किया करता है। 
वकुरठ तथा गोलोक आदि लोक इसी त्रिपादविभूति में स्थित होने 
से शुद्ध सत्त्व से बने रहते हैं। मुक्त जीव भी भगवान 
के केकय तथा सेवा के निमित्त शुद्ध सत्त्व से विनिर्मित देह को 
धारण करता है| इस प्रकार वह योगमाया के ल्ञोक का कदापि 
अतिक्रमण नहीं करता है, क्योंकि बष्णवों के मान्य ऊध्बे लोकों 
का अस्तित्त्व इसी लोक में होताहै जहाँ जीव को 'पूर्ण अ्ं' की 
प्राप्ति का अवसर नहीं मिज्ञता | पूर्ण अहँ? का स्थान योगमाया 
के लोक के भी ऊपर है और यहीं शेव-मतानुसार जीब अपने 
आशणव मल से भी उन्मुक्त दोकर शुद्ध चैतन्य रूप 'पूण अहं? 


वेष्णव साधना ६१७ 


भाव में प्रतिष्ठित होता है। 'स्वातंत्यवाद” को पुरस्सर करने 
वाले शंबमत में जीव का अखुत्व मल होने के कारण 'पूर्ण अह्ं 
भाव की उपलब्धि में बाधक का काम कथमपि नहीं करता। 


(२) 
वेष्णव मतों में साम्य और वेषम्य 


बष्णव सम्प्रदायों में कतिपय सिद्धांतों को लेकर परस्पर में 
मतभेद तथा वषम्य अवश्यमेव वतमान है, तथापि कविपय ऐसे 
तथ्य हैं जिनमें वष्णवरात्र, चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय का 
अनुयायी हो, समभावेन श्रद्धा रखता है और उनकी सखत्यता में 
पूर्ण विश्वास रखता है। 


(क) 
साम्य 


वष्णवों के अनुसार भगवत्‌ तत्व सगुण तथा साकार 

जिसकी प्रष्ठ-भूमि में निगु ण तथा निराकार ब्रह्म स्वंदेव 
विद्यमान रहता दै। उदाहरण के लिए हम सूथ तथा उससे 
विनिरगंत प्रभापुज को ले सकते हैं । सूय स्वयं सगुण 
तथा साकार रूप में विद्यमान रहता है, परंतु उससे निक- 
लने वाला प्रभापुज जगत्‌ में व्यापक होंने पर भी निराकार ही 
शहता है। गीता के अनुसार अ्रक्षर ब्रह्म तथा. पुरुषोत्तम में यद्दी 
सूद्रम विवेचनीय अंतर है। अक्षर ब्रह्म तो निगु ण रूप ही है 
परंतु भगवान्‌ अनंत-कल्याण-गुण-निकेतन, समस्त-प्राकृत-गुण 


ब्श्ष्य भागवत सं प्रदाय 


विद्दीन, हेयप्रत्यनीक द्वोता है तथा भक्तों की रसमयी भक्ति के 
परवश होकर इस प्राकृत ज्ञोक में अपनी लीला के आरवाद के 
लिए भी अवतार धारण करता है। वह अपने भगवद्धाम में 
विग्रह धारण करता है ओर यह्दू विग्रह छः गुणों के समुच्चय से 
संपन्न होता है जिनके नाम हैं--ज्ञान, शक्ति, ऐश्वयं, बल, बीय 
तथा तेज | भगवान्‌ निग्ु ण होकर भी सगुण होता है। अप्रा- 
कृत गुणों से दीन होने के कारण बह “िगुण' कहलाता है और 
उपयु कत छः गुणों से संबलित होने के हेतु वह 'सगुण” अथवा 
'बाडगुण्यविग्रह” कहलाता है। यह भगवान सवंदा स्वामी, विभु 
तथा शेषी होता है ओर जीव स्वभाव से ही दास, अशु तथा 
शेष होता है। वष्णब मत की यह मौलिक कल्पना है जिसकी 
स्थापना शैव सत की तत्सदश भावना के साथ तुलना कर के 
ऊपर सप्रमाण की गई है। | 


भगवान्‌ केवल भक्त के द्वारा ही प्राप्य हैं। ज्ञान तथा कर्म 
का आश्रय भी वेष्णव मत में मान्य है, परंतु अंगत्वेन, मुर्य- 
त्वेन नहीं अर्थात्‌ कम के अवलंबन से भक्त का चित्त शुद्ध होता 
है तथा ज्ञान के द्वारा आत्मा का बोध द्वोता है, परंतु परमात्मा 
को उपत्वब्धि में भक्ति ही एकमात्र साधन है। भक्ति साधन- 
रूपा भी है तथा साध्य-रूपा भी। साधनभक्ति नवधा मानी 
जाती है जिसमें “आ्रात्मनिवेदन! ही सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। 
सब वष्णक-संप्रदाय “'शरणागति? की श्रेष्ठा तथा उपादेयता 
पर एकमत हैं । “शक्तिपात' के द्वारा ही जीब का परम कल्याण 
होता है। भक्ति इस लोक की वस्तु नहों है। बिना भगवान्‌ के 
अलनुप्रह के जीव में न॒ तो भक्ति का उदय हो सकता है, न वह 


भगवान्‌ के केकय को ही प्राप्त कर सकता है। 


वेष्णव साधना ६१६ 


वष्णब मतों की आस्था केवल विदेहमुक्ति के ऊपर ही 
है, जीवन्मुक्ति के ऊपर नहीं । जब तक जीव देह धारण किये 
रद्दता है, तब तक दुःखों के क्षीण होने पर भी वे सबंदा के लिए 
क्ञीण तथा ध्वस्त नहीं हो जाते | देह की सत्ता उनके पुनः उदय 
की संभावना लिये रहती है। विदेह मुक्ति होने पर ह्वी जीव 
भगवान्‌ के सान्निध्य में रहकर उनकी सेवा करता हुआ आनंद- 
मय जीवन बिताता है। मुक्त दशा में भी जीव सेवा के निमित्त 
देह धारण करता है, परंतु यह शरीर शुद्ध सक्तव के उपादान से 
निर्मित होने के कारण अप्राकृत, शुद्ध चिन्मय, नितांत विशुद्ध 
होता है| सामीप्यादि मुक्तिभेदों में भक्त का भगवान से किंचि- 
दंश में भेद बना रहना स्वाभाविक ही है, परंतु सायुज्यमुक्ति 
में भी जहाँ मुक्त जीव भगवान्‌ के साथ एकभावापन्न हो जाता 
है, वहाँ भी जीव का प्रथग्भाव ही रहता है। वेष्णवों की मुक्ति 
समुद्र में बिंदु के विलय समान नहीं है, प्रत्युत बह दो समकेंद्री 
वृत्तों के मिलन के सदृश है जिसमें एक के ऊपर रखने से दूसरा 
वृत्त एकाकार अवश्य हो जाता है, तथापि बह अपनी प्रथक 
सत्ता तथा वेशिष्टय बनाये रखता है। 


(ख) 
वैषम्य 


इस प्रकार ईश्वर, जीव तथा मुक्ति की कल्पना में बहुशः 
साम्य होने पर भी जीब तथा ईश्वर के परस्पर संबंध को लेकर 
ही. दे कक भें ९्‌ः 
वष्णव-संप्रदायों में पर्याप्र पाथक्य है । भक्ति भावना के विरोधी 
होने के कारण शंकराचाय द्वारा निर्दिष्ट मायावाद का खंडन 


&२० भागवत संप्रदाय 


प्रत्येक संप्रराय करता है। चैतन्यमत भगवान में अचिन्त्यशक्ति 
की सत्ता होने के कारण “अचिन्त्य भेदाभेद” सिद्धांत का 
पुरस्कर्ता है, तो वल्लममत माया-संबंध से विरहित शुद्ध बअद्य 
की एकता में विश्वास करता है। माध्वमत जीव ओर ईश्वर सें 
पूर्ण हे तभाव का समथेक है। निम्बाक तथा रामासुज मत 
में सिद्धांत के विषय में विपुल साम्य दृष्टिगोचर होता है। 
रामानुज चित्‌ (जीव ) तथा अचित्‌ ( जड़ ) को भगवान्‌ के 
गुण, प्रकार था विशेषण मान कर उभयविशिष्ट ब्रह्म] की अद्द तता 
मानते हैं, परंतु निंबाक अवस्थाभेद से चिदचिद्‌ को ईश्वर से 
भिन्न तथा अभिन्न मानकर 'भेदाभेद” का समथन करते हैं । 


. भ्गवल्लीला के विषय को भी इन संप्रदायों में पर्याप्त मतभेद 
है। रासानुज तथा मध्वाचाय लक्ष्मीनारायण के उपासक हैं। 
अतः भगवान में ऐश्वयंभाव की प्रधानता होने से इन्हें दास्य 
भाव की भक्ति ही अभीष्ठ है। रामानंदी वेष्णव गयणों में भी 
इसी दास्य भक्ति का प्राघान्य है। मर्यौदा-पुरुषोत्तम रामचंद्र 
राजा तथा प्रभु के रूप में ही ग्रहीत किये जाते हैं। अतः ऐश्वये 
भाव के प्राधान्य के कारण यहाँ भी दास्यभक्ति का ही साम्राज्य 
है; परंतु इन रामानंदी वेष्णबों में भी माधुयं भाव के उपासक 
भक्तों का एक उपसंप्रदाय है जो संख्या में कम होने पर भी 
प्रभाव में न्‍्यून नहीं है। अयोध्याजी में 'रामसंप्रदाय के भीतर 
भी 'खखीभाव? वाले भक्तों की संख्या इस समय वृद्धि पर है। 
कृष्णभक्ति शाखा के भीतर उपास्य देव की भिन्नता नहीं है । 
निंबाक, वल्लम तथा चेतन्य शक्तिमान्‌ कृष्ण की उपासना पर 
आग्रह रखते हैं, परंतु हित हरिवंश ने आह्यदिनी शक्तिरूपा राधा 
को ही अपने संप्रदाय में प्राधान्य दिया है। इनकी उपासना“ 
पद्धति में भी परस्पर सूक्ष्म भेद लक्षित द्वोता है। निम्बाकमत में 


वैष्णव साधना ६२१ 


प्रध्यभाव की ओर साधकों को विशेष प्रवृत्ति है। वल्लभाचाये 
ने शूृंगारभावना अथवा माधुयेभावमयी भक्ति को अपने 
संप्रदाय में मुख्य साना था, परंतु प्रचार किया उन्होंने बाल 
भाव की उपासना का ही। इसमें एक हेतु है। उस्यविध भाष 
की उपासना में एक सुक्म भेद है। श्रृंगार भाव की तुलना 
सिंहिनी के दूध के साथ की जा सकती है जोया तो सिंह के 
बच्चे के मुंह में ठहरता है अथवा सुवणपान्न में; अन्य पात्र में 
पड़ते ही वह फट जाता है। उसी प्रकार श्रृंगार भाव के लिए. 
उत्तम अधिकारी की आवश्यकता होतीं है जिसका मिलना 
असंभव नहीं तो दुःसंभव अवश्य है। बालभाव गायके दूध के: 
समान है जो सब पात्रों में समभाव से रखा जा सकता है। 
श्गार भावना को रहस्यमयी सानकर बालभाव को ही विपुत्न 
प्रचार करने में वल्लभाचाये का यही आशय प्रतीत होता है। 
चैतन्यमत में अन्य भाषों की सत्ता होने पर माधुय भाव की 
उपासना को ही मुख्यता दी गई है। सहजिया वष्णवों के 
अनुसार तो माधुय भाव की उपासना ही एकमात्र ग्राह्मय तथा 
मान्य है। वारकरी संप्रदाय राधा के स्थान पर रुक्मिणी को 
ही ऋष्ण की शक्तिरूपा मानता है। इसीक्िएं इन्हें दास्यभाव की 
ही भक्ति अभीष्ट है। इस प्रकार सिद्धांत तथा उपासना उस्रय 
प्रकार की भिन्नता होने के कारण भागवत संप्रदायों में पररपर 
बेषम्य भी अवश्य है और यही तो उनका अपना वेशिष्ट्य हे । 


हि हे 
0मन्‍_ 8 ९... 


६२२ भागवत संप्रदाय 


(३) 


पंचवा भर्फि 


आत्मसंसिद्धि के साधनों में भक्तिमाग का साधन बहुत 
असमोघ साधन माना जाता है। परनत्रह्म के विषय में भागवत 
संप्रदाय का बीज इस श्रुतिवाक्य में निहित है--रसो वे सः | रस 
ह्वाय॑ लब्ध्वाउडनंदी भवति। श्रीमदूभागवत में इसी बीज का 
विस्तार लक्षित होता है। समस्त वेष्ण॒व संप्रदायों में रससिद्धांत 
का कुछ न कुछ वर्सन मिलता है, परंतु गौडीय वेष्णव संप्रदाय 
का यह तो सबंस्व है। 

(रख! एक समग्र मानसिक वृत्ति है और “भाव” उसी का 
प्रारंभिक आधार है। “रस? भाव की ही एक दशा है ओर बह 
भावमयों अवस्था एक अनन्य अखण्ड मनो5वस्था है। रस के 
उनन्‍्मेष के निमित्त मुख्य आधार को बाह्य बस्तुओं के परिपोष की 
आवश्यकता द्वोती हे। उसमें अंदर की वस्तु है--भाव और 
बाहरी वस्तुएं हें--विभाव, अनुभाव आदि। रस के उन्‍्मीलन 
के निमित्त “भाव? ही मुख्य आधार द्वे। “भक्ति रसामृत सिंघुः 
में भाव? की यह परिभाषा है-- 


शुद्ध सत्व-विशेषात्मा प्रेमसूर्याश-साम्यभाक्‌ । 
रुचिमिश्चित्तमासूण्यकृद्सा भाव उच्यते ॥ 


विशेष शुद्धसत्त्व से संपन्न जीव प्रम सूय के किरण के समान 
है। रुचि (अर्थात्‌ भगवश्माप्ति की अभिलाषा, भगवान्‌ के 
अनुकूल होने की इच्छा ) के द्वारा चित्त को स्निग्व बनानेवाली 
जो उसकी भक्ति है वह्दी भाव” कहलाती है । 


वैष्णव साधना ६२३ 


भाव एक सनः्स्थिति है जो परब्रद्वा परमात्मा की चिच्छुक्ति 
की दिव्य अभिव्यक्तियों का प्राकृतिक गुण होने के कारण स्वभा- 
वतः तथा स्वरूपतः शुद्ध चित्‌ ही है। इस स्थिति में भगवत्त- 
संबंधी नानाविध तदनुकूल इच्छायं मन को म्रदु तथा शांत बना 
देती हैं. जिससे वह अनेकविध भावों को ग्रहण करने में समथ 
होता है | भाव की इस परिमाषा के अनुसार श्रीकृष्ण के नित्य 
सद्दचरों तथा सदचरियों के मन के भाव को ही “भाव? कहते 
हैं। और जब यही भाव चित्त में अचल हो जाता है तब उसे 
स्थायी भाव? कहते हैं । वेष्णव शास्त्रों के अनुसार रस का स्थायी 
भाव कृष्ण रति” ही है। “अल्लंकार कौस्तुभ” के अनुसार यह 
स्थायी भाव चित्त का आरवाद के अंकुर का मूलस्थानीय कोई 
धर्म है अर्थात्‌ यह भगवान्‌ की ही आनंदमयी शक्ति है जो 
जीव के अंदर सूक्ष्म तथा अ्रप्रकट रूप से अवस्थित रहती है, पर 
है यह सनातन | इसका आविशभाव मन में तभी होता है जब वह्द 
रज तथा तम से रहित होकर शुद्धसक्त्व में प्रतिष्ठित होता है-- 


आस्वादाकुर-कन्दो5स्ति घम: कश्चन चेतस: । 
रजस्तमोम्यां द्वीनसयथ शुद्धसत्ततया मनः | 
ख स्थायी कथ्यते विज्ञेविभावस्थ एथकतया ॥ 

( अलंकार कोस्तुभ, किरण ५. श्लोक २ ) 


कृष्ण रति वस्तुतः एकरूपा ही है, फिर भी एक ही व्यापक 
भाव चित्तम्ेद से विभिन्न रूपों में ददित हो सकता है। ओर 
इसीलिए यह कष्णरति” वंष्ण॒व प्रंथों में पाँच प्रकार की मानी 
गई है--शांति, प्रीति, सख्य, वात्सल्य और प्रियता ( अ्रथवा 
माधुय) और इन्हीं परे तत्तद्‌ नामक पाँच रसों का उदय द्ोता है । 


६२४ मागवत संप्रदाय 


(१) शांति रति? से शांतिरसका उदय होता है। रूप गोस्वामी 
की इस रस की व्याख्या आलंकारिकों की व्याख्या से नितांत 
भिन्न है। शांति का अथ शम ओर भागवत के अनुसार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण में निरंतर अनुराग होना ही 'शभ? है" । ओर जहाँ 
भगवान्‌ में चित्त अनुरक्त द्वो जाता है वहाँ वह सांसारिक विषयों 
से विरक्त हो जाता है। शांतरस के अनुयायी भक्तों का प्रधान 
लक्षण है भगवान्‌ में चित्त का अबाध गति से अनुरक्त द्वोना। 
इनकी पहिचान भी कई चिन्हों से होती है--( १ ) नासाभ्र दृष्टि, 
(२) तपस्वी का सा ऊपरी व्ययहार, (३ ) अमभक्तों से दृंष 
नहीं ओर भक्तों से राग नहीं, ( ४ ) सांसारिक बातों में रागद्द ष 
का अभाव आदि | जिस प्रम से शांतरस के परमानंद की प्राप्ति 
होती है उसमें एक बड़ा दोष यह है कि वह भगवान्‌ के साथ 
किसी वैयक्तिक संबंध के ऊपर आश्रित नहीं रहता है ओर इसी 
लिए वेष्णव शाक्ष में रस के आरोहण क्रम में शांतरस का स्थान 
बहुत ही नीचा है । 

(२) प्रीतिरस या दासस्‍्यरस का स्थायीभाव भक्त की यह 
संतत भावना ही है कि में भगवान्‌ का अनुम्राह्म हूँ ओर वे मेरे 
अनुप्रहकर्ता हैं। मैं उनका सेवक हूँ और वे मेरे स्वामी हें । 
प्रीति दो प्रकार की होती है--( १) संभ्रम प्रीति ओर (२) 
गोरवप्रीति | 'संभ्रमप्रीति? में भक्त का भगवान्‌ में परभाव द्दोता 





१ भक्ति रसामृत सिन्धु २५।१३--१४ 
२ स्वस्माद्‌ भवन्ति ये न्यूनास्तेडनुग्राह्मा हरेमताः। 
आराध्यत्वात्मिका तेषां रतिः प्रीतिरिती रिता ॥ 
“--मक्तिरसामृतसिन्धु २।५]२३ 


वैष्णव साधना ६२५ 


है; मक्त अपने को भगवान्‌ से अत्यंत हीन तथा दीन समझता 
है ओर भगवान के अनुग्रह की इच्छा रखता है। “गौरवभीति'- 
संपन्न भक्त सदा भगवान्‌ के द्वारा रक्षित तथा पाल्नित होने की 
इच्छा रखता है। भक्त के चित्त में जा यह भावना निरंतर जाग्रत 
रहती दे कि श्रीकृष्ण ही मेरे प्रभु तथा रक्षक हैं इसी को शाख्र मैं 
गौरब” कहा जाता है ओर गौरव प्रीति? में इसी भावना से भक्त 
को आनंद मिलता है। इस 'प्रीति रस” में भक्त के चित्त में 
हीनता, दीनता तथा मयौदा का भाव सदा जाग्रत रहता है 
मर्यादा के अंतगत होने से 'दास” भक्त के कार्यों से भगवान्‌ कोः 
विशेष आनंद की प्राप्ति नहीं होती | दास भक्तों के चार भेद 
होते हैः-- ५ 

( १) अधिकृत, ( २ ) आश्रित, (३ ) पारिषद्‌ और (४) 
अनुग | अधिकृतदास भक्तों में ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर आदि मुख्य 
माने जाते हैं। आश्रित भक्त तीन भ्रकार के होते हैं-- 

( के ) शरणागत--भगवान्‌ के शरण में आये हुए सुग्रीब, 
बिभीषण आदि भक्त । ३ 

( ख ) ज्ञाननिष्ठ--भगवान्‌ के तत्त्व को जानकर जिन लोगों 
ने मोत्त की इच्छा छोड़कर कर केवल भगवान्‌ का ही आमभ्रय 
प्रहण किया है, जेसे सनक, शुकदेव आदि । क्‍ 

( ग) सेवानिष्ठ--भुक्ति-मुक्ति की सकल स्पृह्ा को 
छोड़कर केवल भगवान्‌ की सेवा ही जिनका-जीवन ब॒त है जेसे 

_हनुमान्‌ , पुण्डीक आदि. क्‍ 

जो सारथि आदि के कार्यद्वारा भगवान्‌ की सेवा करते हैं 
झौर समय समय पर साथ रहकर सलाह आदि भी दिया करते 
हैं उनकी गगाना पारिषदों में की जाती है जेसे उद्धव, भीष्म, 

१०९० 


६२६ भागवत संप्रदाय 


विदुर, संजय आदि | अनुगभकतों का काथ भगवान्‌ का सदा 
अनुगमन करना तथा सेवा करना होता है। ये भी अपने 
स्थान के कारण 'पुरस्थ” तथा 'बजस्थ” भेद से दो प्रकार के 
माने गये हैं 

दास्यरस का स्थायी भाव है संभ्रमप्रीति जो प्रेमा, स्नेह 
तथा राग का रूप धारण कर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। जब 

संभ्रमप्रीति इतनी बद्धमूल होती है कि इसमें साधक को ह्वास 
की तनिक भी आशंका नहीं होती, तब इसे प्रमा कद्दते हें। यही 
“अ्सा गाढ़ होने पर चित्त को द्रवीभूत करता है तब स्नेह की पदवी 
थाता है। स्नेह का प्रधान चिह्न है--क्षणिक भी वियोग को 
सहना? | प्रिय के विरहमें भक्त की आकुलता का कारण यही 
स्नेह द्वोता हैं। राग? स्नेह के ही उत्कर्ष का अभिधान है। 

ग! दशा में भक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साक्षात्कार से या 
तत्तल्य स्फुरण से या कृपाल्लाभ से भगवान्‌ का अंतरंग बन 
जाता है और तब दुःख भी सुख बन जाता है और भक्त 
अपने प्राणनाश की तनिक भी चिंता बिना किये हुए उनकी प्रीति 
के अजन में आसक्त रहता है। इस प्रकार राग? “प्रीति! को 
चरमावस्था का अभिधान है । 

(३) प्रेयोरस--दास्य रस' में एक प्रतिबंध रहता है जिससे 
भक्त भगवान्‌ के सामने मर्यादा का पालन करता हुआ उनके प्रति 
गौरव भाव तथा आदर भाव से विजम्मित रहता है। उनके 
सामने अपना हृदय खोल कर दिखलाने से सदा पराड्मुख रहता 


१७७७७ कम 


१ साब्दश्चित्तद्रव॑ कुवन्‌ प्रेमा स्नेह इतीयते। 
ऋंणिकस्यापि नेह स्थाद्‌ विश्लेषत्य सहिष्णुता ॥ 
-भक्ति रसामृतसिंघु ३।१२।४५ 


वेष्णव साधना ६२७ 


है | 'दास्य” की यह विज्कक्षण भावना 'संभ्रम” शब्द के द्वारा व्यक्त 
की जाती है । 'संभ्रम” का अथ है गौरव के द्वारा उत्पन्न व्यप्रता 
( गौरवकृत-वयग्रम )। सझय रति का मुख्य चिन्ह है विश्रस्भ 
अथ्थात्‌ किसी प्रकार के प्रतिबंध से रहित गाढ़ विश्वास" । सखा 
अपने सखा से अपने हृदय की गोपनीयतम घटना को भी स्पष्ट 
शब्दों में प्रगट करने में तनिक भी आनाकानी नहीं करता । सख्य 
है एक वबण, एक वेश, एक से ही गुण, एक से ही पद तथा 
एक ही स्री स्थिति वाले दो मनुष्यों का अपनी गुद्य से 
गुद्य वस्तु को न छिपा रखना। यद्दी सहयरति विभाव आदि 
उचित उपकरणों के द्वारा परिपुष्ट होने पर सख्य रस में परिणत 
हो जाती है। दास्थरस की अपेक्षा सख्यरसर ( प्रयोरस ) की 
महनीयता बहुत ही अधिक है। यहाँ भक्त भगवान्‌ के सामने 
अपने सनोगत भावों को, गुद्य से गुह्म होने पर भी, निर्भयता 
तथा स्वच्छ इता के साथ प्रकट करता है। अतः आदरशं प्रमस्वरूप 
भगवान्‌ के साक्षात्कार की इसमें बहुत अधिक संभावना 
रहती है। विश्रंभ का गाढविश्वाप-विशेष आपस में सबंधा 
अभेद प्रतीत रूप होता है अर्थात्‌ मित्रों में किसी प्रकार की भेद- 
भावना को स्थान नहीं मिल्तता | इसलिए इसमें किसी प्रकार की 
धयंत्रणा? ( बंधन, प्रतिबंध या संकोच ) नहीं रहती ओर इसी 
कारण खख्य की भूयसी महत्ता हे । 


| आशा अनानिनननागतीतकििनिति फतह ए ५० 





१ विमुक्तसंम्रमा या स्थाद्‌ विश्रम्भात्मा रतिद् योः ॥ ५४ ॥ 
प्रायः समानयोरत्र सा सख्य॑ स्थायिशब्दभाक | 
विश्रम्मो गांदविश्वासविशेषो अन्त्रणोज्कितः ॥ ५०५ ॥ 
--मभक्तिरसामृतसिन्धु, पश्चिमविमाग, तृतीय लंहरी 


सकी 


६२८ भागवत संप्रदाय 


ख्यरस के भक्तों के दो प्रकार होते हैं-- 


(१ ) पुरसंबंधी जैसे अज्ुन, भीम, द्रोपदी आदि-- 

(२) ब्रज्-संबंधी में चार अवांवर भेद माने जाते है-- 

(क ) सुदत्‌ सस्ता--श्रीकृष्ण से उम्र में कुछ अधिक, 
वात्सल्य भाव से युक्त सदा श्रीकृष्ण की रक्षा में तत्पर सुभद्र, 
बत्नभद्र आदि | 


( ख) सखा--उम्र में श्रीकृषण से कुछ कम ओर उत्तके 
सेवा-सुख के आकांज्षी देवप्रस्थ, मरन्‍द, मणिवन्ध आदि । 


(ग) प्रिय सबा--उम्रमें श्रीकृष्ण के समान, श्रीकष्ण के 
साथ सदा नि: संक्रोच भावसे खेलने वाले श्रीदास, सुद्दाम आदि । 


(घ ) प्रियनम सखस्[-इनसे भी अधिक भाववाले, अ्रत्यंत 
अंतरंग, गोपनीय लीलाओं के सहचर सुबल, उज्ज्वल, अजुन 
गोप शआरादि । 


सख्यरति में विश्रम्भ के विद्यमान होने पर भी उसमें एक 
त्रुटि कक्षित होती है। देश, काल तथा परिस्थिति-जन्य ऐसे 
प्रतिबंध उत्पन्न हो जाते हैं कि भक्त का पूरा समय इसी भाष 
में पूरा पूरा मिमग्न नहीं रहता। फल्लतः रस की पूणुता के 
निमित्त जिस आह्ादमयी दशा की आवश्यकता द्वोती है, उसका 


यहाँ नितांत अभाव रहता है। इसी से वात्सल्यरति” की- 


श्र ता तथा प्राह्मता इसकी अपेक्षा अधिक होती है। 


(५४) चात्सल्यरस का स्थायिमाव वात्सल्यरति है। इसमें न वो 
संश्रम” के लिए स्थान रहता है न विश्रम्भ के लिए, प्रव्युत इनसे 
भी ऊपर उठकर अनुकंपा करने वाले व्यक्ति का अनुकम्प्य व्यक्त. 


वेष्णव साधना ६१६ 


के लिए स्वाभाविक रति या प्रम रहता है इसी का नाम वात्सल्य 
है! । कृष्ण मेरा है,! 'मेरा प्यारा दुल्लारा है? यह 'ममता' करे 
नाम से प्रसिद्ध भावना वात्सल्य का द्वी रूप है। इस संबंध की 
विशेषता यह द्वोती है कि इसमें भगवान्‌ का ऐश्वये-साव बहुत 
कूछ दबा रहता है। मांता यशोदा श्रोकृष्ण के अद्भुत ऐश्व्ये 
को अपनी वात्सल्य-भावना के सामने मूल सी जाती है। भग- 
वान्‌ श्र.कृष्ण समय समय पर अपनी भगवत्ता दिखलाते हैं, 
परंतु न नंदबाबा को उप्तकी सुधि रहती है और न यशोदा मैया 
को । दोनों श्रीकृष्ण को अपना प्रिय पुत्र मानते हैं और उसके लिए 
आनंद देने वाली.सब व॒स्तुएं इकट्ठा क्रिया करते हैं | उनका हृदय 
कृष्ण की चिंता तथा भय से व्याकुत्ञ दवा उठता है। बाल कृष्ण 
का कल्याण चिंतन ही उनके]|जीवन की मंगज्ञमयों भावना है। 
पूरे वर्शित तीनों रफों में वात्सल्य ही सर्वश्रष्ठ सिद्ध होता 
है। इसका मुख्य कारण मनोवैज्ञानिक है। भगवान्‌ तथा भक्त 
के हृदय का परस्पर आक्रषण सवेत्र एक समान नहीं है। भग- 
वान हमारी ओर प्रेम भाव रखते हैं; इस बात का निर्णय न होने 
: पर प्रीति पुष्ट नहीं होती, और प्रयोरस का सबंधा तिरोभाव हो 
जाता है, परतु बात्पतल्यरति को इससे कुछ भी क्षति नहीं होतो । 
माता का हृदय पुत्र के प्रति संतत दयाद्र तथा प्रेमसिक्‍त होता 
है चाहेरवद पुत्र माता के प्रति स्नेह रखे या न रखे | श्रीकृष्ण प्रेम 


# 
थ् 


रख या न रखें, यशोदा के प्रेम में किसी प्रकार को कम्ती नहों 


१ संभ्रमादिच्युता या स्थादनुकम्येडनुकम्ितु: । 
रतिः सैवात्र वात्सल्यं स्थायी भावों निगद्यते ॥ २४ ॥ 
कै. --भेक्तिरसामृत सिंधु 
पश्चिमविभाग, ४ लदरी 


६३० भागवत संप्रदाय 


रहती है। इसी वशिष्टथ के कारण वात्सल्य पूत दोनों रसों से 
आनंद वृद्धि की दृष्टि से विशेष महत्त्वशाली है-- 


शअप्रतीतो तु हरिरतेः प्रीतस्य स्यादपुष्टता । 
प्र यसस्तु तिरोभावो वत्सलस्यास्य न क्षतिः ॥ 
- भक्तिरसामतसिंधु ३।8।२८ 


वात्सल्यरस का विशिष्ट लक्षण '्तन्यस्राव' है जिसे प्रसिद्ध 
स्तम्भ स्वेदादि अष्टविध साक्ष्विक भावों के अतिरिक्त नवम 
साक्त्िविक भाव मानना चाहिए। श्रीकृष्ण के प्रति माता यशोदा 
का जो वात्सल्यभाव है ससतन्यसत्रावः उसी का प्रतीक है। 
यशोदा के चित्त की जो भावमयी स्थिति है उस में अंगभूत 
भाव अनेक हैं और जिख्न समय जिस भाव का प्राधान्य होता है 
उस समय उसी के अनुकूल साक्विक भाव का उदय होता है। 
इन में सब भावों की जो समष्टि है उससे 'स्तन्यस्त्राब' होता है । 
दशरथ, नन्‍द, फोशल्या, यशोदा, देवकी आदि ग़ुरुवर्गीय 
जन वात्सल्यरस के भक्त हैं। इन भक्तों की शुद्ध वात्सल्यमयी 
भक्त है, अन्यत्र दास्य, सख्य तथा वात्सल्य का भाव-मिश्रण भी 
अन्य भक्तों में दृष्टिगोचर होदा है। संकषण का सख्य भाव 
प्रीति तथा वात्सल्य से युक्त था, तो युघिष्ठिर का वात्सव्य प्रीति 
ओर सस्य से संपुटित्‌ था । नारद का सख्य श्रीति से युक्त था, 
तो डद्धव्जी की प्रीति सख्य से मिश्रित थी । इस प्रकार 'भाव 
मिश्रण? के भी अनेक उदाहरण विद्यमान हैं । 


(५) माधुयरस के स्थायीभाव का नाम है प्रियता जो श्रीकृष्ण 
तथा मृगनयनी सुंदरियों के संभोग का आदि कारण माना जाता 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण को कांतभाव से उपासना करना माधुय- 


वैष्णव साधना ६३१ 


भाव के नाम से अभिदहित द्वोता है। यह भक्ति की चरमसावस्था 
माना जाता है क्‍योंकि इस अवस्था में सब प्रकार की मर्यादा 
तथा संकोच दूर हो जाते हैं और भगवान्‌ की निरन्तर सेवा 
अबाधगति से होती है ओर इस प्रकार सुख का समास्वादन 
प्रगाढ रूप से होता है। यह मधुररस लोौकिक दाम्पत्यरस से 
सवंथा भिन्‍न है। लौकिक रस के जितने संबंध हैं वे सब 
स्वाथमूलक द्ोते हैं अर्थात्‌ अपने द्वी सुख के लिए होते हैं । परंतु 
श्रीकृष्ण के प्रति जो यह स्नेहभाव है वह स्वार्थभावना से सबंथा 
उम्मुक्त अथच अलौकिक है। लौकिक दाम्पत्य-प्रेम अहंकारमलक 
है श्रोर भगवत्सम्बन्धी माधुयरस परसुखमत्ञक होता है । एक 
की संज्ञा 'काम' है, तो दूसरे का नाम 'प्रम”! है ओर दोनों में 
शआकाश-पाताल का, अंधकार-प्रकाश का अंतर है। माधुयभाव 
ही जब इतना प्रगाढू तथा बद्धमूल हो जाता है कि अत्यन्त 
प्रतिकूल दशा में पड़ने पर भी भक्त का चित्त उससे विचलित 
नहीं होता, तब उसे 'प्रेम” कहते हैं। प्रेम बराबर आगे बढ़ता 
हुआ स्नेह, मान, प्रणय, राग ओर अनुराग की अवस्था को 
पार कर अंत में 'महाभाव? की चरम सीमा को पहुँच जाता है। 
यही सर्वंसमाद्दारिणी इन्द्रियातीत भावमयी परा स्थिति है जो 
परमभकक्‍तरूपिणी श्रीराधिका के जीवन तथा, आत्मा का स्वरूप 
है । भक्त का यही परम ध्येय है जिसको प्राप्ति प्रत्येक साधक 
का कर्तव्य है और जिसके लिए पूर्बोक्त भावों में से किसी एक 
भाव का आश्रयण श्रयस्कर माना जाता है । 


समय |&] | 


६२३२ भागवत संप्रदाय 
(9) 


गोपी-भाव 


गोपीभाव रस-साधना की उच्चतम कोटि का नाम है ' कुछ 
लोगों की यह भ्रांत घारणा बनी हुई है कि गोपीभाव की डपा- 
सना का अधिकार खस्री-समाज् के भोतर ही सीमित है, गोपीभाव 
के पूर्ण निर्वाह के लिये पुरुषों को ख्तरियों की वेशभूषा का पूरे 
ग्रहण करना नितांत आवश्यक दे और इसी धारणा को काय 
रूप में चरिताथ करने के लिये हम कतिपय पुरुष भक्तों को 
मूंछ मुड़ाकर तथा चटकोली लाल साडी, तथा कड़ा छड़ा पहन 
कर भगवान्‌ के सामने नाचने का र्वांग भरते हुए भी पाते हैं 
परंतु यह घारणा नितांत श्रांत है। गोपीभाव स्ली-सुलभ बाह्य- 
वेष के ऊपर आश्रित नहीं होता, प्रत्युत एक उदात्त आंतरिक 
भाव की संज्ञा है। वह भक्ति-साधना की उदात्त-कोटि का 
उज्ज्वल्ञतस प्रतीक है। भगवान्‌ त्रजनन्दन श्रीकृष्ण के चरणा- 
रविन्द में अपने समस्त आचार-उ्यवहार, काय-कलाप, घमकमे 
का पूर्ण समपंण तथा उनके विरह में परम व्याकुल्षता की 
भावना-गोपीभाव के ये द्वी दो परिचायक लक्षण हैं। महर्षि 
नारद की सम्मति में भक्ति का पूर्ण आदश ब्रज-गोपिकाओं 
के जीवन में विकसित तथा प्रफुल्लित हुआ था और भक्ति का 
पूर्णो आदश है क्या ? “तद्र्पिताखिल्लाचारिता तदूबिरहे परम- 
व्याकुलता च! अथोत्‌ भगवान्‌कों अपने समग्र आचारोंका समपंण 
तथा उनके विरह में परम व्याकुज्ञता। संसार के समग्र निज्ञी 
कर्मों, व्यापारों तथा नाना प्रपंचों की छोड़कर चित्त को रसिक- 
शिरोमणि किशोर-मूर्ति श्रीकृष्ण में सन्‍तत लगाना जिसमें एक 


वेष्णब साधना ६३३ 


क्षण का व्यवधान न जनसे ओर यदि किस्री प्रकार उनसे पिरह 
हो, तो इसमें इतनी तड़पन हो, इतनी व्याकुज्ञता हो कि संसार 
के कार्यों से चित्त सिमिट कर उसी व्याकुज्ञता की दशा में आ्रत्म- 
विभार हो उठे । 


भक्ति शा्र में त्र॒ज्ञ गापिकायें प्रम की धवल ध्वजा मानी 
गई हैं तथा उनकी प्रेम गरिमा के चित्रण में भक्तों की तथा 
कवियों की वाणी ने मक भाव को ही अपना अलंकार समभा 
है। मक्ति-शासत्र का सवश्र प्र ग्रंथ-रत्न श्रीमद्भागवत गोपिकाओं 
की प्रम-माला गूँथने में सबसे अधिक रूपवान तथा सरस शाख्र 
है | भागवत में 'गेह शृंखला! दुजर मानी गई हैं । गृहस्थाश्रम की 
नाना संबंधों की श्र खल्ला सानव को इतनी हृढ़ता से जकड़ी हुई 
रहती है कि उसे तोड़ देना एक टेढ़ी खीर है--दर्गम व्यापार 
है। कलितकलेवरा कामिनी की मंद मुसुकान पर बिकने वाला 
प्राणी क्या कभी अपने हित का चिंतन करता है ? अपने सुकुमार 
शिशु की तोतली बोली पर रीककर वह संसार को ही व्यर्थ का 
हकोसला सममभ बेठता है। रसिया मित्रों की संगति को ही वह 
जगत्‌ का सार सममकर उसी में चित्त रमाये रहता है। सदृरु 
के उपदेशामृत का एक कण भी किसी क्षण में उसके कण-पुट में 
यदि पड़ जाता है तो वह् अपने को इन प्रपंचों से छुड़ाने के लिए 
जी तोड़ परिश्रम करता है, परन्तु इनके तोड़ने में उसे चाहिये 
अश्रान्न अध्यवसाय, अक्लांत-परिश्रम तथा सर्वोधिक भगवदू- 
रखसिक हृदय । बिना इस साधना सामग्री के वह गेह-#ऋ खला को 
कभी नहीं तोड़ सकता । ब्रज गोपियाँ इस दुज॒र गेह श्ंखला 
को श्रच्छी तरह से तोड़ कर भगवान्‌ को ओर अग्रसर हुई थीं । 
पति, पिता, माता, भाई, बंघु आपि समस्त संबंधों को तिलांजल्नि 
देकर ही ये भगवान के चरणारबिंद के मकरंदपान के लिये 


६३४ भागवत संप्रदाय 


अमरी बनीं थीं। इसलिए श्रीकृष्ण ने स्वयं उनकी स्तुति में 
कहा था-- 


न पारये#ं॑ निरवचसंयुजां 
स्वसाधुक्रत्यं विचुधायुषापि वः | 
या माभजन्‌ दुजरगेह-#ंखलाः 
संवृश्च्य तद वः अ्तियातु साधुना ॥ 
भागवत १०।३२॥२२ 


भगवान्‌ का कथन है कि ग्ृहस्थी की दुजर श्व॑ंखलाओं 
को अच्छी तरह काटकर तुम लोगों ने मेरा भजन किया है, 
आपकी मेत्री दोषहीन है। उसमें किसी प्रकार के स्वार्थ का गंध 
नहीं है। देवताओं की आयु पाकर भी मैं इसका प्रत्युपकार नहीं 
कर सकता । इसलिए आप लोग स्वयं अपनी उदारता तथा 
उद्राशयता से मुझे इस ऋण से उन्मुक्त कर दें । 


उद्धव जी को बज भेजते समय श्रीकृष्ण ने प्रेम-गदद कंठ 
से गोपीभाव की विशुद्धता तथा उच्चता का परिचय दिया है। वे 
कहते हैं कि उद्धवजी, गोपियों का मन मुभमें रमा हुआ है। 
उनका प्राण मैं ही हूँ, मेरे लिए उन्होंने समस्त देह-कार्यों का 
विसजन कर दिया है तथा लोकघर्मों का भी परित्याग कर 
दिया है। मैं उनका आभरण-पोषण करता हूँ। मैं उनके लिए 
प्रियतमों का भी प्रिय हूँ। जब मैं बूज से दूर चल्ना ज्ञाता हूँ 
तब ये विरह की उत्कंठा से विहल होकर मेरी स्मृति में मूच्छित 
होकर गिर जाती हैं । मेरे वूज-अत्यागमन के संदेशों से ही 
वे किसी प्रकार अत्यन्त क्लेश से अपना प्राण धारण कर रही हैं। 
तत्त्व की बाद है--वल्लव्यो मे मदात्मिका: । गोपियों की आत्मा 


वैष्णव साधना ६३५ 


मेरे साथ एकाकार है तथा में गोपियों के साथ एकाकार हूँ। 
( भागवत १०।४६।४-६ ) | 'बल्लव्यों में मदात्मिका:? ( भागवत ) 
की 'ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌” से तुलना यही बताती है कि वृज की 
गोपियाँ उक्त ज्ञानी भक्ति को प्रतिनिधि हैं जिसे गीता मक्‍त- 
चतुष्टय में शिरोमणि मानती है । 


सोलहो अआने सच्ची बात यह है कि स्वजन का परित्याग 
नितांत दुष्कर है। भगवान्‌ की मोहिनी साया का पाश इतना 
ढीला नहीं है कि कोई अपना गल्ला छुड़ाकर भाइकर अलग हट 
जाय। वह प्राणी-मात्र के ऊपर इतनी हृढ़ता से रक्खा गया है 
कि उसको हटाना एक दुभर व्यापार हे और इसी पाश को काट 
डाल्ला गोपियों ने । इसीलिए स्वयं उद्धव जी ने अपनी हृदयगत 
अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा था कि में चाहता हूं कि बृंदावन 
के इस वीहड़ू कानन में में लता, ओपषधि या भाड़ियों में किसी 
रूप रहता जिससे मुझे गोषियों के चरण रजःकशण के सपश से 
से पवित्र होने का अवसर मिलता । इन गोपियों की स्तुति हीं 
क्या की जाय जिन्होंने कठिनता से छोड़ने योग्य अपने सगे 
संबंन्धियों को तथा आयपथ को छोड़कर वेदों के द्वारा खोजे गये 
मुकुंद की चरण सेवा को स्वीकार किया था :-- 


शआसामहोी चरणरेणु-जुषामहं स्याम 

वृंदावने किमपि गुल्मलतोौषधीनास । 
याः दुरूयर्ज स्वजनमायपर्थ च हित्वा 

सेजे मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिविस्ठग्याम ॥ 


आत्म-विस्मृतिकी दशामें भी भगवान्‌ के माहात्म्यकी विस्मृति 
कभी न द्वोनी चाहिए। गोपियाँ प्रम की अधिक्रता के कारण 
आपा भत्ते ही भूल जाय, परंतु यद्द याद उन्हें भूल नहीं सकती 


“६२३६ भागवत संप्रदाय 


कि हमारे प्रम का आधार, हमारी कामना का निकेतन, हमारे 
स्नेह का आश्रय वह किशोरमूर्ति श्रीकृष्ण स्वयं भगवान है 
अखिल घट में वास करनेवाला नित्य नूतन श्रमागार है, जगत 
का नियमन करनेवाला अंतर्योमी है। उनका प्रंस किसी मानव 
के प्रति नहीं है, किसी भौतिक देहधारी के प्रति नहीं है, प्रत्युत 
जगन्नियंता के[प्रति है, पड़ ऐश्वय स मंडित-भगवान के प्रति है। 
तभी तो गोपियों ने श्रीमुख से कहा थां-- 


न खलु गोपिका-नन्‍दनो भवा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्मद॒क्‌ । 
विखनसार्थितो. विश्व-गुप्तये 
सख उदेयिवान्‌ सात्तवर्गं कुले || 


आप गोपिका यशोदा, के नन्‍्दन नहीं हैं, प्रत्युत संपूर्स 
प्राणियों के अंतरात्मा के साक्षी तथा द्रष्टा हैं। यादव कुल में 
आप का उदय ब्रह्मा ही निरंतर प्रार्थना करने पर विश्व की रक्षा 
के निमित्त हुआ है | अतः आनंदातिरेक की दशा में भी गोपियाँ 
कृष्ण के अंतर्यामी रूप तथा लोकसंग्रहकारी स्वरूप से भ्ञी 
भाँति परिचित हैं । यदि ऐसा नहीं होता, तो यह प्रेम जार के प्रम 
से अधिक महत्व का नहीं होता । जो महिल्ला अपने घम पति के 
प्रमको तिल्लांजलि देकर किसी उपपतिकों वरण करती है वह समाज 
में हेय तथा अग्राह्म आदश प्रस्तुत करती है । गोपियों के विशुद्ध 
प्रम पर छीटाकशी करने वाले आल्ोचकों का टोटा नहीं है 
परंतु उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि गोपियों ने अपना हृदय 
समपण किया था किसी. परपुरुष को नहीं वल्कि उस परमसपुरुष 
को जो अंतर्यामी रूप में हृदय के कोने में बेठा हुआ हमारा 
संचालन किया करती है तथा हमारे समग्र व्यापारों का निरीक्षक 


वैष्िणवथ्साधना ६३७ 


बन कर हमारे पुण्य-पाप का लेखा जोखा किया करता है | 
इसीलिए महर्षि नारद जी का कहना है-- 


ध्नापि न माहात्म्यज्ञानस्म॒त्यपवादः” “तद्विहीन जाराणामिव! 
नारद-भक्तिसूत्र २२, २ह 


प्रम तथा काम का तारतम्य 


प्रस तथा काम का तारतम्य समर लेना इस प्रसंग में नितांत 
आवश्यक है। प्रेम में त्याग की भावना का प्राबल्य रहता है 
झौर काम में स्वाथ की भावना का प्राधान्य रहता हे। भप्रमी 
अपने प्रमपात्र के क्षिण अपने||सोख्य तथा सम्पत्ति को न्योछ्लावर 
करने के लिप उद्यत रद्दता ,है, परंतु कामी की दृष्टि अपने दी 
सौख्य की ओर लगी रहती है। वह केवल अपना ही स्वाथ 
चाहता है, अपनी इच्छा की पूर्ति की कामना करता है; उसका 
ष्टिबिन्दु प्रियपात्र न होकर स्वयं अपना ही छुद्र आत्मा होता 
है। वह अपने प्रिय की ओर कभी फूटी नजरों से भी नहीं 
देखता । वह देखता है केवल अपने को, अपने क्षुद्र स्वाथ को 
तथा अपने व्यक्तिगत सौख्य को। नारदजी की सम्मति में 
प्रेम की प्रधान पहिचान है--तत्सुखसुखित्वम्‌>प्रियतम के सुख 
में अपने श्रापकों सुखी मानना | परंतु काम में इस भावना का 
कदम अभाव रहता है। गोपियों के जीवन में हम प्रम को 
ही प्रधानता पाते हैं। उनका एक ही उद्दश्य था कि किसी न 
किसी प्रकार से ऋष्णचंद्र को अपने कार्यों से आनंद पहुँचाना। 
इसी सेवा से ही उन्हें अपार आहाद प्राप्त दोता था; उनके हृदय 
में और किसी भी स्वार्थभल्क वासना का अस्तित्व नहीं था । 


द्ष्श्ध् भागवत संप्रदाय 


भगवान्‌ के प्रति समर्पित जीवन में स्वार्थवासना के लिए कहीं 
स्थान नहीं होता। भकत भगवान्‌ से इतना तादात्म्य रखता 
है कि उसके प्रथक्‌ अस्तित्व का कोई मूल्य ही नहीं होता। बह 
केवल भगवान की ही सेवा को अपने जीवन का चरम अवसान 
मानता है। काम दूसरों के द्वारा अपनी तृप्ति चाहता है, परंतु 
प्रमे अपने द्वारा प्रमपात्र की तृि चाहता द्वै ओर उसीके 
आनन्द से स्वयं आनन्द का अनुमव करता है। कृष्ण॒दास 
कविराज ने “चेतन्यचरिताम्ृत? में श्रम तथा काम के इस परस्पर 
पार्थक्य का बड़ा ही सुंदर विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उनका 
कहना है-- 

आाप्मेन्द्रियप्रीति इच्छा, तार नाम काम । 

कष्णेन्द्रियप्रीति इच्छा, धरे प्रम नाम ॥ 

कामेर तात्पय. निज . संभोग केवल | 

कृष्ण सुख तात्पय प्रेम तो प्रबल ॥ 

आत्म दुःखसुख गोपी ना करे विचार | 

कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवद्दार ॥ 

लोकघम, वेदधर्म, देहधर्म कम । 

लज्जा घेय देह सुख आव्मसुख मम [| 

सव व्याग करये करे कृष्णेर भजन । 

कृष्णसुख हेतु करे प्रमेर सेवन | 

इंहाके कहिये कृष्णे इढ़ अनुराग । 

स्वच्छु धोत बस्त्र जैछे नाहि कौन दाग ॥ 

अत एवं; काम प्रेमेर बहुत अन्तर । 

काम अन्धतम प्रेम निमल भास्कर ॥ 

अत एवं ग्रोपी गणे नाहि काम गनन्‍्ध। 

कृष्णसुख हेतु-मात्र कृष्णेर सम्बन्ध ॥ 


वेष्णव साधना ६३६ 


आशय है कि अपनी ही इंद्रियों की जो इच्छा होती है उसी 
का नाम है काम ओर श्रीकृष्ण की इंद्वियों को प्रसन्न करने की 
इच्छा की संज्ञा है प्रम | काम हृदय की संकुचित वृत्ति है जिसका 
तात्पय केवल अपने ही सुख तथा संयोग की भावना रहती है | 
इसके विपरीत प्रम हृदय की उदात्त वृत्ति है जिसका अभिप्राय 
केवल प्रमपात्र श्रीकृष्ण को ही सुख पहुँचाना होता है। गोपियों 
का जीवन प्रम का जज्ज्वल् प्रतीक है। इसलिए गोपियाँ कभी 
अपने सुख की ओर ध्यान ही नहीं देतीं। उन्होंने लोकधर्स 
वेदधम, लज्जा, घेय आदि समस्त वस्तुओं को छोड़कर केवल 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सुख पहुँचाने का दृढ़ नियम तथा निश्चय 
ले रखा था । प्रेम उस स्वच्छ घोए हुए वस्त्र के समान है जिसके 
ऊपर एक भो काला छीटा या दाग नहीं रहता । काम अंधा होता 
है, परंतु प्रम सूथ के समान प्रकाशमान तथा निर्मल्न होता है। 
गोपियाँ प्रम की ध्वजा थीं। अतः उनके जीवन में काम का गंध 
भी देखने को नहीं मिज़् सकता। कृष्ण के साथ उनका संबंध 
इतना ही था कि वे वृजनदन कृष्ण के हृदय में आनद उत्पन्न 
करने का कारण बनती थीं | 

इस प्रकार गोपीभाव के परिचायक चार गुणों की सत्ता 
माननी चाहिए--(१) समग्र स्वत्व तथा संपत्ति को भी कृष्ण के 
प्रति समपण॒ कर देना; ( २) एक क्षण के लिए भी कृष्ण की 
विस्मृति में नितांत व्याकुल्ता, (३ ) श्रीकृष्ण के माहात्म्य तथा 
यश की गरिमा का पूर्ण ज्ञान, (४) श्रीकृष्ण के सुख में अपना 
सुख मानना तथा उनके आनंदित होने पर स्बतः आनंद्त होया। 
इन चारों महनीय गुणों का विज्ञास जिस प्रम में कल्कता है 
वह्दी गोपीभाव का चरम आदश है। अ्रष्टछ्वाप के मान्य कवि 
परमानन्द्दास की यह ःछाघनीय स्तुति सचमुच यथार्थ है-- 


६४० भागवत संप्रदाय 


ये हरिस ओपी गोपी सब तिय ते न्‍्यारी। 
कमल नयन गोबिंद चंद की प्रान पियारी । 
निरमत्सर जे संत तिनहिं चूढ़ामनि ग्रोपी। 
निर्मल प्रेम प्रवाह सकल मरजादा लोपी | 
जे ऐसे मरजाद मेटि मोहन गुन गावें। 
क्यों नहिं परमानंद्‌ श्रेम-भगती-सुख पार्वे ॥ 


इस प्रकार गोपीभाव साधनाके एक उत्कट कोटि का नामांतर 
है । वह बाह्य आालंबन पर आश्रित न होकर शआंतरभाव ऊपर 
अवलंबित होता है | द 


वैष्णव साधना ६४१ 
ही] 


रससाधना 


का 0 है 


साधना के विविध मार्गों को सुभीते के लिए तीन भागों में 
विभक्त कर सकते हें--( १) प्रव्तक दशा, (२) साधक दशा 
तथा ( ३ ) सिद्ध दशा। ये तीनों दशार्य साधक की विशिष्ट 
स्थिति की द्योतिका हैं । प्रवतेक दशा में साधक अपनी साधनाः 
का प्रारंभ करता है। इसके भी साधन की विभिन्नता से दो भेद 
होते हें--नामसाधना ओर मन्त्र साथना। भगवान के स्वरूप 
के समान ही उनका नाम सी चिन्मय, विशुद्ध तथा अप्राकृत होता 
है। भगवज्ञाम प्राकृतिक वस्तु नहीं है, वह श्रप्राकृतिक वस्तु है 
ओर अचिन्त्य शक्ति-संपन्न है । नाम तथा नामी का नित्य संबंध 
होता है। साधक अपने उपास्य-देवता के अभीष्ट नाम का सन्‍्तत 
उच्चारण तथा जप करता हुआ नामी की प्राप्ति में ऋतकाय होता 
है | स्फोट शब्द से ही अर्थ की अभिव्यक्ति स्वतः होती है, परंतु 
स्फोट “अन्त्यबुद्धि-निर्माद्च! होता है. अर्थात्‌ अन्तिम ध्वनि के 
उच्चारण के साथ स्फोट शब्द की पूर्णता होती है और तब अथ की 
अमसिव्यक्ति स्वतः बिना किसी बाह्य कारण की सहायता से होती 
है | उदाहरण के लिए 'राम? शब्द की पूर्णता तभी संपन्न होती 
है जब रेफ, आकार और मकारके अनन्तर अकारका भी उच्चारण 
किया जाता है | जब तक इस अंतिम ध्वनिका जदच्चारण नहीं होता, 
तब तक राम शब्द के द्वारा द्योत्य अथ की स्फूर्ति नहीं होती। 
इस्री प्रकार नाम-साधक का कतठ्य है कि वह नाम की साधना में 
पूण निष्ठा से लगा रहे। जब अन्तिम नाम का चच्चारण पूर्ण 
होगा, तब नामी की अभिव्यक्ति आप से आप एक ज्षण में हो 

४१ द 


६४२ भागवत संप्रदाय 


जावेगी। नामोचारण में भी साधक का कतृत्वाभिमान किसी 
प्रकार कृतकाय नहीं होता, अपि तु नामी की कृपा से ही किसी 
भाग्यशाली पुण्यवान्‌ के कर्ठ से नाम फूट उठता है। 

दीघकाल तक नियमित रूप से नाम साधना करते रहते से 
यथासमय भगवान्‌ की करुणा का उद्रक होता है और वे पथ- 
प्रद्शक गुरु के रूप में नाम-साधक भक्त के सामने आविभूत होते 
हैं और मंत्रोपदेश करते हैं। मंत्र की यथावत्त्‌ साधना से बीज- 
मंत्र की अभिव्यक्ति होती है तथा साधक का चित्त मल्िनता का 
पूर्ण परिहार कर नितांत शुद्ध स्राक्ष्चिक रूप में विद्योतित हो 
जाता है। साधक का पूबंसंचित अशुद्ध काम विगल्नित हो 
जाता है तथा वह अपने भाव के अनुसार शुद्ध सात्तविक देहको 
घारण करता है। इस विशुद्ध शरीर का पारिभाषिक नाम होता 
है--भाव देह । यह देह निर्मेलल, अजर तथा अमर होता है। 
भौतिक-देह से संबद्ध भूख-प्यास, काम-क्रोध, आदि श्राकृत घर्म 
इसे रपशे .तक नहीं करते । इस भावदेह का उदय श्रवतक दशा 
के अवसान तथा साधकदशा के आरंभ का सूचक होता है। 
अब सच्ची साधना का आरंभ होता है, क्‍योंकि अब तक की गई 
साधना साधक को केवल आरभिक योग्यता प्रदान करने के लिए 
ही कतकाय होती है । स्थूल देह में अभिनिवेश या तादात्म्यपू्वक 
जो उपासना साधारण रीति से की जाती है, बह बसस्‍्तुतः साधना 
ही नहीं है । सच्ची साधना तो भाव का साधन है। इस साधन 
को अग्रसर करने के लिए नाम तथा मंत्र दोनों साधक की आरं- 
भिक चेशयं होती हैं। द 

साधक दशा में भावभक्ति का उदय होता है। इस भक्ति के 
आविर्भाव के कारण की समीक्षा करते समथ आचार्यों ने दो 
कारण बतलाये हैं। भाव का उदय कर्म से या कृत्रिम उपायों से 


वेष्णव साधना ६४३ 


होता है अर्थात्‌ स्मरण, कीतेन, आत्मनिवेदन आदि उपायों के 
अवलंबन करने से साधन-भक्ति भाव-भक्ति के रूप में परिणत हो 
जाती है। परंतु कमकी अपेक्षा भगवत्कृपा ही इस परिणाम का 
समथ कारण मानी गईं है। कभी कभी भक्तों के हृदय में साधन- 
भक्ति के अनुष्ठान के विना ही भावभक्ति का आविर्भाव देखा 
जाता है । ऐसे कम के अपम्ाव में भाव का उदय भगवान्‌ 
की अथवा उनके भक्तों की कृपा का परिणत फन्न माना जाता 
है। कुछ आचाय लोग प्रथम को कारण मानते नहीं। वे तो 
केवल कृपा को ही भावोदय में जागरूक कारण मानते हैं । इसका 
एक देतु है। भक्ति हादिनी शक्ति की एक विशेष वृत्ति है । 
ड्ादिनी शक्ति मह्ाभावरूपा होती है। अतः भाव-भक्ति चाहे 
वह साधनपूर्वक हो या कपापृवक हो महाभाव का ही एक अंश 
है । जीव कर्म कर सकता है, क्योंकि वह इस कम-लोक का 
प्राणी है । यह संसार कमंभूमि है-कर्मो की भूमि है जहाँ 
मनुष्य स्वेच्छया नाना कर्मों को करता है, परंतु बह भाव के 
लिए या भक्ति के निमित्त भगवत्कृपा पर ही आश्रित रहता है । 
कमंमूल में जीव रहता और भावमूल में भगवान रहता है। 
भक्ति स्वरूपशक्ति का विज्ञास होने से भगवत्स्वरूप से ही संबद्ध 
रहती है। इसीलिए जीव कर्म तो कर सकता है, परंतु कृत्रिम 
उपायों से भक्ति या भाव को प्राप्त नहीं कर सकता, क्‍योंकि वह 
भावमय नहीं होता । इसीलिए वष्णव आचार्यों का पूर्ण आग्रह 
है कि भाव का भ्रक्‍त-हृदय में स्फुरण भगवत्कपाकटाक्ष से ही 
होता है । 
भावदेह और बाह्यदेह 

बिना योग्य आधार के आधेय की सत्ता नहीं हो सकती। 

बिना विशुद्ध देह के भाव का उदय नहीं हो सकता । यह प्राकत 


६४४ मागवत संप्रदाय 


दह अशुद्धियों के आगार होने से नितांत मज्निन, दोषपूर्ण तथा 
अशुद्ध होता है। इसमें भाव जेसे विशुद्ध पदार्थ के धारण करने 
का सामथ्य ही नहीं रहता । इसीलिए मावदेह की आवश्यकता 
होती है। प्राकृत मालिन्य आदि दोषों से विरहित शुद्ध देह 
ही 'भाव देह! के नाम से अभिहित किया जाता है। भाषदेह 
आंतर विशुद्ध देह होता है और बाह्मदेह बाहरी अशुद्ध देह होता 
है। दोनों देहों में प्रथमतः योग या परस्पर सामझ्जस्य नहीं होता | 
माठ्भाव के साधक का भाव-दंह शिशु के आकार का ही होता 
है चाहे उसका बाह्य प्राकत शरीर भल्ते ही जीर्ण-शीर्ण, जरा- 
पत्नित तथा विगलित-दंत द्वी । सिद्धांत का मूल है. प्रकति तथा 
आकृति की एकरूपता। जो साधक प्रकृतितः शिशु है ( अर्थात्‌ 
मातूृभाव का उपासक है ) वह आकतितः शिशु ही है ( अर्थात्‌ 
उसका भावद्‌ह शिशु के आकार का ही होता है ); इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं। सारांश है कि भसावदह के सिद्ध होने पर ही 
साधक के हृदय में 'भाव” का उदय होता है और यही भाव 
नाना साधनों से विकसित होकर प्रेम” के रूप में परिणत हो 
जाता है। बिना प्रेम के उदय हुए भगवान के अपरोक्ष ज्ञान का 
उदय नहीं होता है । भाव तथा रस में अंतर यही है कि भाव 
होता है श्रपक दशा तथा रस होता है पक दशा । 

भाव दो प्रकार का होता है--स्थायीभाव तथा संचारीभाव । 
संचरणशील होने के कारण संचारीभाव कतिपय क्षण स्थायी 
रहता है और अपना काय समाप्त कर तिरोहित हो जाता है। 
रसका उन्मेष संचारी भाव के द्वारा नहीं होता, अपि तु स्थायी 
भाव के द्वारा होता है। भक्त लोग नाम तथा मंत्र की साधना 
को इसीलिए उपादेय मानते हैं कि इसके द्वारा भाव को संचारी 
दशा से स्थायी दशा में पहुँचाया जा सकता है। भाव के विकास 


वेष्णव साधना ६४५ 


के साथ साथ भक्त हृदय प्रदेश में प्रवेश पाता है। यह अतरंग 
कमल अप्टदलों में विभक्त रहता है जिसके एक एक दत्त के 
ऊयर एक एक भाव की स्थिति सानी जाती है। स्थायी भाव के 
अष्ट प्रकार होने का यही कारण है । भिन्न भिन्न दल तो भाव के 
प्रतीक तथा स्वरूप होते हैं ओर कर्णिका में महाभाव की स्थिति 
अंगीकृत की जाती है। साधक का चरम ज्ञक्ष्य है महाभाव की 
प्राप्ति ओर इसके लिए आठों भावों में से प्रत्येक भाव को क्रमशः 
एक एक कर उसे जगाना पड़ता हैं, नहीं तो कोई भी भाव अपने 
चरम विकाश की अवस्था तक प्रस्फुटित नहीं किया जा सकता | 
विभिन्न अष्ट भावों का समश्रिप ही 'महाभाव' होता है। जिस 
प्रकार हाथ, पेर, आँख, कान आदि अवयवों को छोड़कर स्वतंत्र 
रूप से शरीर का अस्तिक्त्व नहीं रहता, उसी प्रकार अ्रष्टभावों का 
परिहार कर 'महाभाव” की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती | श्रीकविराज 
जी के शब्दों में “अष्टदल की कर्शिका के रूप में जो बिंदु है, वह्दी 
अष्टद्ल का सार है। इसी का दूसरा नाम “मदाभाव' है। 
बस्तुतः अ्रष्टटुल महाभाव का ही अष्टविध विभकत स्वरूपमात्र 
है। इसे महाभाव का काय-व्यूहू भी कहा जा सकता है।ये 
आठ भाव मद्दाभाव के स्वगत आठ अ्रंगमात्र हैं और महाभाव 
का स्वरूप द्वी इन अष्टभावों की समष्टि है" ।?” 

वेष्णव शास्त्र में अष्टदल्न कमल का एक एक दल भाव का 
प्रतीक होकर सखी का भी प्रतिनिधि है। कर्शिकागत बिंदु महा- 
भाव का प्रतीक बनकर श्रीराधा का प्रतिनिधित्व करता है। 
सखियाँ महाभावरूपा श्रीराधा की ही काव्यव्यूह हैं। 
सखियों की समष्टिरूपा राधा उनके बिना नितांत अपूण है। 





१ भक्तिरहष्य पृ० ४४६, 


६४६ भागवत संप्रदाय 


इसीलिए सखियों के सहयोग से ही साधक राधारूप को उपत्नब्धि 
कर सकता है। श्रीराधा तत्त्व का विवेचन भक्तित-प्रथों में बड़ो 
मार्मिकता के साथ 'किया गया है। प्रमरूषिणी राधा आनंद-विग्नह 
श्रीकृष्ण की आह्ादिनी शक्ति है | आनंद तथा प्रम का 
नितांत घनिष्ठ संबंध रहता है। श्रानंद न तो प्रम के अभाव में 
जी सकता है और न प्रम ही आनंद के अभाव में रह सकता 
है। आनंद के घनीभूत विग्नह श्रीकृष्ण है, तो प्रेम की घनीभ्रूत 
मूर्ति श्रीराधिका हैं। दोनों का साहचये नित्य है। न कृष्ण के 
बिना राधा की स्थिति रह सकती है ओर न राधा के बिना 
कृष्ण रह सकते हैं। श्रीकृष्ण द्वी राधा के जीवन हैं। श्रीकृष्ण 
भोक्ता हैं; श्रीराघा भोग्या हैं। पुरुष सेठ्य तथा आराध्य है। 
प्रकृति सेव्या तथा आराधिका है | इसीलिए प्रमस्वरूपिणी राधिका 
अपने प्राण और मन को अपण कर श्रीकृष्णको सदा प्रसन्न किया 
करती है । 


हादिनी शक्तिके रूप-निदश के अवसर पर कष्णदास कवि- 
राज कहते हैं कि ह्ादिनी कष्ण को आनंद का अनुभव कराती 
है। हादिनी के द्वारा ही भगवान भक्तों का पोषण करते हैं। 
हादिनी का सार है प्रेम और प्रेम का सार है भाव ओर भाव 
की परमकाष्ठा का अभिधान है महाभाव?!। श्रीराधा ठकुरानी 
महाभाव-स्वरूपा हैं। वह सब गुणों की खानि होने से श्रीकष्ण 
की फांताओं में शिरोमाण 


हादिनी कराय कृष्णेर आनन्दास्वादन | 
हादिनी द्वाराय करे भक्तेर पोषन ॥ 
हादिनीर सार प्रेम, प्रेमसार भाव । 
भावर परसकाष्टा. नाम महाभाव ॥ 


वेष्णब साधना ६४७ 


महाभावस्वरूपा  श्रीराधा ढठाकुरानी । 
है 
सवगुणखानि कृष्णकान्ताशिरोमनी ॥ 


“कष्ण के द्वारा आराधना किये जानेवाली अथवा कष्ण की 
आराधना करनेवाल्ञी ही राधा! है। महिषी, गोपियाँ तथा 
लक्ष्मी इन्हीं की कायब्यूह हैं। राघा तथा श्रीकष्ण रससागर 
महाविष्णु के देह से ही दो रूप हो गये हैं?। राधिकोपनिषद्‌ के 
इस कथन" से राधा तथा सखियों के परस्पर संबंध की कल्पना 
का निर्णय हो सकता है। सखियाँ राधा की कायव्यूहरूपा हैं । 
अतः वे भी नित्य सखी तथा सहचरी रूप. से श्रीराधा-कष्ण की 
निरंतर सेवा, भजन तथा उपासना कर उन्हें आनंदरस-निभर 

नाती हैं। पहिल्ले वर्गत किया गया है कि गोपियों का जीवन 
पराथ की एक दीघ परंपरा है। कष्ण की आनंदोड्भ ति ही उनके 
जीवन का लक्ष्य है। वे प्रम की जीवित प्रतिमायें हैं। इनका 
जीवन ही श्रीकष्ण के सुख तथा आनंद के लिए होता है। सखी 
भाव को प्राप्त कर कष्ण की निरंतर उपासना तथा आनंदातिरेक 
ही साधक का परम कतेंव्य होदा है । 


अकलभाइननकनाभलनक०५ लक ४+५०४७,8॥५५+०६२५७॥००-७२४७०/५४०५०७/०५०७५५-४५५४४०नलवन» + न. स्‍क204+ ८ >न++५04क्‍::443:4+>3:3334:>%+ 0+कमलकक-ननानालमक मनन -०३५५५७५५+५५७+ ०» ५+५> तन मकन-» तन +५क तन मनन न पतन ५५५५५3३५+५०५अनमभनलननपं»कमीभ++3 ३५५ नमन मनन न न 3» +न+७+++१५+> कम 


१ कृष्णेन आराध्यते इति राधा। कृष्णंं समाराधयति सदेति 
राधिका | अस्या एव कायब्यूइरूपा महिष्यो गोप्यः भ्रीश्रति ॥ 
येयं राघा यश्च कृष्णो रसाब्धिदहेनैकः क्रीडाथ द्विघाइभूत्‌ ॥ 

“-राधिकोपनिषत्‌ । 

२ महाभाव चिन्तामणि राधार स्वरूप। 
लल्लितादि सखी तार कायव्यूहरूप ॥ 

“-चेतन्यचरितामृत । 


६४८८ भागवत संप्रदाय 


भगवान श्रीकृष्ण के गोपरूप” का रहस्य यही है कि वे 
आनंदरूप से जगत्‌ के रक्तक तथा स्रष्टा हैं। आनंद के बिना 
कोई एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता । वेष्णबाचाय कहते हैं 
कि आनंदमय भगवान श्रीकृष्ण निजानंद के किंचित्‌ आभास के 
द्वारा अखिल जगत्‌ के गोप, गोप्ता अथवा रक्षक है। “विष्णु 
गॉपा अदाभ्य/ इस श्रुतिवाक्य का यही तात्पय है। “डपजीर्बाति 
मात्रां हि तस्यानंद्रय सवदा भूतानि सकलानि' अर्थात्‌ समस्त 
जीवगण उस एकमात्र अद्वितीय परमानंद के आभासमात्र के 
आश्रय से जीवित रहते हैं। फत्नतः जगत्‌ के संतत रक्षक होने 
के कारण श्री ऋष्ण ही नित्य गोप हैं तथा उनकी सेवा करने 
वाली श्रीराधा आदि सहृचरियाँ नित्य गोपियाँ है । 

भाव से महाभाव की प्राप्ति के दो मांग हैं--प्रकट मार्ग 
तथा गुप्त मांग । एक है आवतक्रम से ओर दूसरा दै साक्षात्‌ 
तथा सरत्न रूप से। आवतंमाग के अवलंबन करते समय 
प्रदक्तिण तथा परिक्रमा के द्वारा साधक भाव से भावांतर में 
जाता है ओर अंततः महाभाव में पहुँच जाता है। इस मागे 
से चलने पर महाभाव का पूर्ण स्वरूप प्राप्त होता है। सरलमार्ग 
से मद्दाभाव की प्राप्ति संभव है- परंतु उसके पूण विकास की 
संभावना नहीं है! वेष्ण॒वों की भाषा में हम कट्दट सकते हैं कि 
कृष्ण का प्रकट रूप से मिलन राधा के साथ ही द्वोता है। 
ललिता या चंद्रावली के साथ श्रीकृष्ण का मित्नन गुप्तरूप से द्वी 
होता है ः 

इस्रका आशय यह है कि साधक का जिस भाव का उपासक 
है उस भाव की पू णोता होने पर वह साज्ञात्‌ रूप से महाभाव 
के साथ संपक स्थापित कर सकता है तथा तद्बुप बन सकता है। 
परंतु आवतंक्रम से चलने में पूर्णता आर्त। है। साधक एक 


वेष्णव साधना ६४६ 


भाव को पूर्ण कर दूसरे भाव में जाता है और फिर भावांतर 
में । इस प्रकार प्रतिभावों के आवर्तंन करने पर वह स्वयं अपने 
भाव की ओर जब लौट कर आता है तब वह् भाव के पूर्ण 
विकाश से संपन्‍न होकर सीधे 'महाभाव? में प्रवेश करता हे। 
इस प्रकार स्थायीभाव आवतंक्रम से रसरूप में परिणत हो 
जाता है। जीव इसी क्रम से गोपी भाव का आश्रय करता हुआ 
अपनी पूर्णता से संपन्न होकर राधा की सेवा में उपस्थित हो 
जाता है ओर उसे अखंड आनंद की अनुभूति करने में तब 
'तनिक भी विल्लंब नही लगता" । 


(६) 
लीला-तत्त 


भगवान की लीज्ञा भी उन्हीं के समान नित्य, अनंत तथा 
पिन्मय होती द्ै। लीला साम्यभाव, सख्यकी भावना पर, आश्रित 
रहती है, असमानता |या वषम्यभाव के उदय होने पर लीला का 
प्रादुर्भाव कथमपि नहीं हो सकता। लीला के विषय में वष्णव 
मतों में पर्याप्त मत विभिन्नता लक्षित होती है। श्रीवष्णव तथा 
माध्व भक्त दास्यभाव का स्राधक द्वोता है। वह भगवान्‌ के 
ऐश्वय भाव का उपासक द्वोता है। भगवान्‌ के माधुयभाव के 
प्राधान्य होने पर तद्गूप लीलाका प्रसंग उठता है। भगवान्‌ ऐश्वय- 





१ महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराजजी के गम्भीर लेख 
भक्तिरहस्य” के ऊपर आधारित । द्रष्टभ्य कल्याण का “हिन्दू 
संस्कृति-अंक,” व १६५०; पृष्ठ ४३६--४४४ ।. 


६४० भागवत संप्रदाय 


की पुष्टि होने पर लीलाका प्रसंग सामान्यतः: उठता ही नहीं | 
भगवानके ऐश्वय भावका उपासक श्रीवष्णव तथा माध्वमतसें बढ़ी 
ही श्रद्धा, बड़ी ही निष्ठासे भगवान से कुछ दूर पर ही रहकर अपनी 
भक्ति प्रकट करता है। बहुत हुआ तो अवसर पर वह उनका 
चरणा स्पश करके ही अपने को कृतार्थ तथा अपनी दास्यभक्ति 
को चरितार्थ मानता है। वल्लभ संप्रदाय में बालकृष्ण की 
उपासना का प्राधान्य है, क्योंकि वह वात्सल्य भक्ति को ही 
साधक के लिए आदश्श मानता है। बालकष्ण की यथार्थ सेवा 
की बढ़ी ही सुदर व्यवस्था इस पुष्टिमाग में की गई है। प्रातः 
कात्न से क्लेकर रात्रिकाज्ष तक के समय को ८ भिन्न भिन्न भागों 
में बॉँटकर धअष्ट प्रकार के आऋगार, वेषभूषा ओर भोगराग का 
विधान यहाँ किया गया है। मंगला, ऋगार, ग्वाल, राजभोग, 
उत्थापन, भोग, संध्या तथा शयन--वल्लभ संप्रदायकी यही अ्रष्टांगिक: 
सेवापद्धति बाज्ञकष्ण को आश्रय मानकर प्रवर्तित की गई है। 
वात्सल्य भाव का यह पूजन सवसाधारण के निमित्त है, परंतु इस 
संप्रदाय में केशोर भाव की भी उपासना है जो सामान्यतः गुप्त तथा 
रहस्यमयी मानी जाती है। वल्लभ संप्रदाय में माना जाता है कि 
मधुर भाव से उपासक भक्त सखीरूप होते हे और सख्यभाव से 
उपासक भक्त सखारूप होते हैं । सर्वोनंद की सिद्धिरूपा राधिका 
सब सखियों में मुख्य होने से 'श्वासिनी जी” के नोम से अभिद्दित 
की जाती हैं। मुख्य सखियाँ आठ होती हैं. और मुख्य सखा 
भी संख्या में ग्राठ ही द्वोते हैं। इन सखियों तथा सखाओं के 
अलग अल्नग यूथ होते हैं. जिन में सखियाँ तथा सखायें सैकडढ़ोंकी 
संख्या में होते हैं| अष्टछाप के कवि गोचारणलीला के तो सखा 
ओर रात्रिकालीन कुंजलीला के सखीरूप माने जाते हैं। इन 
कवियों के काव्यों में गोपियों के दो रूप स्वीकृत किये गये हैं-- 


वेष्णब साधना ६५१ 


( के ) भगवान्‌ की आनंदरूपा तथा सृष्टि करने वाली शक्ति का 
रूप; ( ख ) कान्ताभाव से भगवान्‌ के उपासक अनन्य भक्तों 
का प्रतीक । 
निम्बाक, चेतन्य तथा राधावल्लभी सम्प्रदायों में मगवल्लीला 
के विषय में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है। चैतन्य मता- 
नुसार भगवान श्री कष्ण अपनी द्वी स्वरूपशक्ति के साथ लीला 
किया करते हैं। जीव का लीला में प्रवेश का अधिकार केवल 
द्रष्टा रूप से ही है, क्योंकि वह तटस्थ शक्ति ठहरा। ताटस्थ्यवृत्ति 
के आश्रय होने वाले जीव के साथ भगवान्‌ की लीला कथमपि 
नहीं हो सकती । भगवान्‌ आह्यदिनी शक्तिभूता श्री राधारानी 
था उनकी सेविका गोपीजनों के साथ ही ल्लीज्ञा किया करते 
हैं | श्रीमद्भागवत के अनुसार इस लीला की तुलना बालक की 
क्रीडा के साथ की जा सकती है। बालक दपण में प्रतिबिंबित 
अपने ही प्रतिबिबों से खेल्नता है। भगवान भी अपनी स्वरूप- 
शक्ति के साथ स्वाभाविक रीति से लीज्ञा किया करते हैं, तब 
जीव केवल साक्षी या द्रष्टा रूप से अवलोकन करता है। दूसरे 
प्रकारसे जीवके साथ भगवल्लीला हो भी सकती है। जीव मंजरी" 


िलपननननतननननानलियाननती। 


१ मंजरी गोपियों की सेविकायय मानी जाती हैं। एक एक सखी के 
साथ एक एक मंजरी रहती है | चेतन्य मतानुसार इन मंजरियोंके नाम ये 
हैं--_रूपमंजरी,  जीवमंजरी, अनंगमंजरी, रसमंजरी, विज्लासमंजरी, 
प्रममंजरी, रागमंजरी, लील्ामंजरी तथा कस्तूरीमंजरी । अष्ट सखियों 
के नाम, रूप तथा काम में भी पर्याध मतभेद हे । क्‍ 

पुराणों में मी इस विषय मेंडविशेष मतभेद है । चैतन्यमतानुसार इन 
अष्टसखियों के नाम ये हैं--ल्त्षिता, विशाखा, सुमित्रा, चंपकलता, रंग- 


६५२ भागवत संग्रदाय 


'के पास पहुँच कर उन्हीं के समान गोपिकायों की सेवा में संलग्न 
होने से उनका कृपापात्र बन सकता है और गोपियों की क॒पा से 
बह राधा के पास पहुँच सकता है। महाभावमयी राधा की कृपा 
से ही जीव भगवल्लीजला का आस्वाद ग्रहण कर सकता तथा उसमें 
सम्मिलित भी हो सकता है परंतु तब वह जीव नहीं रहता-- 
ताटस्थ्यशक्ति का प्रतीक नहीं रहता; अपि तु राधा की कृपा से 
वह स्वरूपशक्ति के रूप में ही परिणत हो जाता है। ऐसी ही 
दशा में जीब भी लोज्ञारस के आस्वादन का अधिकारी बनता 
है, अन्यथा नहीं । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र की सब अवस्थायें-बाल्य, पौगण्ड, 
कैशोर तथा यौवन--एक साथ दी होती हैं और ये सबही 
नित्य होती हैं। तथापि अधिकांश भक्तगण भगवान के कैशोर रूप 
के उपासक होते हैं । अनादि होने के कारण भगवान प्रत्नतम हैं, 
किन्तु दशन में नित्य नवीन हैं। ऋग्वेद में इसीलिए विष्णु को 
“नवीयस! अर्थात्‌ अत्यन्त नवीन बतलाया गया है-- 


यः पूर्व्यांय वेघसे नवीयसे। 
समुजानये विष्णवे दिदाशति | 
( ऋ० १)१५६।२ ) 


भगवान सदा कैशोर बय में रहते हैं; भागवत इसका स्पष्टतया 
समथक है-- क्‍ द 
न 
देवी, सुन्दरो, ठुंगदेवी, इन्दुरेखा | विशेष के लिए. देखिए भारतेंदु बाबू- 


हरिश्चंद्र लिखित युगल स्वेस्व? ( प्रकाशक खडगविल्लासप्रेस, पटना; 
श्६११) 





वैष्णव साधना परे 


सन्‍तं वयसि केशोरे भ्वृत्यानुगह-कातरस । 
( भाग० ३।२८१७ ) 


जहाँ भगवान्‌ “तरुण” बतल्ाये गये हैं ( भाग० ७छ८।४६ ), 
वहाँ भी इसी कैशोर बय से ही तात्पय मानना चाहिए। क्योंकि 
यौवन्त से भी अधिक माधुय इस कैशोर में है। योवन में पूर्णेता 
की सिद्धि अवश्य है, परंतु उसमें नव-नवोन्मेषशालिता कहाँ है 
जो हमें कैशोर में दृष्टिगोचर होती है। भगवान्‌ के समान भग- 
वद्धाम के निवासी भगवस्पाषंद भी 'नूल्तवयसः” अर्थात्‌ कैशोरः 
वयः प्राप्त है" । यामुनाचार्ण तथा रामानुजाचाय ने भगवान में 
“नित्य योवन! के द्वारा कैशोर का ही संकेत किया है*। रूप 
गोस्वामी ने तो स्पष्ट ही कहा है कि श्री भगवान प्राय: किशोर 
रूप में ही सब भक्तों को दिखलाई पड़ते , हैं--प्रायः किशोर 
एवायं सवभन्‍्तपु भासते । 

क्रिशोर कष्ण की दो लीज्षायें मुख्य हें--कुंजलीला तथा 
निकु जलीला, जिनमें पहिली की अपेक्षा दूसरी लीला 'अंतरंग- 
तम है। वजल्ीला के सभी उपासकों ने गोपीभाव से अपने 
को अनुभावित कर वजवधूवल्लभ श्रीकृष्ण को परमाराध्य तथा 
परमोपास्य माना है। कुंजलीला में स्थायिभाव श्रीकृष्ण रति है 
विषयालंबन श्रीकृष्ण है तथा आश्रयालंबन वजगोपिकायें हैं 





१ सर्वे च नूत्नवयसः सब चारुचतुभुजाः । 

““भोग० ६।१।३५ 

२ अचिन्त्यदिव्याद्सुत-नित्ययोवनम्‌ 
--स्तोत्ररत्न 


६५४ भागवत संप्रदाय 


अर्थात्‌ श्रीकृष्ण-चरण की ही प्रधान उपासना है। यहाँ रसकी 
समृद्धि तथा परिपकता के लिए विरह स्वीकार किया गया है। 
श्रतः विप्रलंभ श्वगार की मुख्यता है। गोपियों को कुछ आचाय 
परकीया मानते हैं । किन्हीं किन्हीं आचायों ने नित्य संयोग 
श्र गार की उपासनासें स्वकीयाका भी विधान किया है, परंतु इष्ट 
तत्त्व श्रीकष्ण को ह्वी स्वीकार किया है । 

निकु जलीला उपयु कत कुंजल्ीलासे रस की दृष्टि से तथा उप- 
करणकी दृष्टिसे नितांत भिन्न तथा अंतरंग है । इस निर्कुंजो पासना 
को राधावल्लमीय शआचाये श्रीद्दित हरिवंश जी 'वृंदावन रस” 
के नाम से अभिहित करते हैं। यह लीला नितांत गुद्य, गोप्य 
तथा रहस्यभुत है और इसीलिए यहाँन तो नंद यशोदा का 
और न सुबल सुबाहु आदि सखाओं का भी प्रवेश है; न शक 
आदि महावेष्णबों को गोचर है । ओर तो क्या ? स्वयं वज- 
गोपिकाओं का भी वहाँ प्रवेश नहीं है। श्री गोरवामी दामोद्र 
वर की 'हस्तामज्ञक' में यह उद्ति है 

गोपी जन सब भक्तन में श्रष्ठ हैं। काहे ते जु किशोर रूप को 
भजी हैं अरु उद्धव, विधि उनकी चरणरज वांछी हैं, ते ब्रज देवी 
श्री जुगल किशोर के स्वरूप को जो “निज्ु विहार! है ताके दरसवे 
को अधिकारी नाहीं" । 


. १ नारदादिं सनकादि सब ऊद्धव अर ब्रह्मादि । 
गोपिन को सुख देखि किय भजन आपनो बादि॥ 


तिन गोपिन को दुलभ भाई । 
नित्य बिहार सहज सुखदाई ॥ 
“-भ्रीध्रव वाणी । 


वैष्णव साधना ६पप 


परमरसाम्रतमूर्ति सकल सोंदय-निकेतन श्री रसरूप भग- 
यान रसास्वादन के निमित्त दो रूप धारण करते हैं जिनमें एक 
रूप है श्रीकृष्ण तथा दूसरी है राधा | इनका रंग, रुचि, वय, स्नेह, 
शील तथा स्वभाव एक ही होता है। ये दोनों रसिककिशोर 
निकु ज में आनंदार्सव में गोते लगाते हुए रसकेल्ि में निमग्न रहते 
हैं। कभी प्रियत्तम प्रिया बन जाता है और कभी प्रिया प्रियतम 
बन जाती दे ओर दो रूप होकर भी एकाकार संपन्न होकर रस 
में प्रतिष्ठित बन जाते हैं । निकु जोपासनाके इस नित्य बूंदाबन की 
रसकेलि में मान, विरह तथा वियोग का गंध तक नहीं है। यहाँ 
एक अखण्ड माधुय-रस अपनी भव्य शुश्रता के साथ उच्छल्लित 
होता रहता है। इस निकु जलीला में चैतन्य वेष्णव लोग श्री 
कृष्ण को विषय तथा श्री राधिका को आश्रय मानते हैं । 


परंतु श्रीराधावल्लभी संप्रदाय के अनुसार इस बृंदावन-रस 
में राधारति ही स्थायीभाव है; श्रीराधा विषय तथा श्रीकृष्ण 
आश्रय हैं | तात्पय यद्द है कि राधा जी आराध्य है ओर लालजी 
उनके अनन्थ आराधक हैं । इस प्रकारकी उपासनामें श्रोराधाचरण 
प्रधान है, कष्ण-चरण नहीं | संयोग में प्रभ की चटपटी चाह 
तो रहती है, परंतु वेदना का भय लगा रहता है। उघर वियोग 
में हृदय की विचित्र गति रहती है। नित्य लीला का यह रस 
संयोग तथा वियोग उभ्य दशाओं से भिन्न अथच उदात्तत्तर है । 
दितहरिवंश जी ने चकई तथा सारस के परस्पर कथोपकथन के 
द्वारा अपने सिद्धांत को पुष्ट करने का ःछाघनीय प्रयत्न किया है । 
अनवरत रसपान की दशा में भी रसपान की चिरपिपासा रस 
की चरमोत्कृष्ट दशा है और इसी का प्राधान्य रहता है इस 
निकुंजलीला में । इस उपासना का अधिकारी वही भाग्यशाली 


६४६ भागवत संप्रदाय 


हो सकता है जो अनन्यभाव से, विशुद्ध मन, विशुद्ध कर्म तथा 
विशुद्ध वचन से भी राधाजी के शरणापन्न द्वोता है । 

यहाँ महाभाव की पूर्णता रहती है और श्रोराघा ओर ऋृष्ण- 
चंद्र का नित्य मिलन संपन्न होता है जो पूर्ण रत तथा सामरस्य 
का सूचक द्वोता है-- 


परस्पर प्रेमरसे निमझमशेषसंमोहनरूपकेलि । 
बवृन्शावनानतनवकुक्षगेह्दे तन्नीलपीतं मिथुन चकास्ति ॥ 
( राधासुधानिधि ) 


। 
उपासना-तत्त्व 


उपासक उपासना के द्वारा ही भगवद्माप्ति में क्रकाय होता 
है। उपासना एक महनीय शक्ति है जिसका उपयोग सद्यः फल्न- 
प्रद तथा अवश्यमेव कायसाधक होता है। उपासना शब्द का 
अथ है “उप समीपे आसन स्थिति: श्र्थात्‌ भगवान्‌ के पास में 
उपासक की स्थिति वा अवस्थान | भगवान्‌ अनंत 'अलोकिक 
शक्तियोंका निकेतन है । उसी अलोकिक शक्तिकेन्द्रके साथ अपना 
साज्ञात्‌ सम्बन्ध स्थापित करना “उपासना?का लक्ष्य है। बिज्ञुल्ञीका 
बल्ब पासमें विद्यमान भत्ते ही, परंतु यदि विद्युत्‌-ग्रहके साथ संपक. 
नहीं स्थापित होता, तो वह बल्व क्या प्रकाश करने में समर्थ 
हो सकता है ? अल्पशक्ति-संपन्न जीव को स्वशक्तिमान्‌ विशभु 
परमात्मा के साथ बिना साजक्षात्‌ संपक स्थापित किये उसका न 
तो ऐहिक मंगल सिद्ध हो सकता है ओर न आमुष्मिक कल्याण । 

साधक को अपने विशिष्ट भाव के अनुसार द्वी देवता का 
निर्वेंचन तथा ध्यानादिका विधान करना सवंधा उचित द्वोता है । 


वैष्णव साधना ६फ्७ 


परंतु वेष्णव शास्त्रों का एक मान्य सिद्धांत है कि शक्ति-विशिष्ट 
शक्तिमान्‌ की ही उपासना अपने काय में सफल तथा जागहूक 
होती है। संमाहनतंत्र के अनुसार किशोरी राधारानो के संग में 
ही कृष्ण चंद्र के ध्यान का विधान है। जो साधक्र गौर तेज के 
बिना केवल श्याम तेज का ही ध्यान धरता है, उसे वष्ण॒व तंत्र 
पातकी बतलाते हें-- 


गौरतेजो विना यस्तु श्यामतेजः समचंयेत्‌ ॥ 
जपेद्दा ध्यायते वाईपि स भवैत्‌ पातकी शिवे ॥' 
( सम्मोहनतंत्र )' 


श्रीनिंबाकमतीय ओदुंबराचाय ने इस युगत्षमूर्ति की उपासना 
की ओर इस पद्य में संकेत क्रिया है-- 


जयति जयति राधायुग्मतत्त्व॑ वरिष्ठ 
बतसुक्ृत-निदानं यत्‌ सदेतिहामूलम्‌ । 

विरल-सुञजन-गम्यं सचिदानन्दरूप 
तच्रजवलयविहारं. नित्यवृन्दावनस्थम्‌ ॥ 


( १ ) अतः युगल उपासना के ऊपर वेष्ण॒व शास्त्रों का परम 
आग्रह है । इस आग्रह का रहस्य यह दे कि जीव स्वतः विश्ु 
परमात्मा के सामने उपस्थित होने पर उसके प्रक्ृष्ट तेज सहने की 
क्षमता नहीं रखता । भत्ना श्रल्पशक्तिमान्‌ अगु जीव आकाश 
में हजारों एक साथ चमकने वाले सूर्या के प्रभापुंज के समान 
तेजस्वी ब्रह्म के सान्निध्य में जाकर कभी अपनी . व्यक्तिगत सत्ता 
की रक्षा में सक्षम हो सकता है ? इसकी रक्षा का एकमात्र उपाय 
हैं मातृशक्ति के द्वारा सुरक्षित होऋर ही पितृस्थानीय भगवात्र्‌ 

४२ 


द््ष्प्र भागवत संप्रदाय 


के सान्निध्य में आना। ऐसी दशा में उभयत्तेज में परस्पर 
संमिल्लषन कर एक दूसरे को सहिष्णु बनाते हैं तथा माता की 
गोद में हँसते हुए बालक के समान जीव अपनी सुरक्षा में कत 
काय होता है। 

(२) शक्ति तथा शक्तिमान्‌ में सबंथा ऐक्य है । तुलसीदास 
के शब्दों में जानकी गिरा-रूपिणी हैं तथा राम शअर्थरूप हैं । जिस 
प्रकार संगममर के एक खड के ऊपर कलावंत रामकृष्ण की 
मूर्ति गढ़ने में क्तकाय होता है, उस्री प्रकार अर्थ के ऊपर गिरा 
के प्रभाव से समग्र जगत्‌ उद्भासित तथा उनन्‍मीलित होता है। 
शब्द के द्वारा ही सृष्टि होती है, यह बंदिक घर्ं का ही सृत् 
तत्त्व नहीं है, अपि तु ईसाई धम का भी । बाइबिल के अनुसार 
ईश्वर ने कहा कि प्रकाश उत्पन्न होवे ओर प्रकाश तुरंत उत्पन्न 
हो गया-- 

७०04 8७४0 6 ४7606 926 97960 87वें ६४6१6 ए&8 
॥9270 


शब्द तथा प्रकाश का अन्योन्याश्रय संबंध है। वाकरूपा 
शक्ति, राधा या सीता के द्वारा ही अथमय आश्रय के ऊपर 
यह विराट विश्व उन्‍्मीलित द्वोता है। फलतः जगत्‌ की सृष्टि 
में शक्तिरूपा सीता की काय-कारिता विशेषरूप से विद्यमान है । 

(३) नारद पांचरात्र के अनुसार श्रोलह्मी जी भगवान की 
प्राप्ति में पुरुषकार का कार्य करती है अर्थात्‌ घटक बनतो हैं। 
ल्च्मीपति भगवान अपनी प्राप्ति में स्वयं उपायरूप है और 
उसको प्राप्ति से योग करने वाल्ली, घटक का काय करने वाली 
स्वयं श्रीलक्ष्मी जी हैं। वही जीवों के अपराध के ज्ञमापन के 
निमित्त नारायण से प्रार्थना किया करती हैं। माता का हृदय 


वैष्णव साधना ६५६ 


अधिक भआद्र तथा कोमल ठहरा। वह बालक के क्लशों से 


श्रधिक उद्विग्न बन जाती है ओर लक्ष्मीपति से सद्यः प्रार्थना 
करती है।-- 


पितेव व्वत्प्रेयानु जननि परिपू्णागसि जने 
दितख्रोतोवृत्या भवति च कदाचित्‌ कलुषधीः । 
किमेतद्‌ ? निर्दोष क इह जगतीति त्वमुचिते- 
रुपायेविंस्मायं. स्वजनयसि माता तदसि नः ॥ 
( भट्टायस्वामी--गुणरलकोष ) 


ध्राशय है कि अपराधी जीव के ऊपर भगवान्‌ के क्रोध करने 
पर लक्ष्मी स्वयं पैरवी करती है कि भगवन्‌! आप क्रद्ध क्यों 
हैं ? क्या इस जगत में कोई भी प्राणी अपराधरदवित है ! इस 
प्रकार उन्हें समझा बुझाकर हम जीवों को अपनाती हो । माता 
का तो यही काय होता है । 


भगवान के शरण में जाना साधक की एक क्रिया है, परंतु 
जानकी जी के लिए किसी क्रिया की अपेज्ञा नहीं होती । वह तो 
अपराधी जीवों को हरि-शरणागति का अधिकारी न देखकर 
अपने मृदुल् चित्त से उनकी ओर से पैरवी ( पुरुषकार ) करतो 
हैं। वह केबल अ्रणामसे प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण कर देती हैं-- 


३ नननणनियिय-निततितिननीणयनिति शिखर 


१ अहं मत्पाप्त्युपायो वे साक्षात्‌ लक्ष्मीपतिः स्वयम्‌ । 
लक्ष्मी: पुरुषकारेंय वल्लभा प्राप्तियोगिनी ॥ 
“-नारदपांचरात्र 





६६० भागवत संप्रदाय 


प्रशिपातप्रसन्षा हि मेथिल्ली जनकाध्मजा । 
अलमेषा परित्रातु राक्षस्यो महतो भयात्‌ | 
“-वाल्मीकीय सु दर काण्ड | 


गोस्वामी तुलसीदास जी जानकी जी के इसी कार्य को ओर 
यहाँ संकेत कर रहे हैं-- 


 कबहूँक अंब अवसर पाई । 
मोरिश्रोी सुधि द्याइबी, कछु करुन कथा चलाई ॥ 
-““विनयपत्रिका 


(४) सीता का स्वभाव निहेंतुक क्षमामय तथा कृपामय 
है। वह उपासित होने पर श्रीराम ज्ञी से जीवों के ऊपर क्षमा 
करने के लिए स्वयं आग्रह करती हैं। श्री सीता जी का रूप भी 
तो यही है । 'सिनोति वशं करोति रवचेष्टया भगवन्तं सा सीता! 
अर्थात्‌ अपनी चेष्टा से भगवान को वश में करनेबाली। भग- 
वान्‌ सवज्ञ तथा सवशक्तिमान होते हैं । फल्तः: वह जीवों के 
अपराधों को शीघ्र जान लेते हैं भर उसे दंड देने के लिए मटसे 
उद्यत ह्वो जाते हैं, परंतु श्री सीता जी ही अपने नैसर्गमिक कारुण्य 
भाव से जीवों की ओर से इतना पुरुषकार करती हैं कि भगवान 
के दोनों गुण--सखवज्नता तथा सवृंशक्तिमत्ता--निरुग्मम हो जाते 
हैं। कपालुता भगवान्‌ का सहज गुण है। भगव्रान सोचते हैं 
कि समग्र प्राणियों की रक्षा करने में में ही समर्थ हूँ ॥ इस प्रकार 
. अपने सामथ्ये के अनुसन्धान को भगवान्‌ की कृपा कहते हैं-- 


रत्तणे | सत्रभूतानामहमेव परो विभुः | 
इति सामथ्यसन्धाना कृपा सा पारमेश्वरी ॥ 


वैष्णव साधना ६६१ 


के 


क॒पा का निवास हृदय है, सबज्ञता का निवास मस्तिष्क तथा 
सवशक्तिमत्ता का निवास बाहु रहता है। समीपवर्तिनी होने 
से कपादेवी हृदयस्थ भगवान के ऊपर शीघ्रता से प्रभाव डालती 
है। अन्य दोनों शक्तियों के दूर बर्तिनी होने से उनका उतना 
प्रभाव नहीं होता" । 

इस प्रकार जीचों के प्रति भगवान्‌ की नेसर्गिक्री ऋगा को 
जागरूक होने के लिए जानकी जी सदा पुरुषकार करती हैं । वह 
राम के साथ सदा त्रिपाद विभूति साकेत नामक परमधाम में 
निवास करती हैं। अतः अपना कल्याण चाइने वाले उपासक को 
युगल मूर्ति की उपासना करनी चाह्विए तथा दोनों का नाम-जप 
एक साथ करना चाहिए । 


मम पा मम 
१ विशेष द्रष्टव्य कल्याण वध २७; संख्या ५ तथा ६; मई तथा 
जून १६४३॥ 


( १) 
साहित्य-निर्दश 


( मूल प्रंथ के नाम ग्रंथ के भीतर निर्दिष्ट हैं। यहाँ प्रमुख 
आधुनिक ग्रंथों के नाम दिए जाते हैं। ) 
सामान्य ग्रंथ 

हि, (७. 397090व 797 &ं378ए7870,. 3 &/ए78770 
ध्ायवे 0४70". 86७83, 00093, 4928 

दिल (र0प्रव79"७ए--॥80ए ि8007ए 00 ४6 ४७४8- 
78ए9. 5600 ( (2०)०ए/७ पएफशाएश'डफ, 
(४०१०7१४४9, 4920 ) 

309829ए०७४ +िप्रा॥80 (308एथा7॥--उिं८0 ठगी 47 
37007 ॥+7079, (0७॥07009. 4922 

दुर्गाशंकर केवल्राम शाशस्री--वेष्णब घमनो संत्षित इतिहास 
( गुजराती ), बंबई, १६३६, 

बलदेव उपाध्याय--भारतीय दशन, शारदा मंदिर, काशी: १६४५. 

हर --धम झोर दशन, काशी, १६४४. 

॥)7, ठे. 3. ऋावपा॥0--87 0ए7४7४०९ 0० ४78७ 
डिलाशं०णप््ठ वगॉशकराप्रा'8.. ० एावा9, 
(057070, ]920. । 

डिक्चात॥7974 8 00 977&077009 (४०७/७४७7, 907'88.) 

थे; 9. ए०फकूणषाइए-- शंका 7 ॥6490ए%9) 
77909, (05४0०0706. 

गोपीनाथ कविराज--'भक्ति रहस्यः; “कल्याण” का (हिंदू संस्कृति-- 
अंक, १० ४३६-४४४. 


( ६६४ ) 


गोपीनाथ कविराज --दीक्षा रहस्य” ( कल्याण सं० १५, श्रंक ४ ) 
रामानुज मत 
लें, 5. 0... म्रठ00०--म#ज्र/छ78 0० ४06७ औएश8 
( नि6७०-9826 ०0 वशपा॥ 8७४88, (७०7६७ 
929 ) 
“५७॥79)78/" ( ४७(०७४७/), 807"988 ) 
0... छ०एांग्रवेबर॒लीकाए३--/्छ9ि. 0 रि६787प्रु 9- 
०0०7"ए७, 80788, 4906 
(६00 50778व6०--7770 47 ८0078 $0 60867?%7 ०8- 
79078 8704 ६0९१ ४.प्रद707ए७, 989708709, 
4 पए७7 ॥707"8"ए, (8०83, 96. 
१. ६ि०7298097ए--२6०॥७९2० 07 शव 98० एप्रोप्राछ, 
( ४० 7 99. 09-03 ) 0००)०४४४७ 
माध्वमत' 
र4व8790098087ए०8---.06. 2006. 7७७०४४४०४ 
080 ै०७०७०७४०७, २०(९४०७/), 907'88, 
शभा [8 5840779--दिलं20 0० रिल्छांधए व 
[70787 7077]0807009, ॥90788. 
5. (* 8. क्णेंडाए0७ 80-59 (७०॥४ए७ : 4॥6० 8004 
46७०४४४28, (७,078. 
वल्लभसंप्रदाय 
. 50% ्राग]8)] ?०7०४८४--७॥४४४ ४०७४७ ०४४४"०७ , 
जिएं 358828ए8/9 42098777 2(88709, 
3७]700, 4943. 
39... 5जिएं फिफ्षछायर पिका'9ए०७7 २०00, 
््ि, 94, 


( ६६५ ) 


दोनद्यालु गुम--अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, हिंदी साहित्य 
.. .. ममेलन, प्रयाग, सं० २००४ 
सहाज़्या व्णवधम 

क्रम". ०9870. 8080---72088 - ७0४४६७४॥ए०७ 
७०0%]78 एपी४ 66 86729 ( 0४ल्‍0प0६७ 
एकाए००४709, 4930 ) 

(7. 8. 982५७0४--0098007७ हिश20प78 560॥8 
0 ऊिछा2०)] ( 0०]००७४७ एएए०'शज, 

4940 ) 
चैतन्यमत 
9. 0. 89--५ श्रंडागत8&ए७  वंक्-६४प०७. ण ४ 6०वां- 
के 8०ए७) 36729] ( (9]07009, 497 ) 

$ 5 “7०79७ एव ग्रांड (00फक्वापं०075 
( (४०7/070४0७ 4947 ) 

चे9.वप90॥ 58079 00809 8. 7807792 68 
87 ;००७०७४72 ( (००प४४9, 94] ) 

0, प., ॥०7760ए४---7786 (४४४687979 |(076७7067॥, 
प॥6 +०॥४४7००७ -/76 ०0० 069 5७४९४, 
()/907॥009, 4928. 

हरिदास दास--श्री गौडीय वेष्णव साहित्य ( बंगला), दरिबोल कुटीर , 

| नवद्वीप, ४६२ चेतन्याब्द । 

6. ५, ७॥॥0--709]0809899ए ०0४४6 शै७४४४४ए७ 

+०४2707, 47,97076, 4923, 


प्रभुदत्त ब्रह्मचारी-चैतन्य चरितावली (५ भाग ) , गीता प्रेस 
गोरखपुर | 


( ६६६ ) 


8. &, ॥00.--70७7१ए ]3007"ए 07 +76 १७&वंश79ए७, 
ऑफ 27वें 2(0०ए7००७॥४ 7 86779), 
(छालाबंं एणंता/०४ धाव एप्र०४8४०७४, 
(४90प६8.- 
भक्ति विनोद--जैवघम (बंगला), श्री सनातन गौडीय मठ, कलकत्ता 
उत्कल में वेष्णव घम 


७2०ाता8 0 7३४8४7--४०१6७७ छ0क्‍47्वंढ् 
- बगवे 408 70!007967/8 7 00889, (/9]०7(६४६, 


79]], 
?7909708॥6 प्ररछ"००--१॥०१४७०७००७) ५४०४५४॥7४ए|870 
॥7 (20889, ('७]0०प50७. 2940 
प्रो० चित्तरंजन दास--उत्कल्न साहित्य में पंचसखा, जनवाणी पत्रिका 
काशी, १६५० श्रप्रेल । 
महाधुरुषिया धर्म 


र्तिक्षाण॥0फ87 ॥288--509&:७०१०७४७ : 4 5प१ए 


मेघो--“असम के ब्रजबुलि साहित्य का दाशनिक स्वरूप?-- संमेल्न 
पत्रिका, भाग ३०, सं० ६-७ ओर ११-१२| सं० 
१६६६ तथा सं० २०००, प्रयाग | 

महाराष्ट्र में वेष्णव घर्म 

६. ॥0., +8784०--४ए४४ंभंडाए ऐए ७] 8788)078, 
70079, 4983. 

पांगारकर--ज्ञानेश्वर चरित्र, गीताप्रेस, गोरखपुर 

9... “-एकनाथ चरित्र 

».. “ठकाराम चरित्र 


ए 


१) 


( ६६७ ) 


यशवन्त देशपांडे--महानुभावीय मराठी वाडमय 
9+मदराष्ट्रीय शञानकोश, भांग शै८ 
( मदह्दानुभाव पंथ ) 
दास्डेकर--महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, भाग २० ( वारकरी पंथ ) 
छ१०ए०.. 0798व॥ए89०8--४०एऐ८३४०४,  थि6 078- 
7709% फ्वांड्मा7979 95000 0 (०॥४७६:४४77७- 
(7. पर. 0. एण 5ए, 989 ) 


2 


नाम 


अकबर 
अर्किचनदास 
अग्रदास 

अच्युतानंद दास 
अजुयिया (राजधानी) 
नअअग॒भाष्य! 

ध्रयव ( वेद )? 
अद्वेताचाय 
ग्रनंतदास 
श्रनंतराम देवशर्मा 
खनंतानंद 
अनन्यनिश्च यात्मक! 
अअनन्यरसिकाभरण? 
अंतलीला' 

अप्यपय दीक्षित 
अमृत तरंगियो? 
अमृतानुभव 

श्री अरुण मुनि 
अष्ठाध्यायी' 

असम (प्रांत ) 


(२) 


नामानुक्रमणका 
पृष्ठ नाम पृष्ठ 
“अहिलुष्न्य संहिता? १०३ 

३ ५१२०, १९१ १२२, १२३, 
४६३ १९४, £रे६१ 
रे अंगकोरवाट र्प्‌ 
पूर्पू गंतल्िकित ६५ 
२४ त्रा । 
३७३. नंगम प्रामारय ?. १११,२०२ 

६०-६१ “आचाय परंपरा परिचयों.. रेरे२ 
भू०३ अंचाय परंपरा स्तोत्र! रेहेर 
३५... अ्रचार्योत्सिव! ३६१ 
३३२ आपनंदतीय ब्र्र्‌ 
२७५. 'आलवंदार स्तोत्र! २०२ 
३५६ आंडाल १६४-६५ 
शेध्६ ड्ढ्‌ 
५१७. ्््युस्न 9३०-५३१ 
११५० इसरुन गोवेड ( सरदार ) १०४ 
४०४. इवरपुरी ४६६ 
५१७७. ईश्वर संहिता” ६६, १००, 
३१४ १०६, ११% 
६५६ ड़ 
पू ४४ 


“उज्ज्वल नीलमणि १६, ४०७ 


६७० 
नाम पृष्ठ 

उत्पल्लाचाय ११४ 
उदयनाचाय ३२७ 
उद्धवदेवाचाय ३२३५ 
“उपनिषद्दीषिका! ४०४ 
उपरिचर वसु ७, १११ 

चक्र 
ऋगवेद; ६१, ६६-७०, ७६-७६, 

पार, ८६ 

ए्‌ 

एकनाथ रैट० 
पे 

“'ऐतरेय ब्राह्मण” ८०, ८१ 
..... ओऋ 
ओडुलोमि ( श्राचाय ) ३३५ 
ओदुम्बरांचाय २१७ 
ओशवाभ जी ७७ 

न 
“कठ” ( उपनिषत्‌ ) ७१, ७२, ७५ 
कनकदास ४१, १०६ 
'कपिंजल संहिता! ११५ 
कबीर २७२-७४, ३०० 
कम्बोज (देश ) २५ 
“करुणाष्टकः ६०२ 
कवीश्वर भास्कर ५६३ 
काँग़़ा ( शैल्ली ) १५,३१६ 


नामानुक्रमणिका 


नाम पृष्ठ 

कास्वशाखा महिमा संग्रह”! ११३ 
कालिदास प्प्छ 
काशिका! ६७ 
“ीत्तन! ५४७ 
कोल्हदास २७७, २७८ 
कुमारपाल ( राजा ) ३१६ 
कुमारूयास ( कवि ) ४१ 
कुंभनदास ३७५, ४११ 
कुल्नशेखर १६२, १६३ 
“कृष्ण कर्णाम त? ५१४ 
“कऊष्ण गाथा! ४४ 
कृष्णुदास ४१ 
कृष्णुदास ३७५ 
क्ृष्णुदास जी ४१२ 
कष्णुदास कविराज ५१५ 
काणुदास पयहारी २७६ 
कंष्णदेव राय २७, २७२ 
“कष्णाचन दीपिका? ५१५ 
'कष्णाश्रय-काव्य; २३२८-३६ 
कंपाचाय ३१६ 
“केलिभाल्ा! २४५ 
केशव काश्मीरी ३२० 
केशवदास रे ३३ 
केशवदेवाचाय २२५ 
फेशव भारती 0 
केशवराज सूरि भ्द्र 


नामानुक्रमणिका 


नाम पृष्ठ 

केयट ६७ 
'कोस्तुम प्रभा! ३२० 
“क्रम दीपिका? ३२० 
क्रम-संदम! १५६, ५१४ 

ख क्‍ 
“उयाति निणुय! ३१७ 

ग्‌ 
“गजद्रमोच्ष! .. ३७ 
धाद्यनत्नय! २०५ 
“ीता-तावय-निणय! २२३ 
“गीताथ संग्रद .. २०१ 
“गीतावाक्याथ! ३१६ 
गुणरक्व ६०८ 
धुरु ग्रंथ साहब? र्८३ 
“गुरु प्रणात्षिका? ३५४ 
गोदा १६४,१६५ 
गोपात्न देवाचार्य ३२५ 
गोपालमट्ट पश्र्‌ 
गोपीनाथ ३७४ 
गोविंददास ३७४ 
गोविंद प्रभु प्र६०- 
गोविंद रतिमंजरी” ४६४ 
“गोविंद लीलामत” प१्छ 
गोविंदानंद्घन' श्स्श 
-गौडपाद ( आचाये ) १५३ 


६७१ 
नाम एछ 
गौरमुखाचाय ३१८ 
गोरीदास ८ रे 
गोपेश्वर जी ४०५४, 
घ 
घनश्यामदांस डषड 
घनानंद्‌ 3२३३ 
घोषा काक्वीवती द्छ 
घोसूंडी हड 
> ॥ , 
चक्रधर ४६०, ५६ 
चतुभु जदास ३७५, थश्प 
“चतुःश्लोकी' २०१ 
चम्पा हा २४ 
ध्चांगदेव पासष्ठीः .. ४७७ 
चिंतामणि वैद्य १०२ 
चेतनदास -' .. २६७ 
चेरुस्सेरी ( कवि ) ४४ 
“बैतन्य चरितामृत!'_ ४६६, ५१६ 
चैतन्यदेव ५०० 
“चौरासी वैष्णवों की वार्ता ४१२ 
छु ५ 
“छांदोग्य (उपनिषद्‌ 9! ७५; ११३ 
छीत स्वामी ३७५, ४१५ 
शा 
वजगन्नाय चरितामृत? ५४३६ 


६७२ 


नाम 
जगन्नाथ दास 
जनादन स्वामी 
जयंती देबी 


“जयाख्य संहिता? 


जावा ( द्वीप ) 


जीव गोत्वामी 


जुगल्मान चरित्र! 


जुगल शतक” 


जैमिनि भारत! 


शानतित्षक 
शानदेव 
शानबोतर _ 
ज्ञानलीला! 
ज्ञानेश्वर 
जनेश्वरी 


तत्वदीपनिबंष 
तत्वप्रकाशिका 
तत्वबोधिनी 


तत्वाथपंचक 
तिमन्ना ( महाकवि ) 


“तिरुवाचकम? 


धतातय चन्द्रिकाः 
'(िथिल्ीज्ञाः 


नामानुक्रमशिका 


प्रष्ठ 
४२५४, ६०६ 
पट 
४१४ 
१९१६, १२७, 
१३४, १३५ 
हर 
१५६९, ५१ ३ 
४१३ 
२२९, ३२६ 
डर 
सर्प 
२६७ 
२६१२ 
र्८१ 
+.७६, ४७६ 
२६७ 


२७३ 
३२० 
६७ 

२३२५ 
रेप 
श्पप्‌ 
श्रे८ 
३३० 


नाम 
ठत॒ुज्लसीदास 
तुकाराम 


पैत्तिरीय संहिता? 


त्रिज्ञोचन 


त्रिविक्रमपरिंडत 


थाईलेए्ड 


घम्मपद्‌ 
भ्रुवदास 


दशम! 
“<शश्लोकी? 
द्रविड वेद? 


'दाशिड रामायण! 


“दासपदावल्ली” 
दास बोध? 
दामोदरर पंडित 


“दिव्य प्रबंधक! 


दिवाकर दास 


दीघतमा ऋषि 
“दुगम संगमनी? 


देवगढ़ 


देवजी 


देवतनु विष्णु स्वामी 


श्श्प 


पूछ 


र८७, रृपव्द 


प्टर 


पर, ८शे 


३६७ 
२२३ 


र्४ 


नर 


४१४, ४३४ 


५४७ 
रे (पड 
रे रे 
५४०: 
४६ 
६०२ 
प्दर३ 
रे ३े 
५४३६ 
पर. 
ब्टरट 
हर 
श३३ 
३२६६. 


नामानुक्रमणिका 


नाम पृष्ठ 
“देवरम' श्८प 
देवभगवान ३३२ 
देवाचाय ३१६ 
“देवी भारत? १४० 

न 

“नक्तत्रलीला' ३३१ 
नगरो ६२ 
नंददास ३७४ ४१४, 
नरसी मेहता ६०७ 
नरहर्यानद्‌ २७५ 
नरेन्द्रकवि १६३ 
नरोत्तमदत्त पू ७४ 
“लवरत्न ४३१ 


नागदेव ( आ्राचाय ) ५६१ 
नाथ मागवतों ४७१, ५७२, १८१ 


नायलोीला?” ३३० 
नानाघाट ६४ 
नारद्‌ ३१३ 
“नारदपांचरात्र” १०६ 
नारायणीय उपाख्यान! ७, ६६ 

१२०० 
नाभादास ३२६, ४२३ 
“नामधोष ३४.४७ 
नामदेव .. ३६७, ५७८ 


४३ 


६७३ 
नाम पृष्ठ 
“निगूढार्थ प्रकाशावली'. ४६४ 
“निजरूपलीतला! २३१ 
श्रोनित्यविद्यरीयुगलध्याना. ३४६ 
नित्यानंद प०रे 
“निबंध प्रकाश' ४०६ 
» टीका २७४ 
निम्बाक ३१२ 
निबादित्य २१४ 
नियमानंद्‌ ३१४ 
“निर्बोध मनरंजन' ३४६ 
“निदक्त! २२७ 
निवृत्तिनाथ ५७६ 
नीलकणठ ७४ 
नीजन्‌ १६८, ६.६ 
'्याय कुसुमांजल्नि'  शे३७ 
प्‌ क्‍ 
पतंजल्नि ६ ३ 
“द्रतनावली! श्प्र्७ 
'पदावल्ी! ३३० 
पह्चपुराण” . १४६ 
पनतरण र्३े 
“परमतमंग? श्३८ 
“परम संहिता! १०८, ११६ 


परमानन्ददास २४०, ३७४, ४०६ 
परशुरामाचाय ३२६ 


६७४ 


नाम 
परशुरामदेवाचाय 
परशुरामपुरी 
परशुराम सागर! 
प्प्राशर संहिता 
पंचशिख 
“पंच सस्कारनिरूपण 
पांचरातरसत्र 
पाणिनि 
पाप्मतन्त्र 
“धपारिजात सोरभ? 
पारिजातहरण” 
पीपाजी 
पुरंदरदास 
पुरुषोत्तम जी 
पुरुषोत्तमाचाय 
पूर्ण प्रश 
पूव मीमांसाभाष्यं! 
पेदना ( महाकवि ) 
पेय ( श्राज्ञवार ) 
पोतान ( महाकवि ) 
पॉन्तान्‌ ( कवि ) 
पोयगै ( आलवार ) 


'प्रकाशिका 
प्रतापरुद्रेदेव 


ध्रपत्तिचितामणि? 
“ध्रपत्नकल्पवल्ली' 


६६, 


४१, 


नामानुक्रमणिका 


पृष्ठ 
३२२४५ 
३३० 
३३१ 
११६ 
० 
१२५ 
३5.4 
६७ 
१०७ 
शेश्् 
रेद 
२७० 
६०५ 
४०४ 
३१६ 
२२२ 
रे७३े 
शेप 
१२७ 
३७ 
४४ 
श्प्७ 
२३२० 
प०२ 
२१६ 
श्श्प्य 


नाम पृष्ठ 
'प्रपत्नसुरतमं जरी? ३१६ 
“प्रबोधसुघाकर” १५३ 
“पप्रमेय रतनावली” श्र्८ 
“प्रसंग पारिजातर २५४६, २५७, 
| २६७ 
प्रस्थान रत्नाकर! ४०४ 
प्रियादासजी २५१, ४२४ 
“धप्रेमभक्ति वर्धिनी? ३२५ 
प्रंबानन (घाटी) २२ 
“प्र मविज्ञास! ४६६, ५१७ 
“बबड़गीत” कु पू४८७ 
बलदेवविद्याभूषण.. २९८, ३४८ 
बलरामदास प्र३५ 
बादरायण ३३५ 
बलि ( द्वीप ) २७ 
बालिद्दीपग्ंथाः? २१ 
'बावनी लीला? रे३े ० 
घाहुबलदेवाचाय २२५ 
बिहारीलाल रे३े ३ 
बेल्इन र्‌३े 
'बृहद्‌ ब्रह्मसंहिता' ११६ 
'बृहद्वेष्णवतोषिणी १५६ 


बृहदारएयक उपनिषद्‌” ६०, ३६६ 
बेसनगर 


बरह्मसंहिता ५१४ 
'ब्रद्मवबत ( पुराण ) श्ड्र्‌ 


नामानुक्रमणिका 


नाम पृष्ठ 
भ 

भगवत रसिक रेभ्थ 

भक्ति चंद्रिका' ६६ 
भक्ति चंद्रोदय? ४६६ 
“क्तनामावल्ली' ४३४ 
भक्त मात्र! २७३, रृ७प 
'भक्तमाल रामरसिकावल्लीः २४२ 
धभक्तिसत्नाकर' ५४६ 
'क्तिरसामृतसिंधु? ५०७ 
भक्तिरत्नावली' ५४६ 
भक्तिसार श्ष्य्प् 
भक्तिहंस' ३७४ 
“भगवंदगुणदप ण! २०३ 
'भगवदूगीता? शेर 
भगवद्मुदित ४२२ 
भगवद्रसिक को बानी. रे४६ 
भतृ प्रपंच ३३५ 
भद्द त्रजनाथ ४०१ 
भागभद्र ( राजा ) ६, ६५ 
ज्ागवतः--७२, ७४,१३०, १४७- 
१५०, १५३, १६७, 
श्६८ए, १६६, १७०, 
१७१, १७३५, १७६, 
१७७, १७८, १७६ 

भागवत? € कन्नड़ ) ४१ 


नाम 
“भागवत” ( तेलगु ) 
भागवत चंद्रिका! 
(भागवत तातयनिर्णय! 
भानुदास 
धभामती! 
“भारद्वाज संहिता! 
भावानंद्‌ 
(भावाथ दीपिका 
भावाथ दीपिका? 
(भभाबाथ रामायण? 
भाष्य प्रकाश! 
भास्कर 
मूगर्भ आचाय 
भूतत्त ( श्रात्वार ) 
अमरगीत 


म्‌ 
“सणिमंजरो' 
मंदुरा 
मदनगोपालदेवाचाये 
मधघुकरशाइ 
मधुर कवि 
मधघुसूदन वाचस्पति 
“प्रच्वविजय! 
मध्वाचाय 
“मनुतोध! 


२२३ 
रे१२ 
३२५ 
४३० 
१६१ 
१३ 
२२३ 
हे 
६०२ 


६७६ 
नाम परष्ठ 
“मनु चरित्र देह 
“मंत्र भागवत? ७४ 
“मंत्र रामायण जेड 
“मंत्र रहस्य षोडशी! श्श्८ 
मयूरभंज ४३२ 
भत्तय २० 
मरीचि ( ऋषि ) १३७ 
महदम्त्रा भ६३ 
“महापुरुषनिणय! २०१ 
“महाबानी? ३२४ 
महामारत! १०६ 
5७ (६ कन्नड ) ४१. 
“महाभारततात्पययनि्णय”._ २२३ 
महीन्‍्द्र व्यास ५६२ 
माषवदेव यू ४ प्‌ 
»  देवाचाय श्रध 
माधवाचाय २३६७ 
माधवद्रपुरी ३१२; ४६६ 
मालकसी पंय पू७१ 
मीरात्राई ६०७ 
म॒ुकुंददेवाचाय ३२५ 
मुक्ताफल? १५२ 
घुएण्डक! ७५ 
घुनिवाहन १६७ ध्‌८ 


पूर्ति प्रकाश” ५६४ 


नामानुक्रमणिका 


नाम पूष्ठ 
ममेघदूत! ७६ 
मेगास्थनी ज श्ष्र 

य 
यशोवंत दास ४३६ 
याप्क पट 
यादव शेश्प 
यामुनाचाय २०१ 
योगवासिष्ठ टीका? ५७७ 

र्‌ 

रघुनाथदास गोखामी पू १० 
रघुनाथ भट्ट प११ 
रघुराजसिंह २०२ 
रशीदुद्दीन ( मौलाना). :५४ 
रसखान ३१३३ 
रसिकगोविंद श्रप्‌ 
'रागरथनाम लीज्ञा निधि! ३३० 
राववानंद स्वामी २७४३-४५ 
राजगोपाल स्वामी ३२६६ 
राजाराम ( राजा ) २५३ 
'राधाकृष्णाचन दोपिकाः. ३४६ 
'राघासुधानिधि? छ्र्क््‌ 
राधिकादास जी ३६१ 
राम अष्टक! र्८र० 
राम चरिताः ४४ 
रामचरित मानस”! २६३-६६ 


नामानुक्रमणिका 


नाम पृष्ठ 
रामदास ८ स्वामी ) ६०० 
रामदासी प्रद& 
(राममंत्रजोग-प्र थ! रुद्ू० 
'रामरत्षा' र८१-८र 
रामानंद ( स्वामी ) २४८०-१३, 
र६६ 

रामानुज २०३, ३३६ 
“रामायण शअ्रध्यात्म र६२ 
“रामायण वालमीकि!' श्ध्प 
'रामाचनपद्धति स्ध्द 
'रासपंचाध्यायी? ४१४ 
“दक्मिणी कल्याण? ३७ 
रूपगोस्वामी ५७६ 
रैदास ( सन्त ) २७१ 
रंगनाथमुनि २०० 

तल 

लद्धभण भट्ट श्श्८ 
 ल्िदमीतंत्र ११६ 
लक्ष्मीश ( कवि ) डर 
'लघुभागवत 9७७ 
'लघुभागवताम त! १७२ 
'लघुस्तवराज' ३१७ 
'हल्लित प्रकाश" ३६१ 


लारा जोगरंग २२ 


६७७ 
नाम पृष्ठ 
लीला सममझनी ३३० 
'लीला चरित्र! ५६२ 
लोकनाथ गोस्वामी. ५०१, ५७४ 
लोकाचाय २०६ 
च 
“वचनामृत' . छुग्द 
बल्लमाचाय ३१२, ३७१ 
बाचस्पति ३२७ 
'बत्सहरण? पछरे 
वासुदेव शेर२६ 
“विक्रमोवशीय? ट्ः्छ 
विजयध्वजञ्ञ १५७ 
विजयंदास ४१,६०७ 
विद्चलनाथ ( कवि ) ४ १ 
विद्चल विपुल् २४७ 
बिद्धचललनाथ गुसाई' ३७३ 
विद्यापति पुर 
विद्यारण्य मुनि ३०४ 
विद्या शंकर श्ष्द 
“विद्वन्‌ संडन! ३७४, ४०६ 
“विप्रमतीसी” ३३० 
विल्वमंगल आचाय ३६६ 
“विवत्त विल्लासा.. ४६३ 


ध्ष्द 

नाम पृष्ठ 
विश्वनाथ चक्रवर्तों १६०, ३४८ 
विष्णुचित्त १६२३-६४ 
विष्णुचित्त स्वामी रे 
“विषतु चित्तीयः ( काव्य ) रे८ 
“विष्णु तिलक? ११६ 


“विष्णु पुराण! १४३, १४४, १४४ 
“विष पंजर ( स्तोत्र). एप 


विष्णुस्वामी १६५४ 
(विष्णु संहिता! १०७, ११६ 
“विष्णुस्तव” ( स्तोत्र ) रद 
“वीर लीला! ३३० 
“थीरराघव” १४७ 
तंदावनदेव २३३३ 
बंकट दास ४१५ 
“वेद व्यास ३१५ 
“दांत कामधेनु” २४७ 
विदांतकुसुम” ३१७ 
बेदांंतदेशिक श्श्८ 
वेदांतदीप! २०५ 
विदांत रत्न मंजूधघा ३१६, ३४१ 
वेदंतसार? २०५ 
“ेदाथ संग्रह? २०५, ३३६ 
'वैखानस आगम' १३७ 
वेदूयपत्तन! ३१४ 
“वैष्णव-मताब्जमास्करः ६४८ 


नामानुक्रमणिका 


नाम पृष्ठ 
“ैष्णवधमसुन्दर्ुममंजरीः ३२१ 
ब्यासजी ध्स्द 
व्यासतीय ३३८ 
“यास भाष्य! 8 
“यासवाण' ४३१ 

नशा 

शठकोप श््यह्‌ 
शतपथ ब्राह्मण” ८२, ८रे, ८५ 
शाकपूरणि ७७ 
शारिडल्य ( महर्षि ) ४५,६६६ 
शार्डिल्य संहिता' ११६ 
शिक्षा पत्री ध्ग्प 
शिवगुप्त ५३१ 
शिवभागवत ६४ 
शिवाजी ६०१ 
“शिशुपालवघ' ५६३ 
शुकदेवाचाय १५६ 
'शुकपक्षीया १५७ 
शरसेन ( देश ) १०३ 
“ंगाररस मंडन! ३७४ 
शेखतकी २५० 
'शैज्ञोपदेश! प्र 


शोडाश ( महत्तत्रप ) ६२ 
शंकरदेव ५४१ 
शंकराचाय १०६, १२४, ३३५ 


नामानुक्रमणिका 


नाम पृष्ठ 
श्यामानंददास पू०४ 
श्वेत द्वीप १०१ 
'वेताश्वतर! ७8३ 
“श्रीकृष्णुस्तवराज? श्श्८ 
श्रीधरस्वामी १४५, १२६८ 


श्रीनिवासाचा्य ३१७, ५१३, ५०४ 


'श्रीप्रश्नसंहिता' ६६, ११६ 
“श्रीमद्ट! ३२२ 
श्रीभाष्य २०३ 
श्रीललितमोहिनी १४६ 
श्रीविजय २० 
भीहरि १६१ 
'श्रुतिप्रका शिका! ३२५ 
'श्रुत्यन्तसुरद्वुम' र्श्६ 
“अूंगाररसमंडन!' ४०६ 
ष 
'घट्‌ संदभ! पू१४ड 
'घटदशन समुचय? पप 
“'घोडशग्र थे १७३ 
'घोडशग्रंथविद्व त्ति छु०ड 
स 
संखीशरण ३६१ 
'सदाचार प्रकाश” ३१६ 
सनत्कुमार ३२१३ 
सनातन गोस्वामी पू०्८ 


६७६ 


श्श्द्‌ 


नाम पृष्ठ 

“'सरस मंजावली” ३६१ 
सवंतान ( राजा ) ६५, 
सत्लीमशाह फकीर श्र६ 
सहचरिशरण जी ३५४ 
सात््वत ( क्षत्रियवंश ) ६१ 
सात्वत १०३ 
४ ,, संहिता 

सायण ३६७ 
सायणमाष्य! .. ७० 
'सताथ दशिनी? १६० 


सिकंदर लोदी २४०, ३१२ ३२७, 


(सिद्धांत तन-मानत्रा! २४५ 
'सिद्धांत-प्रदीप” १५६ 
'सिद्धांवरत्नांजलि!ः ३२५, ३४७ 
“सिद्धांतरहस्य स्तोन्न! ३६७ 
“सिद्धांत सूत्रपाठ? ५६२ 
“सिद्धित्रय २०१ 
सिल्वाँ लेवी २१ 
“मुबोधघिनी! १५८, रे७रे 
“सुबोधिनी टिप्पणी! ३७४ 
“मुब्योघिनी प्रकाश” ४०४ 
सुमात्रा २० 
“सुवणसूत्र? ४०४ 
सुखानंद २७५ 
सुरसुरानंद २७५४ 


द्‌८० 


नाम 
सुंदर भद्दचाय 
सूरदास 

'सूरसागर' 

सेननाई 

सेनभगत 

संकर्षण शर णदेव 
संमोहन तंत्र! _ 
संसारचंद्र ( राजा ) 
'साँचा निषेष लीला! 
स्तोत्रस्‍त्न! 

ध्पन्द प्रदीषिका! 
स्वभूदेवाचारय 

स्वामी नारायण 
स्वामी हरिदास 

ह 
हरिदासीमत 


नामानुक्रमझ्िका 


१६ 

३२२० 
२०२ 
११४ 
२२५ 


६०७, ६०८ 


२४ 


६०५, 


नाम 
हरिदेवजी 
“हरिपाठ! 
“'हरिभक्तिरसायन? 
“हरिभक्ति-विज्लास! 
“हरिल्ीला” 
“हरिल्ीज्ञामृत? 
हरिवंशदेवाचाय 
हरिव्यास 
“हित चौरासी? 
“'इरिनामामृत व्याकरण? 
हितहरिवंश 
॥हतहरिवंशचरित्र? 
हिमाचल ( चित्रकला ) 
हृषीकेशदेवाचाय 
हेमाद्वि 
हेलियोदोरस 


एुठ 

३५४४ 
प्‌ ७७ 
१६१ 
०६ 
३३० 
१५१ 
३३० 
२२४ 
४२६ 
प्१४ 
५२० 
४२२ 
१६ 
३२२५ 
१६६ 
६, ६२ 


